


/ हे 
श्री गणेशप्रसाद वर्णों हे | 


स्मृति-ग्रन्थ ८ । 


(0 





समस्पादक 
डा० पत्नालाल साहित्याचार्य, 
नीरज जेन, एस. ए 


(०) 


अकाशक 


श्री भारत वर्षोच दिगम्बर जैन विद्वत्परिषद्र 
(०) 


वर्णी जन्म द्ाताब्दी २०३१ विक्रमाब्द, 
वीर निर्वाण स० २५००, सन्‌ १९७४ डस्वी 


अकाशक 
डा. पद्मचालाल साहिहशनाएं 


मन्त्री 
भारतवर्षीय दि० जेन 


मुल्य 
पच्चोस रुपया 


मुद्रक 


सिधई प्रिंटिंग प्रेस 
मढाताल, जबलपुर 


#अ2200000 <>-<><><><><>-<><><><>-<>-<><>[थ]| 


! अ्रष्धासमन और संकल्पप्रर्ति 


[बर|<><><><<>-<>-<><><><><> <><><><+-<><><>-<><>[] 


अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जन विद्वत्परिषद्‌ ने लगभग पाच वर्ष पूर्व 
सकलल्‍प किया था कि इस बीसवी शत्ती के अनेक शिक्षा-सस्थाओ्रों के जन्मदाता, सेकडों 
विद्वानों की सन्‍्तति के जनक और महान्‌ आध्यात्मिक सन्त श्री गणेशप्रसाद वर्णो (सुनि 
गणशकोति ) महाराज की जन्मशती आश्विन कृष्णा ४ विक्रम सवत्‌ २०३१ को 
समारोहपूर्वक देश मे मनायी जाय और इस अवसर पर एक वर्णी स्मृति-ग्रन्थ का भी 
प्रकाशन किया जाय । 


हमे प्रसन्नता है कि आशिवन कृष्णा ४ विक्रम सवत्‌ २०३१ दिनॉक ५ 
अक्टूबर १६७४ को देश के अनेक भागों में वर्णी शतती के समारोह झ्ायोजित हो रहे 
है और जनसमूह एवं विद्वद्वगं इस पावन प्रसद्भ पर अपने श्रद्धासुमन, कृतज्ञता- 
स्वरूप, पूज्य वर्णीजी के प्रति समरपित करने का आयोजन कर रहा है। बडे प्रमोद का 
विषय है कि इसी अवसर पर यह “वर्णो स्मृति ग्रन्थ भी प्रकट किया जा रहा है। वर्णीजी 
जितने महान थे श्रौर उन्होने जितने महान्‌ कार्य किये उत्तनी कृतज्ञता का जापन तो इस 
छोटे से ग्रन्थ मे नहीं हो पाया, फिर भी उनके महान्‌ गुणों के प्रति अल्पानुराग एव 
भक्तिका यह विनम्र प्रतीक है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ में पृज्यश्री के जीवन की एक सक्षिप्त किन्तु सारपर्ण 
ऊाँकी देने का प्रयत्त किया गया है । आशा है इस प्रयत्न से जहाँ हमने वर्णी जी की 
पावन स्मृति कर अपने को कृतार्थ किया वहाँ पाठक भी इस ग्रन्थ के माध्यम से उनका 
स्मरण करके लाभन्वित होगे । हमारी उन्हे श्रनन्त श्रद्धाअ्जलियाँ अ्रपित है । 


दरबारी लाल कोठिया 
अध्यक्ष 
भारत वर्षीय दिगस्वर जन विद्वत्परिषद्‌ 


प्रकाशक की और से... 


इस शताब्दी मे पूज्य गणेशप्रसादजी वर्णी ने जेनधर्म और जन समाज के उन्नयन मे जो 
कार्य किया है उसका मूल्याडून नहीं हो सकता। उनके प्रति तो विनम्र मस्तक से कृतज्ञता ही 
ज्ञापित की जा सकती है। वर्णीजी की जन्म शताब्दी के पावन अवसर पर भारत वर्षीय विगम्बर 
जैन विद्वत्परिषद्‌ का यह प्रकाशन उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का एक लघु प्रयास मात्र है । 


जैन शासनके संरक्षण और जशिद्वानोकी सामयथिक उन्नतिका उहेश्य लेकर सन्‌ १६४४ मे 
वीरशासन महोत्सवके अ्रवसर पर कलकत्ता भे भारतवर्षीय दि० जन विद्वत्परिषद्की स्थापना हुई 
थी। चिहृत्परिषद्‌ अपनी कार्यप्रणाली से रुचिकर सस्था सिद्ध हुई। अल्प समय मे ही अनेक 
विद्वान उसके सदस्य हो गये । श्री १०५ क्षु० गणेशप्रसादजी वर्णकी क्षत्र-छाया मे कटनी में इसका 
प्रथम अधिवेशन हुआ । अनेक सदस्य एकत्रित हुए और वर्णीजी की प्रेरणा पाकर उन्होने चार 
हजार रुपये एकत्रित कर परिषद्का कार्य आगे बढाया । श्रीमानू १५० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री 
वाराणसी ने अपने मन्त्रित्वकाल मे सस्थाको अ्रच्छी प्रगति दी । कटनी, मथुरा, सोनगढ, बरुवा- 
सागर, सोलापुर, खुरई, द्रोणगिरि, मढिया, जबलपुर, ललितपुर, सिवनी, सागर ओर शिवपुरी 
मे इसके अधिवेशन तथा श्रावस्ती और खतौली मे नेमित्तिक अधिवेशन हुए । कार्यकारिणी की 
बैठक अनेक स्थानों पर सम्पन्न हुई । जहा भी अधिवेशन होते थे वहा का वातावरण आआास्थामय 
तथा जागृति से युक्‍त हो जाता था । 


विद्वतृपरिषद्ते अभ्रपते सिवनी अधिवेशन मे गुरूणां गुरु श्री गोपालदासजी बरौया को 
दताब्दी मनानेका प्रस्ताव पारित किया था। तदनुसार श्रीमान्‌ स्व. डा नेमिचन्द्रजी शास्त्री आरा 
के सम्पादन मे ६०० पृष्ठ के गोपालदास बरेयास्मृतिग्रन्थका प्रकाशन करके दिल्‍ली मे उक्त 
शताब्दी समारोह मताया गया था। इस समारोहकी अध्यक्षता श्रीमान्‌ साहू शान्तिप्रसादजी ने 
की थी । गोपालदास बरीया स्मृति ग्रन्थ एक ऐतिहासिक प्रकाशन सिद्ध हुआ और उसकी समस्त 
प्रतिया भ्रल्प समय मे ही समाप्त हो गयी । विद्वत्परिषद्‌ की ओर से भारतवर्ष के समस्त विश्व 
विद्यालयों को उसकी प्रतिया नि शुल्क भेजी गई । 


इसी शद्धला मे विद्॒त॒परिषद्‌ ने शिवपुरी मे सम्पन्न रजतजयन्ती भ्रधिवेशन के समय श्री 
१०५ क्षुल्लक गणेशगप्रसादजी वर्णी महाराज का शताब्दी समारोह सनाने के लिये निम्नलिखित 
प्रस्ताव पारित किया था। 


“ग्रागामी सन १६७४ मे पूज्य श्री क्षुल्लक गणेशप्रसादजी वर्णी महाराजका जन्म-शताब्दी 
समारोह अखिल भारतीय स्तर पर मत्ताया जाय | इसे “वर्णि जन्म-शतताब्दी समारोह-सप्ताह' या 
पक्ष के रूप मे विविध कार्यक्रमों के साथ सम्पन्न किया जावे । इस अवसर पर पृज्य श्री वर्णीजीके 
व्यवितत्व, कृतित्व एवं विचारधारा से सम्बद्ध ग्रन्थ तैयार कराया जावे तथा उसका अच्छे स्तर पर 
प्रकाशन और प्रचार हो 


श्रधिवेशनके उक्त प्रस्तावकों क्रियान्वित करनेके लिये कार्यकारिणी ने पृज्य वर्णीजीके 
व्यक्तित्व भ्रोर कतृ त्व पर प्रकाश डालने वाले एक स्मृतिग्रन्थके प्रकाशनकी योजना बनायी । उसी 
योजना के अनुसार यह “श्री गणेशप्रसाद 'वर्णी--स्मृति ग्रन्थ” प्रकाशित किया जा रहा है। इस ग्रन्थ 
में पूज्य वर्णीजी के प्रति श्रद्धालु भक्तजनों के हृदयोद्गार, पूज्य वर्णीजी का जीवनपरिचय, उनके 
प्रवचन तथा अन्य क्रियाकलापो का सकलन किया गया है। ग्रन्थकी सामग्रीको व्यवस्थित करने 
तथा सुन्दरतसे उसे प्रकाशित कराने मे श्री नीरज जी ने पर्याप्त श्रम किया है। श्री नीरज जी 
पूज्य वर्णीजी के सम्पक में रहने वालो मे से एक है। बहुत भारी श्रद्धा, वर्णजीके प्रति इनके 
हृदय में है । 


ग्रन्थके प्रकाशनमे आथिक सहयोगके रूपमे जिनसे जितना सहयोग प्राप्त हुआ है उनका 
श्राभार मानता हू । विद्वतृूपरिषदकी ओर से इस समय श्रीमान्‌ स्व डा नेमिचन्द्रजी शास्त्री आरा 
के द्वारा लिखित 'तीर्थकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा' नामक ग्रन्थ दो हजार पृष्ठके 
चार भागों मे प्रकाशित हो रहा है । इसका प्रकाशन भगवान्‌ महावीर २४०० वे निर्वाण समारोह 
के उपलक्ष मे किया जा रहा है| विद्वतृपरिषद्‌ की समग्र शक्ति इसके प्रकाशन मे लग रही है । 
फिरभी हमे हर है कि हम यह प्रकाशन भी समय पर प्रस्तुत कर रहे है । 


ग्रन्थ मे प्रकाशित चित्रो में से गया के चातुर्मास के दोनो चित्रों के लिये हम डॉ० नरेन्द्र 
विद्यार्थी के अनुग्रहीत है । अन्य सभी चित्र श्री नीरज जैन के कमरे की कृति है। ग्रन्थ को रूप- 
सज्जा तथा ब्लाक निर्माण की दिशा मे राज ब्लाक वक्‍्स के सचालक श्री राजेन्द्रकुमार जी से 
उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त हुआ है । परिषद इन सभी सहयोगियों के प्रति शआ्राभारी है । 


इस स्मृतिग्रन्थ का मुद्रण श्री श्रमृतत्तालजी परवार ने अपने सतिघई प्रेस जबलपुर मे बडी 
तत्परता और लगनके साथ किया है। कागज की मंहगाई शोर मुद्रणकी कठिनाईके कारण हम 
ग्रन्थ को जितनी सुन्दरताके साथ. प्रकाशित करना चाहते थे उतना नही कर सके है, इसका खेद है । 
श्री प मोहनलाल जी शास्त्री जबलपुर ने प्रूफ देख कर प्रकाशनमे श्रच्छा सहयोग दिया है । अन्तमे 
समस्त सहयोगियो के प्रति नम्न श्राभार प्रकट करता हुआ आशा करता हूँ कि यह ग्रन्थ समाज मे 
सुरुचिपूर्ण स्थान प्राप्त करेगा । 


विनीत 
पत्नालाल साहित्याचार्य 
मन्त्री 
भारतवर्षीय दिगम्बर जन विद्वत्‌ परिषद्‌ 
सागर 


सम्पादकीय 


श्रीमान्‌ पूज्य गणेशप्रसादजी वर्णी वह सोलह वाली के सुवर्ण थे, जो त्याग की श्राग में 
अ्रपत्ती किट्टकालिमा को भस्म कर चुके थे । एक अजेन कुल मे उत्पन्न हो कर भी उन्होंने अपनी 
प्रीक्षा-प्रधानतता से लोक-कल्याण-कारी जनधर्मको स्वीकृत किया और उसके श्राचार विचार तथा 
सिद्धान्तोके अनुरूप अपना आचरण बनाया । जो पुरातन इतिवृत्त को नहीं जानते वे इस बात को 
कल्पना भी नहीं कर सकते कि कभी वर्णीजी अज॑न थे । 

आज जन्मजात धर्मको छोड कर दिगम्बरधर्म मे आये हुए कितने ही लोगो के अपने 
पुरातन सस्कार नही छूट रहे है। उन्तके खान-पान तथा रहन-सहन आदिके वही ससस्‍्कार बने हुए 
है जो पूर्व मे थे, परन्तु पूज्य वर्णीजी अद्धीकृत परीक्षित धर्मके आचार विचार और सस्कारोमे 
इतने रच पच गये थे कि उनमे पूर्वधर्मके सस्कार अंशमात्र भी नही रह गये थे । 


जहा तहा भ्रमण कर जब वे जनधर्म का सर्वाद्भीण अध्ययन कर चुके तब समाजके उन्नयन 
में उन्होंने पग बढाया । शिक्षा ही मनुष्य का श्रात्मबल बढाती है तथा उसकी श्रान्तरिक निर्बलता 
दूर करती है। यही विचार कर उन्होने जंनसमाज मे शिक्षाप्रसार का कामप्त हाथ में लिया । 
मात्र स्वाध्यायकी शैलियों मे शिक्षाका सर्वतोमुखी विकास नही हो सकता । उसके लिये तो सस्क्ृत 
प्रांत आ्रादि भाषाओका यथाविधि ज्ञानाजन करना आवश्यक होता है । यही सब मन मे रख कर 
उन्होंने वाराणसी में स्थाद्राद महाविद्यालय और सागर मे सत्तकंसुधातराजड्भिणी पाठशाला की 
स्थापना की । इन पाठशालाओ्के साथ उन्होने छात्रावास भी रक्‍्खे जिससे ग्रामीण बालकोको 
उच्चस्तरीय अध्ययन करनेका प्रसद्धा मिलने लगा । इन विद्यालयों मे धर्मशास्त्र के साथ न्याय, 
व्याकरण तथा साहित्य आदि का भी साड्रोषाज्ध अश्रध्यपयन कराया जाता था इसलिये इनमे भअ्रध्ययन 
कर निकले हुए विद्वान अजन विद्वानों की टक्कर भे कम नही उतरे । उन्होने श्रमेको श॒.स्त्रार्थ जीते 
तथा प्राचीन साहित्यकोी सम्पादन तथा अनुवाद श्रादि से श्रलकृत कर प्रकाशित किया । 


विद्वानोकी इस श्रेणीको देख पूज्य वर्णीजी का रोम-रोम विकसित हो जाता था और हृदय 
से वे भारी आानन्‍्दका अनुभव करने लगते थे । देहातोमे भ्रमण कर वे साधन विहीन प्रतिभाशाली 
बालकोको ले झ्ाते थे ओर इन पाठशालाओ मे प्रविष्ट कराकर उन्हे उत्तम विद्वान बना देते थे । 
मेरे जेसे साधन-विहीन कितने बालकोको उन्होंने सहीरूप मे विद्वान बनाया है यह कह सकते की 
मुभमे क्षमता नही है । 


में अपने जीवननिर्माणमे पूज्य वर्णीजी का महान्‌ उपकार मानता हूँ । यही कारण है कि 
उनसे सम्बद्ध किसी कार्यके करने से मुझे असीम आनन्द होता है। पृज्य वर्णीणीकी 'मेरी जीवन 
गाथा दोनो भाग तथा समयसार-प्रवचन के सम्पादन भें मै रात दिन का विभाग ही भूल गया था । 
बड़ी तन्‍्मयताके साथ ये तीनो कार्य हुए थे । 


श्रभी पिछले दिनो शिवपुरी मे जब विद्वत्परिषद्ने पृज्य वर्णीजीकी जन्म शताब्दी मनानेका 
निश्चय किया और मडावरा की कार्यकारिणी मे ग्रन्थसम्पादन का कार्य मुझे सौपा गया तब वर्णी 


जीके श्रनन्‍्त उपकार एकबार फिर हृदय मे स्मृत हो उठे ओर कार्य-कारिणीका आग्रह मैंने नतमस्तक 
होकर स्वीकृत कर लिया । विद्वानों से सम्प्क स्थापित कर कार्य प्रारम्भ किया गया । 


इच्छा थी कि वर्णीजीकी स्मृति मे निकलने वाला यह सम्भवत अच्तिम ग्रन्थ है श्रत उनकी 
बिखरी हुई सामग्री इस ग्रन्थ मे व्यवस्थित रूपसे सकलित की जाय। विविध विपयोके लेख “वर्णी 
अ्रभिनन्दन ग्रन्थ में पहले प्रकाशित किये जा चके थे इसलिये उन्तकी श्रोरसे व्यामोह छोड मात्र 
वर्णीजीसे सम्बद्ध लेख प्रकाशित किये जाय और उनके विषय मे भक्‍तजतनो के श्रद्धापुष्प प्रकट 
किये जावे । 


पूज्य वर्णीजीके समाधिमरणका “आंखों देखा हाल' मै प्रकाशित करना चाहता था श्रौर 
उसके लिये जीवनगाथा द्वितीयभागके आगे तृतीयभाग प्रकाशित करने हेतु उनकी डायरियाँ आदि 
एकत्रित करली थी परन्तु समय और साधनके श्रभाव मे इच्छा पूर्ण नही कर सका था। उनको 
समाधिके समय नीरज जी ईसरीमे ही थे अ्रत मैंने उनसे श्राग्रह किया कि समाधि का वृतान्त आप 
अपनी लेखिनी से लिख दीजिये । उन्होने सहष स्वीकृत किया श्र “कथा का विसर्जन, भर विसजन- 
की कथा शीपक से एक सुन्दर लेख लिखकर भेज दिया । 


श्री डा० नरेन्द्र विद्यार्थी वर्णी-साहित्य के श्रनुपम श्रध्येता विद्वान हैं। उनके द्वारा सकलित 
और सम्पादित वर्णीवाणी (४ भाग) तथा पत्रपारिजात (५ भाग) मे अधिकाश वर्णी साहित्य 
प्रकाशित होकर समाज के हाथो में पहुँच चूका है | इस ग्रन्थ के तृतीयखण्ड की अ्रधिकाश सामग्री 
विद्यार्थी जी के द्वारा सम्पादित ग्रन्थो मे से चुनी गई है जिसके लिये विद्यार्थीजीका श्राभार मानना 
मेरा कत्तंव्य है । पूज्य वर्णीजीके प्रमुख भक्त समुदायमे विद्यार्थी जीका महत्त्वपूर्ण स्थान उनके विद्या- 
ध्ययन काल से सतत ही रहा है । 


श्री कप्रचन्द्र जी बरैया एम ए लश्कर ने 'सुख की एक भलक' नाम से वर्णीजी महाराज के 
प्रवचन १०-१५ भागों में प्रकाशित किए है । नीरज जी के प्रयत्न से वर्णी अध्यात्म पत्रावली' तथा 
'समाधिमरण पत्रपुओ्ज” का प्रकाशन वर्णी स्तातक परिषद के लिए ग्रन्थमाला ते किया था। 
इनके अतिरिक्त अन्य कितने ही महानुभावोके पास वर्णीजीके पत्र झरादि सकलित है । इस बहुविध 
सामग्रीके विविधभाँति उपयोग से इस ग्रन्थकों महत्त्वपूर्ण बनाया गया है । उन सबका मैं आभारी 
हैँं। श्री वर्णी-प्रन्थमालाके हारा प्रकाशित मेरी जीवन गाथा के दो भाग तथा समयसार से भी 
ययेच्छ उपयोगी सामग्री इसमे ली गयी है । पृज्य वर्णीजीकी वाणी जिन्होंने साक्षात्त्‌ सुनी है वे तो 
आनन्दका अ्रनुभव करते ही है परन्तु उनकी प्रकाशित वाणीका जो स्वाध्याय करते हैं वे भी कम 
आनन्द का अ्रनुभव नही करते । पूज्य वर्णीजीकी वाणीको मै मिसरीकी डलीके समान समभता हूं 
जिसमे सदा माधुय विद्यमान रहता है। संस्मरणों और लेखो के विद्वान लेखको ने जो भी तथ्य 
या घटनाये अपने शब्दों मे बाघी है वे स्वत' ही उनकी प्रामाणिकता के लिये उत्तरदायी हैं। 
लेखको की विचारधारा के साथ भी सम्पादक या विद्गवत्‌ परिषद्‌ की अनुमोदना अनिवार्य नही । 


इस सब बिखरी सामग्री को सकलित और समलक्षत करने का कार्य श्री नीरजजी ने किया 
है। श्राप प्रतिभाशाली लेखक है । यदि मुझे इनका सक्तिय सहयोग प्राप्त न होता और ग्रन्थ की 
सामग्री सवारने से लेकर मुद्रण तक केलिये वे इतनी दौड धृप नही करते तो अश्रल्प समयमे इस 
ग्रन्थका प्रकाशन सम्भव नही था । 


यह ग्रन्थ चार खण्डो मे विभाजित है। प्रथम खण्ड में पुज्य वर्णीजी की लेखनी से प्रसृत८# ५ 
पाच पत्रो को उनके अक्षर उनकी बात' शीर्षक के अन्तर्गत प्रारम्भ करके उनके श्रद्धालु भक्तो की 
अडसठ श्रद्धाजलिया श्र संस्मरण प्रकाशित किये गये है। इस खण्ड के भ्रन्त मे दस संस्कृत की 
ओर तीस हिन्दी की वर्णीजी विषयिक कविताओो का सकलन “काव्य कुसुमाजलि' के श्रन्तर्गत किया 
गया है । इस प्रकार श्रद्धाउजलियोकी इस माला मे एक सो श्राठ पुष्प पिरोये गये है । 


द्वितीय खण्ड में छोटे-बड़े उन्नीस रेखाचित्रो के माध्यम से पूज्य वर्णीजी के व्यक्तित्व और 
कृतित््व पर प्रकाश डालने का प्रयत्तन किया गया है। इसी खण्ड मे सागर की सस्थाओ शभ्रोर मड़ावरा 
के इतिहास की भी भाकी प्रस्तुत की गयी है । 


तृतीय खण्ड में पृज्य वर्णीजी के प्रवचन और चिन्तन की गहन गगा को इक्कीस श्रलग- 
श्रलग शीषंकों के अन्तर्गत डेढ सौ पृष्ठ की छोटी सी गागर मे प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया 
गया है । 

अन्तिम चौथे खण्ड मे भगवान महावीर की देशना को गुम्फित करने वाले पाच लेख प्रस्तुत 
किये गये है । 


जिन लेखकों और कवियो ने श्रपती सारगरभित तथा ललित रचनाए भेज कर भ्रन्थको 
गौरवान्वित किया है उन सबके प्रति मै विनम्र शब्दों मे श्राभार प्रकट करता हूँ साथ ही उन लेखक 
तथा कवियों से क्षमायाचना भी करता हूँ कि जिनकी रचनाओ्ो को मै विलम्ब से प्राप्त होने तथा 
कागज की मह॒रधेताके कारण ग्रन्थ मे प्रकाशित नही कर सका हूँ । उन श्रर्थ दाताओ के प्रति भी मैं 
कृतज्ञ हूँ जिनसे पत्र पुष्प फल तोय के रूप मे प्राप्त श्रर्थराशि से ग्रन्थ के प्रकाशन मे कुछ भी 
सहयोग प्राप्त हुआ है । 

श्रन्त में पूज्य वर्णीजीकी दिवगत श्रात्मा से निम्नाकित कामना करता हुश्रा प्रस्तावना लेख 
समाप्त करता हूँ । 


येषा कृपा - कोमलदृष्टिपात॑ ., 
सुपुष्पिताभन्मम सूक्तिवल्ली । 
तानू प्रार्थथे वणिगणेश - पादान्‌, 
फलोदय ततन्न नतेन मूर्ष्ना ॥॥ 


् 


विषयानुक्रमणिका 
प्रथम खण्ड... 


श्रद्धाउुजलियाँ, संस्मरण और काव्य-क्सुमाञजलि 


१२० 
१३. 


२१४ 
१० 
१६ 


१७, 


श्प 
१६ 
२० 
3 
988 
२३ 
र्४ट 
२५ 
२६ 


श्‌ ७, 


"6 /2?2 उडी &6 >> >< ६ नए 0 “४ 


उनके अक्षर उनकी बात 
सन्देश | 
अद्भत व्यक्तित्व उच्च विचार श्रीन्र सुरेन्द्रनाथजी 
उनकी पावन-स्मृति को प्रणाम श्री नीरज जेन, एम ए., सतना 
गणेश-वर्णी : श्री जिनेन्द्र वर्णी 
प्रकारण अनुग्रही महात्मा स्व ब्र॒ मूलशकर देसाई 
प्रबुद्ध सन्त श्री न्र प्रद्यस्तकुमार जी, एम. ए 
कुछ निकठ के क्षण ' श्री त्र गोरेलालजी शास्त्री 
जागृति के अग्रदृत श्री न्न सरदारमलजी जन 
महान्‌ परोपकारी वर्णीजी * श्री त्र भगवानदासजी लाहरी 
शाँति की मूरति और दया के श्रवतार॒ स्व प० दयाचन्द्र जी सिद्धान्तशा स्त्री 
करुणासागर, श्रसमानविद्वान श्री साहू शातिप्रसाद जी 
परम आध्यात्मिक सत ४ सर सेठ भागचन्द्रजी सोनी 
अमृल्य देव सर सेठ राजकुमारसिह जी रा ' 
पूज्य वर्णीजी के कुछ सस्मरण श्री १० जगनन्‍्मोहनलाल जी 
उस ज्ञान-प्रकाश-दाता को सादर प्रणाम 
। । सिद्धान्ताचाय॑ं श्री १० कलाशचन्द्रजी शास्त्री 
एक महान्‌ विभूति श्री कलाशचन्द्रजी शास्त्री 
मेरे जीवन-दाता वर्णी जी प० श्री फूलचन्द्रजी शास्त्री 
सोवत जागत लगन हिये की श्री ब्र० नाथलालजी शास्त्री 
मेरे दीक्षा-गुरु श्री श्र० राजाराम जी जेन 
उत्कृष्ट सन्‍त श्री प० नाथूलाल जी शास्त्री 
इस शती के महानतम पुरुष श्री वर्णी जी डॉ दरबारीलालजी कोठिया 
अ्रविस्मरणीय सस्मरण ' श्री प० हीरालालजी सि द्वान्तशःस्त्री 
परम-उदार महा-मानव श्री उदयचन्द्रजी जन 
विद्वानों के प्राण श्री प० नन्‍्हेलालजी शास्त्री 
सच्चे मार्गदर्शक श्री जम्बूप्रसादजी शास्त्री 
प्रथम दर्शन श्री प० भूजबलीजी शास्त्री 
परमोपकारक वर्णीजी श्री प० बालचन्द्रजी शास्त्री 


९३ 
१७ 
२० 
२३ 
र४ड 
२६ 
२६ 
श्८ 
२६ 
३१ 
३२ 
३४ 
३४ 
३५ 
३६ 
३६ 


४० 
४१ 
४६ 
४७ 
है ८ 
है. 2. 


५१ 
पड 
५६ 
६० 
६१ 
दर 


२६ 


३०. 
३१. 
३२. 


३३ 


३४: 
३५. 
३६. 


३७ 


रे८. 


३६ 


४०, 


3 


४२, 
४३, 


४४ 
है.84 
४६ 
४७ 
ष्द 


४68. 
प0०, 
२२. 
*२. 


रे 
५४ 


डक 


नै 


५७. 
अप 
४९. 
६०. 
२९१. 


९२ 


६३. 
६४. 


प्राध्यात्मिक संत . श्री प० परमानन्दजी शास्त्री दे 
चिरस्मरणीय विभूति : श्री १० सुमेरुचन्द्रजी दिवाकर का 
बड़े पण्डितजी : स्वामी सत्यभकक्‍्तजी 

मेरे जीवन निर्माता डॉ० पन्नालाल साहित्याचार्य 

प्रोपकाराय सता प्रवृत्ति श्री आयिका विशुद्धमती माताजी 
आध्यात्मिक सतत श्री श्राथिका विनयमती माताजी श 
मुत्ति श्री १०८ श्री गणेशकीरति जी महाराज श्री ब्र० चन्दाबाईजी 
उजियारी का बेटा जगत का दीप-स्तम्भ्न . पं० ब० सुमित्राजी जैन 
भक्‍तो के भगवान्‌ : सौ० कप्रीदेवी 

वर्णी जी और स्त्रीसमाज : पुष्पलता देवी “कौशल'”' 


नारी-समाज के परम-हितेषी . श्रीमती रूपवती 'किरण' का 
ऐसे हते हमाये बाबाजी श्रीमती शान्ति नीरज जैन बज 
दो सन्‍्तो का साक्षात्कार : श्रीमती रमा जन सी 
उस मातृत्व को प्रणाम कुमारी मजुला जन लि 


युग पुरुष वर्णीजी : डॉ० ज्योतिप्रसाद जेन हक 
पूज्य वर्णीजी के कुछ प्रेरक सस्मरण ; श्री भेयालालजी सराफ .«« 
संत समागम के कुछ क्षण : श्री शारदा प्रसादजी ३४४ 
उस महायात्रा की दो स्मृतियाँ * डॉ० नरेन्द्र विद्यार्थी श 
इसकी इच्छा मत करना . प्रो० खशालचन्द्रजी गोरावाला 

वर्णीजी का क्षणिक-व्यामोह : डॉ० हरीन्द्रभूषणजी जैन 
वे शान्ति-विधाता पुज्य-चरण . श्री अ्रमरचन्द्रजी जेन 

श्रमृतपुत्र वर्णी जी : डॉ० भागचन्द्रजी जेन 'भास्कर' 
मुमुक्ष शिरोमणि . गणेश वर्णी * श्री नीरज जेन ३०३४ 
भविष्य-दृष्टा परम गुरु * श्री भागचन्द्रजी इटौरिया 

बाबाजी के कुछ संस्मरण : श्री नन्दलालजी सरावभगी 

तेजस्वी श्रात्मा वर्णी जी . श्री गुलाबचन्द्रजी पांडया 

अतीत के वे अविस्मरणीय क्षण श्री कप्रचन्द्रजी वरेया 


वाचमर्थोब्नुधावति : श्री पं० श्रमृतलालजी शास्त्री न 
ज्ञानमृतति वर्णी जी : श्री प० कन्छेदीलालजी जैन सा 
उन सन्त को प्रणाम . श्री १० बालचन्द्रजी जैन शास्त्री दे 


एक लोकोत्तर पुरुष वर्णी जी स॒० सि धन्यकुमारजी जैन 

वर्णीजी! तुम्हे शत्त शत वन्दन, शत शत प्रणाम : श्री महेन्द्रकुमारजी मानव 
मेरी डायरी के पृष्ठो पर पृज्य वर्णी जी ; श्री प० भैया शास्त्री “कोछल्ल"' 
श्रद्धाजलि : स॒ सि. प० रतनचन्द्रजी ज॑न शास्त्री 

सस्मरण :; श्री शाह हजारीलाल रामप्रसाद जेन 

संत-हृदय नवनीत समाना : श्री पं० पन्नालाल जैन 


१०४ 
१०७ 
१०८ 
११० 
१११ 
११६ 
१२१ 
१२४ 
१२६ 
१२८ 
९२६ 
१३१ 
१३१ 
१२४ 
१२३५ 
१३०७ 
१३७ 
१३८ 


६५ जिसे कभी नही भूलाया जा सकता श्री कमलकुमारजी जैन ... 

६६ रेखा चित्र मेरे वर्णी श्री रतनचन्द्रजी अभय 

६७ वर्णी बाबा से मेरा परोक्ष साक्षात्कार श्री हेमचन्द्रजी जैन 'हेम 

६८५ वे करुणानिधि सन्त श्री अ्रमृतलालजी परवार 
काव्य-कुसुमोंजली-- 


६६ श्री मद्वरणिगणेशाष्टकम्‌ स्व श्री ठाकुरदासजी जैन शास्त्री 

७० ते वन्यपादा वरवणिदेवा श्री पन्नालालजी जेन 

७१ श्री गणशाष्टकम्‌ , श्री गोपीलालजी अ्रमर | 

७२ वर्णि-सूर्य श्री प० अ्रमृततालजी शास्त्री ' बे ;' 
७३. वर्णिनेषस्तु नमो नम श्री १० अ्रमृतलालजी ' जेन 

७४ वर्णि गाथा श्री कमलकुमारजी जेन 

७५ समपंणम्‌ . श्री कमल कुमारजी जन 

७६. गणंशस्तुति श्री मूलचन्द्रजी थास्त्री 

७७ वर्णि बन्दना श्री मूलचन्द्र शास्त्री 

७८. शब्द प्रसून॒ डॉ० नरेन्द्र विद्यार्थी 

७६९ एक चादर मे बँधघा है विश्व का विश्वास स्व० हरिप्रसादजी 'हरि' 
८५०. पृज्य वर्णी जी के प्रति स्व० धन्यकुमारजी जन “सुधेश' 

८५१ श्रद्धाजलि अध्यापक एवं छात्र समुदाय जनता हायर सेकेन्डरी स्कूल 
८५२ तुम्हारा ही वह पौरुष धन्य श्री हुकुमचन्दजी बुखारिया 

८रे सत की चादर श्री नीरज जन 

८४ जाओ सुपन्‍न्थ के पिथिक श्री नीरण जेन 

८५. किसकी पुण्य जयन्ती श्री नीरज जन 

८५६ शाइवत सहज प्रकाश है श्री मीरज जन 

८५७ आशका भरी एक चिट्टी नरेन्द्र विद्यार्थी के नाम, श्री नीरज जेन 
८प बच्चों के वर्णी जी . डा० नरेन्द्र विद्यार्थी 

८९ गणेश मन भाया था श्री सुमेरचन्द्रजी 'कोशल' जे 

६० ओ, महासत वर्णी महान श्री प्रेमचदजी जेन “विद्यार्थी 

६१ मेरे वर्णी मेरे महान श्री ज्ञानचदजी जन 'अलोक' 

६२ मानवता के अमर प्राण वैद् श्री ज्ञानचंदजी जन 'ज्ञानेन्द्र' 

६३. चिरोजा मा के चरणो मे वैद्य श्री ज्ञानवदजी जेव '्ञानेन्द्र 

६४, हृदयोदगार श्री राजकुमारजी शास्त्री 

९५ पृज्य वर्णी जी के प्रति श्री निर्मल जैन 

६६ शत-शत अभिनन्दन : श्री हजारीलालजी 'काका' 

६७ सौ सो बार प्रणाम श्री शमंनलालजी जैन 'सरस' 
८ वर्णी जी की अमर कहानी ' श्री धरणेन्द्रकुमार जी जेन कुमुद ' 


१३६९ 
१४० 
2304 
१४४ 


१४५ 
१४७ 
१५० 
१५१ 
१५२ 
१५३ 
१५५ 
१५६ 
१४५८ 
१६० 
१६१ 
१६२ 
१६३ 
१६५ 
१६९६ 
१६८ 
१७१ 
१७२ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 
१७५ 
१७६ 
१७७ 
१७८ 
श्७छ८ 

१७६९ 
१८० 

१८१ 

१८२ 


5६ 
९००. 
१०१. 
१०९ 
१०२३. 
१०४ 
१०५ 
१०६, 
१०७. 
१०८, 


वर्णीजी के चरणों मे : श्री धरणेन्द्र कुमारजी जेन कुमुद 

वर्णी महान्‌ . श्री फूलचन्द्रजी मधुर 

ओ जैनजाति के बादशाह : श्री जीवेन्द्रकुमारजी सिघई 
आ्राध्यात्मिक योगी * श्री नेमिचन्द्रजी विनम्र का 
गुरु गणेश : श्री रवीन्द्रकुमारजी जैन 
शत शत वन्दन शत शत वन्दन . वैद्य श्री दामोदर दासजी जैन 
महासन्त श्री वर्णी जी ; श्री ब्र० माणिकचन्द्र जी चधरे 
छीड तन वर्णी महान पद पा गये : श्री प्रकाश जेन 'प्रभाकर' 
एक बार फिर आना होगा श्री फलचन्द्रजी पुष्पेन्दू 
पृज्य वर्णी जी के निधन पर : श्री निर्मल जेन 


द्वितीय-खण्ड-व्यक्तित्व और कतित्व 


वर्णीजी और उनकी उपलब्धिया डॉ० पन्नालालजी ज॑त 
आत्म-विश्लेषक गणेश वर्णी का पन्र : साधक गणेश वर्णी के नाम 
रोशनी का बेटा ; डॉ० नेमीचन्द्र जेन के 
जनसस्क्ृति के विकास भे वर्णी जी का योगदान *' श्री प० दयाचन्द्र जी 
पुज्य गुरुदेव के सम्पर्क मे . प० शिखरचन्द्र जी 

ज्ञानरथ के प्रवर्तक ; प्रो० उदयचन्दजी जैन 

विद्वानों की परम्परा का भविष्य : प० जगन्मोहनलालजी 

उनका एक प्रेरक पत्र नई पीढी के नाम . श्री नीरज जैन 

वर्णी जी श्र समाज श्री सुमेरचन्द्रजी कोशल 

कथा का विसर्जन और विसर्जन की कथा : श्री दीरज जन 

पूज्य वर्णी जी के कुछ अप्रकाशित पत्र : डॉ० कन्हैयालालजी श्रग्नवाल 
पृज्य वर्णी जी के सुभाषित : श्रीचन्द्रजी जेच 

वर्णी जी और जेत्धर्म : सच्तविनोवा जी भावे क 
सागर विद्यालय के सस्थापक और सहकारी . पं० पन्नालालजी साहित्याचार्य 
सागर विद्यालय-एक दृष्टि : पं० फलचन्द्रजी 

सागर नगर के जीवन स्मारक : श्रीचन्द्रजी जैन 

समस्त वर्णी वाडगमय-एक सक्षिप्त परिचय . कुमारी बन्दना जैन 
वर्णी जी की विकासभूमि मड़ावरा श्री विमलकुमारजी जैन सोरया 
अत-पञ्चमी : त्यागियों ग्रोर विद्वानों से 


ततोीय-खण्ड-प्रवचन झऔर चिन्तन 


भगवान महावीर 
सम्यग्द्शन 


श्पन 
९5८६ 
१८७ 
श्षप 
१८९ 
१९२ 
१६१ 
१६२ 


२६ 


अं 


९१ 
१६ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 


१७, 


श्प 
२५ 
२० 
२ 


#दर ० “० ० “७० 


सम्यर्दृ ष्टि ३४७ & 


मोह महाविष का १६ 
ससार-चक्र ३६ र्ढं 
शाति कहाँ ? दर र८ 
वर्णी जयन्ती शक ३१ 
प्रज्ञा स। ३३ 
रक्षा-बन्धन हे ३५ 
ग्रशान्ति हे ३७ 
करमबन्ध का कारण ६ ३९ 
त्याग की विडम्बना म ४९' 
अमनेक समस्यात्रो का हल-स्त्री-शिक्षा कक ४३ 
दश-लक्षण धर्म डर ४५ 
समाधिमरण पन्न-पुज शा ७६ 
एक ऐतिहासिक प्रवचन की प७ 
हरिजनो को धामिक पात्रता ३५४ ६३ 
द्रव्य और उसके परिणाम का कारण 38० 8६६ 
वर्णी-प्रवचन (समयसार ) हा ११४ 
वर्णी-प्रवचन (ज्ञानाणंव) कर १३१ 
गागर मे सागर शा १४३ 
रु वि ' 
चतुथ-खण्ड-लेख माला 
सबसे बडा पाप-मिथ्यात्व श्री सिद्धान्ताचार्य १० कैलाश चन्द्रजी शास्त्री १ 
ग्राध्यात्मिक सुख के सोपान गुणस्थातव बालचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री ध्‌ 
भगवान्‌ महावीर की भअ्रध्यात्मदेशना डॉ० प० पन्नालालजी साहित्याचार्ये ८ 
पृज्य वर्णी जी के प्रशसक श्री मुकुन्द शास्त्री 'खिस्ते' श्री अश्रमृतलालजी शास्त्री २७ 
'जैन-दशन में लोक-सगल की भावना श्री मिश्रीलाल जेन एडवोकेट क्‍ ३१ 
च 


अथस खण्ड 


श्रद्धांजलियाँ संस्मरण 





आर 





काव्य-कुसुमाऊजलि 





>> ता 


ममता समता क्षमता की, शुचि धाराओं 
तुम्ही कर सके महावीर की, वाणी को 


8.५4. >+-+- +ज>>+-+ अर्थ 


ड़ नी 


8-०० «० +क -िए-2+4 न मन» रन ७५. फेक क्‍ओ- ७म 3, #०क-+०.४०८).......७. मर 


जी 


रा 


क्र 


कक 
॥ हु ञ्क 


बन 


ऐै 


लय 


न 


रे 
| 


रे 






कज 





के सगम | 
हृदयगम ।। 


पा छत अब ॥। 
ज्क न्‍्त ञ+ 
) कह 
डे न्‍्क कभी 
पड हि 
र- हम हि 
> 
आर 
कक हा की 
तक 
चन्क 
+> ३ 
४ 
| 
जम प. 
बज खनन 4 
दम रे 
लक 
$ न १22 
कर खत न्ट 
अ.५ कह $ ३ ९ 
५ 
४ 2८ 2 
हर ४ ॥ ते + जा पक 
हक, 5 हज ह। रद ४२ 
री 6 
4] 
हु ५ हक / स 
हु , ब्क 
आज ्े 
पक ई हा ॥क.. ' 
म 3. बा बट तक 
न पा चली है | ज 
$ कर ) ् 
है हश || का है 
अ हे पु है 5 ा जे 
जा 4 ३ ५ भी 
न्‍्क र कला ् #- मकर _| ४ 
खत ; हर पक रे 
का 
हे ्द ध। 
का 
को... आम व मा २ हे २ 
२ हे प्र हर 
रे हो हि ५ ग] ह ठ 
ल्‍्क जी रे हक अंडे + ५ रे 
ई++% ७4 । न 2 
बी का ्+ रा 
अंग क्नू्‌ ज्छ रब 
कट5 )>हट8 ६ ६ 5४ 
हि 00508: ५ 
व्क कम 





उनके अक्षर उनको बात 


अगाघ विद्वत्ता, असाधारण अनुभव और अनेक महानताओ्रों के पुञ्जीभूत 
व्यक्तित्व का नाम था गणेश प्रसाद वर्णी । उनका कहा एक एक वाक्य और उनका 
लिखा एक एक अक्षर अपनी जगह गागर में सागर' की उपमा का सशक्त उपमेय 
होता था। उनके प्रत्यक्ष दर्शन का जसे एक अद्भुत प्रभाव सन पर पडता था, 
उसी प्रकार उनकी पावन लेखनी से प्रसूत उनकी बात को, उन्ही की लिपि से 
पढ़कर एक अनोखे ही आनन्द की अनुभूति होती थी । 


यह बडे सौभाग्यकी बात मानी जानी चाहिए कि पज्य वर्णीजीका 
लेखन आज भी हजारो पत्रो के रूप मे, सेकडो नोट्स तथा देनन्दिनी के पृष्ठोके 
रूप मे और समयसार-प्रवचन की विस्तृत पाण्डलिपिके रूप में श्राज भी हमे 
उपलब्ध है । इस अनमोल सामग्रीको सकलित, सुरक्षित ओर सुनियोजित करने 
का काय जितना श्रम-साध्य है, उतना ही व्यय-साध्य भी है । यह एक कट सत्य है 
कि इस दिशा में कोई प्रयत्न अब तक हम नही कर पाये है। यह भी आशका श्रब 
लगने लगी है कि यदि समय रहते पर्याप्त प्रयत्त नही किये गये तो यह अनमोल 
निधि हमारी उपेक्षा और काल-दोष से नष्ट या विलुप्त हो जाने भे अधिक विलम्ब 
अब नही लगेगा । 


अ्राज उनकी जन्म-शताब्दीके अवसर पर हम श्रपने अशक्त हाथों मे जब 
उनके लिए थोड़े से शब्द-प्रसून सजाने बेठे तब हमे यही उपयुक्त लगा कि उनकी 
हस्त-लिपि मे ही थोड़े से शअ्रक्षर प्रस्तुत करके इस अञ्जलि का आरम्भ किया 
जाय । इस मालाका वही पहिला गुरिया हो । 


सर्वे प्रथण हम दे रहे है वह दुर्लभ पत्र जो पज्य वर्णी जी ने अपने 
प्रशसक श्री खिस्‍्ते महोदय को उन्तकी जीवन सगिनी के चिर विछोह के अवसर 
प्र सवेदना देने हेतु लिखा था । 


इस ऐतिहासिक पत्र के लिए हम डॉ० नरेन्द्र विद्यार्थी के आभारी 
उनसे प्राप्त सामग्री का उपयोग अन्यत्र भी इस ग्रन्थ मे किया गया हे । 
_>दृज़ महानुभानु ग्जिस्ते कल्यार। भाजनभेम्तु, 
"ब्रा के ध्कापत्ती जाए ल्स्तिम जीने से वआब को 
शोर रोमा ही अगिवण्य है ही परन्तु इ॒ठे का नी 
नह इुब(- वरन्दु कण७-उपाय्‌ हैक नहों लवाफरेक्ष 
य्या जियोग्‌ (हुवा अगखस कएः संखेग्‌ जैक्ञ भर जुदसमा 
वद्टे ही यरे हो शक्ता है जो हते उस क्यिण्‌ नहा 
॥# अल बी यह होना “व्रसमतब नदी 'जाश्ड्न्रप्य्‌ 
बहु जझामा डे भे अन्राव को व्यय! लिस्तू - आप &ी 
के 
द्न््ण कच जापता है एज़ाबय र्््‌ कहते थे 
बि न तंतओ, 
शेर शीयेतेनाबुए गलत्यायुने पा 
तात्माण: यश्म्यच्टर आशेप्एफ हु की 


कलाह: स्कुरति 
नजर ४७ चि 
ज्ञान बाबा जी की दृष्टि मे चारित्रका प्राण ही था। शान्तिको वे ज्ञान 
का फल कहा करते थे । डॉ० नरेन्द्र विद्यार्थी को एक बार उन्होने लिखा-- 
|| &चेग्जीवो- ज्ञी एन नी कमाए गे 
चुत (चेगउ बनी ब 7 +0 आऑोग्प न 


कह ४ 
४जजन का चरण कर शा्िं हैबवपिज कोवाणाएशतर 7 
शत का ८०४० वुशते बलि को उपनेकस्याण का कक“ 
“वाव रहना ही ए्‌ ऋण कत्पणणए आउतन वे शत 
काए सवा बच न “>ऊताप हा जिछ मे नलयाएा 
के आग “ऊणा स्टिपनि 
कप्ना .क) 


(+ गा 
का सु. ३. गए 4 ह 


हट 3 ) 


पारस प्रभुके पाद मूल मे जाकर बस जाने के बाद उनकी लगन वही 

सिद्ध भूमि मे ही देहोत्सगं करनेकी लग गई थी । बीच बीच मे जब भी उन्हें 

ब॒न्देललण्ड वापस लानेके प्रयत्व किये गये, पुज्यश्नी ने सर्देव निरुत्साहित ही. 

किया । स० २०१२ मे श्री नीरज जेन के एक पत्रके उत्तर में उन्होंने अपना 
सकलप इन शब्दों मे प्रकट किया-- 

अीबुव महादायु वीएज़जी थोग्य्‌ 

कथा (॥ भजन ६ 


>गर्ष हमारा छरीर ४लना दुर्नल श्ञेगषाईँ 
््श्ल ऊफझ््तन काने काने छठ ४। ्लगत्त 4५ 2 केश पूतती 


पज्आ कर सकता है - >प्रद स्मतन्य स्वाष्याद दर बा 

छट्टन्डुढ है - कीरे बिश्ी को बुछ छुलमं 

केबर रए प्र डो५ के रहता ध्ठा > लित तहीं लक्षण ट 

ल्‍बिछ £ डेबल उठा बल फ्तम्येसत बेल 
ब्याज नूदिद्व ड्रद्र् ारअआ ते 


किए - स्टों छाल | ध्देया श्र 
मे) बढ़ी स्थिए 8 खहह कक पत्र ही जे हि 
ज्पर्वा एली आअज्थन ली ल्ण्पिष्ति परत 22 हु: 


5ओे * 3 च्छादे छ्र पाए 


हद 2.) 
है ह- मे /3रक, 
ह )३9.] ०५० 
ही / छू कर 246६ 
५ 


हर 
का 
है... ४ 


बुन्देलखण्डके उत्कर्षके नाम पर एक बार पुन ऐसी ही प्रार्थना किये 
जाने पर उन्होने श्रपता निश्चय दोहराते हुए एक बडी मासिक बात लिखी 
कि--“सगठन होता तो ऐसा (बुन्देल खण्ड सा) सदाचारी प्रान्त इस दशा मे 
न रहता-- 


हक यो 
कज्यारत भजन हो--- पन राय! कि पआुक » जाने -३/ ब्‌ह्स्‍मारें 
'अवस्थ्णा पक्कुपान शद्नपा &- नजते कथे वात दी जाने 
हि । हु नली 
ख़त) खातायात अयास की फे्ईडजमेता को जाभनहीं-€ माई 
भायमना डक फऊेठत्डक हा गदती है: पग्न्ठ अन्त 
क्ष ऑंसटवा तशिीं-.>शल्वणा झेसए रूदाचारी आन्त इस 
दम में नोग्रुतों रई 


गणेश करें 


वर्णीजीके प्रायः सभी पत्र छोटे-छोटे उपदेशों से भरे रहते थे । पत्र का 
एक एक शब्द अपने मे न जाने क्या कुछ समेटे रहता था। अपने एक भक्त श्री 
भागचन्द्र इटौरया दमोहको लिखा गया उनका एक पत्र इस सदर मे दृष्टवब्य है । 


कल्यातुआआन है। -- जहा हद बने३भाव शो ध्न्त्ति 4 

"३ +ी एएुस कश्ता- ओड! स्नप्थायवश्य 
ऋष्ज्ञॉ-- कप वकाफर्ग द्व्ग्ता रेट 3(॥ 4 ऐ्े 4 
यब्लिटतठु मे णंत्रि पेकखछ भ ॥फ्शान बजा बचाए 
सु अतात्त न य्त्प्पा जेछ्ओरी है ८ र्ण्ठी 
पएग्री इपफ इर सकती ई-  बर्ेउी भा । 
डी तय त्रगप्र उस दे उलतर्‌र्णाकगजा-नाहिए 
अट्टि “4 €।--- जो ३ द्््तः अज्ञार्द पे ञ्टूः 
'टरित्पो को भीफसिग्ान वच्णडिए - 


*<377 +)] ॥ ध््थ 
कं 028 अतोहशादर्णा जाय 


2०१ हि 


करिब्ई 
नह 


श्री सत्यंन।रायण' सिंह 
राज्यपाल, 
भोपाल, मध्यप्रदेश 


हादिक प्रसन्नता की बात है कि भारतवर्षीय दिगम्बर जेन विद्वत्‌ परिषद द्वारा संत श्री 
गणेशप्रसाद जी वर्णी का शताब्दि महोत्सव श्रायोजित किया जा रहा है, तथा इस अवसर पर 
वर्णी-स्पृति-प्रंथ का भी प्रकाशन किया जा रहा है । 


श्री वर्णीजी द्वारा सस्कृत तथा जेन साहित्य के श्रध्ययन तथा प्रचार-प्रतार के लिये 
उल्लेखनीय प्रयास किये गये है। श्ाज्ा है, शताब्दि-महोत्सव के श्रायोजन तथा स्मृतिग्रथ के 
माध्यम से, संत श्री वर्णीजी के विचारों और श्रादर्शों के अधिकाधिक प्रसार का अवसर 
सुलभ होगा । 


शुभ कामनाओ सहित । 


“संत्यनारायण सिह 


2 


श्री प्रकाशचन्द्र सेठी 
मुख्यमत्री, 
भोपाल, मध्य प्रदेश 


मुझे यह जानकर गत्यन्त प्रसन्नता है कि श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत्परिषद, 
संत-प्रवर श्रद्धेय श्री गणेशप्रसाद वर्णी महाराज का शताब्दी महोत्सव श्रायोजित करने जा रही 
है । परमतपस्वी, विद्वत्‌ू-शिरोमणि, श्रद्धेय वर्णीजी महाराज ने अ्रपत्ता समस्त जीवन शिक्षा के 


प्रसार तथा धर्म के उन्नयन मे लगाया । उनका त्याग एवं तपस्यामय जीवन आगे आने वाली पीढी 
को सतत प्रेरणा प्रदान करता रहेगा । 


इस पावन अवसर पर श्रद्धेय वर्णीजी के प्रति अपने श्रद्धा-सुमन श्रपित करता हुआ मैं 
श्रायोजन की सफलता की कामना करता हूँ । 


- प्रकाशच-न्द्र सेठी 


#. 
दर 


| १७ 


श्री जगजीवनराम 
रक्षामत्री, भारतशासन, 
नयी दिल्‍ली 


श्री भारतवर्पीय दिगम्बर जेन विद्वत्परिषद, सागर द्वारा श्री गणेशप्रसाद जी वर्णी महाराज 
का शताब्दी महोत्सव झ्रायोजित किया-जा रहा है। 'इस अवसर पर एक वर्णी-स्मृति-प्रन्थ 
प्रकाशित किया जा रहा है, यह ज्ञात हुआ |. |।; ' 


आशा है, ग्रन्थ मे वर्णी जी की जीवनी, उनकी श्राध्यात्मिक, घामिक एवं सामाजिक 
सेवाशो का समुचित दिग्द्शन होगा । है 


आयोजन सफल हो एव ग्रन्थ जनोपयोगी सिद्ध हो । 


“जगजीवनराम 


श्री विद्याचरण शुक्ल 


रक्षा उत्पादन मत्री 
नई दिल्‍ली, 


' यह जानकर हषे हुआ कि भारतवर्पीय दिगम्बर-जन-विद्वत्परिपद्‌ द्वारा आध्यात्मिक सत 
श्री गणेशप्रसाद जी वर्णी का शताव्दि-महोत्सव मनाया जा रहा है। श्रहिसा के प्रचारक स्वामी 
वर्णीजी ने मनुष्य-मात्र के शत्र्‌ काम, माया, मोह, लोभ से बचने के लिए ससार को समन्मार्ग 
दिखाया । ऐसी त्याग तपस्या की मूत्ति को श्रद्धाजलि श्रपित करना हमारा पुनीत कत्तेव्य है । 


मुझे विष्वास है, परिषद्‌ द्वारा श्रायोजित यह महोत्सव, सग्रह-लोलुप जीवो को सतोष प्राप्ति के 
लिए पथ-प्रदर्शक होगा । 


श्रायोजन की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं । 


| 


-- विद्याचरण शुक्ल 


डर 


'सोख्य चदुदिक्‌ वितरनहारा 


>प. द्वारकाप्रसाद सिश्र 
(भुतपूर्व उपकुलपति, सागर-विश्व-विद्यालय ) 


श्री वर्णीजी की मेरे निवास-तगर जबलपुर पर बहुत वर्षो से कृपा रही है। परन्तु मुझे 
उनके दर्शन करते का अवसर १९४४ में जेल से निकलने के पश्चात ही प्राप्त हुआ । उनकी विद्वत्ता 
तो असंदिग्ध है ही, परन्तु मुझ पर उत्तके सरल स्वभाव का ग्रत्यधिक प्रभाव पडा | वृद्धावस्था 
को अंग्रेजी मे लोग द्वितीय वाल्यकाल कहते है, इसका कारण उस शअ्रवस्था में उत्पन्न होने वाली 
शारीरिक तथा मानसिक दुरवेलता है। परल्तु वर्णीजी मुझे बालक के समान भोले लगे, अपने 
चरित्रवल के कारण । अ्रपने ग्रन्थ 'क्ृष्णायन' मे मैने जीवन्मुक्त का जो वर्णन किया है उसकी 
निम्नलिखित चोपाइयाँ मुझे वर्णीजी को देखते ही याद भा जाती थी -- 


जिमि वितरत शभ्रतजाने लोका, 
सुमन सुरभि, ताराक श्रलोका, 
तिमि जीवन क्रम तासु उदारा, 
सोरख्य चतुर्दिक वित्तरन हारा । 


474 


परस जिज्ञासु वर्णो जी 


“शी शिवानन्द, सुतपु्वे अध्यक्ष, विधानसभा 


वुन्देलखड से ईसरी की उनकी अन्तिम यात्रा के समय सतना में उनके प्रथम दर्शन का 
सौभाग्य मिला । घडी भर के ही सम्पक ने मुझे उनकी सरलता, सदाशयता और जिज्ञासु-श्रवत्ति 
ने उनका प्रसंशक बना दिया। विधान-प्र॒भा को कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में उन्होंने अनेक 
प्रश्न किये । 


निराडम्बर सत श्रौर निश्छल जिज्ञासु की कसौटी पर वर्णीजी का व्यक्तित्व सौटंच 
खरा था। 


रे 


[ १६ 


अद्भुत व्यक्तित्व: उच्च विचार 
ब्र०--सुरेन्द्रभाथ जी ईसरी 


पूज्य वर्णीजी सन १६४५४ के प्रारम्भ मे श्रपती उत्तर और मध्य प्रान्तीय पदयात्रा समाप्तकर 
क्षुल्लक-वेश में स्वय के द्वारा स्थापित ईसरी आश्चवम मे इस उद्देश्य को लेकर पघारे कि अ्रव अन्तिम 
समय समाधिपू्वेक श्री पाइवेप्रभु को निर्वाणभूमि में व्यतीत करेंगे। उसी समयसे मुझे उनके 
सान्निष्य मे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, एवं उनके चिरवियोग सन्‌ १६९६१ तक रहा। इतने 
समय मे मैंने उनमे क्य[-क्या देखा और कसा पाया, यह लेखनी या शब्दो के द्वारा मुझ सरीखा 
अल्पशक्तिसम्पन्न व्यक्त नही कर सकता | तथापि वह अनेक अ्रसाधारण विशेषताञो से विभूषित 
थे। सव प्रथम उनमे एक विलक्षण आकर्षण-शक्ति थी जिससे मिलने वाला अवश्य प्रभावित 
होता था। उनके परिचय मे ब्रती-अन्नती, विद्वान-मूे, धती और निर्घन जो आया, वह समभने लगा 
यह हमारे है, हमारा इनपर अधिकार है । और वह भी उन सबसे अपनी स्वाभाविक सरलता से 
इस प्रकार मिलते, उन्तकी सुनते, योग्य परामर्श देकर न्यायमार्ग मे चलने को प्रोत्साहित किया 
करते थे। उनके हृदय मे स्वप्न मे भी कभी जीवमान्र के प्रति तिरस्कार-भाव देखने मे नही श्राया । 
इसका प्रमाण उन्तकी मधुर वाणी-भैया सम्बोधन और काय की चेष्टा निरतर दिया करती थी। 
विद्वान और त्यागियो को देखकर वह अतिशय प्रसन्न होते, प्राय कहा करते थे कि यह हमारे प्राण 
है। जैसी सरलता, मधुरता, उदारता तथा विनयादि ग्रुणोका समावेश उन्तमे देखा गया, वह श्रन्यत्र 
सहसा देखने में नही श्राया । मानो सम्यकत्व के श्रष्टाड़ उन्तमे अकृत्रिमरूप से व्यक्त हुये थे । 


इसके अतिरिक्त उनकी पदार्थों के स्वरूप की प्रतिपादन शेली भ्रद्धितीय थी। द्रव्यानुयोग और 
उसमे भी भगवान्‌ कुन्दकुन्दाचाय्य के अ्रध्यात्म-ग्रन्थो के मर्मज्ञ होकर भी उनकी दुष्टि नयपक्ष 
से शून्य भ्रपितु व्यवहार और निश्चय नय के विषय का यथा योग्यसम्मान करने वाली थी । वह 
व्यवहारनय के द्वारा तीर्थ की रक्षा और निरचयनतय के अवलम्बन से तीथेफल की प्राप्ति होगी, 
व्यवहार के अभाव से तीर्थ और निश्चय के बिना तत्त्व का लोप हो जायगा, ऐसी श्रद्धा सम्पन्न 
स्वय थे और यही शिष्य-मण्डली को उपदेश दिया करते , थे । एवं ग्रभीक्षण-ज्ञानोपयोग-रमण 
करना ही स्वय का स्वभाव बना लिया हो, ऐसा उनके व्यवहार से प्रकट हुआ करता था । 


वृद्धावस्था के कारण उनका शरीर दिन प्रतिदिन जी स्वय हो रहा था। परल्तु ज्वर 
का जो प्रकोप ता० ६-७-६१ से प्रारम्भ हुआ, उसने पीछा नही छोडा, यह देखकर आपने किसी 
प्रकार का प्रचार किये बिना ही मत में सललेखना का सकल्प कर लिया और उसके फलस्वरूप ता० 
१७-७-६१ से अन्नाहार का त्याग कर दिया और अल्पमात्रा मे दूध और फल लेना ही स्वीकार 
किया । परचात दुग्ध भी छोड़ दिया, श्रव श्राह्दर मे फलो का रस और जल ही रह गया, जिसकी 
मात्रा भी ऋ्रमश कर्म होकर शअत्यल्प रह गई। स्वर्गारोहणके चार दिन पूर्व फल रसका भी 
निषेघ कर मात्र जल ही रहने दिया | इधर शारीरिक शक्ति साथ छोड चुकी थी श्रतएवं यथा 


२० ] 


योग्य विधि का पालन न होने से जल भी न ले सके । इस प्रकार ज्वर के सद्भाव और भोजन के. 
प्रभाव से कायबल ताममात्र को ही शेष रह गया। परन्तु ज्ञानचेतना यथावत्‌ अपना कार्य 
करने मे पूर्ण समर्थ थी । अनुकूल अवसर को देखकर और अपनी वर्तमात दशा का अनुभव कर- 
उन्होने बडे हब के साथ इस मनुष्य के मण्डन-स्वरूप सबल संयम को स्वीकार कर निग्नन्थ- 
दीक्षा धारण कर ली। इस अ्रवस्था से १३ घन्टे सानन्द व्यतीत कर धमम-ध्यान-पूर्वक ता० ५ 
सितम्वर सन्‌ १६९६१ की रात्रि को १ बजकर २० मिनट प्र इस नव्वर पर्याय से सम्बन्ध छोड 
स्वर्गारोहण किया । 


स्वयं की रुग्णावस्था मे भी जब तक वाणी ने साथ दिया समय समय पर कुछ न कुछ 
तिकटवर्ती जनो को सूच्ररूप में उपदेश दिया करते थे । यह शक्ति भी क्षीण हो गई तो आप स्लेट 
पर लिखकर अपने अभिप्राय को प्रकट करने लगे । साराश यह जो स्वयं की स्वपरोपकारिणी वृत्ति 
को भ्रन्त समय तक नही छोडा । जो सूत्ररूप मे वाक्य स्‍लेट पर लिख दिया करते थे उनमे कुछ 
निस्‍्नप्रकार है। “गुण तो है ही, जो दोष प्रवेश कर गये है उन्हे निकाले । “अन्त से स्वर ही काम 
श्रायगा, शरीर तो पर है । 'पर जब अपना नही, फिर उससे स्नेह क्यो । जज्वर देह में है, इससे 
क्या ज्ञान नष्ठ हो गया ।+ ज्वर शरीर मे है ज्ञान आत्मा में है । परमात्मा की भक्ति यदि 
परमात्मा नही बना सकी, तो वह परमात्मा की भक्ति ही नहीं ।' “विद्याव्यसन व्यसन अथवा 
जिनपादसेवनं व्यसन्तम्‌ ।” “विद्वानों के समागम से परम संतोष है ।” इत्यादि अपनी शक्ति भर 
वाक्यामृत की वर्षा से समीपस्थ जनो को तृप्त किया करते थे । 


जिस प्रकार महान श्राचायं श्री समतभद्र स्वामी ते रत्नकरण्ड-श्रावकाचार भे अन्तिम क्रिया 
समाधिमरण का उल्लेख किया है, ठीक उसी प्रकार पृज्य वर्णीजी ने निर्यापकाचार्य के ग्रसदृभाव 
में भी क्षपक के योग्य ज्ञास्त्रोक्त प्रकार से आ्राहारादि के क्रमश त्यागपूर्वक भक्त-प्रत्याख्यान 
मांडकर स्वयं तो आत्मकल्याण के अधिकारी बने ही-हम सर्वे श्राक्ननवासियों को एवं निकटवर्ती 
भक्त-मण्डली को, समाधिपुर्वक प्राण-विसर्जन कैसे किया जाता है, यह प्रत्यक्ष दिखा दिया । 


उन्होने स्वयं जनकुल मे उत्पन्न न होकर भी स्वय की गरीक्षा-प्रधानी-बुद्धि के द्वारा जैन- 
धर्म को स्वीकार कर गृहवास छोडा और ज्ञानामभ्यास की उत्कट अभिलापषा से प्रेरित होकर कहाँ 
कहाँ अध्ययन किया, इस उद्देश्य पूति के सन्मुख जो बाधाये उपस्थित हुईं उनसे विजय प्राप्त की 
ओर उनके द्वारा जो ज्ञानार्जन के साधत वाराणसी-सागर श्रादि स्थानों मे विद्यालय पाठशालाये 
स्थापित हुई वह सर्वजन विदित है, एवं स्वय “जीवनगाथा' में भी उनका उल्लेख किया है । 


स्वर्गीय वर्णीजी जिस प्रकार ख्याति, लाभ, पूजादि की श्रपेक्षा से अत्यन्त दूर एवं गुणग्राही 
बुद्धि- विपरीत-मार्गी जीवों पर भी प्रनाक्रोशमाव एवं स्वय की त्रटियों को प्रगट कर सशोधन 
करने मे सवंदा जागरूक रहा करते थे, उसके कत्तिपय दुष्टान्त इस प्रकार हैं। एक दिन दोपहर 
को एक भ्रज्ञाचक्षु सज्जन जो भजन गाकर उदरपूति करते थे उनके पास श्राये, कहा मुझे भ्रमुक 
स्थान पर जाना है वहा के अमृक सज्जन के लिये यदि आप दो श्रक्षर मेरे विषय मे लिख दे तो 
मेरा कार्य हो जायगा । उस समय पृज्य श्री किसी विचार से मग्त थे इसलिये इधर ध्यात न देकर 


[ २१ 


कहने लगे, कि यह भीख मागते मागते बहुत समय हो गया है, श्रव वह कार्य नहीं होगा । यह 
सुन कर उन महाशय ने बडी दृढतापूवेक कहा कि आप तिमित्तमात्र बनकर पुण्यसचय मे सकोच' 
क्यो करते हैं, मिलना न मिलना तो मेरे भाग्याधीन है । यह सुनते ही समीप बंठे पंडित जी को 
सकेत किया कि सूरदास जी जो कुछ लिखाना चाहे श्राप लिख दीजिये, मै हस्ताक्षर किये देता हूँ । 
मध्याक्न को शास्त्रसभा मे उपस्थित होकर इस प्रसंग का इन शब्दों मे उल्लेख किया जो 
“आज हमारे गुरु मिल गये” पश्चात्‌ घटना सुनाई । ऐसे गुणग्राही थे वर्णीजी । 


एक सज्जन जो श्रन्तरद्ध मे थे तो “वक्र” स्वभावी परन्तु बाह्य मे वाकचातुर्य द्वारा उनका 
गुणगाल किया करते थे । प्रसगवश उन्होंने अपने किसी मित्र को पत्र लिखते हुये पूज्य वर्णीजी के 
लिये अपशब्दों का प्रयोग किया, सयोगवर्ण वह पत्र यथास्थान न पहुँचकर वर्णीजी की भक्तमण्डली 
के हाथ लग गया और उन्होने उसे (770प&४७ कराकर यहा उस समय वितरण किया जब वह 
शास्त्रसभा में प्रवचन कर रहे थे और श्रोतृमण्डली मे मूललेखक महोदय भी उपस्थित थे, श्रोताग्री 
मे उत्तेजना दिखाई दी परन्तु महाराज की मुखमुद्रा मे कोई अन्तर दृष्टिगोचर नही हुआ । इतना 
अवश्य कहा “यह तो हमारे परम हितेषी है । 


'सद्य कृता5्पराधेषु यद्वा जीवेषु जातुचित्‌, तहघादिविकारापनयनवुद्धि प्रशमों मत ।॥' 
उक्त घटना इस कारण की प्रत्यक्ष उदाहरण बन गई । 


वर्णीजी गम्भीर तो थे ही साथ ही विनोदप्रिय भी असाधारण थे। जघाबल क्षीण हो जाने 
से देवदर्शन अ्रथवा चर्या के लिये कुरसी पर बैठ कर (जिसे दो भाई उठाते) जाने लगे थे । स्वय 
की इस अवस्था को 'छहढाला के छन्द' “अध॑मृतक सम बूढापनों से तुलना कर कहते, भृतक 
कलेवर को चार उठाते है मुझे दो लेकर चलते हैं। एक दिन ज्वर का वेग कुछ कम होने से 
श्रधिक प्रसन्न मुद्रा मे थे । आश्रमवासी और विद्वान निकट बैठे थे। उस समय श्रीमान प बशीघरजी 
को सकेत कर पूँछने लगे, कि कहो पडित जी मुझे तो श्रपता अच्त समय निकट नहीं प्रतीत होता, 
ग्रापकी क्या राय है। इस पर पडित जी ने अपनी स्वाभाविक सरल भाषा में उत्तर दिया ' तचलो 
चोखे रहे” (प्रर्थात इसका समाधान भी मुझे करना होगा) जिसे सुनकर महाराज स्वय हेसे, साथ 
ही हम सब भी ख़ब हँसे । कहा तक लिखा जाय यह प्रत्यक्ष नही है सुखद स्मृतिया शेष रह गई है। 


विद्वत्परिषद्‌ उनकी शताव्दी ध्रमारोह का आयोजन कर रही है । यह बडे हर्ष का विषय 
है । ऐसे महापुरुष के गुणस्मरण के लिये जो कुछ भी किया जाय, वह अल्प है । उनसे मैने क्या सीखा 
या उनका कितना स्नेह मुझे प्राप्त था इसे व्यक्त करने मे लेखिनी अ्रसमर्थ है । अच्त में ऐसे 
परमोपकारी महात्मा के प्रति नतमस्तक होकर श्रद्धाजलि श्रर्पण करने के अतिरिक्त शेष सम्बल 
ही क्‍या है । 


2 


२3) 


उनकी पावन-स्मृति को प्रणाम 


नीरज जन, एम. ए., सतना 


पुज्य श्री गणेशप्रसाद जी वर्णी सच्चे अ्र्थों मे महापुरुष थे। उनका व्यक्तित्व अलौकिक 
था | यह तो हमने सुना भर है कि पारस पत्थर मे छू जाने से लोहा सोना बच जाता है, लेकिन 
यह हमने देखा है, देखा भर नहीं है--स्वत अनुभव किया है कि उन वन्दनीय महापुरुष के पावन 
च्रेणो के स्पर्श से अज्ञानी को ज्ञान मिल जाता था, श्रधीर को धीरज मिल जाता था और श्रन्धे 
को भी मार्ग सूकने लग जाता था। परिग्रह-पक मे गले तक धसे हुए हमारे जसे कितने ही श्रज्ञानी 
जीव उनकी शरण में जाते थे । उत्तका शास्त्र अवचन ओर उपदेश उनते तो थे पर समझते की 
पात्रता श्रपने मे नही पाते थे, फिर भी हम कभी निराग नहीं लौटे । हमे यह भी मालूम है कि 
वहाँ से कोई कभी निराश नहीं लौटा । 


उनकी वाणी समझ में आता और जीवन में उसका साकार होना बडे सोभाग्य की बात 
थी । वह जिल्हे प्राप्त हो गयी उन्हे भी हमारे प्रणाम । परन्तु हम जैसे लोग जो न कुछ समभ पाते 
थे, त कुछ कर पाते थे वे भी उनके सम्पर्क भें आकर निहाल हो गये । वाणी भले ही कठिन होती 
हो पर उनकी क्ृपावती चितवन सीधे सम मे आती थी। “भैया” का उनका एक अपनत्व से 
भरा सम्बोधन जो कुछ समझा देता था उसे कोई और वाणी, कोई और भाषा नही समझा सकती | 


उनके दर्शन से जो शान्ति मिलती थी उसे शब्दो मे कहता सभव लहीं। सारे मानसिक 
अवसाद, सारी खिन्नता उतके चरणो की धूल मस्तक पर लगाते ही कहाँ चली जाती थी सो हम 
नहीं जानते । कैसे चली जाती थी सो हम नहीं बता सकते । उनके दर्शनो के लिये मन इतना 
व्यग्न हो उठता था कि जैसे-जसे ईसरी का स्टेशन नजदीक आता था, हमारा धीरज छटने लगता 
था । क्षण का विलम्ब असह हो जाता था। स्टेशन पर गाडी रुकते ही अपत्ती गठरी-मुठरी 
किसी कुली को सौपकर हम प्राय. आश्रम की ओर दौड पडते थे। उनके दृष्टि-निक्षेप-मात्र से 
मन की आतुरता शान्त हो जाती थी और ऐसी अद्भूत शान्ति सिलती थी जिसका अनुभव 
अन्यत्र कही हुआ नही । ॥ म ५ 

कई बार हम सोचते थे कि अपता रोना रोकर हम उतन्तकी साधना के क्षण 'क्यो बरबाद 
करे। कहाँ राग-देष मय निम्तनतम धरातल १२ खडे हुए हमारे जैसे क्षद्र जीव, श्र कहाँ उत्कर्ष 
के, शिखर पर बेठे हुए वे प्रात स्मरणीय संत ? परन्तु जब सामने पहुँचते श्रथवा उनकी ममतामयी 
आक्ृतिका ध्यान भी करते तब यह सकीच स्वत तिरोहित हो जाता था। सामने पहुँच कर तो लगता 
था कि वे केवल हमारी सुन रहे है, केवल हम पर दृष्टिपात कर रहे है, केवल हमसे बात कर 
रहे है और सिर्फ हमारे है। उनके बिना कहाँ मिलेगी ऐसी आपत्मीयता, कहाँ मिलेगा ऐसा 
अपनापन शौर कहाँ मिलेगी ऐसी ममता ? 

वे चले गये ।' उन्तके तेरह जन्मदित और चले गये। उन्तके निधन का स्मृति दिवस भी 
बारह बार हमे रककफभोर कर चला गया। उनकी जन्म शताब्दी का दिन भी आया है, चला 


. शा 


जायेगा । पर हम जहाँ थे वही खडे रहे । ऐसी कृतघ्नता, ऐसी अवमानता, इतना विश्वासघात ? 
यह हमने क्‍या किया ? क्‍या उनकी वाणी केवल सुन डालने के लिये थी ? क्‍या उनका लेखन 
केवल सकलित करने के लिये था ? क्या उनके दृष्टि-निक्षेप का क्रियानुवाद बिलकुल नही होना 
चाहिये था ? फिर हमारे जीवन में वह क्यो नहीं हुआ ? 


वे तो दया के अवतार थे। क्षमानिधान थे। हमारा सारा प्रमाद पी गये होगे। पर 
जन्म-शताब्दी के समय उनकी पावन स्मृति को प्रणाम करने के लिये हम उनकी तरफ एक पग 
तो आगे बढे । उनके मदिर की एक सीढी तो चढे । 


*.. 


के किक. 
गणेश-वर्णी 
(लेखक--श्री जिनेन्द्र वर्णी पानीपत ) 


प्रारव्ध की महिमा अपार है। भले ही अ्रहकार भरे चित्त मे उसको कोई स्थान न मिले, 
परन्तु श्राइवयकारी घटताए उसे निरुत्तर अवश्य कर देती हैं और वह किकतेव्यविमृढ “सा 
विचारों की रौ मे सब कुछ भूलकर यह भी जान नही पाता कि यह क्‍या हो गया और कसे हो 
गया ? सामने रह जाती है केवल वह घटना और उसका शअ्रहकार भरा व्यक्तित्व । कौन जानता 
था, कि अजैन कुल मे उत्पन्न हुआ साधनहीव एक बालक सुप्त जैनजाति में एक क्रान्ति पैदा 
कर देगा । वह क्रान्ति जिसमे कि रसहीन शुष्क रूढिया आँसू बहाती रह जायेंगी श्रौर उसके नीचे 
दबी हुई ज्ञानज्योति भ्रपना दैदीप्यमान तेजोरूप प्रकट करके जैनजगत को प्रकाशित कर देगी । 
श्रध्यात्म की शुष्क जडो मे अम्ृृत का सिचन होगा और हर बाल-गोपाल के हृदय मे वह अंकुरित 
होगा । सारहीन कथाओं व गप्पो के स्थान पर अध्यात्मचर्चा प्रतिष्ठित होगी और रूढियो मात्र 
में सतुष्ट अधकारमय जीवन खिलखिला कर हंसने लगेगा । 


प्रारव्ध के उतार चढाव का यह चक्र सदा से चलता आ रहा है और सदा चलता रहेगा । 
व्यक्तिगत जीवन के श्रथवा सामाजिक या राष्ट्रीय जीवन के पीछे छिपा हुआ वह सदा से नृत्य 
कर रहा है और करता रहेगा | उसी के कारण जीवन मे नित्य ही चढाव व उतार श्राते रहते 
है । वह अदश्य रहता हुआ अपना परिचय बराबर दे रहा है, भले ही कोई उसे स्वीकार करे या 
न करें। मेरा सकेत जैनजगत के उस सुविख्यात व्यक्ति से है, जो आज से कुछ समय पूर्व तक 
हमारे बीच साक्षात्‌ रूप से विद्यमान था। जिसका हृदयकोष साम्यधन से भरपूर था । अन्तर्दशन 
जिसका प्रहरी था | दया जिसकी दासी थी । मधुर मुस्कान जिसकी चेरी थी। हितमित सभाषण 
जिसके मत्री थे। असीम अध्यात्म जिसका साम्राज्य था। पृण्य जिसका दिन रात जागने वाला सेवक 
था। झ्ागम के गहन व सारपूर्ण सामगान के द्वारा ही जो नित्य सुलाया व जगाया जाता था। अष्टम 
आध्यात्मिक स्वर ही जिसका गाना था और वही जिसका रोना था। कहाँ तक कहें, छोटी सी 
बुद्धि, लचर सी जिह्ला, टूटी हुई लेखिनी और साहस कर बेठा हूँ इतने बडे भ्रथत्‌ एक महान 
व्यक्ति के गुणगाव करने का, वह कैसे सभव हो ? 


न सही सभव, गुणगान न सही सभव, स्वर व ताल पर आपकी बुद्धि मेरे सकेत को 
पकड़ तो पायेगी ही । बस तो प्रयोजन की सिद्धि हो गयी । श्राम खाने हैं, पेड नही मिनने हैं । 


न | 


।तःस्मरणीय श्री १०४ श्री कुल्लक गरणेशत्रसाद जी वर्ण को फल सकल और ह किले 
कौन ऐसा व्यक्ति हैं जो तही जानता । यचेपि अपनी जीवनहदाला। | हरय नर करने 
परण धरते समय उन्होने मुनिव्नत ग्रहण कर लिया था, पद कांप हक #क अपर 
शी क्षल्लक ही कहना अधिक उपयुक्त समझती हू | कीर। वहा जा किंहू | हनी ब रे हल 
को नमस्कार करने के लिए वाध्य करता हैं, अर्थात्‌ हमारा 220 | पूजा व्यक्ति के हि 
हुआ करती, वल्कि आ्रादशश की हुआ करती हैं । पास्तव मं वा जी के जीवच का बहू ऋआत 
प्रादर्श उसके उस क्षुल्लक वाले रूप में ही दुष्ट होता है । अत. वह हो अवान ठ्ठै। 

एक समय था जबकि जेनजगत्‌ अधकार में विलुप्तश्राय पड़ा यो महा सिद्धान्त व 
साहित्य के श्रदूठ भडार का स्वामी होते हुए भी कोई यह बताते को समथथ नहीं था, कि जन- 
दर्शन वास्तव में क्या है ? खाने पीने की शुष्क रूढियों मे तथा पुराणों के । कहावी किस्सी की 
सारहीन गोष्टियो में ही मानों यह दशे समाप्त हो गया था । किसी भी जैन जिज्ञासु को शिक्षा 
दान देने के लिये ब्राह्मण बिद्वात तैयार न होते थे, इस भय से कि कही मृतत्राय यह दान पुन: 
जीवित होकर उन्हे वही क्षति त पहुँचा दे, जो कि समम्तभद्द व अकलंक भट्ठ के हाथो उन्हे पूर्वे- 
काल में उठानी पड़ी थी, जिसकी याद करके भी उनके रोगटे खडे हो जाते थे । 


ऐसे समय में पूज्य श्री ने जैनदर्शन के उत्थान का वीडा उठाया और अनेकी संकरट्टों का 
सामना करते हुए वह श्रागे बढने लगे। रूढिवादियों के द्वारा उनके मार्ग में अनेको बाधाएं उपस्थित 
की गईं, पर वह अपने संकल्प पर दृढ रहे । अपने उद्देश्य की सफलत्ता के लिए उनके पास कोई 
भी पर्याप्त साधन ते था पर वह अश्रडिग रहे श्र उसका ही फल है कि आज जेनसमाज के 
स्तभस्वरूप अनेकों विद्वान इसका गौरव बढ़ा रहे है । जैनसाहित्य में प्राण पड गए है। वादी 
जनो की जबात बंद कर दी गयी है । अनेकों जास्वरार्थों में इस दर्शन के महान्‌ सत्य का जयधोप 
सुनने का सौभाग्य हमे प्राप्त हो सका है । स्थान-स्थाव पर पाठभालाए, विद्यालय व श्राश्रम श्रादि 
की सुचारु व्यवस्था चल रही है। लुप्तमय ही जाने वाला त्यागमार्ग जीवित हो उठा है । 
कोने-कोने में ज्ञानचर्चाएं सुनने को मिलती ह। डिस्क्तच्ित्त भव्यत्राणियों को शान्तिपृर्वेक 
जीवन बिताने का सुयोग्य अवसर प्राप्त हुआ हू! बढ, क्या गृहस्थ क्‍या त्यागी, क्या झाती 


कया श्रज्ञानी, सर्वे ही उस महान्‌ व्यक्ति के किसी ते क्वियी रूप में ऋणी अ्रवश्य हैं । 


सन्‌ १६६१ में वे हम सभी को अ्नायबत्‌ छोड़कर स्वरगरंलोक सिधार गए 
पर क्या उनकी याद भी चली गयी ? नहीं, वह थी शमर है | जिस प्रकार श्र 
प्रकलंक भट्ट ने इस धर्म की रक्षा की थी उसी प्रक्रार छह & थूग मे पृज्य श्री ने 
प्रदान करके अपने को युग-युगान्तरों के लिए अदर उस जया है । उनका पच्द 
ही गया है, गस्तव में वह नही गए है। आमोहड कष्पण इन्श्ी के दिन, पुन: 
स्थानस्थ ज्ान्तिनिकिततन आश्रम से, उस दछाद्चट # />ट5वा ऋण-कण मे उनकी 
है, का के वायुमडल में नित्य उनकी गूडगाऋाई शज्यर अरती रहती हैं, सढ> 
गाना उब्हू।ने अपने प्राण-प्रतिष्ठित कर दिए है, ४४४: हन्य शताब्दी समा 














"रैना 


शव 
हि 
आाधिीील 


ग्रकारण अनग्रही महात्मा 


क्‍ --स्व० ब्न० सूलशंकर देसाई 


२८ वर्ष पूर्व ईसरी से उनकी उपस्थिति का पता चला, श्रध्यात्म का अपूर्व वक्ता है। मैं 
वहाँ गया । पूज्य वर्णी जी महाराज का दर्शन हुआ । उन्तकी धर्मचर्चा सुनकर मेरा मन पलट 
गया श्र मैने इवेताम्वर सम्प्रदाय त्यागक्र दिगम्बर सम्प्रदाय धारण किया। इसके उपरात 
कलकत्ते से प्रति सप्ताह शनिवार इतवार उनकी सेवा में बहुत समय तक झाता रहा | खूब धर्म- 
चर्चा हुई, शका-समाधान्त हुए। मेरी श्रात्मा को कल्याणपथ पर लाने श्नौर इस पद तक पहुँचाने 
का श्रेय पूज्य वर्णी जी को है । चाहे सब लोग उन्हे भूल जावे, पर मैं उन्हे नही भूल सकता । 
जो आत्मा श्रपने को सुमार्ग पर लगा देवे उसका बदला किसी भी प्रकार दिया जाना सभव नही 
है। शअ्रपने चर्म की चरण-पादुका बनाकर उस महात्मा के उपयोगार्थ प्रस्तुत कर दें तब भी क्‍या 
उसके श्रनुग्रह का बदला सभव है ? कभी नहीं । 


सतना, अगस्त १९६२ -ज्० मूलशकर देसाई, 
--जेनसदेश २६/१७ प्रृष्ठ ५ 


4 


८ 
मर 


प्रबुद्ध सन्‍त 
-ब्र. प्रद्यस्तकुमारजी एम. ए. ईसरो 


जन्मत जैन न होने पर भी पृज्य वर्णी जी द्वारा ही इस युग में जेनधर्म का बिगुल बजा । 
पुज्य श्री वर्णी जी महाराज इस युग के महान्‌ तपस्वी, त्यागमूत्ति, आध्यात्मिकसन्त एवं अद्वितीय ; 
विद्वान थे। उन्होने जिज्ञासा, अन्वेषण और शोध से अपना जीवन प्रारम्भ करके जीवन का 
प्रत्येक क्षण ज्ञानाजन और धर्मप्रचार मे लगाया । विद्या और भगवद्धक्ति से आपका अनूठा 
प्रेम था । आपने अपने जीवन में अनेक प्रकार की आपत्तियाँ फैली, परन्तु आपत्तियो और विरोध 
को श्रपता उन्नतिसाधक समभकर कभी क्षुब्ध नही हुये, सदा भ्रपनी सहनशीलता का परिचय दिया। 


ञ्रापने अपने जीवन मे समाज को निरन्तर दिया ही दिया है । बदले मे समाज से कुछ 
नही चाहा । उनकी मूल विशेषता यह थी कि वे जो उपदेश दूसरो को देते थे उससे कई' गुना 
स्वय पालन करते थे, उन्तका उपदेश श्राचरणों की जजीरो से बँघा होता था। उनकी श्रपनी 
आत्मकथा 'मेरी जीवन गाथा' ही 'उनके हृदय की सरलता का प्रतिबिम्ब है । उनकी निर्मलता 
का प्रभाव पशुओ पर भी पडता था। उनके ब्रह्मचर्य अवस्था की एक घटना उनकी हस्तलिखित 
कापी में मुझे यहाँ पढने को मिली, वह ' उन्ही के शब्दों मे इस प्रकार है,--“जब हम बरह्मचारी 
श्रवस्था में द्रोणगिरि थे तब वहाँ २-४ माह ठहरना 'था' तो कोई मोल दूध नहीं देतां था। 
तब मन्नी जी हीरापुर वालो ने एक गाय रख दी, वह बहुत सीधी थी | जब हम भोजन करके 
आवे तब गाय को एक रोटी खिलाते थे और एक चौथाई उसके बच्चे को । जहाँ हम नदी श्रादि 


२६ |; 


चाध+-+-++-त+5....ढ 


पर बाहर जावें तव वह भी साथ जावे । उस गाय का दूध १ सेर निकलता था। कुछ दित बाद 
२ सेर हो गया और बहुत मीठा । एक दिन बच्छा छूट गया और दूध सब पी लिया। किसी ने 
कहा देखो वर्णी जी के लिये थोडा बच गया हो । जब दूध निकाला, तो देखा उस गाय ने बच्चे को 
पूरा दूध नही पिलाया था, पूरा का पूरा दूध मिल गया--देखो एक पशु भी स्नेहवण अपना हितेपी 
बन जाता है. । 

उत्तका हृदय उदारता और करुणा से भरा रहता था। किसी दीन दु.खी को देखकर अप ने 
निकट का सब कुछ त्यागते उन्हें देर नही लगती थी । यह उनकी जी वनव्यापी अनेक घटनाश्रो से 
विदित होता है । 

उनका व्यवहार सबके साथ एक सा था, छोटे बडे, धनिक एवं गरीब सभी को एक- 
दृष्टि से देखते थे । अहिंसक और सन्मागंगामी पर तो उनका वात्सल्य रहता ही था किन्तु हिंसक 
तथा कुमार्गगामी पर भी उनकी करुणा का प्रवाह सविशेष बहा करता था। वे कहा करते थे 
“पाप से घृणा करो, पापी से नहीं ।” उनके 'भैया' शब्द मे अत्यन्त आकर्षण था। उन्होने जन 
समाज मे व्याप्त कुरीतियों एवं भ्ज्ञान अ्न्धकार से एक कर्मयोगी की तरह विद्रोह किया और 
सच्चे मार्ग का दर्शन कराया | उनकी कापी में पढने को मिला “प्रत्येक प्राणी की आत्मा जीवत्व 
की दृष्टि से समान है। उसमे भी शछाक्तिरूप से अ्रनन्तबल विद्यमान है। अत, किसी भी प्राणी 
को कष्ट मत पहुँचाशो । प्रमाद तथा हिंसा से सदेव बचते रहो यही आत्मा और धर्म की उन्नति 
का भूल है । हे 

ग्राप मानव-समाज के सच्चे पथप्रदर्शक और शिक्षासस्थाश्रो के जन्मदाता थे । आपने 
सागर, बनारस, बरुभ्रासागर, द्रोणगगिरि, ललितपुर, अभ्रहार, साह्मल व जबलपुर श्रादि अनेक 
स्थानों पर विद्यालयों की स्थापना कर धर्म और ध्षाहित्य का प्रचार किया | इस शिक्षा सस्थाओं 
को जन्म देकर ही आपने धर्म का विगुल बजाया, जिससे समाज के हजारो बालकों का भविष्य 
उज्ज्वल बना और वर्तमान में बन रहा है । 


उनके द्वारा ही स्थापित इस शान्तिनिकेतन श्राश्रम के प्रॉगण में आपने ८७ वर्ष की परम 
तपस्या के फलस्वरूप सम्राधिमरण के समय श्रपती श्रसाधारण धीरता और क्षमता का परिचय देकर 
जी सबक दिया बह मुमुक्षुससार को सदा प्रेरणा देता रहेगा । अन्त समय में उन्तके कुछ सन्देश थे 
कि---तीथंकरों को भी सयम् के बिना घुक्ति नहीं होतो । कोई अपना नही, समता राखो ।' 
'जितना परिकर, उतना दुख । 'जब अम्ल करो, तब बात बने । कहना और बात है करना और 
बात है । ज्ञान में जो ज्ञेय श्रा्ें, श्राश्रो, उनसें रागद्वेष सतत होवे, इतना ही तत्त्व है, विशेष 
कुछ नही । 


पूज्य महाराज श्री वर्णी जी आज हमारे बीच नहीं, परन्तु उनके द्वारा प्रज्ज्वलित ज्ञान- 
ज्योति अब भी प्रकाशमान हो रही है । यह ज्ञानज्योति सदैव समृद्धता को प्राप्त होती रहे इस 
शुभाकाक्षा के साथ ऐसे सत्यभोघक, महोपकारी, गुणरत्नाकर श्रादर्शंसन्‍्त की इस शताब्दी समा- 
रोह की पृष्यचेला पर उनके पुनीत चरणों में मेरा शत-झत प्रणाम है । 


श 
[| २७ 


कछ निकट के क्षण 


- श्री ब्र० गोरेलाल शास्त्री 
द्रोगगिरि, छतरपुर (म प्र.) 


पूज्य प्रात स्मरणीय गणेशप्रसाद जी वर्णी, जिन्हे साधारण से साधारण व्यक्ति भी वर्णी 
जी के नाम से ही जानता है, परोपकारी, पर-दु खकातर, विद्यादानी, निर्मोही, सहृदय सन्त थे । 
जीवन मे एक बार भी जिसे ,देखा उसे भूलना तो उनका स्वभाव ही नही था। उनकी सहृदयता 
तो इसी से परिलक्षित होती थी कि जब भी कोई वर्णी जी से दूसरी बार मिलता था उस समय 
उनका जो व्यवहार उस व्यक्ति के साथ होता था वह व्यक्ति स्वत यह समभता था कि वर्णी जी 
जितना स्मरण मुझे रखते हैं किसी अन्य को नही । यह भावना प्रत्येक व्यक्ति के हृदय मे घर 
किये थी । वर्णी जी किसके थे, किसके नही, यह ज्ञात तो था ही नही । वर्णी जी सभी के थे श्रौर 
सभी व्यक्ति उन्हे अपना मानते थे । कि 

पुज्य वर्णी जी के पुण्य का प्रताप इतना तेज था कि जो भी व्यक्ति चाहे कितना भी दम्भी 
हो सामने आते ही चरणो मे गिरता था । भविष्य-दृष्टा तो श्राप थे ही, जो श्रनर्थ श्रागे होने वाला 
होता था उसकी भलक आपको पहले ही प्राप्त हो जाती थी । 


पूज्य वर्णी जी हमेशा जागृत अ्रवस्था मे रहे । शरीर से कितने भी अस्वस्थ हुये परल्तु 
श्रात्मा सजग रहा और अपना चिन्तन करते रहे । पूर्ण चेतनावस्था मे ही आपका स्वर्गवास हुआ । 
स्वगंवास के १५ दिन पूर्व में दशनाथ्थ एव स्वास्थ्य की खबर लेने ईशरी पहुँचा, उस समय शरीर 
से श्रत्यधिक श्रस्वस्थ होने पर भी मुझे देखते ही पास बुलाया और सारा समाचार प्रान्त का 
पूछा । बोलते तो थे ही नही यह सब इशारो से ही हुआ । फिर भी आपके नेत्र वा कर्ण पूर्ण स्वस्थ 
थे और अपना काये विधिवत्‌ कर रहे थे । जब मैंने पूज्य वर्णी जी से पूछा कि शरीर का कष्ट तो 
प्रधिक है तब आपने स्‍लेट पर लिखा--“शरीर के कष्ट होने से क्या ? श्रात्मा तो मेरा पूर्ण सजग 
है। यह थी आपकी आत्मा की सजगता, जागरूकता । 


छोटे से छोटे जीवो के प्रति श्राप मे दया की भाववा थी और उनको यदि कोई कष्ट देता 
था तो उन जीवो से भी अधिक कष्ट का अनुभव आपको होता था । सिद्धक्षेत्र द्रोणगगिरि की एक 
घटना है जिसे उन्होने स्वय 'भेरी जीवनगाथा' में लिखा है। मन्दिर मे मधु-मविखियो के कारण 
जाना कठिन था। माली चिन्तित था कि इससे छुटकारा कंसे प्राप्त हो । इन लोगो मे छोटे जीवो 
के प्रति दया का अभाव तो होता ही है। माली को सबसे सरल उपाय मधु-मविखयो के छत्ते 
को जलाना ही समझ में श्राया। भोर को जलाने के लिये जैसे ही माली तेयार हुआ, वर्णी जी 
को खबर लगी । तुरन्त मदिर पहुँचे और माली से कहा भैया काहे को इन्हे कष्ट देते हो । ये 
कल तो यहाँ रहने वाली नही हैं । झ्राज इन्हे बचा दो । माली रुक गया श्ौर प्रात जब देखा 
तो वास्तव में वहाँ एक भी मधुमक्खी नही थी । वर्णी जी की दया प्रकृति भविष्य का ज्ञान एव 
जीवो का उनकी भावना के प्रति समादर देख सभी दग रह गये । 

- #8 

र८ ] 


जाग॒ति के श्रग्रद्त 


--क्ष ० सरदारसल जन 'सच्चिन्दानदां सिरोज 


जीवन के कुछ क्षण ऐसे होते है जो भुलाये से नही भूले जाते । इस दृष्टि से प्रात' स्मरणीय 
परमपूज्य श्री वर्णी जी के दर्शन और सान्निध्य के क्षण मेरी विरक्ति और ज्ञानवृद्धि के मूललोत 
रहे है। पृज्य श्री वर्णी जी के श्राकर्षक व्यक्तित्व, प्रभावक वाणी एवं त्यागमय जीवन ने केवल 
मुझे ही नही, अपितु अश्नख्य प्राणियों को सन्‍्मा्ग प्र लगाया है। जेनकला व जनसस्क्ृति 
का केन्द्र बुन्देलखण्ड तो उनके जीवन की साधना का आदिस्थान रहा, पर उनका व्यक्तित्व 
अखिल-भारतीय बन गया था । उन्होने वर्तमान-पर्याय-संबंधी ऐहिक-स्वार्थों को दुकराकर 
बीतराग-प्रणीत-मार्ग का त्यागपूर्ण जीवन बिताया। शिक्षा और ज्ञान प्रधान त्याग का मार्ग 
चलाया । श्री १०८ कुन्दकुन्द भगवान की वाणी को हृदयगम कर जैनधर्म के मम को समझाया । 
गाँव-गाँव पैदल भ्रमण कर ज॑न व जनेतर जनता का उद्धार किया । जो भी सपक में आया वह 
अतरग में मायाशून्यता, संत्यनिष्ठा, प्रकाण्डपाण्श्त्य श्रादि गुण-राशि से प्रभावित हुए बिना 
नही रहा | वे जागृति के अग्रदूत्त थे, तथा स्पाह्ाद-सदेश-बाहुक, अ्रध्यात्म-जगत के सहस्न-रश्मि 
थे। निग्रेथ-साधना के यथाय्े मार्गदशेक थे । 


प्राय: पडित त्यागी नही होते और त्यागी प्राय. पडित नही होते । किन्तु उतके भीतर 
त्याग और पाडित्य का समिलत सोने मे सुगध की कहावत को चरितार्थ करता था । 


पूज्य वर्णी जी उन महापुरुषों से से थे जिनकी वेयक्तिक-साधना और मानवजाति के प्रति 
अनन्य-प्रेम श्रपत्ती समता नही रखते । जेनससमाज तो उनका अत्यत ऋणी है । उन्होने अ्रगनित 
लोकोपयोगी कार्य किये और असरूय लोगो को प्रेरणा दी । हि 


उनकी श्रतिम सूचना थी - यदि श्रापकों मेरे विभाव परिणामों द्वारा हर्ष विधाद हुआ हो 
तो उस ह॒एे॑। वियाद सें मुख्यता तो आपके विकारी परिणामों की है, मेरी चेष्टा तो एक निमित्त- 
सात्र रही । ऐसा वस्तु-स्वरूप जानकर श्रपर्री विकृत-परिणति की पहिचान करना और सेरी 
विभाव-परिणति जान श्रपत्ती क्षमाशील श्आात्मा को फिर से विभाव के जाल में तल फँसाना, श्रपनी 
परिणति श्रपत्ती जान, पर को निमित्त मान, उससे न फेसना, झात्मा की भलाई में निरतर लगना । 


श्री वर्णी जी के भोतिक शरीर के दर्शन तो शअ्रप्राप्य हो गये, कितु उनका यश-शरीर हम 
सबको आत्म-कल्याण की ओर निरतर प्रेरणा दे रहा है। उनके स्मरणहेतु उनके सस्मरणमात्र 
शेष है। सं० ७६ मे मेरे पिता श्री हुकमचद्र जी वैद्यरत्त ने सप्रिवार श्री समेदशिखर की यात्रा 
की, शिखरजी से लोटकर वाराणसी आये । उस समय विद्यालय मे पूज्य श्री वर्णी जी को पाकर मेरे 
पिताजी मुझे उतके समक्ष ले गये और विनयपूर्वक परिचय देते हुए प्रार्थना की कि महाराज 


[ २६ 


आपके भेजे हुए पंडितजी के पास ये बालक पढता है । पृज्य श्री वर्णीजी ने स्नेह भरे शब्दो मे पठित 
विषय में से मुझसे पूछा । समुचित उत्तर पाकर मुझे वर्णीजी ने झराशीर्वाद दिया और मेरी कुशाग्र- 
बुद्धि पर हषित हो पिताजी से कहने लगे कि इसे आप मेरे पास छोड दीजिये--होनहार बालक 
है, ये अच्छा विद्वान बन जायगा, कितु माता पिता ने मोहवश मुझे छोडना पसद नही किया, 
मेरे अतरग मे पृज्य श्री- वर्णी जी के प्रति अगराध श्रद्धा उत्पन्न हो गई। मै यहाँ पर ही 
ग्रष्पपत करता रहा, क्योकि बचपन से ही मेरी रुचि धर्मज्ञात प्राप्त करने की ओर विद्येष थी । 
तदनदर पुज्य श्री वर्णी जी के दर्शन मुझे शिक्षणणिविर सागर मे हुए, जो विद्वत-परिषद्‌ की 
ओर से हुआ था । उनके सपक में मुझे जो आनद प्राप्त हुआ वह वचनातीत है । 


कालान्तर मे मुझे पुत्ररत्त की प्राप्ति हुई, जो अत्पायु मे ही काल-कवलित हो गया। 
मेरे जीवन मे यह पाचवी सतान का वियोग था । उस समय मुभे पृज्य श्री वर्णी जी ने पत्र द्वारा 
जो सात्वना दी, उससे मेरे जीवन की दिशा बदल गई । पत्र में गाथा थी “उप्पइ हरइ कलत्त 
बड्भइ जिंहि बड़ुमाणेहि । सव्बइ हरइ समत्थों पुत्रसमों बेरियों णत्थि' पत्र क। आशय था कि यह 
तो बहुत अ्रच्छा हुआ । तुम्हारा आत्म-कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो गया । अब सब भभटे छोडकर 
आत्म-कल्याण करो। मुझे इस पत्र से अपने आत्महित का मार्गदर्शन हुआ । मेरा भुकाव आत्म- 
कल्याण की ओर हो गया । मैने क्रमश राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र सबधी सभी सस्थाओ के 
कार्यों से सन्‍त्यास लेना प्रारम्भ कर दिया । 


स० २००७ में फिरोजाबाद के समारोह मे मै गया । वहाँ आचाये श्री सूयंसागर जी महा- 
राज और श्री वर्णीजी महाराज विराज रहे थे । मैने श्राचार्य श्री को श्रपने गत जीवन का वृत्ात 
सविनय सुनाया और भविष्य के लिए मार्गेदशन की प्रार्थता की । उन्होने पूज्य श्री वर्णी जी की ओर 
सकेत करते हुए कहा कि तुम वर्णी जी के साब्निध्य में जीवन-यापन करो। तुम्हारा कल्याण 
होगा । मैने विनयपूर्वक शभ्राज्ञा शिरोधार्य की और पृज्य श्री वर्णी जी के आदेशानुसार उत्सव की 
समाप्ति के पश्चात्‌ घर चला आया । व्यापारिक तथा गाहँस्थिक कार्यो को घढाता हुआ समय 
व्यतीत करने लगा । स २००८ मे पृज्य श्री वर्णीजी के ललितपुर चातुर्मास मे सपरिवार ललितपुर 
गया । पृज्य श्री के सान्निध्य मे धर्म-साधन-रत रहा । 


स २०१० मे पृज्य श्री वर्णी जी महाराज ईसरी पहुँच गये थे। मैं भी भ्पनी माताजी 
को साथ लेकर सपरिवार ईसरी चला गया । तब से स. २०१८ तक का अधिकाश समय (पृज्य श्री 
के समाधि-मरण परय॑त) उन्त ही के सान्निध्य मे बिताया।। पृज्य श्री से श्रध्यात्म-ग्रथो (पच्रास्तिकाय, 
समयसार, प्रवचनसार, नियमसार आदि) का मनन किया । ब्रत-धारण कर धर्माराधना को । श्रव 
तक उनके बताये हुए मार्ग का अ्रनुसरण करता हुआ जीवन-यापत कर रहा हूँ | यह सब उन ही 
का वरदान है । मैने तो कृतज्ञता-ज्ञापना्थ यह सस्मरण लिखा है। यद्यपि श्राज वे हमारे बीच मे 
नही है, तथापि परोक्ष वदना करता हुश्ना मै अपने को कताथ मानता हूँ । 


महान परोपकारी वर््ों जो 


-..... -ज. भगवानदास लाहरी, दमोह 





सन्‌ ४७ की बात है । मै शारीरिक अ्रस्वस्थता के कारण यात्रार्थ गया हुआा था । मेरे 
दोनो बच्चे सागर विद्यालय मे अ्रध्ययत्त करते थे । कारणवश विद्यालय मे फीस तन जमा होने पर 
उन्हें विद्यालय से पृथक कर दिया गया । इसकी जानकारी पूज्य बाबा जी तक जौहरी जी के 
बगीचा में पहुँच गयी । पृज्य बाबा जी ने बच्चो को भ्रपने पास बुलाया और कारण पूछा । बच्चो 
ने कारण बताए। बाबा जी का हृदय, बच्चो को जिक्षा से बचित होना पडा, इससे द्वरवित हो 
उठा । उन्होने अपने लिए आई हुई घी की कुप्पी देकर कहा “इसे ले जाओ, बेचकर फीस जमा 
| कर दो व पढने जाओ ।!' 





सन्‌ ५३ में हम श्री १००८ तीथेराज की वदनार्थ गए तो ईसरी मे बाब। जी के दर्शनार्थे 
आश्रम में कुछ देर बाद पहुँचे । कुशलक्षेम के पदचात्‌ बाबा जी ने पूछा--“काए भैया दमोह की 
पाठशाला चला रहे हो ? मै. मौन था। बोले भाई जड सीचते रहना, कभी न कभी अकुर 
फूटते रहेगे । 


कुडलपुर जी में एक बार शौच से लोठते समय सुना कुछ महाशय शादी सबध में ठहराव 
कर रहे थे। बाबा जी के कान में बात पड जाने से वे रुक गए और कहा भैया तुम डाक मत बनो । 
लडकी भी ले जाश्रोगे और ठहराया हुआ घन जो ग्यारह॒वा प्राण है, वह भी ले जाओगे ? भ्रपन 
सब उच्चकूल मे उत्पन्न हुए है। जो अपन को कन्या रत्न दे रहा है उस पर ऐसा डाका डालना 
क्या शोभा देता है ? " 

सन्‌ ५१ में पृज्य वर्णी जी का गणेशगज, (शाहपुर) से श्री तीर्थराज सम्मेदर्शिखर जी 
की ओर प्रस्थान हुआ । मुझे भी बाबा जी की पद-यात्रा मे संघ के साथ साथ यात्रा का सौभाग्य 
भाप्त हुआ। चाबाजी के त्रिकाल उपदेश मिलते ही थे लेकिन साथ रहने से मूक उपदेश भी ग्रहण 
करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता था । पथरिया से चलकर सदगुवा पहुँचे । बाबा जी के आहार 
हो जाने पर बाबा जी हम लोगो को सकेत करने आए । भैया श्राप लोग भी भोजन करो । हमे 
तो भोजन करा दिया और तुम सभी भूखे हो । यह हमारे ही कारण से है । आप लोगो को दु खी 
होने मे हम निमित्त बन रहे है। क्रितने करुणाभाव थे । आगे हिन्डोरिया (दमोह) स्कूल से रात 
ठहरे । दूसरे दिन देव-डोगरा मे कुआ के पास प्रबंध किया गया था । हन्डोरिया से देवडोगरा तक 
साथ पदयात्रा से कभी कभी सै उनका कमडलु ले लेता था । मुकाम पर पहुँचने पर बाबा जी 
के पर दबाने लगा तो मेरे हाथ हटाकर बोले “भैया हम सब साथ साथ ही तो आए है । मैं सिर्फ 
पीछी लेकर झाया पर तुम मेरा कमडलु का बोक लाए हो । तुम सब सुस्ता लो, जात हो जाओ, 
फिर पर दबाना-। तुम भी तो थक जाते हो। करुणा की भावना का अटूट भंडार बाबा जी मे 
भरा था। ऐसे परोपकारी करुणानिधि संत के चरणों मे प्रणाम । 


5 


एक 


[ ३१ 


शान्ति की मूति और दया के अवतार 


लेखक-स्व० पं० दयाचन्द्र जी सिद्धान्तगास्त्री, सागर 


(स्व० श्रीमान्‌ गुर्वर प० दयाचन्द्र जी सिद्धान्तमास्त्री जैन आगम के प्रकाण् जाता 
मुदुस्वभावी, निष्ठावान, समता भावी विद्वान थे। पूज्य वर्णी जी से उनका दीर्घकातीन पल 
रहा । थोडे ही दिनो पूर्व प० दयाचन्द्रजी का सागर में, हृदयगति रुक जानेसे स्वगंवास होगया। 
उनका वियोग दिगम्बर जैन विद्वत समाज की श्रपूरणीय क्षति है) 


“प्म्पादक 


नमः श्री गुण्वर्धाय, वणिने दान्तिसृतये । 
प्रतुकम्पा-वताराय, प्रज्ञानीघ-विनाशिने ।। 


पज्य वर्णी जी के शताब्दिसमारोह के भवरार पर हम उनके पुनीततम चरणों मे श्रद्धा 
उजलि समपित करते हूँ । वे भान्ति की मूति थे । उनकी थास्तमुद्रा के दृष्टिगोचर होते ही मतभेद 
रखने वाले भी अनेक मानव नत-मस्तक हो जाते थ । उनकी सम्मेदशिखर आदि ही पदयाता के 
समय ग्रनेक स्थानों पर अनेक सज्जना ने सत्कारपुर्वक प्रपने आयतनों मे छहराया एवं उनकी पिया 
करने मे श्रपता अहोभाग्य समभा । उनके प्रत्येक भक्तजन को जो ऐसा श्रतुभव होता कर 
पूज्य वर्णी जी की सबसे अधिक कृपादृष्टि हमारे ऊपर है, यह उनकी सीम्यदृष्टि कही 


प्रभाव था। 


प्नुकम्पा के तो ये अवतार ही से । यद्यपि दयाभाव अनेक सज्जनों से पाया जाता है 
परन्तु अनुकम्पा बिरले ही महानुभावों मे उपलब्ध होती है । दुसी प्राणी के दुख को दूर करे की 
इच्छा दया कहीं जाती है, परन्तु दुसरे के कष्ट को श्रपना सा समभकर शीघ्र ही उसको दूर कले रे 
प्रथत्त में जुट जाना सनुकम्या है । 

/“बुपित-दु प-प्रहा्च्दा दया 

“परपीटामात्मस्याभिव कुर्वतोपनुकम्पनमसनुकम्पा 

पूज्य वर्णी जी की यह अनुकम्पा भ्रनेक बार व्यक्तरूप में देखी गई है। 


एक बार ग्रीष्म कार में एक त्यागी जी के साथ वे चण्डा से सागर झा रहें ये । मार्ग में एक 
कुए पर त्यागी जी के साथ पानी पीमे लगे । इनको पानी पीते देखकर एक वुढ़िया दुतके पी 
श्राकर कहने लगी कि महाराज जी थोटा सा पानी हमको भी पिला दीजिये। साई के पयागी जी 
ने कहा कि तुम अपना वर्तन लाझो उतसमे हम पानी डाल देवेंगे। बुढिया करण सर 
लगी कि यदि वर्तन होता तो हम स्वय पी लेते, झ्लापको कप्ट नहीं देते । मेरा कष्ठ सुद्द रह ६ 


3१२ | 


क्रंपा कर पानी पिला दीजिये, त्यागी जी उसी प्रान्त के निवासी थे, उस बुढिया को पहिचामते थे, 
इसलिये उन्होने कहा कि हम तुमको अपने लोठा से पात्ती नही पिला सकते । परन्तु वर्णी जी से 
नही रहा गया । उन्होने उसकी अ्ञ्जलि में पानी दे देकर उसकी प्यास शान्त कर दी । त्यागी जी 
यह देखकर कहने लगे कि आपने यह व्तेव अ्रपवित्र कर लिया है । यह सुनते ही वर्णी जी ने वह 
लोटा भी बुढिया को दे दिया । 


ऐसे भ्रनेक उदाहरण है, जिनमे उन्होंने शीतबाधा से ठिठरते हुए लोगो को श्रपना सर्वेस्व 
(छूल्लक अ्रवस्था का वस्त्र) श्रप॑ण कर दिया था। उनकी अनुकम्पा सिर्फ मनुष्यवर्ग मे ही 
सींमित नही थी कितु प्राणिमात्र पर व्यापक थी । 


एक बार (जब सागर विद्यालय चमेली चौक मुहनला मे था) वे विद्यालय के तीसरे खड 
को एक कोठरी में अधश्ययत्त कर रहे थे। बाहर “सडक पर लोगो की भीड देखकर उन्हे ज्ञात हुआ 
कि सडक के किनारे ३ फुट गहरी कील (खाई) मे एक गधा गिर पडा है । लोग चिल्ला रहे थे हाय 
बडा अभ्रनर्थ हो गया । बिचारा गधा मर रहा है । परन्तु वर्णी जी ने अतिशोघ्र ही सडक पर आ्राकर 
कुछ छात्रो के सहयोग से गये को बाहिर विकाल लिया । बाहिर निकलते ही वह वहाँ से भाग 
गया। वर्णी जी जिस कोठरी मे अ्रध्ययन कर रहे थे उसका द्वार छोटा (सिर्फ ४॥ फुट ऊँचा) 
था, अत शीघ्रतापूर्वक बाहर निकलते समय उन्तका भिर द्वार की चौखट से टकरा गया था एवं 
सिर से रुधिर बहने लगा था। परतु उन्होने इसकी कोई चिता नहीं की । गधे को निकाल चुकने के 
बाद ही उन्होने मरहम पट्टी करवाई । 


समाज मे व्याप्त घोर अज्ञान का निराकरण करने वाले महानुभावों में पृज्य वर्णी जी ही 
एक अग्रगण्य महान्‌ पुरुष थे । उनको स्वय ज्ञान का सम्पादन करने मे अनेक कष्टो का साम्हता 
करता पड़ा, परतु पीछे उन्होंने उस कष्ट से साध्य ज्ञान को अनेक स्थानों मे विद्यालय और 
पाठशालाए खुलवाकर जन-जन की सुलभ कर दिया । समाज को बडे से बडे, मध्यम या निम्न 
कोटि के जो विद्वान्‌ दृष्टिगोचर हो रहे हैं उन्तकी ज्ञान-सम्प्राप्ति में पृज्य वर्णी जी निश्चितरूप 
से साक्षात्‌ या परस्परया साधन बने है। ज्ञान की श्राराधना एवं उसके प्रचार मे ही उन्होने 
अपने झ्ादश्श जीवन के एक-एक क्षण का सदुपयोग किया था । ग्रभीक्ष्ण-ज्ञानोपयोग द्वारा वे समय- 
सारादि अनेक ग्रथो को हृदयज्भम कर चुके थे। स्वप्त में भी अक्षण्ण प्रवाह से किया गया उक्त 
प्रथो का प्रवचन उनके निकटवर्ती सज्जनों ने अनेक बार सुना है । 


एक चतुर शिल्पी साधारण पददलित मिट्टी का सुन्दर खिलौना बना देता है तो लोग 
उसकी हाथो मे लेकर गौरव का अनुभव करते है। इसी तरह पृज्य वर्णी जी ने सर्व-साधन- 
विहीन अनेक बालको को हस्तावलम्बन देकर उनको समाज का भूषण बना दिया है । 


पूज्य वर्णी जी अन्य साधारण अनेक ग्रुणो के भण्डार थे। उन सबको वर्णन करने की 
रसनामे और लिखते की लेखिनी मे शक्ति नही है । उन्हे श्रद्धाविनत प्रणाम । 


नर रा 


कल 


4 
ष्र्श 


[ ३६ 


करुणासागर, अ्रसमानविद्वान 


“आवक शिरोमणि श्रीसान साहु शान्तिप्रसाद जी 


व्यापारिक जीवन में आने के बाद मेरे ऊपर जिस भहात्मा का अ्रसर पडा है वे हैं 
श्री गणेशप्रसाद जी वर्णी। उनमे प्यार ओर करुणा कूट-कूट कर भरी थी। ज्ञान के तो वे 
समुद्र थे । जीवन उनका सादा ओर पवित्र था। वे निश्चय का उपदेश देते हुए भी व्यावहारि- 
कता से दूर नही होते थे । जिसकी जो कठिनाइयाँ होती थी उनको सुलभाते थे और उनको धर्म 
से विचलित नही होने देते थे । समयसार मे लिखा है कि बिना व्यवहार के ज्ञान के कोई निश्चय 
धर्म का पालन नही कर सकता है । वे इसकी एक साक्षात॒ मृत्ति थे। उनके देहावसान के बाद में 
भी उनके विचार करने ही से मुझे शान्ति और सुख मिलता है । 


दिल्ली 
२५ जुलाई, ७४ 


45 
परम ग्राध्यात्मिक सन्त 


--सरसेठ भागचन्द्रजी सोनी 
(अजमेर ) 


श्रीमान्‌ पुज्य श्री १०४ श्री क्षललक गणेशप्रसादजी वर्णी महाराज वर्तमान युग के एक अध्यात्म- 
रसिक त्यागी थे। जिनन्‍्होने श्रपनी विद्वत्ता, सरलता, गम्भीरता ओर त्यागशीलता द्वारा सम्पर्क मे 
आने वाले मुपुक्षुओं को भ्रगायास ही श्राकषित किया था। आप साम्यस्वभावी, भद्रपरिणामी 
और मृदुभाषी थे | जो भी व्यक्ति एक वार आपके सम्पर्क मे श्राया वह आपकी वाक्यावली से 
प्रभावित होकर श्रापक चिर ऋणी हो जाता था । ध् 


सन्‌ १६३७ में मुझे आपके दर्शन का पुण्यलाभ मिला । उस समय घवल महासिद्धात ग्रथ 
का स्वाध्याय चल रहा था । आप स्वाध्यायान्तगंत गाथा और उद्धरणो को इस प्रकार उच्चारण 
कर रहे थे मानो सरस्वतीरूपी नदी का अ्रविरल प्रवाह वह रहा हो । जेनजगत्‌ मे श्रापकी विद्वत्ता 
जहाँ मान्य थी वहाँ श्रापकी चारित्राराधना और श्रध्यात्मनिष्ठा ने आपको त्यागी वर्ग मे श्रग्मणी 
बना दिया था । 


धामिकशिक्षा की ओर आपका जीवनान्त तक ग्रकथनीय प्रयत्न रहा। शतश पाठशालाये 
श्रापके सतत प्रयत्न का ही सुफल है। श्री स्यादवाद महाविद्यालय काशी ओर सत्तक सुधा तरगिणी 


३४ ०] 


कहकर आसन छोड कर मेरा हाथ पकड कर गद्दी पर बैठा दिया। मैंने साहस जोड़कर पढा | चूँकि 
पठित विषय तो था, अ्रत पढ भी सका | श्रनन्तर अपने स्थान पर आ जाने पर मैंने कहा गुरुजी 
में आपके साथ श्रब बाहर कही न जाऊगा, आप बहुत संकोच मे डाल देते हैं। वर्णी जी का उत्तर 
था कि मेरे सामने यवि तू समाज में सभा में बोलने का साहस न करेगा तो कंसे सीखेगा । इसी 
सिखाउे को तो साथ लाता हूँ । और मैने जो कहा था सो क्या मिथ्या था ? मैं चुप रह गया 
उनकी शिष्यानुग्रह-बुद्धि पर श्राइचय था । 


(५) स्थितिकरण--- 


कटनी के पास बडगाव में सिं० रघुनाथदास तथा उनका परिवार व उनसे रिस्ता रखने 
वाले अन्य सज्जन सब मिलकर करीब ५०घर पचासो वरसो से जाति समाज के व्यवहार से वहिष्कृत 
थे। भ्रपराध इनके पिता का था। उन्होने कभी पचायत की बेठक में पचो के बुलाने पर भी 
अवहेलना की, पचायत की बैठक में नही पहुँचे । पंचो ने उनकी इस वृत्ति पर उन्हे समाज से 
बद कर दिया, तथा निर्णय दिया कि १।) नगंदी व १ नारियल दण्डस्वरूप देने पर ही वे समाज 
मे सम्मिलित हो सकेंगे। उन्होने दण्ड न दिया। व्याह शादिया जिन परिवारों मे उन्होने अपने 
बच्चे बच्चियों की की थी वे भी समाज से बहिष्कृत होते गए । 


हमारे पिताजी ने वर्णी जी से कहा कि इन परिवारों का न्याय होना चाहिये तथा प्रतिबन्ध 
उठना चाहिए अब तीसरी पीढी उनकी चल रही है । पितामह के श्रल्प अपराध की सजा ये उनके 
पौत्र भोग रहे हैं, यह अ्रनुचित है । पूज्य वर्णी जी का ध्यान गया--और बाबा जी को साथ लेकर 
बडगाँव आए, परिस्थिति भी समझी, कटनी तथा आसपास की पंचायतें बुलाई गईं। मामला 
उपस्थित हुआ, लोग दुढ थे कि ये श्रव १०१ नारियल जुरमाना दे, बिरादरी को जेवनार दे, तब 
मिलाए जाय । 


वर्णी जी ने फैसला दिया कि जुरमाना जिनसे चाहिए था वे दिवगत-हो गए, अत जुरमाने 
का प्रश्न नही है । ये सब परिवार निर्दोष घोषित किये जाते है । समाज के सब प्रतिबध उठा दिये 
गये । इस पच्ायत की सफलता में सागर के श्री मूलचद्र बिलोग्रा, रीठी के सिघई लछ॑मनलाल 
और बाकल के नन्‍्हेलाल पुजेरी का विशेष सहयोग रहा । 


इस खुशी मे वर्णी जी की प्रेरणा से उस परिवार ने उस गाँव मे पक्‍का जिनमंदिर बनवा 
देना, पच-कल्याणक-प्रतिज्ञा कराना तथा १०००१) दस हजार रुपया नगदी देकर वहाँ पाठशाला 
खलवा देना स्वीकार किया तथा सभी पचो को भोज दिया । 


ऐसी सुदरता से उत ५० परिवारों का न्याय हुआ क्रि सब प्रसन्न हुए तथा धर्म को 
प्रभावना हुई । 

मैने नमूने के तौर पर ये पाच सस्म रण पाठको के सामने रखे हैं। उनके सपर्क में मुभे 
प्रनेक वर्ष रहता पडा । उनका समस्त व्यवहार आचार ही परोपकारमय था। यदि केवल अपने 
साथ घटी घटनाओं के सभी सस्मरण लिखे जाय तो वह स्वय एक विज्ञाल, पुस्तक होगी ग्रत 
सक्षेप मे केवल ५ बाते ही लिखी है । 


इष ॥]' 


हि 
उनका जीवन-चरित्र जो कोई पढेगा वही उनके सम्पूर्ण जीवत की महत्ता समझ सकेगा |, 


उनका जीवन स्वय मे एक जीता जागता विशाल नैतिक चरित्र था। वे करुणा और परोपकार 
की साक्षात्‌ मृति थे । ५ 


सदाचार पर उनका बल था। पाचों पाप उन्हें जीवन भर नही छू सके थे। उन्होने 
संस्कृत तथा धार्मिक शिक्षा-प्रसार मे ही अपना सपूर्ण जीवन व्यतीत किया है । उनके दर्शनमात्र 
से ही शाति मिलती थी । ऐसा अपुर्वे जीवन उनका था । 


मैं अपनी ग्ातरिक अशेष शक्तियों से 
इस शताब्दी पर उनके प्रति अपनी 
पूर्ण श्रद्धाञ्जलि श्रपित 
करता हूँ । 


>> 


4० 


करें 
ए' 


ग्ः 


उस ज्ञान-प्रकाश-दाता को सादर प्रणाम 


सिद्धान्ताचार्य श्री पं० केलाशचन्द्र शास्त्री 
वाराणसी 


पूज्य वर्णी जी महाराज ने काशी मे श्री स्यथाह्रद महाविद्यालय और सागर मे सत्तक-सुधा- 
तरगिणी पाठशाला स्थापित करके (जो बाद को वर्णी महाविद्यालय बता विया) दिगम्बर जन 
समाज का महान्‌ उपकार किया है । इन विद्यालयों में अन्य प्रान्तो से तो विरल ही छात्र पढने आते 
है किन्तु मध्यप्रदेश बुन्देलखण्ड के ऐसे-ऐसे छोटे ग्रामो से छात्र श्राते है जहाँ उस समय छोटा सा 
स्कूल तक नही था । इन विद्यालयों मे पढकर आचाय और एम. ए. बतकर कालिजो और विश्व- 
विद्यालयों मे प्राध्यापक बन जाते है। यदि इन विद्यालयों का सहयोग न मिलता तो ये छात्र पता 
नही कहाँ किस रूप में जीवन बिताते । 


पुराने ओर नये प्राय अ्रधिकाश विद्वान वर्णी जी महाराज के ही विद्यालयों की देन है । 


में जब स्याद्वाद विद्यालय मे पढने गया तो वही प्रथम बार उनके दर्शन किये । उनकी 
वह विहंसती हुईं मुखमुद्रा, उनका विद्यालय के भवन में श्राना, हम लोगो का उठकर खडा होना, 
उतका सबकी ओर विहंसता दृष्टिपात, लटकती हुई धोती, कन्धे पर दुपट्टा, यज्ञोपवीत में या 
अग्रुली मे सोने की हीरा जडी श्रगूठी आज भी स्मृतिपथ में तदवस्थ है । 


उनका जेसा निविकार, पर-दु.ख-कातर, विद्यारसिक त्यागी होना कठिन है। जब बह 
विद्यालय मे रहते थे तो कभी-कभी बाबा भागीरथ जी वर्णी भी आ जाते थे । इन दोनो मे बडा 
सोहार्द था। बाहर से पार्सल आते रहते थे। उनके प्रेमी भक्तो की सौगातें लाते रहते ये । 


३६ 


उन्होंने सवारी का त्याग किया और बनारस से पैदल सागर गये। फिर तो उन्होंने पेदल ही 
सागर से ईसरी, इंसरी से सागर, दिल्‍ली आदि की यात्रा की और अत मे ईसरी ही मे रहने लगे । 
उनका प्रभाव दिनो दिन बढता गया । अत मे वे पैरो से लाचार हो गये । तब वह दिन भी आया 
जब उतके समयसार-मय जीवन की परीक्षा की घडी आई । वे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उस 
सकटकाल मे तीत्रवेदना को उन्होने किस घैयें से सहा वैसा धैर्य आत्मबोध के बिता सभव नही 
है । यह शताब्दी उनके श्रालोक से श्रालोकित है और जब तक उनकी ज्ञानदान्नी सस्थाए चलती 
रहेगी उनसे प्रकाश की किरणें मिलती रहेगी। उस ज्ञान-प्रकाश-दाता को सादर प्रणाम । 


८) 


+ 


नर 


एक महान विभति 
कलाशचन्द्र शास्त्री 


स्व० पूज्य क्षुल्लक श्री गरणंशप्रसाद जी वर्णी जन्म से वेष्णव धर्मावलम्बी थे । पीछे सगति 
के प्रसाद से जब उन्होने जैनधर्म घारण कर लिया तो आजीवन उनकी अ्रटल श्रद्धा जैनधर्म 
पर रही । जेनधर्म उनके जीवन में समा गया था। वह मनसा, वाचा, कमंणा अ्रहिंसक थे । 
उनका समस्त जीवन स्व-पर-कल्याण मे बीता। ज्ञानाराधना और ज्ञान का प्रचार ही एक तरह 
से उनके जीवन का ध्येय बत गया । जनधर्म मे दीक्षित होते के पश्चात्‌ उन्होने सप्तम प्रतिमा 
धारण कर ली ओर फिर क्षुल्लक बन गए । उनका समस्त जीवन एक निरीहवृत्ति का प्रतीक 
था | उनके पीछे लक्ष्मी लोटती थी, बडे-बडे धनाधीश उनके लिए धन खच्चने को तैयार थे किन्तु 
वे सदा नि सग रहे | पूज्य बाई जी का स्वर्गंवास होते ही उनका शेष रुपया स्याद्वाद विद्यालय 
वर्गरह को दे डाला । अपने पास उच्होने कभी एक दमडी नहीं रखी । एक बार छपरा गए, लौटते 
समय वहाँ के भाइयो ने जबरदस्ती मार्गज्यय के लिए ५) उनके छोर मे बाध दिए । स्टेशन 
पहुँचे एक रुपया इक्के वाले को दे दिया | दूपरा रुपया कुली को दे दिया। बनारस उतरे तो 
तीसरा रुपया वहाँ के कुली को दे दिया | शेप बचे दो । वे दोतो रुपये बनारस के इक्के वाले को 
दे दिए। साथ के व्यक्ति ने रोका भी कि महाराज ! इतना क्यो देते हो, तो बोले देने वाले ने 
मार्गव्यय के लिए दिये ये सो जिनके निम्मित्त के थे सो दे दिए। इस तरह वह पैसे से सदा 
निसग रहे । और स्त्रीजाति के प्रति भी उनकी सदा निसग मावता रही। उनका पादस्पर्श 
करना तो दूर, कमरे की चोखट लाधकर कोई स्त्रो अन्दर पर नही रख सकती थो । त्रिकाल 
सामायिक्र का नियम अन्त तक निवाहा उसमें कभी कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ । भोजन कौ जो 
प्रक्रिया त्यागियों के लिए प्रचलित है उसी प्रक्रिया से दिन मे एक ब'र भोजन लेते थे । स्वर्गंवास 
से दो दिन पहले तक जब वह अत्यत अशक्त हो गए थे, बारम्बार प्रेरणा करने पर भी श्रपने 
कमरे मे जलपान करने के लिए तैयार नहीं हुए। और देवदर्शन करने के पश्चात्‌ ही पडगाहे 
जाने पर जल लेने के लिए तत्पर हुए किन्तु ले नही सके। बीमारी का डेढ दो माह का समय 
उन्होने कितनी शान्ति से बिताया है इसे तो देखने वाले सभी जानते हैं । पृण्य वर्णी जी मे बनावट 


४० ] 


१६ नही थी । अपनी कमजोरियो से वे अजान नही थे । ईसरी में कई बार प्रवचन करते हुए 
व्हे ने स्वयं अपनी कमजोरियों की निन्‍दा की थी। वृद्धावस्था ने उन्हें पभु कर दिया था | शरीर 
वह एक तरह एक दम शअशक्त हो गए थे। और भक्तो का यह हाल था कि वे चाहते थे कि 
णी जी अभी इसी हालत मे बैठे रहे । आचार्य और मुनिराज तक उन्हे श्रादर और सम्मान की 
. > से देखते थे। स्व० आवचाये श्री शातिसागर जी महाराज आचार्य श्री सूयंसागर जी महाराज, 
आ्राचायं श्री नमिसागर जी महाराज आदि का उनके प्रति आदर भाव रहा है। वह जैन समाज 

की एक विभूति थे और जंनधर्म के एक स्तंभ थे । 
--जन सदेश २६/१७ पृष्ठ ११ 


का 


2 


मेरे जीवन-दाता वर्णोजी 
“भी पं. फूलचन्द्र शास्त्री, वाराणसी 


व्यक्ति आखिर व्यक्ति है। काल की गति के साथ प्रत्येक व्यक्ति की इह लीला समाप्त 
होना स्वाभाविक है । फिर भी कुछ व्यक्ति ऐसे अवश्य होते है जो काल पर भी विजय पाते हुए 
देखे जाते है । इह लीला समाप्त होने पर भी अपने जीवित कार्यों द्वारा उतका चिरकाल तक 
अस्तित्व बना रहता है । इस काल में जो इस गणना के योग्य है उनमे श्रद्धेय वर्णीजी अन्यतम है । 
वे भ्रव हमारे मध्य नहीं हैं । पर वे समाज के दृष्टि-ओश्रोकल हो जायेगे यह सम्भव नही है । उन्होंने 
अपने जीवनकाल में रचनात्मक दृष्टि से जिस इतिहास का निर्माण किया है वह युग-युग तक 
उनकी जीवन-कहानी मुखरित करता रहेगा । 


अभी मेरा शिक्षा-काल पूरा नही हुआ था कि जबलपुर में शिक्षामन्दिर, खुलने वाला है 
और उसके प्रधानाचार्य श्रद्धेय पं० वशीधर जी न्‍्यायालकार होने वाले है यह सुसमाचार मुझे 
जबलपुर खीच कर ले गया । जिस दिन मैं जिस गाडी से अपने घर लौट रहा था, उसी गाड़ी 
से श्रद्धेय वर्णी जी ने भी सागर के लिये प्रस्थान किया । श्रद्धेय प० जी उनके साथ चल रहे थे । 
गाडी कटनी तक आती थी, इसलिये उनके साथ में भी वही रुक गया । 


मुझसे यह कह कर कि सामान छात्रावास मे रखा आओो, वे श्री जिनमन्दिर जी में चले 
गये । सामान रखाकर पीछे से मै भी पहुँच गया । दर्शनविधि सम्पन्न होने पर दोनो महानुभाव 
सामायिक करते लगे। मैं कर्मकाण्ड ग्रल्थ का स्वाध्याय करने लगा । इसी बीच खबर पाकर अनेक 
आवक और श्राविकाएं श्रद्धेय वर्णी जी के मुख से अमृतवाणी सुनने और उनका पुनीत दर्शन करने 
के लिये वहाँ एकत्रित हो गये । सामायिक-विधि सम्पन्न होने पर प्रवचन के लिये सबने श्रद्धेय 
वर्णी जी से प्रार्थना की । मैने अवसर देख कर चौकी उनके सामने रख दी । किन्तु उन्होने स्वय 
प्रवचन न कर मुझसे कहा-- “भैया ! कौन ग्रन्थ है ?” 

मैंने कहा--“कमंकाण्ड है ।” ' 


[. ४१ 


वे बोले---/पढे हो ?'' 


मेने कहा--”हाँ, पढा हूँ,” प० जी की ओर सकेत करते हुए पुन कहा--“गुरु जी ने 
ही पढाया है ।* 


वे बोले--“तो सुनाओो, मै सुनूंगा और सब सुनेगे। कहो भैया | ठीक है न।” कौन ह 
निषेध करे, सबने सकोचवश हा भर दी । 


उन्तकी यह अनुग्रहपूर्ण वाणी सुनकर मैं तो गद्गद हो गया । मिनट-दो-मिनट स्तब्ध रहने 
के बाद में अपनी शक्ति अनुसार व्याख्यात करने लगा । 


मेरे उस व्याख्यात को सुनकर वे पण्डित जी से बोले, भैया ! बालक तो बुद्धिमान दिखाई 
देता है। इसे शिक्षामन्दिर मे सहायक अध्यापक बना लेना । आपके पास अध्ययन भी करेगा 
और मध्य की कक्षाओं के छात्रो को अध्यापतत भी करायेगा। फिर मुझे लक्ष्य कर बोले, भैया ' 
पत्र की प्रतीक्षा नही करना। जिस लिन शिक्षामन्दिर का उद्घाठन हो, भ्रा जाना। समभो, 
तुम्हारी नियुक्ति हो गई। अभी २५) रु० मासिक मिलेगा। आगे तरक्की हो जायगी । उन्तका 
यह प्रथम आशीर्वाद है जिसे पाकर मैं घन्य हो गया । 


शिक्षामन्दिर का उद्घाटन कर श्रावणमास में पूज्य श्री का नागपुर जाना हुआ । 
समाज ने उनसे दद्ालक्षण पर्व के लिये एक विद्वान्‌ की याचना की। प० फूलचन्द्र को बुला लेना 
यह कह कर वे सागर लौट आये । मुझे आमन्त्रण-पत्र मिलने पर मै सागर भागा गया । श्री चरणी 
में निविदन किया मैं इस योग्य नहीं हू । बोले, एक दिन रुको, (ब्राई जी के हाथ का) प्रेम से 
भोजन करो, शान्ति से बात करेगे । मैने समभा मेरी प्रार्थना सुन ली गई, बडी प्रसन्नता हुई । 
- अपने साथ बिठाकर प्रेमपुर्वेक भोजन कराया । श्रद्धेय बाई जी के हाथ का सुस्वादु भोजन पाकर मैं 
धन्य हो गया । भोजन के अन्त में वही बोले--देखों बाई जी ! यह बालक कसा हटठी है। मैं 
नागपुर वचन दे आया । यह मना करता है। यहाँ भगा आया । ' इसे समझा दो |. यह अपना 


भविष्य नही देखता । बालक होनहार है, बन जायगा तो “*** ॥। में मूँह देखता रह गया । ग्रुरु- 
कृपा मान कर नागपुर गया तो, पर साथ मे समभरा-बुझा कर श्री प० हीरालाल जी सिद्धान्त- 
शास्त्री को भी ले गया । 


शिक्षामन्दिर सुचारुतूप से चलने लगा । सुपरिल्टेन्डेल्ट के पद पर स्व० श्री छोटेलाल जी 
मास्टर की नियुक्ति हुई । मत्री स्व० श्रद्धेय कन्छेदीलाल जी वकील थे । कुछ दिन तो मास्टर सा 
ने ठीक ढंग से काम चलाया । बाद में अपना रग जमाने के लिये उन्होने कुछ ऐसी नीति अपनाई 
जिससे शिक्षामन्दिर की प्रगति रुक गई। उनकी इसी नीति के कारण मै शिक्षामन्दिर छोड कर 
बनारस चला आया । उस समय पृज्य श्री वहाँ विराजमान थे ही । पूरा समाचार जानकर उन्होने 
मुझे भ्रन्य दर्शनो के शिक्षण के लिये विद्यालय में स्थान दे दिया और २५)₹० माह वृत्ति निश्चित 
कर दी । किस्तु मै उनके इस शुभाशीर्वाद का अधिक समय तक लाभ न उठा सका। अपनी 
गृह-सम्बन्धी आर्थिक कठिनाई के कारण मुझे अध्यापकी जीवन व्यतीत करने के लिये विवश , 
होना पडा । 


४२० | 


मध्य का काल ऐसा बहुत है जो प्रकृत मे विशेष उल्लेखनीय नही है । सन्‌ ४१ में मथुरा३” क्‍ 
सध ने श्री जयधवला के प्रकाशन का निर्णय लिया । उसका अनुवादादि कार्य सम्पन्न करने के लिये “ 
मु्के बनारस आमन्त्रित किया गया । मै जेलयात्रा से हुई शारीरिक क्षति को पूरा कर पुतः बनारस 
आ गया और इस मगल काये में जुट गया । इसी वीच अ० भ० दि० जेन विद्वत्परिषद की स्थापना 
हुई । मै उसका सयुक्त मन्नरी नियुक्त हुआ । कार्यालय का भार मुझे ही सौपा गया । निश्चय हुआ 
कि कटनी से होने वाले विश्वेष उत्सव के समय वहाँ इसका पृज्य श्री की अव्यक्षता में प्रथम अधि- 
वेशन किया जाय । उस समय पृज्य श्री पनागर मे विराजमान थे । निवेदन करने के लिये मे ही 
नियुक्त किया गया । मै पतागर गया । पृज्य श्री से निवेदन किया । बहुत अनुनय-विनय करने पर 
स्वीकृति मिल गयी । अभ्रधिवेशन तो निश्चित समय पर हुआ, पर इस दौड-धृप और कार्याधिक्‍य के 
कारण मै लीवर जैसे कठिन रोग से इतना ग्रसित हुआ कि लगभग सात माह तक श्रन्न के दर्शन 
करना भी दुर्लभ हो गया | केवल फलों के रस और दूध पर ही मुझे रखा गया । 


किसी पष्डित की आजीविका कितनी ? काम करो, वृत्ति लो । आजीविका बन्द हो गई। 
पास में जो सोना-चाँदी था उसमे से कुछ हिस्सा वेचकर काम चलाते लगा। यह समाचार परम 
कृपालु पज्य श्री के कानो तक पहुँचा । उनकी आत्मा द्रवीभूत हो उठी । तत्काल उन्होने आ बाबू 
रामस्वरूप जी बरु्ञ्ासागर वालो को सकेत कर ६०० ) रु० भिजाये | मुर्भे गुरुकपा का सहारा 
मिला, अश्रच्छा होकर पुन. जयधवला के सम्पादन में जुट गया। यह पृज्य श्री की ही महती कृपा 
है कि मै श्राज जीवित हूँ और धर्म-समाज के कार्यो में योगदान कर रहा हूँ । श्री गणेशप्रसाद 
दि. जैन वर्णी ग्रन्थमाला की मगल स्थापना इन्हीं ६००) रु० के शुभ सकलल्‍प से की गई थी । 
हाला कि मैं उन रुपयो को कुछ काल बाद ही ग्रन्थमाला मे जमा करा सका था। यह मेरा 
जीवनन्नत है कि जहाँ तक सभव होगा मै अपने जीवन के अ्रच्तिम क्षण तक उनकी पुण्यस्मृति मे 
कुछ न कुछ कार्य करता रहेगा । द 


चेत्र का महिना था | पूज्य श्री सोनागिर सिद्धक्षेत्र पर विराजमान थे। मैं और स्व० 
डा० भहेन्द्रकुमार जी न्‍्यायाचार्य झाँसी की महावीर जयन्ती सम्पन्न कर श्री सिद्धक्षेत्र की वन्दता 
और पृज्य श्री के दर्शनो के लिये सोनागिर गये । उस दिन आहार के लिये दो चौकाओ की 
व्यवस्था थी। उनमे से एक चौका गया निवासिनी ब्र० पतासीबाई ने लगाया था। शुद्धि के 
पश्चात्‌ जब पूज्य श्री आहार के लिये उठे तो दूसरे चौके वाला प्रौढ पुरुष आगे बढा । यह देख- 
कर ब्रह्मचारिणी जी भी आगे बढने लगी । दोनो में आगे बढने की एक प्रकार से होड सी लग 
गई। यह दृश्य देख कर पूज्य श्री ठिठक गये, उस भाई से बोले--भैया ! क्या करते हो, 
क्या आहार कराने के लिये ,यही दिन है, दूसरे दित करा देना। देखते नहीं हो। ये 
बाई जी वृद्धा महिला है, तपस्या के कारण कृशशरीर हैं। थोडी तो दया करो । और यह कह 
कर लोट आये । कुछ देर रुकने के बाद पुन. शुद्धि कर प्राहदर को उठे । आहार करने के बाद 
हम दोनो से बोले--भेया !' आचारशास्त्र के अनुसार यदि हमसे कुछ प्रमाद हुआ है तो हम 
प्रायश्चित कर लेते है। हमसे वह दृश्य देख कर रहा नहीं गया, इसलिए दो शब्द मुख से 
निकल गये । कैसी विडस्बना है, लोग मात्र आहार कराने मे ही धर्म समभते है । जहाँ आकुलता 
हो वहाँ धर्म कसा | हम दोतो पूज्य श्री के ये वचन सुन कर अवाक्‌ रह गये । 


[7 ४३ 


नि 


चौरासी-मथुरा मे पचकल्याण-प्रतिष्ठा का आयोजन था। पृज्य श्री वहाँ विराजमान थे । 
देश के कौने-कौने से बड़े-बड़े पुरुष आये हुए थे । हम पण्डितो का भी पूरा मजमा हो गया था । 
एक दिल प्रमुख विद्वानों ने पूज्य श्री को आहार देने का सकल्प लिया । प्रतिग्रह करने के लिये 
खडा किसे किया जाय । सबने विचारकर परीक्षा के तोर पर मुझे खडा कर दिया । श्री मन्दिर 
के प्रागण में शुद्धिविधि सम्पन्न कर पृज्य श्री आहार के लिये उठे | किन्तु वे विरुद्ध विशा मे 
चले गये । ३०-४० चौके लगे थे। आशा-निराशा के भूले मे मै भूलता रहा । यह तो होनहार 
ही समभिये कि पृज्य श्री उन सब चौको में से होते हुए वहा पधार गये जहाँ हम पण्डितो ते 
चोका लगा रखा था। मेरी श्रद्धा फलीभूत हुई । सोल्लास वातावरण मे आहारविधि सम्पन्न होने 
पर आशीर्वादो की पुप्पवृष्टि से मै धन्‍्य हो गया। 


नी 


वही दूसरे दिन पूज्य श्री का प्रवचन हो रहा था। उसी समय एक भाई ने आकर 
मेरे हाथ-मे तार थमा दिया | मैंने उसे खोले बिना ही कुरते के ऊपरी जेब मे रख तो लिया, 
किन्तु बार-बार हाथ उस और जाने लगा। मन होता था कि खोल कर पढ लँ। मेरी यह 
मन स्थिति और हाथ की हलन-चलन क्रिया पृज्य श्री के दृष्टि ओफ्ल न रह सकी । प्रवचन 
की धारा बन्द कर बोले--भेया ' आकुलित होने से अच्छा तो यह है कि खोल कर पढ लो । 
मैं सिटपिटा गया | पुन बोले--घबडाओों नही । तुम खोल कर पढ लो । उसके बाद ही मैं 
प्रवचन करूँगा । गुरु आज्ञा मान कर मैंने तार को खोल कर पढाया । तार का आशय समभते 
ही मेरा चेहरा फीका पड गया। तार में कोई अनहोनी बात का सकेत है, पूज्य श्री को यह 
समभते देर न लगी । बोले--भैया ! अब तुम उठ जाओ, अपने कार्य मे लगो । चिन्ता न करो, 
सब अच्छा होगा। घटना तो अनहोनी थी ही । मेरी छोटी बेटी चि० पुष्पा तीसरे मजिल से 
गिर पडी थी, किन्तु वह पूज्य श्री के आशीर्वाद से पुर्वेवत्‌ पुत स्वस्थ हो गई । 


ललितपुर मे पृज्य श्री का चातुर्मास प्रारम्भ हुआ । चातुर्मास की समग्र व्यवस्था क्षेत्रपाल जी 
में की गई थी । मैं बीना मे घर पर अपना सामान रख कर एक भोला लेकर पृज्य श्री के दर्शनों 
के लिये ललितपुर चला गया | मुझे आया हुआ' देख कर पृज्य श्री ने वहाँ उपस्थित समाज को 
सकेत कर दिया--इसे जाने नही देना । मैं निर्देश को टाल न सका । पाँच माह तक उसी स्थिति 
मे रहा आया । वर्णी इटर कालेज की स्थापना उसी चातुर्मास का सुफल है। मुझे अपने ' 
प्रदेश की सेवा करने का सुअवसर मिला | मैंने इसे पृज्यश्नी का शुभाशीर्वाद माना । 


चातुर्मास सानन्‍्द सम्पन्न हो रहा था। भाद्रपदी दशलक्षणपर्व सम्पन्न हुआ ही था कि 
इसी बीच पृज्य श्री को गुदा के बगल मे. अदृष्ट फोडे ने दबोच लिया । चलने-बेठते मे तकलीफ 
होने लगी । तब कही पता लग सका कि गुदा के मुखद्वार के बगल में अदृष्ट फोडा अपना स्थान 
बना रहा है । जनता में तरह-तरह की बाते होने लगी । कोई कहता चीरा लग जाना चाहिए, 
कोई इसका निषेध करता । बहुत विचार के बाद चीरा लगाना निश्चित हुआ कि इजक्शन लगाने 
न लगाने के विवाद ने सबको आ घेरा । जनता इजक्शन लगा कर चीरा लगाया जाय इस पक्ष मे 
नही थी । पृज्य श्री के सामने भी यह प्रश्त उपस्थित हुआ । वे बोले--भैया ! इतनी चिन्ता क्यो 


3 


करते हो । मैं स्वयं इंजक्शन लेकर चीरा लगवाने के पक्ष में नही हूँ । तब कही जनता ने संतोष 
की सास ली । 


टीकमगढ से डाक्टर बुलाया गया । फोड़ा देख कर उसने कहा भी कि महाराज जी बिना 
इंजवशन लगाये चीरा लगाना सम्भव नही है । किन्तु पूज्य श्री ने उसे समका कर कहा--भेया ! 
आप चिन्ता क्यो करते हो, आप निद्वेन्द्र होकर अपना काम करो । मेरे कारण आपको चीरा- 
लगाने, उसे साफ करने और मलहम-पद़्ी करने भे कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत समकाने- 
बुझाने के बाद उसे तैयार किया जा सका । 


पज्य श्री को भीतर के एक कमरे में पट्टे पर ओधा लिटाया गया । मात्र मैं और स्व० 
श्री लाला राजकृष्ण जी सम्हाल के लिये वहाँ रह गये और सब को अलग कर दिया गया। मैं 
पैरो को सम्हाल रहा था और श्री राजकृष्ण जी ऊपरी भाग को । डाक्टर ने फोडे को साफ कर 
नश्तर लगाया। दुर्गेन्थमय पू का फुब्बारा फूट पड़ा। फोडे ने लगभग चार श्रभुल गहरा स्थान 
बना लिया था। घेरा ६ इच से कम न होगा । इतना बडा फोडा होते हुए भी सजीव शरीर मे 
चीरा लगाया जा रहा है यह अन्दाज लगाना कठिन था। समाधिस्थ पुरुष की जो स्थिति होती 
है उसी स्थिति में पूज्य श्री ने स्वय को पहुँचा दिया था। न हाथ हिले, न पर हिले और न 
शरीर का शेष भाग ही हिला। ओझोठ जेसे प्रारम्भ मे बन्द थे, अन्त तक उसी तरह बन्द रहे 
आये । लगभग इस पूरी क्रिया को सम्पन्न करने मे २०-२५ मिनट लगे होगे । पर जो कुछ हुआ 
सब एक सास में हो गया । डाक्टर को आश्चय हो रहा था कि ऐसा भी कोई पुरुष हो सकता है ” 
सब क्रिया सम्पन्न कर अन्त मे जाते हुए वह कहने लगा--ये पुरुष नहीं, महापुरुष है। मुभे ऐसे 
महापुरुष की यत्किचित्‌ सेवा करने का सुश्रवसर मिल सका, मै धन्य हो गया । मेरा डाक्टरी 
करना आज सफल हुआ । मैने श्राज जो पाठ पढा है वह जीवन भर याद रहेगा । 


ललितपुर चातुर्मास के समय का वर्णीजयन्ती का नजारा भी देखने लायक था। न भृतों 
न भविष्यति ऐसा वह महोत्सव था । गजरथ जसे महोत्सव के समय जो जनसमर्द दृष्टिगोचर 
होता है वही दृश्य वर्णीजयन्ती के समय दुष्टिगोचर हो रहा था | पृज्य श्री बदेलखण्ड की जनता 
के लिए देवतास्वरूप रहे है। उस दिन उसने उसी भावना से उनके श्री चरणों मे श्रद्धा 
सुमन अपित किये । 


पूज्यश्री के जीवन-सम्बन्धी ऐसे उल्लेखनीय ' प्रसग तो बहुत है। तत्काल मुझे एक ही 
प्रसग का शोर उल्लेख करना है जो उनमे अन्तिम जीव्रन से सम्बन्ध रखता है । अन्तिम दिनो में 
पूज्य श्री का चलना-फिरना बन्द हो गया था। वाचा ने अपना सुक्ष्मरूप धारण कर लिया था । 
इतना सब होने पर भी पृज्य श्री की दृष्टि, श्रवण और स्मरण शक्ति बराबर उन्तका साथ दे रही 
थी । जिस शारीरिक वेदना मे प्ृज्यश्री के भ्रन्तिम दिन व्यतीत हुए उसमे शायद ही कोई अपने 
को स्थिर रखने मे समर्थ होता । किन्तु उन घीर-गम्भीर महापुरुष की बात निराली थी | उनकी 
आन्तरिक वेदना को वे ही जानते थे । पर उन्होने अपनी वाचिक या कायिक किसी भी चेप्टा द्वारा 
दूसरों पर उसे कभी भी प्रकट नही होने दिया । जब उनसे मुनिपद अ्गीकार करने के लिये निवेदन 


[ ४५ 


किया गया तब उनके पिछी ग्रहण करने के लिये यर्किचित्‌ हाथ उठे और मुख से अस्पष्ट ये शब्द 
प्रस्फुटित हो उठे---श्रात्मा ही भ्रात्मा के लिये शरण है और पूर्णरूप से परिग्रह राहत होकर 
पूज्यक्षी ने अपनी इहलीला समाप्त की । 


वे ऐसे महापुरुष थे, जिनकी शताब्दि-महोत्सव की पुण्यबेला मे पुण्यस्मृतिस्वरूप श्रद्धा- 
सुमन अपित करते हुए हम सब यही भावना करे कि जिस निष्काम भाव से वे अपने कतेव्यपथ 
पर अग्रसर होते रहे, उनके द्वारा बताये गये उस मार्ग पर चलने का हमे भी बल प्राप्त होझ्ो । 


में स्वय तो पूज्यर्नी को अपने जीवनदाता के रूप मे स्मरण करता हूँ और जीवन भर 
स्मरण करता रहूंगा, यही मेरी उस महान दिवगत आत्मा के प्रति श्रद्धाजलि है । 


मकर 


सोवत जागत लगन हिये की 
ब्र० नाथलाल शास्त्री 


[ पूज्य वर्णों जी स्स्कार-वश स्वप्त में भी उपदेश देते सुने जाते थे । उनके एक ऐसे ही 
उपदेश को लिपविबद्ध करके भेजा है ब्र० नाथूलाल जी शास्त्री उर्फ नित्यानद शास्त्री ईसरी ने | 


स्वप्न-दशा मे उपदेश 


भो आत्मन्‌ तुम तो स्वय ज्ञानमया, श्रमूतिक, अनुभवगम्थ हो, त्रिकालश्रुव हो और जो 
यह पर्याय परिणमनशील नाशवान हे यह भी तो तुम्हारे पुरुषार्थ से श्राप्त हे अत. मध्यस्थ रहो 
यह मनुप्यपर्याय, श्रावककुल, जैनधर्म तथा अटूट श्रद्धा, यथायोग्य सयम यह भो पुरुषार्य का फल 
है श्रौर जो शरीर है इसकी यह दशा हो रही है कि एक जगह पत्थर की तरह बेछे रहते हैं और 
अपने आप इधर से उधर तक नही हो पाते | स्वय शरीर की क्रिया नही कर पाते, चलने फिरने की 
बात दूर रही, अपने आप करवट तक लेना कठित है, सारी क्रियाये पराधीन हो गई, यह भी तो 
पुरुषार्थ का फल है । लोग कहते है निमित्त कुछ नही होता सो देख लो प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, 
यह सब हम जानते है--फिससे क्‍या कहे अब तो सतोष से सहन करो, आकुलता से कोई फायदा 
तही। देखो नरक के नारकी कितनी वेदना का अनुभव करते है, तिर्यात््य विचारे कितने पराधीन है, 
जो रातदिन सकक्‍्लेशित (श्राकुलतामय ) है हम अपनी बात किससे कहै, अच्छा है जो होना था सो ही 
होगा। आप सब सुखमय जीवन बितावें, विश्वशाति की भावना करते हुए आत्महितेषी बने । 


कि 
न छ् 


बंद] 


मेरे दीक्षा-गरु 


-ब्रह्मचारी राजाराम जन 
श्री दिगम्बर जन बमंशाला, मगलवारा, भोपाल 


में अपनी जन्मभूमि ग्राम पडवार में था। सवत १६९७१ में मेरी बहन की शादी मे बड़े 
पडित जी के नाम से पृज्य श्री का दर्शन हुआ । उसके बाद दो तीन वार मेरे यहा धर्म के अवसरो 
पर पधारे । मुझे विद्यालय में आपने प्रवेश दिया | उस सम्रय ढाकनलाल सिधई के मकान में 
विद्यालय था। अभाग्यवश्ञ गृहकायें से मुझे विद्यालय छोडता पड़ा । इसके बाद गृह से उदास हो 
पूज्य श्री की शरण में जबलपुर गया तो आपने कहा कि में तुमको ओर तुम्हारे पिता को जानता 
हू । तुम क्या क्तो को पालोगे | किन्तु मेरे आग्रह से १ साल का ब्रह्मचय ब्रत दिया ओर कहा कि 
अभक्ष्य वा व्यसनो का त्याग करो । इसके वाद सागर आकर पूर्ण ब्रह्मचयं ब्रत एवं ५ पापो का एक 
देश त्यागन्रत दिया और कई जगह कई चातुर्मास में में उनकी सेवा में रहकर इस योग्य उन्ही 
के प्रसाद से हुआ । हमारे प्रान्त मे धर्म एवं विद्या का प्रकाश उन्ही महात्मा की देन है | दया 
वात्सल्य सोम्यता साक्षात्‌ मूर्तिस्वरूप उनमें थी। न्याय नीति आगम के अ्रगाध सागर थे। 
उनको भूला नही जा सकता । जो उनके सम्पर्क में भ्रा जाता था वहु उनको नही भूल सकता 
था श्रोर वह उसको नहीं भूलते थे | अत मैं उनके व्यक्तित्व को कहने में समर्थ नहीं। रास्ते में 
एक गाव के पास एक वार ग्राम के नीचे बैठ गए। उस गाव के लोग आ गए कि यह कोई 
महात्मा जी हैं उन्होने कहा महाराज यह आम फलता नहीं हे, आपने कहा कि फलेगा । अगली 
साल वह आम की जिस डाली के नीचे बेठे थे फली । लोगो ने बताया कि वह डाली फली थी । 
अ्रस्तु में क्या कह मात्र श्रद्धा के पुष्प ही उन महापुरुष के चरणों मे समर्पित करता हू । 


+ 


>०- 


ससार में कोई भी पदाथ स्थिर नही, जो आ्राज है वहु कल नहीं 
रहेगा । ससार क्षणभगुर है इसमे आ्राइवरय की बात नहीं । हमारी आयु 
७४ वर्ष की हो गई परन्तु शान्ति का लेश भी नही झ्राया और न आने की 
सभावना है, क्योंकि मार्ग जो है उससे हम विरुद्ध चल रहे है। यदि सुमार्ग 
पर चलते तो अ्रवश्य शान्ति का आस्वाद आता परन्तु यहाँ तो उल्टी गगा 
बहाना चाहते है । घिक्‌ इस विचार को जो मनुपष्यजन्म की अनर्थकता 
कर रहा है । केवल गल्पवाद में जन्म गमा दिया। बाह्य प्रशसा का 

लोभी महान पापी है । 
>गणेश वर्णा 


| ४७ 


उत्कृष्ट सन्त 
श्री पं० नाथलाल जी शास्त्री, इदौर 


पृज्य वर्णी जी का नाम हमारी आध्यात्मिक विभूतियों मे अग्रगण्य है । वे उत्कृष्ट कोटि 
के सत थे। उनके व्यक्तित्व में ऐसा श्रपू्व श्राकषंण था कि उनके सानिध्य में थाने वाला प्रत्येक 
व्यक्ति उनसे प्रभावित हुये बिना नही रह सकता था। वे श्रत्यत सरल, अनाग्रही और निर्मल 
परिणाम वाले थे । सागर, ननागिर और ईसरी मे उनके साक्षात्कार की अनेक घटनाओं की बार- 
बार स्मृति श्लाती रहती है। नीतिशास्त्र मे उल्लिखित पाँच पिताओ्रो में गुर (अज्ञानार्धकार- 
निवारक ) का सर्वाधिक महत्त्व है । पूज्य वर्णी जी इसी स्वोपरि कोटि के अतर्गत चिद्वानो के 
पिता थे । उन्होने न केवल शिक्षा सस्थाएँ खुलबाकर, उनमे हमे शिक्षण दिलाकर हमारा उपकार 
किया, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और उत्कृष्ट चरिन्न द्वारा अनुपम श्रादर्श भी प्रस्तुत किया । उनका 
जीवन लोकोत्तर था। 


इस शताब्दी समारोह के प्रसंग पर उनके प्रति क्ृतज्ञ होकर हादिक श्रद्धाजलि समर्पित है । 


ना 


4 
44४ 


इस शती के महानतम प्रुष : श्री वर्णोजी 


--डा० दरबारीलाल कोठिया, 
ग्रध्पक्ष अखिल भारत वर्षीय 
दिगम्बर जन विद्वत्परिषद 


मनुष्य मनुप्य बना रहे, यह सरल नही है, बडा कठित है। उसके चारो शोर ऐसा वाता- 
वरण रहता है, जिससे वह प्रभावित हो जाता है। जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त चार सज्ञाएँ तो 
उसके साथ रहती ही हैं। बच्चा जब उत्पन्न होता है तो माता के स्तन्‍्यपान मे उसकी निस्गज 
प्रवृत्ति होती है । भय, काम और तृष्णा सज्ञाएँ भी उसमे धीरे-धीरे श्रभिव्यक्त होने लगती है । 
बाल से कुमार, कुमार से युवा और युवा से वृद्ध जब वह होता है तो उसमे उन सज्ञाओ्रो की वृद्धि 
तो होती ही है, क्रोष, श्रहदकार, माया और परियग्रह के सम्रह की प्रवृत्ति भी' बढ जाती है । इस 
तरह मनुष्य विकारो और उप-विकारों का शिकार जाने-अनजने में होता रहता है, जिनसे बचना 
उसके लिए मुश्किल हो जाता है । यदि विवेक-बुद्धि और पूर्व-सुसस्कार हुए तो वह उनसे किसी 
तरह बच जाता है । इन्ही के बल पर उसकी दृष्टि, समझ और चेष्टा ग्रुणग्राहिणी भी होती है, 
उसमे दया, दाक्षिण्य, परोपकार, सेवा आदि मानवीय गुण श्राते जाते है। ऐसे मनुष्य को लोकोत्तर 
मनुष्य कहा जाता है । 


डंद हु 


श्री वर्णीजी इस शती के ऐसे ही लोकोत्तर पुरुष थे। उनका आचन्त समग्र जीवन काम- 
क्रोधादि विकारों तथा मांत्सर्य-सकीर्णता श्रादि उपविकारो से श्रछृता रहा और निर्मलता, भद्गता, « 
सरलता, उदात्तता, सेवा, सहनश्ीलता, परोपकार आदि कितने ही गुणो का वह निधान रहा । * 
उनके जीवन में आरम्भ से लेकर अन्त समय तक बाधाये, कष्ट, बीमारियाँ आदि अनेको उपद्रव - 
आये, पर वे उनके सामने हिले नहीं, डिगे नही, सुमेरु की तरह अचल रहे, कोई विकार उन्हे 
प्रभावित नही कर सका । एक सामान्य व्यक्ति श्रसामान्य केसे बन जाता है, यह उनका जीवन 
हमे बताता है । 


ज्क 


दस वर्ष की अवस्था मे बालक गणेशप्रसाद जब अपने माह्टर जी का हंवका भरने गया, 
तो उसकी इच्छा उसे पीने की हो गयी । उसे पीने पर उसकी बदबू श्राते ही उसने हुब॒का को फोड 
दिया और निर्भयता से जाकर मास्टर जी से कहा--भास्टर जी, हुक्‍का मे बदबू आने से हमने 
उसे फोड दिया है। आप ऐसे वदबूदार हुबका को क्यो पीते है ”” मास्टर जी गणेशप्रसाद की 
निर्भवतापूर्ण स्पप्ट बात से शअ्रप्रप्तन्न न होकर प्रसन्न हुए और सदा के लिए हुक्‍का पीना छोड दिया। 
निश्चय ही निर्भयतापूर्वक कही गयी सही बात का प्रभाव पड़ता है । 


ललितपुर (उत्तरप्रदेश) में वर्णीजी का चातुर्मास था। उनकी जयन्ती का समारोह बाजार 
के मैदान में मनाया जा रहा था, जनसमुदाय से सभा ठसाठस भरी हुई थी । विद्वानों के भाषण 
हो रहे थे। एक मुसलमान भाई झाया और सभा के झ्रायोजक श्री श्रभिनन्‍्दनकुमार टडया से 
बोला, भाई, हमे यह रुपयो की टाची पडी सिली है, आप लोगों की होगी, लीजिए । उसी समय 
घोषणा कर दी गयी कि टाची जिसकी हो वह अपना परिचय और टाची की राशि बताकर ले 
जाय । तीन घटे बाद एक गाव का जन भाई दौडता और हॉपत्ता हुआ आया तथा बाजार के 
मैदान की सडक के किनारे, जहाँ उसकी बैलगाड़ी पहले रखी थी, भूल से छट गयी अपनी रुपयो 
की टाची खोजने लगा। जब उसे ज्ञात हुआ कि उसकी टाची एक मुसलमान भाई को भिली थी 
और वह टाची टड़याजी को दे गया है| तो वह टडंयाजी के पास गया और अपना परिचय 
तथा टाची के रुपयो की राशि बताकर उसे ले आया । टाची मे घी की बिक्री से प्राप्त ३००) रू 
कलदार थे। वह टाची पाकर ऐसा प्रसन्न हुआ्ना कि भानो उसे निधि मिल गयी है, क्योकि वही 
उसकी सारी पूंजी थी । इस घटना को सब लोगो ने वर्णीजी की आ्ात्म-निर्मेलता का प्रभाव बत- 
लाया । वास्तव में रास्ते मे एक रुपया पडा हुआ दिखने पर उसे ग्रहण करने से कोई नही चकता, 
फिर ३००) रु० मिलने पर वह मुसलमान भाई भी कंसे चुकता ? उसके मन में उस टाची को 
ग्रहण न करने तथा उचित स्थान पर पहुँचा देने का जो उत्तम विचार आया, उसका एकमात्र 
कारण वर्णीजी जैसी निर्मल श्रात्मा का सान्निध्य ही था। शास्त्र मे कहा गया है कि निर्मल 
आत्मा तीर्थकर जहाँ विराजमान होते है वहाँ सो योजन तक कोई चोरी-चपाठी, दुभिक्ष, रोग, 
कलह आदि की घटनाये नहीं होती । इससे अनुमान होता है कि उक्त प्रभाव वर्णीजी की सच्ची 
ग्राशिक निर्मलता का ही था। 


ह आक ु 


इसी चातुर्मास मे वर्णीजी को जाघ मे एक कालवकर फोड़ा हो गया । फोडा को डाक्टर 
ने भयानक और खतरताक बतलाया। और कहा कि उसका आपरेशन होगा । स्व ला, राजकृष्णजी 


| ४६ 


दिल्‍ली उक्त सिविल सर्जन डाक्टर को ले आये थे। उनके विनम्र आग्रह करने पर वर्णीजी ऑप- 
रेशन के लिये तयार हुए । डाक्टर को उसके ऑपरेशन मे जितना समय लगा उसमे वर्णीजी के चेहरे 
पर जरा भी सिकुडन या कष्ट का प्रदर्शन दिखायी नही दिया श्नौर वे लोगो से बात करते रहे । 
यह उनकी शारीरिक सहनशीलता थी । लेखक स्वण० वहाँ था । 


इटावा से वर्णीजी बीमार हो गये भ्ौर पैरो मे शोथ हो गया । उनकी बीमारी का यह 
समाचार ज्ञात कर दिल्‍ली से ला. राजकृष्णजी, ला फिरोजीलालजी, ला. हरिश्चन्दगी और हम 
इटावा पहुँचे । गाडी इटावा हे बजे रात में पहुँची | हम लोग स्टेशन से इकक्‍्का गाडी करके पुरानी 
धर्मशाला मे पहुँचे, जहाँ वर्णीजी ससघ ठहरे हुए थे । पहुँचने के समय ३॥। बजा था और सब सोये 
हुए थे । एक कमरे में से कुछ रोशनी झा रही थी । हम लोग उस कमरे के पास पहुँचे । कमरे के 
किवाड केवल अटके हुए थे और धका लगाते ही वे खुल गये । सामने देखा कि वर्णीजी महाराज 
समयसार का स्वाध्याय कर रहे है। ला फिरोजीलालजी ने थर्मामीटर लगा कर देखा, तो बाबाजी 
का १०४॥ डिग्री टेम्प्रेचर निकला । निवेदन किया कि महाराज, ऐसी हालत मे शरीर को आराम 
देना चाहिए। वर्णीजी बोले--“भइया, उसे अपना काम करने दो और हमे भश्रपना काम । यह 
कसी अद्भत सहनशीलता और निस्पृहता थी। इसी को तो विवेक कहा हे । 


वर्णीजी ने जब हरिजन-मन्दिर प्रवेश को श्रागम-सम्मत बताया और उसका समर्थन किया, 
तो समाज के कतिपय लोगो ने उनकी पीछी-कमण्डलु छीन लेने की वात कही और पन्नों में वह 
प्रकाशित हुई । यह बात उनके पास पहुँची । बोले--जिन्हे पीछी-कमण्डलु छीनना है, छीन ले, 
हमारे झात्म-धर्म को थोड़े ही छीन लेगे ।' हमने देखा कि उनके मन पर क्षोभ्र की छोटी-सी रेखा 
भी नही उभरी । महापुरुपो के विषय में कहा गया है कि वे सम्पत्ति -प्रतिप्ठा-सम्मानादि प्राप्त होने 
पर हथपित नही होते और विपत्ति-अपमानादि क्षोभ के कारण मिलने पर विपण्ण नहीं होते --- 
'सस्पदि हर्षो, न विषदि विषाद । उनकी मानसिक सहनशीलता का अपूुर्वे उदाहरण है यह । 


वर्णीजी की करुणा और उदात्तता के तो अनेक प्रसद्भ हैं। माघ का महीना था। कडाके 
की ठड पड रही थी । सागर की बात है । वर्णीजी रात के ६-१० बजे सडक से गुजर रहे थे । 
उन्होने सडक के किनारे एक भिखारी को ठड से ठिठरते देखा । उनसे रहा न गया और घर से 
ग्पने लिए बनी बिलकुल नयी रजाई ले आये प्रौर उस भिखारी को उढा दी । भिखारी ने सुख 
की सास ली । 


समाजसेवा का क्षेत्र उनका यद्यपि बुन्देलखण्ड रहा, फिर भी उनकी पदयात्रा सागर से 
दिल्‍ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, खतौली, सहारनपुर, सरसाबा, जगाधरी और जगाधरी से ईसरी 
तक हजारो मील की हुई और इस पदयात्रा मे उन्होंने कितने ही लोगों को सम्बोधित किया, 
कल्याणमार्ग मे लगाया । बुन्देलखण्ड मे तो वे गाव-गाव गये और समाज मे व्याप्त अ्रशिक्षा, रुढियाँ 
और पास्परिक झगडे सुलभाये । श्राज जो वहाँ जागृति है उसका एकमात्र श्रेय श्री वर्गीजी को 
है । वे सकडो विद्वानों के जनक है । दर्जनों पाठशालाओ और विद्यालयों की स्थापना उनके द्वारा 
हुई, जो श्राज सैकडो बालको को ज्ञान-दान कर रही हैं। काशी का सुप्रसिद्ध स्थाह्वाद महाविद्यालय 
और सागर का गणेश दि जन विद्यालय उन्ही के प्रयत्नो के सुफल है। 


४० |] 


वर्णीजी ने जयपुर, खुर्जा, वाराणसी और नवद्वीप मे जाकर अपनी ज्ञान की भूख मिटायी 
और उच्चकोटि की विद्वत्ता प्राप्त की । ज्ञान का फन वेराग्य-परिणति है। उसे भी आपने खूब 
प्रणित किया । ब्रह्मचारी गोकुलचन्दजी से ब्रह्मचर्य प्रतिमा ली, श्राचार्य श्री १०८ सूर्यसागरजी के 
आदेशानुसार क्षूल्लक-दीक्षा ग्रहण की और अन्त समय जीवन के अन्तिम फल मुनि-दीक्षा को लेकर 
समाधिपुर्वक निर्मेल परिणामों से ईसरी (बिहार) में शरीर-त्याग किया। मुनि-दीक्षा का पुत नाम 
श्री १०८ गणेशकीति घुनिराज था । ईसरी का पाइवंनाथ दि. जन उदासीनाश्रम वर्णीजी के उपदेश 
से स्थापित हुआ था और उसके जीवन का बहुमाग तथा अन्तिम जीवन वही व्यतीत हुआ । आपके 
उपदेश सुनने को कितने ही भक्तगण बाहर से आते थे और अनेक ब्रह्मचारिगण वहाँ रहते ही थे । 


ऐसे परम उपकारी महानतम पुरुष श्री वर्णीजी के प्रति कृतज्ञता-प्रकाशन के लिए अखिल 
भारतवर्षीय दि जैन विद्वत्परिषद्‌ ने छह वर्ष पूर्व वर्णीजी की जन्म शती मनाने का न्तिर्चय किया । 
हमे प्रसन्नता है कि इस पावन अवसर पर “वर्ण-स्मृति-ग्रन्थ' का प्रकाशन विद्वत्परिपद्‌ कर रही है । 
हमारी पृज्य वर्णीजी के प्रति विनम्र परोक्ष श्रद्धाञ्जलि अपित है । 


चमेली-कुटी र, अस्सी, 
वाराणसी-५ (उ. प्र.) 


अर 


ग्रविस्मरणीय संस्मरण 


-शभ्री प॑० हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री, ब्यावर 


श्रद्धेय पूज्य वर्णी जी ने श्रपती जीवन-गाथा मे लिखा है कि बमरानता (भासी) वाले सेठो 
के साथ उनका संबध बहुत पुराता रहा है । जब वहाँ के निवासी स्व० सेठ लक्ष्मीचद्र जी ने अपनी 
जमीदारी के ग्राम सादूमल मे पाठशाला स्थापित की और स्व० पं० घनश्यामदास जी प्रधानाध्या- 
पक नियुक्त हुए, तब उन्होने वर्षाकाल में पृज्य वर्णी जी से साढूमल आने की प्रार्थना की । वे श्रन्य 
स्थान के लिए स्वीकृति दे चुके थे, अत अगले वर्ष वि० स० १६७५ मे वे स्व० श्री बाबा जी 
भागीरथ जी वर्णी और प१० दीपचद्र जी वर्णी के स्नाथ साहूमल पधारे और श्रावण-भाद्र-फद दो 
मास रहे । उस समय वे बडे पडित जी कहलाते थे और चातुर्मास के नियम से बँधे नही थे । 
वर्णी जी की धर्मभूमि और कार्य-क्षेत्र मडावरा दो मील पर होने से वहाँ के निवासी प्रमुख लोग 
वर्णित्रय के दर्शन एवं शास्त्र-श्रवण के लिए आते रहते थे । पाठशाला मे साढूमल के स्थानीय छात्रों 
की अपेक्षा मडावरा के छात्रो की सख्या अधिक थी और वहाँ जैनियो के घर चौगुने से भी ज्यादा 
थे, इसलिए एक दिन वर्णी जी ने वहाँ के प्रमुख लोगो से कहा--भया, यदि झाव लोग सहयोग 
करे तो दोनो स्थानों की सम्मिलित एक बहुत बडी पाठशाला हो सकती है | चर्चा आगे बढी और 
वहाँ के प्रमुख पचो ने इश्त शर्ते पर स्वीकारता दी कि पाठशाला ६-६ मास दोनों स्थानों पर रहे, 
या मध्य मे--जहाँ पर दोनो गावो की सीमा पर जमडार नदी बहती है वहाँ पर पाठशाला खोली 


जावे । बाद को यह निश्चित हुआ कि अभी हाल तो दोनो स्थानों पर ६-६ मास रहे । झागे 
अ्रवसर श्राने पर निर्णय होगा । वर्णी जी की प्रेरणा पर मडावरा के सिघई दमरूलाल जी ने पाच 
हजार की और सोरया वश्ञ के प्रमुख श्री हरीसिंह जी ने भी पॉच हजार रुपये देने की घोषणा 
की । दोनो को वर्णी जी के कहते पर स्थानीय पचो नें क्रमश, सवाई सिघई भौर सिघई की पदवी 
प्रदान की । यह हमारी स्मृति में वर्णी जी का सर्वप्रथम सस्मरण है । 


श्रागे चलकर दोनो स्थानों की पाठशाला सम्मिलित नही चल सकी और मडावरा समाज 
ते अपने यहाँ स्व० प० गोविन्दराय जी को बुलाकर स्वतत्र पाठशाला खोल दी । जब वर्णी जी 
के पास यह समाचार पहुँचा और बताया गया कि मडावरा मे जेन-सख्या अधिक होने से पढने 
वाले बालको की सख्या भी अधिक है शर सभी प्रतिदिन न साढ्मल जा-आ सकते है और न वहां 
के छात्रावास मे रह ही सकते है, तब उन्होने भी कह दिया--यदि वहाँ पाठशाला खोलने से 
अधिक छात्र लाभ उठाते हैं, तो अच्छी बात है । बीच-बीच में वर्णी जी दोनो जगह आते-जाते रहे 
ओर हम लोगो की “परीक्षा भी लेते रहे । 


सन्‌ १६५२ के अप्रेल मे भारतीय ज्ञानपीठ से मेरे द्वारा सम्पादित वसुनन्दि-श्रावकाचार 
प्रकाशित हुआ । मैने उसका समपंण वर्णीजी को किया था| उस समय वे क्ष॒ल्लक हो चुके थे । 
समयंण के शब्दों मे मैंने उन्हे क्षल्लक न लिखकर 'सचेल साधु लिखा था| जिसका कारण यह था 
कि उसकी प्रस्तावना मे मैने 'क्षुल्लक' शब्द की सप्रमाण मीमासा करते हुए श्रन्त मे लिखा था-- 


'क्षुल्लक' उस व्यक्ति को कहा जाता था किजो मुनि-दीक्षा के अयोग्य कुल मे या शूद्र 
वर्ण मे उत्पन्न होकर स्व-योग्य, शास्त्रोक्त, सर्वच्चि ब्रतों का पालन किया करता था। एक वस्त्र को 
धारण करता था। पात्र रखता था। अनेक घरो से भिक्षा लाकर और एक जगह बंठकर खाता 
था | वस्त्रादि का प्रतिलिखन करता था। कची या उत्तरे से शिरोमुण्डन कराता था | इसके 
लिए वीरचर्या, आतापनादि योग करने और सिद्धान्त-ग्रन्थ तथा प्रायश्चित्त-शास्त्र के पढने का 
निषेध था ।' 

सबसे श्रन्त मे मैने लिखा था--'क्या आज के उच्च कुलीन, ग्यारहवी प्रतिमाधारक 
उत्कृष्ट भावको को 'क्षुल्लक' कहा जाना योग्य है ?' 


जैसे ही मुद्रित प्रति मेरे पास आई, मैने तुरन्त वर्णी जी की सेवा मे सागर भेज दी | वे 
उस समय अनेक ब्रह्मचारियों के साथ जोहरी जी की बगीची मे विराज रहे थे। प्रति भेजने के 
८ दिन बाद ही उनकी 'क्षुल्लक' पद पर लिखी गई उक्त पक्तियो पर प्रतिक्रिया जानने के लिये 
मैं सागर उनकी सेवा मे उपस्थित हुआ । उस समय वहाँ इसी प्रस्तावता का वाचन समाप्त हो 
रहा था। चरण-वन्दन करने के पश्चात मैंने उत्तको प्रतिक्रिया जानना चाही । वे उपस्थित जन- 
समुदाय को मेरा परिचय देते हुए बोले--भेया, तुमने बात तो साची लिखी है, पर हम इन 
क्षल्लक कहने वालों से का कहे ? उनत्तके इन शब्दों को सुनकर मेरा हृदय आनन्द से गदुगद्‌ 
हो गया । 

एक बार वर्णी जी का ललितपुर आगमन हुझ्ना । सारे प्रान्त के लोग उनके दर्शनाथे गये । 
मेरे गाव से भी प्राय' सब लोग गये थे, पर पत्नी की अत्यधिक बीमारी के कारण मै नहीं जा 


५२ ] 


सका | एक गति संक्षिप्त पत्र लिखकर उसे मैंने पं» शीलचन्द्र जी न्‍्यायतीर्थ के साथ भेजा । . 
उसमे मेने लिखा था--- 


थयद्यपि मै इस समय स्वाधीन होकर घर पर ही रह रहा हूँ, आप ललितपुर पधारे है और 
सारा प्रान्त आपके दर्शनार्थ उमड़ रहा है, पर घर में बीमारी अधिक होने से इस सुश्रवस्र पर 
नही पहुँच पा रहा हूँ । इसका मुझे अत्यन्त दु ख है । कुछ तबियत सुधरते ही सेवा में उपस्थित 
होऊँगा ?' 

वर्णी जी का उत्तर पहुँचा -- 

“जहाँ तक बने स्वाधीन जीवन ही बनाना चाहिये -आजकल जन जनता में परस्पर 
सौमनस्थ नही. कोई प्ृण्यशाली भी नहीं जो इनमे सौमनस्थ करा सके--आप अवकाश पाकर 
ही आना --आ्रापके घर में रुण है, उसका वेयावृत्य करना यही धर्म है ।” 

उक्त पत्र पाकर मै निहाल हो गया क्योकि इसके पुर्वे कभी कोई पत्र मैने उन्हें नही लिखा 
था और न मै उत्तर की आशा ही कर रहा था। जब पत्र पाया श्रौर उसके एक-एक पद के 
अर्थ की गहराई में गया तो पाया कि वर्णीजी का हृदय कितना विशाल है । उसमें इस अ्रकिचन 
को भी उन्होने स्थान दे रखा है। इसके बाद चतुर्मास में मै कई बार उत्तकी सेवा में गया ग्रौर 
उनका सहज स्नेह पाया । ' 


सन्‌ १६५७ के मई मास में मैं कलकत्ता से लौठते हुए वर्णी जी के दर्शनार्थ ईसरी उतरा । 
अकस्मात्‌ बिना किसी पूर्व सूचना के मुभो आपने पास आया देखक़र अतिप्रसन्न हुए। श्राहार 
को जाने के पूर्व एक बन्धु को मुर्के भोजतार्थ ले जाने का सकेत किया । आप आआाहारार्थ जहाँ गये 
थे, वहाँ से कुछ फल और मीठा मेरे लिये भिजवाया । उनकी यह स्तेहमयी ममता देखकर हृदय 
आनन्द से भर गया । 

शाम को मेने कहा --महाराज, मधुव॒न जा रहा हूँ। कल गिरिराज की वन्दता करूँगा । 
बोले--ऐसी गर्मी में ऊपर कंसे जाओगे-आग्रोगे ”? मैने विनयावनत होते हुए कहा-महाराज ' 
भक्ति सब करा लेगी । यह कह कर मैं मधुवन चला गया । दूसरे दिन गिरिराज की वन्दना 
करके जब ईसरी लौटा ओर उनके पास पहुँचा, तो देखते ही बोले -बन्दवा कर आगे ? मैने 
कहा--हाँ महाराज । फिर पूछा-क्या पेंदल ही गये थे ? मैने कहा हाँ महाराज । सुनते ही 
समीप में बेठ हुए ब्रह्मचारियों को लक्ष्य.कर बोले--“लोग कहते है--पडितो मे श्रद्धा नही ! 
बताग्रो--बिना श्रद्धा के कोई ऐसी गर्मी में पेंदल यात्रा कर सक्रता है ? ” 


उनके हृदय में यो तो समीप पहुँचते वाले अदना-से-अदना भी व्यक्ति के लिये भी स्थान 
था, पर पंडितो के लिए तो वे मानो उन्तके पिता ही थे । जैसे पिता श्रपने पुत्रों को देखकर आ्रानद 
से गदगद हो जाता है, उसी प्रकार वे विद्वानों, को देखकर आनन्द से गद्गद हो जाते थे । 


उनका स्वगंवास हुए इतने वर्ष वीत गये, पर अभी तक कोई भी उनका स्थान नही ले 
सका ओर न भविष्य में लेते की आशा है । आज भी पडित-वर्ग उनके बिना अपने को अनाथ-सा 
अनुभव करता है । उनके लिए सदा ही सहस्रो श्रद्धाउ्जलिया समपित है । 


+ह 


[ ५१ 


परस"-उदार महा-मानव 
(प्रो. उदयचन्द्र जन एम. ए., जेन बोद्ध-सर्वदर्शनाचार्य ) 


इस भारतभूमि पर समय समय पर ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने श्राच- 
रण और कार्यों द्वारा वसुधेव कुटुम्बकम' के सिद्धान्त का पाठ पढाया है और इस प्रकार भारत 
के प्राचीन आदर्श को सबके समक्ष रखकर प्रत्येक मानव को उदारचरित बनने का उदाहरण 
प्रस्तुत किया है । इसीलिए कहा गया है-- 


अ्रयं निज परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ 
उदारचरिताना तु वसुधव कुट्म्बकम ।। 


जिनका हृदय लघु होता है उनके चित्त मे सदा यही विचार उठा करते है कि यह मेरा 
है और यह पराया है। किन्तु विशाल-हृदय वाले व्यक्तियों को तो सारा ससार अपने कुटम्ब के 
समान प्रतीत होता है । 


पज्य वर्णी जी, जिनकी जन्म शताब्दी हम इस वर्ष मना रहे है, ऐसे ही उदारचरित्र 
महापुरुषो मे से थे । वे मानवमात्र के प्रति उदार ही नही किन्तु श्रति उदार थे | उनकी उदारता 
के अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। उनमे से कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं जिससे 
उनके द्वारा श्रन्य जन भी कुछ शिक्षा ग्रहण कर सके और उन पर चलने का प्रयत्त भी कर सके । 


अकारण बन्‍्धु 


जब वर्णी जी मिडिल-कक्षा मे पढते थे उस सप्रय उनको दो रुपया मासिक छात्रवत्ति 
मिलती थी । तुलसीदास नामक एक ब्राह्मण छात्र वर्णी जी का सहपाठी था | उसके घर की 
आर्थिक स्थिति अच्छी नही थी । ञ्रत वर्णी जी अपनी दो रुपया माप्तिक छात्रवृत्ति उसे सहपं 
प्रदात कर देते थे । इससे ज्ञात होता है कि वर्णी जी कितने दयालु तथा उदार थे । 


एक समय वर्णी जी किसी ग्राम से लौटकर सागर झा रहे थे । साथ मे बरायठा वाले सेठ 
कमलापति भी थे । वर्णी जी मार्ग में एक कुश्रा पर पानी पीने लगे । इतने मे क्या देखते है कि 
सामने एक पाँच वर्ष का बालक श्रौर उसकी माँ खडी है। वालक को पानी पिलाया ओर खाने 
को मेवा दिया । जब चलते लगे तब सामने खडी झ्औरन रोने लगी । पूँछने पर पता चला कि 
वह विधवा और दुखी है । वर्णी जी ने उसकी दरिद्र अवस्था को देखकर अपनी धोती, ढुंपट्टा 
तथा जो रुपया पास में थे वे सब दे दिये । पहिनने को केवल लेगोट रह गया । और रात्रि होने 
पर उसी वेष में सागर पहुँच गये । 


५४ | 


पतित-पावन 


सागर की ही बात है। एक दिन वर्णी जी प० वेणीमाघव जी व्याकरणाचार्य ओर छात्र- 
गण के साथ सायक्राल ४ बजे शौचादिक्तिया से निवृत्त होने के लिए गाँव के बाहर एक मील दूर 
गये थे | वहाँ एक औरत बडे जोर से रोने लगी | पूँछने पर उसने बतलाया कि पर में काँटा लग 
गया है। वर्णी जी ने कॉटा निकालना चाहा किन्तु वह पैर नही छूने देती' थी | कहती थी कि में 
जाति की कोरिन स्त्री हूँ । श्राप लोग पण्डित है | कैसे पैर छूने दूँ । एक छात्र ने पर देखकर कहा 
कि इसमे खजूर का काटा टूट गया है जो बिना सडसी के निकलने का नहीं ।' तब एक लुहार के यहाँ 
से सडसी मेंगाई गई । कुछ छात्रो ने उसके हाथ पकड़ लिये और कुछ ने पैर । वर्णी जी ने सडसी 
से कॉटा दबाकर ज्यों ही खीचा त्यो ही एक अ्गुल का कॉटा बाहर आ गया । साथ ही खून की 
धारा बहने लगी । फिर पान्ती से उसे घोकर और अपनी धोती फाडकर पट्टी बाँध दी । उसे 
मूच्छा आ गई । वह लकड॒हारी थी । जब मूर्व्छा शान्त हुई तब लकडी की मौरी उठाने की चेष्टा 
करने लगी । तब वर्णी जी ने कहा कि तुम धीरे-धीरे चलो । हम तुम्हारी लकडियाँ तुम्हारे घर 
पहुँचा देंगे । और वर्णी जी आदि ने उसका बोझ शिर पर रखकर उसके घर पहुँचा दिया | इससे 
यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को सर्वेसाधारण के प्रति दया का व्यवहार करना चाहिये । 
क्योकि दया ही मानव का प्रमुख कतेव्य है । 


बण्डा की बात है । वर्णी जी उस समय बण्डा मे रहते थे । एक लकडी बेचने वाली आाई। 
उसकी लकडी चार आ॥राने में तय हुई । वर्णी जी के पास अ्रठन्नी थी | उसे अ्रठन्नी देकर कहा कि 
चार आना वापिस कर दे । उसने कहा कि मेरे पास पेसा नहीं है। तब वर्णी जी ने सोचा कि 
कौन बाजार तुडाने जावे श्र कहा कि अ्रच्छा आठ आना ही ले जा । जब वह चलने लगी तब वर्णी 
जी की दृष्टि उसकी फटी घोती पर गई । अपनी स्वामाविक दयालुता के कारण वर्णी जी ने बाई 
जी की एक धोती ओर चार सेर गेहूँ लाकर उस लकडी वाली को दे दिये । 


उदार-चेता 


सागर की बात है । एक दिन बाजार जाते समय लकड़ी की एक गाडी मिली । वर्णी जी 
ने उसके मालिक से पूछा कि कितने में दोगे। वह बोला कि पौने तीन रुपया मे देंगे । यद्यपि 
माल पौने दो रुपया का था फिर भी वर्णी जी ने लकडी लेना स्वीकार कर लिया । वह कटरा की 
धर्मशाला मे लकडी रखने लगा । वर्णो जी ने कहा कि काठ कर रखो | वह बोला काटने के दो 
आना और लगेगे । वर्णी जी ने दो आना ओर देने से मना किया और कहा कि नही काटना 
चाहते हो तो चले जाओ, हमे लकडी नहीं चाहिये । वह बोला कि आपने ठहराते समय यह नहीं 
कहा था कि काटता पडेगा । मैं तो काटकर रखे देता हूँ किन्तु आपको अपनी भूल पर पछताना 
पड़ेगा । उसने लकड़ी काटकर रख दी । वर्णी जी ने पौने तीन रुपया दे दिये । वह चला गया । 
बाई जी उस समय घर नही थी । जब वर्णी जी भोजन करने बैठे तब आधे भोजन के बाद अपनी 
भूल याद आई । भोजन छोडकर उठ बैठे और पूँछने पर बाई जी को लकड़ी वाले की सब बात 
सुना दी । बाई जी ने कहा कि जब पौने तीन रुपया दिये तब दो झाना और दे देते । श्रन्‍्त मे 


[| ७७ 


वर्णी जी एक सेर मिष्ठान्न और दो श्राना लेकर चले । दो मील चलने के बाद वह गाडी वाला 
मिला । उसे दो आना और मिष्टान्न दिया | वह आशीर्वाद देता हुआ बोला । देखो जो काम करो 
विवेक से करो | श्रब भविष्य मे-ऐसी भूल न करना । 


एक बार वर्णी जो और सेठ कमलापति बरायठा से सागर आा रहे थे । मार्ग मे एक कुग्रा 
पर पानी पीने लगे । पानी पीकर ज्योही चलने लगे त्योही एक मनुष्य आया और-कहने लगा कि 
मुर्भे पानी पिला दीजिये | वह भगी था। वर्णी जी ने उसको लोटे से पानी पिला दिया । सेठ जी 
बोले कि भ्रव लोठा आग मे शुद्ध करना पडेगा । वर्णी जी ने वह लोटा उसे ही दे दिया और कहा 
कि चलो शुद्ध करने की फमकट मिटी । वह भगी वर्णी जी की जय बोलता हुत्ना चला गया । 


दीन-बन्धु 


एक वार वर्णी जी बनारस से सागर भा रहे थे । पचास लगडा श्रामो की एक टोकनी 
साथ मे थी । बीच मे कटनी उतर गये और बीस आम छाजत्रो को दे दिये । शेष श्राम लेकर सागर 
चले । मार्ग में शाहपुर की स्टेशन पर गाडी पन्द्रह मिनिट रुकी । वर्णी जी ने देखा कि वहाँ 
कितने ही छोटे-छोटे बच्चे भीख माँग रहे हैं। उनकी करुण अवस्था देखकर वर्णी जी से न रहा 
गया ओर तुरन्त शेष तीस आम उन बालको को बॉट दिये । बाई जी को एक भी आम नहीं 
बचा । सागर पहुँचने पर जब बाई जी ने पूँछा कि भेया, श्राम नहीं लाये, तब सब कथा सुना 
दी । बाई जी उनकी इस प्रवृत्ति से प्रसन्न ही हुईं । 


सागर की ही घटना है । वर्णी जी जिस धर्मशाला में रहते थे उसमे एक बिल्ली का बच्चा 
था । उसकी माँ मर गई थी । वर्णी जी उस बच्चे को दूध पिलाने लगे । बाई जी ने दूध पिलाने 
को मना किया, फिर भी अपनी दयालुतावश दूध पिलाते रहें । श्रन्त मे जब वह बीमार हुआ तब 
दो दिन तक उसने कुछ नही खाया और बाई जी के द्वारा नमस्कार मत्र का श्रवण करते हुए उसने 
प्राण विसर्जन किया । इससे यही शिक्षा मिलती है कि पशु-पक्षी भी सत्सगति पाकर शुभ गति 
प्राप्त कर सकते हैं । 


गजपन्था क्षेत्र की बात है । वर्णी जी ने आरबी के एक सेठ जी के साथ पर्वत की वन्दना 
की और सेठ जी के आग्रह से उनके यहाँ ही भोजन किया । भोजन के अनन्तर सेठ जी मन्दिर के 
भण्डार में रुपया देने के लिए गये । उन्होने पाँच रुपया दिये । वर्णी जी भी वही थे और उनके 
पास केवल एक आना था। वह भी इसलिये बच गया था कि उस दिन सेठ जी के यहाँ भोजन 
किया था । वर्णी जी ने सोचा कि यदि आज अपना भोजन करता तो यह एक आना ख्चे हो 
जाता । अत इसे भण्डार मे दे देना श्रच्छा है । अत वह एक आना मुनीम को दे दिया । मुनीम 
ने लेते मे सकोच किया। किन्तु वह शुद्ध भावों से दिया गया था । इसलिये उस एक झाना के 
दान ने वर्णी जी का जीवन ही पलट दिया । सेठ जी वर्णी जी से प्रभावित होकर अपने साथ 
बम्बई ले गये और वहाँ श्रध्ययत की श्रच्छी व्यवस्था हो गई । 


कटनी की बात है । वर्णी जी प्िघई धन्यकुमार जी के बगला में ठहरे थे । यह बगला 


५६ ] 


एक रमणीय उद्यान मे गाँव से एक मील दूर है। एक दिन वर्णी जी गाँव मे भोजन करके बाग 
मे जा रहे थे। मार्ग मे एक वुद्धा शिर के ऊपर घास का एक गट्टा लिये बेचने जा रही थी । एक 
आदमी ने उस घास का साढे तीन आना देता कहा। बुढिया ने कहा कि चार आता लेवेगे । 
इतने मे वर्णी जी ने कह दिया, भाई घास अच्छी है, चार आ्राना ही दे दो | तब बुढिया को चार 
आता मिल गये और वह प्रसक्ष होकर चली गई । 


इसके बाद वर्णी जी स्टेशन के फाटक पर झाये । वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण सत्तू का लोदा 
बनाये बैठा था। वर्णी जी ने पँा--बाबा जी सत्तू क्‍यों नहीं खाते ? वह बोला--भेया पानी 
नही है | वर्णी जी ने कहा कि नत से ले लाग्रो । वह बोला कि नल बन्द हो गया है । वर्णी जी 
ने फिर कहा कि कुआ से ले ला । उसने कहा कि डोरी नहीं है । तब वर्णीजी बोले कि उप्त तरफ 
नल खुला होगा वहाँ से ले लाग्रो | वह बोला कि सत्तू को छोडकर कैसे जाऊ | वर्णी जी ने कहा 
कि मैं श्रापके सामान की रक्षा करूँगा, आप सासन्द जाइये । 


वह उस पार गया और वापिस आकर बोला कि वहाँ भी पानी नहीं मिला। तब वर्णी 
जी ने कहा कि मेरे कमण्डलु मे पानी है, जो स्वच्छ है श्र आपके पीने योग्य है । इस पर उसने 
प्रसन्नतापरवेक जल ले लिया और आशीर्वाद देकर कहने लगा कि यदि भारतवर्ष मे यह भाव था 
जावे तो इसका उत्थान अनायास ही हो जावे । 


देशभक्ति के प्रेरक 


जबलपुर की बात है। उस समय आजाद-हिन्द-सेना के सैनिको पर मुकदमा चल रहा 
था। प७ द्वारिकाप्रसाद मिश्र की श्रध्यक्षता में आजाद-हिन्द-सेनिको की सहायता के लिए एक 
सभा का झ्रायोजन किया गया था। वर्णी जी भी उस सभा में उपस्थित थे । वर्णी जी ने अपने 
व्याख्यान मे कहा कि हे भगवन्‌, देश का सकट टालो । जिन लोगो ने देश-हिंत के लिये अपना 
सर्वेस्व न्योछ्वावर किया, उनके प्राण सकटठ से बचाओ । मेरे पास त्याग करने को कुछ द्रव्य तो है 
नही, केवल पहिनने और झोढने के दो चादर पास में है। इनमे से एक चादर मुकदमे की पैरवी 
के लिए देता हँ और मन से परमात्मा का स्मरण करता हुआ विश्वास करता हूँ कि ये सैतिक 
अवश्य ही कारागार से मुक्त होगे। अन्त में वह चादर तीन हजार में नीलाम हुई । प० 
द्वारिकाप्रसाद जी मिश्र इस प्रकरण से बहुत ही प्रसन्न हुए | देश के प्रति वर्णी जी का यह उदार 
दृष्टिकोण था ओर अन्त में उनकी भावना की पूर्ण सफलता हुई । 


सब भूमि गोपाल की 


हजारीबाग को वात है । एक बार वर्णी जी ईसरी से हजारीबाग श्रा रहे थे । ग्राम से 
बाहर चार मील पर रात्रि हो गई | सड़क पर ठहरने के लिये कोई स्थान नहीं था, केवल एक 
धर्मशाला थी, जो कि कलकत्ता मे रहने वाले एक भगी ने बनवाई थी । चूँकि वह भगी ने बनवाई 
थी इसलिये साथ के लोगो ने उसमे ठहरने मे एतराज किया । किन्तु वर्णी जी ने कहा--भाइयो ! 
घर्मेशाला तो ईंट चुना की है । इसमे ठहरने से क्या हानि है ? इतनी घुणा क्यो ? आखिर वह 


[. ५७ 


भी तो मनुष्य है और उसने परोपकार की दृष्टि से बनवाई है | एक दृष्टान्त देकर कहा कि मार्ग 
में किसी भगी ने छाया के लिये पेड लगवा दिये । तो क्‍या भगी के पेड होने के कारण झातप से 
पीडित कोई उन पेडो की छाया में नहीं बेठेगा | क्‍या भगी के पैसे से बनी हुई धर्मशाला मे 
ठहरने से लोक-मर्यादा नष्ठ हो जायगी । ये थे वर्णी जी के श्रस्पृद्य माने जाने वाले लोगो के प्रति 
उच्च विचार । 


हरिजन मन्दिर प्रवेश 


अस्पृद्यो के उद्धार की भावना तो भारत में बहुत पहले से ही चली आर रही थी किन्तु 
स्वतन्बता-प्राप्ति के बाद भारत का जो सविधान बना उसमे मनुष्यमात्र को समानाधिकार घोषित 
किया गया । जिस समय देश तथा समाज मे हरिजन-मन्दिर-प्रवेश का आन्दीलन चल रहा था 
उस समय वर्णी जी ने उक्त समस्या पर अपने विचार निम्नलिखित शब्दो में प्रकट किये थे । 

“हरिजन भी सज्ञी पच्चेन्द्रिय पर्याप्तक मनुष्य है | उनमे सम्यग्दर्शन प्राप्त करने का सामथ्ये 
है। सम्यग्दशन ही नही, ब्रत-धारण करने की भी योग्यता है। यदि कदाचित्‌ काल लब्बिवश 
उन्हे सम्यग्दर्शन या ब्रत की प्राप्ति हो जाय तब भी क्या वे भगवान्‌ के दर्शन से वच्वित रहे 
ग्रावेगे । समन्तभद्राचार्य ने तो सम्यग्दर्शन-सम्पन्न चाण्डाल को भी देवसज्ञा दी है। पर आज के 
मनुष्य धर्म की भावना जागृत होने पर भी उन्हें जिनदर्शत और मन्दिरप्रवेश के श्रनधिकारी 
मानते है ।' 


, बाई जो की उदारता 


वर्णी जी की धर्ममाता चिरोजाबाई जी जितनी शानन्‍्त थी उतनी ही उदार थी। वर्णी जी 
की धर्मंमाता बनने के बाद उन्होंने वर्णी जी के लिए अ्रपना सर्वस्व समर्पण कर दिया था । एक 
बार वर्णी जी ने बनारस से बाई जी को लिखा कि पीतल के बतंचो में खठाई के पदार्थ विकृृत हो 
जाते है । बाई जी ने उत्तर दिया कि जितने आवश्यक समभो उतने चाँदी के बत॑न बनवा लो । 
वर्णी जी ने एक थाली एक सौ तीस तोला की, एक भगौनी सौ तोला की, एक ग्लास बीस तोला 
का, दो चमची दस तोला की, एक कटोरदान अस्सी तोला का, और एक लोटा श्रस्सी तोला वजन 
का बनवा लिया । जब बतेन बनकर आा गये तब वर्णी जी ने यह विचार कर कि इनके उपयोग से 
इनकी सुन्दरता चली जावेगी, उन्हे पेटी मे बन्द करके रख दिया । दो माह बाद सागर आने पर 
बाई जी ने पँछा कि क्या इन बत॑नी को उपयोग मे नही लाये ? इस पर वर्णी जी ने कहा कि 
उपयोग मे लाने से सुन्दरता बिगड जाती । तब बाई जी ने हँसते हुए कहा कि तो फिर किस लिए 
बनवाये थे । उसी दिन से बाई जी उन बर्तनों को वर्णी जी के उपयोग में लाने लगी । बाई जी 
मे सबसे बडा गुण उदारता का था । जो पदार्थ वर्णी जी को भोजन में देती थी वही न ई, घोबी 
भेहतरानी आदि को भी देती थी । वे कहती थी कि महीनो बाद त्योहार के दिन ही ती इन्हे देती 
हैँ । खराब भोजन क्यो दूँ। झ्राखिर ये भी तो मनुष्य है। 


वर्णी जी की धर्ममाता चिरोजाबाई जी ऐसी परम उदार थी। माता के सस्कार पुत्र पर 


भ्र८ | 


सम्पन्न माता का मिलना, ज्ञानाज॑न के योग्य साघनो, तथा जीवनभर सुख सुविधाओं की प्राप्ति 
एवं देश और समाज के प्रस्यात श्रीमानों और धीमानों का सेवारत रहने का लाभ आदि साधारण 
पुण्य के काम नही थे । 


ग्रापकी शान्तमुद्रा, गम्भी रप्रकृति श्लोर निरछल-स्वभाव का अवलोकन कर ओात्मा में 
अलोकिक शान्ति का लाभ हुये बिना नही रहता था। आ्राप प्रतिभा-सम्पन्न तो इतने ऊंचे दर्जे के 
थे कि जिज्ञासुञ्रो की जटिल से जटिल समस्याओ्रो का समाधान चुटकियों में कर दिया करते थे । 
दया के भी शाप अपार सागर थे । लकडहारो, भीख मागने वालो जंसो के प्रति भी उनकी दया 
सदा सक्रिय रहती थी । वे जहाँ तक बनता उनकी इच्छा पूरी करके ही आनन्द का अनुभव करते 
थे। आपके द्वारा जैन सस्कृति का जो उत्थान हुम्ना है वह जैन इतिहास में श्रमर रहेगा । ऐसे 
महापुरुष के चरणों में मै श्रपती विनम्र श्रद्धाअजलि अपित करता हूँ । 


श्ं 
४ 


शक 


सच्च साग दशक 
ले० जम्बुप्रसाद शास्त्री प्रज्ञाचक्षु, मड़ावरा 


मेरे पिता श्री हरिसिंह जी सोरया के साथ पूज्य वर्णी जी महाराज की श्रत्यन्त घवि५ठ 
मित्रता थी । वर्णी जी ने अ्रपनी जीवन-गाया मे उन्हे अपना लगोटिया मित्र लिखा है । उनकी 
इस घनिष्ठता के कारण मुझे अनेको बार पूज्य वर्णी जी के सपर्क मे आने का सुञ्रवसर मिला है । 
मै अपने भ्रशुभ कर्मदिय से वाल्यावस्था मे ही दृष्टि-विहीन हो गया था फिर भी वर्णी जी को 
प्रेरणा से मै दृष्टिविहीन होने पर भी जिनागम का अध्ययन दूसरो के माध्यम से करता रहा । 
शास्त्रिपरीक्षा भी मैंते दी । अपनी दृष्टिविहीतता पर मुझे जब कभी अन्तरज्ज से खेद होता था, 
तब पूज्य वर्णी जी कहा करते थे भैया ! खिन्न क्यों होते हो ? जिनवाणी के श्रवण करने की 
तो आप मे श्रपूर्व क्षमता है। वीतराग भगवान्‌ की वाणी है। जगत्‌ से पार करने वाली है । 
वर्णी जी के सारपूर्ण आइवासन से मै अपना सारा खेद भूल जाता था। 


वर्णी जी मडावरा के रहने वाले है। यहाँ की धूलि मे वे खेले है । यही के मन्दिर मे 
शास्त्र-प्रवचन सुनकर उनकी जैनधर्म पर आस्था सुदृढ हुई थी । उनके वाल्यजीवन की स्मृतिया 
यहाँ के वृद्धजनों से सुनकर बडा आह्लवाद होता है । जिस प्रकार की अष्ण के मथुरा चले जाने 
प्र उनके विरह मे ब्रजवासी दुखी होते रहे, उसी प्रकार वर्णी जी के चले जाने पर मडावरावासी 
दुखी होते रहे । | 

हमारे नगर का हीरा जग मे सर्वत्र प्रतिष्ठा पा रहा है यह विचार कर मडावरा के लोग 
मन में गौरव का अनुभव करते रहे । वर्णी-शताब्दी-समारोह के भ्रम्नग मे मै उनके चरणों में अपनी 
विनम्र श्रद्धाआजल अपित करता हँ--बवे मेरे सच्चे मार्गदशेक थे । 


2 


६० | 


ँ 


प्रथम दशन 


ले० विद्याभूषण पं० फे. भुजबली शास्त्री, घृडबिद्री 


पूज्य वर्णी जी का पवित्र दर्शन सर्वप्रथम मुझे काशी में हुआ था। उस समय मै मोरेना 
विद्यालय का विद्यार्थी रहा । उस समय वर्णीजी विद्याथियों को न्याय पढा रहे थे । बाद सागर 
आदि कई स्थानों में आपका दर्शन मिला | अतिम दर्शन रोगशय्या पर ईसरी में हुआ था। श्रापके 
प्रत्येक दर्शन से मुझ पर गहरा प्रभाव पडा। पृज्य वर्णीजी एक प्रकाड़ अ्रध्यात्म एवं न्यायशास्त्र 
के विहान थे। खासऋर उनका चारित्र प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति पर अपार प्रभाव डालता था । 
विद्या-प्रचार में वर्णीजी ने श्रसीम कष्ट उठाया है। स्याद्गाद विद्यालय काशी और वर्णी विद्यालय 
सागर ये दोनो आपके प्राण ही थे । एक अजन कुल में जन्म लेकर श्रद्धितीय विद्वान्‌ तथा सर्वोच्च 
त्यागी बनना कोई सामान्य बात नही है । खासकर बुन्देलखड के जेनो को वर्णीजी देवतास्वरूप 
ही थे । बडे-बडे लक्षाधिपतियों को वर्णीजी पर श्रपार श्रद्धा थी । आपकी बातो को वे महावीर 
की वाणी ही मानते थे । वे वर्णीजी के पावत् चरणों पर अपना सर्वस्व समपित करने के लिए 
कटिबद्ध रहते थे । 


वास्तव मे बुन्देलखड प्रात वर्णीजी के कारण ही इतना आगे बढा । वर्णीजी के भ्रत्येक 
वाक्य अमृततुल्य रहते थे । आपके मधुर वचनो से श्रोता लोग मंत्रमुध हो जाते थे । बुन्देलखड की 
हरेक शिक्षासस्था वर्णीजी का चिर ऋणी है | श्राजकल एक-दो नहीं, सैकडो दिग्गज जेन विद्वान, 
जो जनधर्म और समाज की सेवा में सलग्त है, वे सभी किसी न किसी प्रकार से पज्य वर्णीजी से 
उपकृत है । श्राज उत्तर-भारत में जैन बविद्वानो की कमी नहीं है। हाँ, आजकल दक्षिण मे जेन 
विद्वानों की कमी खटकती है । यहाँ के जेनंसमाज में उनका कोई स्थान मान भी नहीं है । 
उन्हे समाज में गौरव-प्रोत्साहुन नहीं है। मालूम होता है कि थोड़े समय में दक्षिण की स्थिति 
शोचतीय हो जायगी । 


एक विशाल सभा में जन विद्वानों को सम्बोधित कर वर्णीजी ने कहा था कि भूख मिटाने 
के लिए जन पडितो को चना चबाकर पानी पी लेना चाहिये । मगर होटलो मे जाकर खाना नही 
चाहिये । वर्णीजी का विद्याभ्यास बहुत ही कष्ट से हुआ है । उस समय जैन विद्याथियों को आज- 
कल को तरह पूरी-पुरी व्यवस्था नही रही । इस कठिन परिस्थिति को जानने के लिये एक बार 
उनके पुतीत जीवनचरित्र को अवश्य पढ़ना चाहिये। आदर्शरूपी वर्णीवाणी को प्रत्येक भाषा मे 
अनुवाद करने को आवश्यकता है। विद्वत्परिषद मे इसका प्रस्ताव भी हुझ्ना था, पर अभ्रभी तक वह 
कार्यरूप मे देखने मे नही श्राया । मै पृज्य वर्णीजी को बहुत ही श्रद्धा से मानने वाला हूँ । इस 
वर्णी शताब्दी के शुभ अवसर पर मै पूर्ण भक्ति से, हृदय से, उन्हे सादर पुनीत श्रद्धाअजलि 
समपित कर अपने जीवन को पवित्र तथा धन्य मानता हूँ । 


हु 


[ ६१ 


परमोपकारक वर्णो जो 


ले० पं० बालचन्द्र शास्त्री, दिल्‍ली 


सन्‌ १६९२० की बात है। माता-पिता का हमारी अल्पवय मे स्वर्गंवास हो जाने से तथा 
झ्राथिकस्थिति के कमजोर होने से मेरे बडे भाई ने, जो मुझ से सिर्फ अढाई वर्ष ही बडे थे, मुभे 
किसी विद्यालय में पढाते का विचार किया । इसके लिये वे मुझे सागर ले गये । सागर से मुभे 
प्रन्य दो विद्याथियों के साथ महासभा द्वारा सचालित मथुरा महाविद्यालय में भेजा गया । परच्तु 
हिन्दी कमजोर होने से विद्यालय के प्रधानाध्यापक प० रमानाथ जी ने भरती नहीं किया। तीनो 
को पुन सागर वापिस आना पडा । वहाँ कटरा मे रहकर पढने के लिये लगभग चार मास तक 
प्रतिदिन विद्यालय मे जाते रहे । इस बीच पुज्य प० गणणेशप्रसाद जी वर्णी का सागर से शुभागमत 
हुआ । उन्हें जब श्री प० मुन्नालाल जी राघेलीय से हम लोगो का समाचार ज्ञात हुआ तब वे 
हम लोगो को अपने साथ ही बनारस ले गये । इस समय बशीधर जी (व्याकरणाचार्य, वीना) 
भी साथ हो गये थे । बनारस पहुँच जाने पर वर्णी जी के प्रभाव से हम चारो ने स्याह्वाद महा- 
विद्यालय मे सहज मे प्रवेश पा लिया । वहाँ अध्ययन करते हुए जो कुछ भी थोडासा ज्ञान प्राप्त 
किया जा सका, यह उन वर्णी जी का भहान्‌ उपकार हे, जिसे कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता। 
भेरे जैसे सैकडो बालकों को उन्होने प्रेरणापूर्वक विद्याध्ययन मे लगाया । आज जो विद्वान्‌ दृष्टि- 
गोचर हो रहे हे उनमे श्रधिकाश वर्णी जी की ही देन है। उनके श्रीमुख से मुझे स्वय प्रमेय- 
कमलमातंण्ड और अप्टसहश्नी का कुछ अश पढने को मिला । उनका समस्त जन समाज पर, 
विशेपत बुन्देलखण्ड निवासी समाज पर, भ्रपरिभित उपकार रहा, जो चिरस्मरणीय रहेंगा | उनके 
चरणों मे शत-शत प्रणाम । 


५४ 
्् 


यह केवल कहने की बात है कि नश्वर देह से अ्विनश्वर सुख 
मिलता है । सुख्ठ तो आत्मीय गुण है । उसका घातक न तो शरीर हैं 
और न द्र॒व्यान्तर । यह आत्मा स्वयं रागादिर्प परिणमन कर स्वय 
प्राकुलतारूप दुख का भोक्ता होता है श्रौर जब रागादि परिणामों से 
पृथक अपनी परिणति का अनुभव करता है तभी अनन्तसुख का उपभोक्ता 

हो जाता है | देह न सुख का कारण है श्र न दुख का । 
- गणेंदा वर्णो 


६२ |] 


ग्राध्यात्मिक सन्‍त 


श्री पं० परमानन्द शास्त्री, दिल्‍ली 


पूज्य गणेशप्रसाद जी वर्णी उन आध्यात्मिक सन्‍्तो में है जिन्होंने ससार के बाह्य कषायमय 
वातावरण से अपने की सदा दूर रखने का प्रयत्त किया । वे श्रत्यन्त नि.स्पृह् भर दयालु थे । वे 
सामाजिक वातावरण में रहे किन्तु उदासीन और नि.स्पुह। उन्होने समयसारादि अध्यात्म-ग्रन्थो 
का अध्ययन, मनन एवं परिशीलन किया । उन्तकी वाणी उनकी अध्यात्म-पटुता की निदशक है । 
उनके सरल वाक्य-विन्यास हृदय मे गुदगरुदी पैदा किये बिना नहीं रहते । उनके वाक्य नपे' तुले 
श्रध्यात्म-रस से गभित सरल और सरस होते थे। उन्हे समाज में धामिक शिक्षा दिलाने की 
उत्कट अभिलाषा थी, इसी से उन्होंने श्रनेक विद्यालय शौर पाठशालाएँ खूलवाईं। उनके माध्यम 
से अनेक विद्वान समुत्पन्न किये। मुर्के भी उतकी असीम पा से विद्याध्ययन्त करने का श्रवसर 
मिला । अ्रष्टसहस्सली और प्रमेयकमलमातेंण्ड का पाठ भी उन्होने पढ़ाया। उत्के साथ ४ बजे 
से गोम्मटसार कर्मेकाण्ड का पाठ करते का भी अवसर मिला । उनके साथ प्रात काल घूमने 
जाने का श्रवसर कई बार मिला । माघ महीने की सर्दी मे उनकी दयालुता को देखकर आ्राइचये 
मे पड गया । जब सडक पर ठिठर रहे दीन भिखारी को उन्होने अपनी चादर दे दी । स्वय 
तोलिया ओढकर विद्यालय वापिस पहुँचे और मुझे कटरा से दूसरी चादर लाने को कहा । 

समाज की प्रेरणा से उन्होंने लाखो रुपये का चन्दा कराया । किन्तु स्वय' उससे अत्यन्त 
नि.स्पृह रहे। बाद मे उन्हे उसकी कोई चिन्ता न रही । मेरे जैसे श्रथ-हीन अ्रनेक बिद्याथियों 
को शिक्षा दिलाकर जो विद्वान उत्पन्न किये, यह उनका उत्त सब विद्वानों पर असीम उपकार 
है । सामाजिक कुरूढियों को मिटाने में उन्हे अश्रथक श्रम करता पड़ा यह उनका समाज पर उपकार 
है। देश के उद्धार मे भी उतका तन मन सक्रिय रहा है। ऐसे उन श्रादर्श ग्रुरुवर वर्णीजी के 
चरणो मे हादिक श्रद्धाजलि श्रपित करता हूँ । 


हर 


हम बहुत ही दुबंल प्रकृति के मनुष्य है, हर किसी को निमित्त 

मान लेते है, अपने आप चक्र मे आ जाते है, अ्रन्य को व्यर्थ ही उपालम्भ 

देते है, कोई द्रव्य किसी का बिगाड सुधार करने वाला नही'“यह मुख 

से कहते है परन्तु उस पर अ्रमल नही करते । केवल गल्पवाद है । बड़े-बड़े 
विद्वान व्याख्यान देते है परन्तु उस पर अमल नही करते । 

>गणंश वर्णी 


[ ६३ 


चिरस्मरणीय विभूति 


लेखक--दिद्व द्वत्न, धर्मदिवाकर प. सुमेरुचन्द्र दिवाकर न्यायतोर्थ शास्त्री 
8 8४ ॥7, 9 सिवनी (मप्र) 


पूज्य वर्णी जी के समीप हमे १६६१ के मई माह के तीसरे सप्ताह में कुछ समय व्यतीत 
करने का सुयोग मिता था। एक दिन रात्रि को लगभग तीन बजे उनके शरीर मे बहुत पीडा 
उत्पन्न हुई | उन्होंने गढाकोटा के ब्र० मूलचन्द्र जी शास्त्री को कहकर मुझे जगवाया श्रौर कहा -- 
“भैया कुछ सुनाझ्रो ।” मैने कहा महाराज आपने समयसार आदि महान शास्त्रों का अमृत रस 
खूब पिया है । मै तो श्रापको आचार्य शान्तिसागर जी महाराज के जीवन की कुछ बाते सुनाता हूँ । 


सस्मरण-. 

यह कहकर मैने आचाये महाराज के सस्मरण सुनाये। शरीर मे बडे भारी सर्प के लिपटने 
पर भी वे अपने ध्यान से विचलित नही हुए । एक बार वर्पाकाल मे उनके शरीर पर असख्य 
चीटिया चढी रही । शरीर के अधघोभाग को चीटियो ने खा लिया था | इससे बैठने का आसन 
खून से लाल हो गया था, फिर भी वे स्थिर रहे । कुथलगिरि मे समाधि के चोथे सप्ताह मे मैंने 
उनसे पुछा था, महाराज आपके शरीर को कोई कष्ट तो नही है ? 


आचाये महाराज ने कहा था हम शरीर से भिन्न अपनी आत्मा की ओर अपनी दृष्टि 
लगाये हुये हे, इसलिये हमे कोई कष्ट नहीं हे । हम तो अपने विचारों के द्वारा लोक के शअ्रग्रमाग 
में पहुंचकर अनन्त सिद्धों के समीप अपनी आत्मा का ध्यान करते हे । 


इस प्रकार आचाये महाराज की अनेक जीवन घटतनाग्रो के साथ महापुराण मे प्रतिपादित 
भरत चक्रवर्ती की कुछ बातो पर प्रकाश डाला इससे पूज्य वर्णी जी बडे सतुष्ट हुए श्रौर बोले 
“भैय्या तुमने तो हमारे शरीर के कष्टो को दूर कर दिया । इसके पश्चात्‌ सवेरे शौर सायकाल 
की शास्त्रसभा मे उपस्थित लोगो के समक्ष हमारी चर्चा का उल्लेख करते हुए कहा कि उससे 
उन्हे बडी शाति मिली । मैने कहा, “महाराज आप हमारे गुरु है। हमे आपने श्रष्टसहल्ली आदि 
ग्रन्थ बनारस में पढाये थे | आपकी सेवा करना हमारा कत्तेंव्य हे ।” 


उस दिन अवसर मिलने पर प्रकाड विद्वाव पडित शिखरचन्द जी गास्त्री ईसरी वालो के 
समक्ष हमने वाबा जी से कुछ झ्रावश्यक प्रश्न पूछे । उन्होने बडा सुन्दर समाधान किया था । 


प्रन्‍न--यदि सम्यग्शान की सपत्ति बैँटे, तो क्या निशचयनय को सवा झाठ आना और 
व्यवहारतय को पौने श्राठ आना हिस्सा मिलेगा ? 


उत्तर--जैसा सच्चा ज्ञानपना निदचयनय में है उसी प्रकार सच्चा ज्ञानपना व्यवहारनय 


द४ ] 


हि. €स लक 
हल प्रात्ण मे धजेफिया 
५७ (४४६4 (] “»/()(४४ ( | 55 गम नल! कट 
८5... 7७ हट दर 
नोजले हैं| चूना निर्मल बस्बते हे 3 हुक 
(छत्मा का 3). मेत्नलिताश्आत्मा 
ञदएा__ "पा जा पक कल हल" कर फल 
नटी ठेर्य सकातः सक्षा। ते ४ 


हा 
क्र नी >त्रप्यप्रणद है आहती 
लगी लटद ऊाणी टी । 


गणेश नठ0/ | 


समता की धारा वह निकली, 
उठ गए जिघर ये सचल-चरख्‌, 
सानव-मानव का सेंद्र सिटा, 
अशरण को भी मिल गह्ट शरण । 
>>नीरज जेन 






ढ >#., ५ 
न्ड नी *_ न 
2 ५7 - 08 + "का: 
हर ५ जता 
हि। “पु > 


५० >कडा 
न्कै 
४ क्ः न्‍ 
२0%. 22 पर हर चँं 
हि है: हि का 
फू रस अनेक, नव कमीशन डक उड्क २०५०; ओग-गां+कैयो2८/००४-3... -फममॉकेत हज 7 


गया में चातुर्मास सन्‌ १९४३ 





ए्रश्ुरापइशभशाट कफ श्ररत एच पा पन्‍्मन्‍यष 
++ ५» सा 2 


रू 
हक 





3. च्ध्क 
डर 3५ 
कक ्र 
शहद 
है पे न्‍ 
्ष्द बै 
न्जै / ३ 
जे मे कं है 
? है थे 
कम 











बक 


विनोबा भावे--दो सन्‍तो का साक्षात्कार 


र्‌ 


ञ्ौ 


वर्णो जी 





दसलक्षण धर्म के प्रवचन--मच पर स्वश्री प्यारेलाल भगत, 


चन्द्र शास्त्री 


«डे 


कलाश 


मुख्तार और पण्डित 


जगलकिशोर 


कि 


में भी है। क्योकि दोनो सम्यस्ज्ञान के बेठे है। व्यवहारनय का कथन उतना ही सच्चा है जितना 
कि निरचयनय का । 
प्रश्न - व्यवहा रधर्म का पालन करने से क्या लाभ है ? 


उत्तर--व्यवहारघर्म सम्यग्दशंन का साधन है। वह चारित्र का भी साधक है । इस 
प्रकार देवप॒जा आदि व्यवहारघर्मो के द्वारा जीव का कल्याण होता है । 


प्रशतन--सम्यवत्व की उपलब्धि के बिना चारित्र नही पालता चाहिये, वह निस्सार है, 
विचारवान को साररहित पदार्थ नही अपनाना चाहिये ? इस विषय मे उचित बात क्‍या है । 


उत्तर--सम्यक्त्व नही प्राप्त होने पर भी चारित्र का अभ्यास करना अच्छा है। क्योकि 
चारित्र के द्वारा आगामी सुगति होगी । दूसरी बात यह है कि इससे धर्म के निमित्त मिल जायेंगे । 
इसलिये सम्यक्त्व के अभाव में भी सयम का शरण स्वीकार करने में सदा तत्पर रहना चाहिये । 


प्रश्त--निमित्तकारण को लोग व्यथे में महत्त्व देते है। अप्तली कारण तो उपादाव कारण 
है | उपादान में ही कार्य होता है । उस समय निमित्तकारण केवल उपस्थित रहता है, वह कुछ 
करता नही । आपका अनुभव क्‍या है ? 


उत्तर--कार्ये की उत्पत्ति मे निमित्त और उपादान दोनो कारण श्रावश्यक है। जेसे-- 
उपादान कारण के अभाव मे कार्य नही होता, उसी प्रकार निभित्तकारण के अभाव मे भी कार्य 
नही होगा । ऐसा निमित्तकारण मानने की क्‍या जरूरत है । जो उपादान का सहायक न बतकर 
केवल उपस्थित रहता है । निमित्त यदि कुछ नही करता तो बताझ्ो बिना पानी के चावल भातरूप 
क्यो नही बनता ? जल के बिना क्‍या चावल, भातरूप मे परिणमन करेगा ? 


प्रन्‍न-- आजकल लोग एक समयसार को ही लिये रहते है, मानो अन्य आगमग्नन्थ 
कल्याणकारी नही है | सामान्यतया लोगो को किन-किन ग्रन्थो का स्वाध्याय करना श्रापकी दृष्टि 
में लाभकारी रहेगा । | 


उत्तर --आजकल सर्वंसाधारण को जन-सिद्धान्त-प्रवेशिका अवश्य पढना चाहिये । द्वव्यसग्रह 
की टीका बड़ी सुन्दर है । पद्मपुराण सुन्दर ग्रथ है । रत्नकरण्ड श्रावकाचार भी सुन्दर ग्रन्थ है । 


प्रन्‍न--व्यवहारनय को अभूतार्थ कहा गया है। अभूतार्थ का भाव भिथ्या है, ऐसा कोई- 
कोई मानते है, इसलिये वे व्यवहारनय को हेय बताते है, क्या व्यवहारनय मिथ्या है ? 


उत्तर-व्यवहारन जो अभृतार्थ है सो अभूतार्थ का भाव मिथ्या नही है । जो व्यवहारनय 
निरचयनय से निरपेक्ष है, वह व्यवहारनय मिथ्या है। अ्तएव वह नयाभास हो जाता है | इसी 
प्रकार वह निश्चयनय भी मिथ्या तथा नयाभास है, जो व्यवहारनय से निरपेक्ष है । व्यवहार- 
तय और निश्चयतय दोनो सम्यम्ज्ञान के अभ्रग होने से सम्यक है। जब व्यवहार और निश्चय 
दृष्टिया परस्पर में निरपेक्ष होती हैं तब उन दोनो को मिथ्यानय कहा जाता है | व्यवहारनय 
अवस्तु को विषय नहीं करता है । वह पर्यायग्राही होने से अभृत्तार्थ माता गया है। उसे भूठा 
मानता अयोग्य है। व्यवहारतय उसी प्रकार सम्यग्ज्ञान से सम्बन्धित है जिसप्रकार निर्चयनय । 


[ ६५ 


प्रन्‍्त --आजकल कोई २ गृहस्थ श्रन्य लोगो को सम्यवत्वी कह दिया करते है । जो उनके 
विचार से सहमत नही हैं, वे उसे मिथ्यात्वी कह दिया करते है । सो क्या गृहस्थ को इतना ज्ञान 
है कि वह दूसरे के सम्यक्त्वीपन का निश्चयरूप से कथन कर सके 


उत्तर-- गृहस्थ दूसरे के सम्यक्त्व के सदुभाव असदभाव का निरूपण नहों कर सकता । 
करणानुयोग मे निरूपित सम्यक्त्व को वह नहीं बता सकता, क्योकि गृहस्थ कर्मो के उपशम, क्षय 
क्षयोपशम श्रादि को साक्षात्‌ नही देख सकता । 


आगम से ज्ञात होता है कि सम्यक्‍त्वहृप-निधि को पाने वाला गृहस्थ देवपूजा आदि 
कार्य करता है । सम्यक्‍्वारित्र के दो भेद कुदकुद स्वामी ने चारित्रपाहुड मे बताये है । श्रावक 
का चारित्र सम्यक्चा रित्र-हप धर्म का भ्रग है। श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओ मे ब्रत-प्रतिमा हे । 
उसका अ्रग दुसरी प्रतिमा है। उसमे अतिथिपूजा नाम का शिक्षाव्रत है । उसमे दान पूजा का 
समावेश है इस कारण दान पूजा आदि को सम्यक्चारित्र के श्रन्तर्भत होने से धर्मपना प्राप्त 
होता है । अध्यात्मशास्त के पडित वनारसीदास जी ने जिनेन्द्र भगवान की पूजा को स्वगे तथा 
परम्परा से मोक्ष का कारण कहा है । 


देवलोक ताके घर झआगन राजरिद्धि सेवें तसु पाय। 
ताके तत सोभाग्य श्रादि गुन केलि निवास करें नित श्राय ॥। 
सो नर तुरत तिरे भवसागर निर्मल होय मोक्षपद पाय । 
द्रव्य, भाव, विधि सहित बनारसि जो जिनवर पुजे मन लाय ॥ 


पज्य वर्णी जी केवल अध्यात्मशास्त्र के ज्ञाता नही थे, वे न्याय के आचाय॑ थे गौर सयम- 
रूपी अमृत का रसपान करने वाले महाज्ञानी संत थे । इसलिये उनकी जिनवाणी-छूपी-वीणा 
द्वारा स्याद्गाद का मधुर सगीत सुनाई पडता था | पृज्य वर्णी जी के पास से सिवनी वापिस आने 
पर उनका ३० मई सन्‌ १६६१ का लिखा पत्र प्राप्त हुआ । 


श्रीमान्‌ दिवाकर प० सुमेरचच्द्र जी, 
योग्य कल्याणभाजन हो । 


पत्र मिला समाचार जाने । हमारा स्वास्थ्य गर्मी के कारण अति कमजोर हो गया है । 

यहाँ माता कुथुमती जी तथा ऐलक सिद्धिसागर जी आदि सब संघ सानद है। श्राप भी सकुशल 

होगे । आपकी तीर्थंकर पुस्तक अनुपम है । एकत्र सर्वे-सामग्री का सयोग किया है | जेतधर्म की 

प्राचीनता इससे पूर्व भलकती है । इतिहास के गवेषियों को यह सक्षेप में अतिगभीर शिक्षा देने 

वाली है। इसमे तीर्थंकरों की सर्वोदिय सामग्री सन्निहित है | सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति के लिए 

उचा शास्त्र है। मैने इसे सुना | सुनकर श्रपूर्व आह्वाद हुआ । आज ऐसे ही ग्रथों की लोक में 
श्रावश्यकता है । उसकी पूर्ति इस पुस्तक से हो गई । घर में सबसे शुभाशी' कहना । 


भा शु चि-- गणंश वर्णी 


६६ | 


दुर्भाग्य की बात रही कि पुज्य बाबा जी की बीमारी का समाचार न मिलने से मै उनकी 
समाधि के समय सेवा न कर पाया । उस समय अ्रद्भुत कारण-कलाप एकत्रित हो गए थे । 


भसाग्यवान-- 


यथार्थ मे वे बडे भाग्यवान सत्पुरुष थे, जो जनेतर कुल में जन्म लेने पर भी सौभाग्य से 
चिन्तामणि-तुल्य जैनधर्म-रूपी रत्व उनके हाथ लग गया। उन्होने सम्यक श्रद्धा ज्ञान के साथ 
सम्यक चारित्र रूप त्रिवेणी मे स्‍्तान कर अपना मनुष्य-जन्म छतार्थ किया तथा सहज उदार 
स्वभाववश अभ्रमणित लोगो को सत्पथ में लगाया । 


सहान भक्त-- 


पूज्य वर्णी जी महान दाशेनिक, अध्यात्म-शास्त्रवेत्ता होने के साथ जिनेन्द्र भगवान के 
महान भक्त रहे है। जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से ससार के समस्त दु'ख दूर होते है। आाचाये 
समंतभद्र ने कहा है “क्लेशाम्बुे नों पदे -- दुखीरूपी समुद्र के पार जाने के लिए नौका के समान 
जिनेन्द्र भगवान के चरणकमल है। मुनिराज के छह आवश्यको में बंदना के द्वारा जिनेन्द्रभक्ति 
का ही वर्णन है । भक्ति के द्वारा पाप का क्षय होता है। इससे संकट दूर होते है और शुभकर्म 
के उदय से मनोवाछित वस्तु भी मिलती है । 


वर्णी जी की तीथभक्ति का यह भी उदाहरण सत्पुरुषो के लिये स्मरण-योग्य है । “गर्मी 
के दिनों भे शिखर जी की वदना के पश्चात पव॑त की प्रदक्षिणा के लिये चला । प्यास के मारे 
कठ सूख रहा था, पानी का पता नही था, मैंने पारवेताथ भगवान को स्मरण कर कहा--भंगवन ! 
आपकी निर्वाणभूमि की वंदना करने वाला भक्त नरक और पशु गति मे नहीं जाता । आज प्यास 
से पीडित हो श्रार्तध्यान-पूर्वक यदि मेरा मरण हो गया तो मै दुर्गति का पात्र बनूगा । भगवान, 
ऐसा करो कि मुभे दुर्गेति मे न जाना पडे। थोडी देर के बाद निर्मेल जल से भरा एक कुड 
दिखाई पड़ा । उसके जल से प्यास बुभाकर हम सानंद प्रदक्षिणा कर लौट आये ।/ 


वर्णी जी कहते थे “जिनेन्द्र देव की भक्ति मे बडी शक्ति है उससे सब सकट दूर हो 
जाते है ।' 


मंद-कपाय--- 


इस काल में धर्मध्यान रूप शुभभाव हो सकता है । शुक्लध्यान-हूप शुद्धभाव नहीं होता 
यह वात कुदकुदाचार्य ने भावपाहुड तथा मोक्षपाहुड की ६ नम्बर की गाथा में कही है । कारति- 
केयानुप्रेज्ञा मे कहा है कि “मंदकसाय धम्म || गाथा ४७० ॥|, धर्मध्यान मे कृषाय मदरूप 
रहती है। पूज्य वर्णी जी मे कभी भी तीब्र-कषाय नही देखी गयी । कार्तिकेयानुप्रेक्षा की यह 
गाथा जिन ग्रुणो पर प्रकाश डालती है, वे सभी गुण पूज्य वर्णी जी मे थे । उनके कारण ही वे 
सर्वेप्रिय ओर सर्वमान्य रहे, तथा जो व्यक्ति अपने जीवन मे इत गुणों को प्राप्त करेगा वह भी 
उनके ही समानत्त महान आत्मा बनेगा । वह गाथा इस प्रकार है-- 


[ ६७ 


सव्वत्थवि पियवयण दुब्वयणे दुज्जण वि खमकरण । 
सब्वेसि गुणबहण सदकसायाण दिदठता ॥। 


सब व्यक्तियों के प्रति प्रिय वचन बोलना, दृष्ट वचन बोलने वाले दुजन के प्रति क्षमाभाव 
धारण करना तथा सब के गुण ग्रहण करना ये बातें मदकषाय वाले जीव के उदाहरण है । 


उनका यह कथन बडा मामिक है--चित्त को उदार बनाग्नरो, परपदार्थों की श्राशा छोडो, 
प्र के दोष देखने का जो स्वभाव बना रखा हे उसे त्यागों । वेराग्य-दृष्टि को विकसित करो । 
वैराग्य ही तो मोक्षमार्ग है। वैराग्य के बिना केवल अपने को ज्ञायकभाव बताने वाले से तुम 
ज्ञाता दृष्टा नही हो जाओगे । परपदार्थ मे जो इष्ट अ्रनिष्ट बुद्धि उत्पन्न होती हे उत्तको दूर 
करने का प्रयत्न करो । 


राग हष त्याग का उपाय-- 


परपदार्थ मे इष्ट-अनिष्ट बुद्धि दूर करने का श्रथवा राग तथा द्वंप के परित्याग का क्या 
उपाय हे इस विपय में समतभद्र आचायें ने रत्नकरण्ड श्रावकाचार मे कहा है -- 


रागह्वेषनिव॒त्ये चरण प्रतिपद्यते साधु ॥॥ ४७ ॥॥ 


मुनिराज राग तथा द्वेष के परित्याग हेतु चारित्र को स्वीकार करते है। जो चारित्र से 
डरते हुए राग द्वेंप त्याग की कल्पना करते है, वे इसी प्रकार के विचित्र बुद्धिमान है, जो पाती 
में घुसे बिना नदी पार करने की सतरण-कला का ज्ञान श्राप्त करता चाहते है । 


कुदकुद स्वामी ने शीलपाहुड में यह बडी महत्त्व की बात कही हे । 
णाण चरित्तसुद्ध थोवो वि महाफलो होदि ॥ ६ |। 


सम्यक्चारित्र से शुद्ध ज्ञान थोडा होते हुए भी महान फल का दाता होता हे | पूज्य वर्णी 
ने अपने ज्ञान को चारित्र से समलकुृत कर शअपूर्व कार्य किया । इसके कारण वे चिरस्मरणीय 
विभूति हो गए । 


चक 
»(्‌» 


लोगो की अन्तरड्भ भावना त्यागी के प्रति निर्मल है, किन्तु इस 
समय त्यागी वर्ग उतना निर्मेल नही । 


-- गणेश वर्णी ' 


बड़े पण्डितजी 
स्वामी सत्यभक्‍त, वर्धा 


जैन समाजमे जो ग्राज वर्णीजीके नामसे विख्यात है वे मेरी छात्रावस्थाके आचाये हैं और 
हम लोग उन्हे बडे पण्डितजी कहते रहे है । श्ाज मै कार्यक्षेत्रके अन्तरसे, विचारोकी भिन्नतासे 
उनसे काफी दूर पड गया हूँ फिर भी उनके प्रति जो आत्मीयताका भाव है वह क्षेत्र; काल; भावका 
ग्रन्तर आ्रा जाते पर भी बना हुआझ्आा है और सन्‌ ११ से सन्‌ १६ तक के वर्षोकि अनेक छोटे बडे दृश्य 
चल-चित्न-पटकी तरह दिखाई देते है। उन सबका वर्णन करने लग जाऊँ तो पोथा नही तो पोथी 
जरूर बन जाय । पर न तो इतना समय है और न इतनी उपयोगिता, इसलिए दो एक घटनाएँ 
ही लिख रहा हूँ 

मनोवेज्ञानिक चिक्रित्सक--उनत दिनो सागरमे प्लेग था। विद्याथियोको घर भेजकर 
पाठशाला बन्द करनेकी अपेक्षा बडे पण्डितजीने यह ठीक समझा कि पाठशाला कुछ माहके लिए 
स्थानान्तरित कर दी जाय । और काफी दूर बरुआसागर (भाँसी) मे स्थानान्तरित की गई । 
एक दिन जझुवा-खेडा रुके पर वहाँ रहने लायक परिस्थिति नही थी इसलिए बरुवासागर पहुँचे । 
स्थान बडा अ्रच्छा था। सागरके समान वहाँ का तालाब, उससे निकलने वाली पक्की नहरे, 
उनमे स्तान भ्रादि के दृश्य आज भी गुदगुदी पैदा करते है। यही एक छोटी-सी घटना ऐसी हुई 
जिसका प्रभाव मेरे जीवनके एक पहलू पर काफी स्थायी हुआ । 


एक दिन मेरा एक साथीके साथ कुछ भंगडा हो गया और उसते उसमे मुझे एक धवका 
मार दिया । घवका नाममात्रका था उससे कुछ चोट नही पहुँची पर उतनेसे ही अ्भिमानी मन 
घायल हो गया। शरीरमे निर्बल होनेसे मैं घक्का का बदला धवकासे नही दे सका था इसलिए 
बदला तेनेका काम दिमाग को ही सोचना पडा। मैने उस साथीके विरोधमे कुछ दोहे बनाये 
जिनमें गालिया भरी हुई थी, मजाक भी था । दोहे हुए पच्चीस और नाम भी रख लिया दुष्ट 
पच्चीसी । यह बात रसान्‌ १४ की होगी, मेरी उम्र भी उसत समय करीब पन्‍न्द्रह वर्ष की थी । इस 
तरह में बदला लेनेके मौकामे कवि बन गया और जिन्दगीकी पहली कविता बना डाली | दुष्ट- 
पच्चीसी में अफेलेमे एक-एक विद्यार्थीकों सुनाने लगा और इससे मेरे साथीको सव चिढाने लगे 
ग्रौर वह बहुत दुखी हुमआ। जितना जितना वह दुखी हुप्रा उतना उतना मेरा प्रतिहिसक मन 
प्रसन्न हुआ । मेरे साथीने किसी दिन छिपकर उस कविताकी नकल करली ओर एक श्रध्यापक 
फे सामने पेश कर दी । उनने मुझसे जवाब-तलब किया मैंने एक दाशनिककी तरह उत्तर दिया 
कि जब इनने मुझे धवक्ता मारा और इसकी अपेक्षा शरीरमे निर्वबल होनेके कारण मैं धवकेसे ही 
बदला न ले सका । तव वतलाइये कि में कया करता ? आपसे शिकायत करता तो श्राप कहते 
चोट बताग्रों | धक्‍केकी चोट तनपर तो थी नही, मन पर थी। मैं मनकी चोट कैसे दिखाता ? 
तब आप उपेक्षा कर देते ओर मे रा जी जलता रहता । इसलिए शिस तरीऊंसे में अपने अपमान का 
बदता ले सका, मेने लिया । 


इस उत्तर मे उन्हे मेरी घृष्टता दिखाई दी और वास्तवमे धृष्टता थी भी, इसलिए 
उन्होंने चुपचाप इस मामलेकी अ्रपील बडे पण्डितजीके पास कर दी । पर बडे पण्डितजीने इस 
मामले को एक शासककी तरह न लिया किन्तु एक चिकित्सककी तरह लिया । उन्होने न मुझे 
बुलाया, न डॉठा फटकारा । 


दूसरे दिन मैं स्नान करके आ रहा था कि बडे पण्डितजी सामने खडे मिल गये । उन्होने 
मुझसे बिना किसी प्रकारकी भूमिका बॉघे कहा 'दरबारी ! तुम कविता तो अ्रच्छी करते हो 
भया !”। मै लज्जासे स्तब्ध होकर नीची नजर करके खडा हो गया । एक मिनिट रुककर वे 
बोले-- “यदि तुम भगवान्‌की प्रार्थना बनानेमे अपनी शक्ति ग्राजमाओ्रों तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो ।' 


फिर भी मैं चुप रहा । पर एक क्षणमे ही लज्जाका विवाह उत्साहके साथ हो गया । 
तब वे बोले-अच्छा जाओ, मेरी वातका ध्यान रखना ।' मैं बिना कुछ बोले चल दिया और अपने 
स्थानपर पहुँचकर कविता बनाने बंठ गया । उस समय पाठशालामे जिस लबकी प्रार्थना पढी 
जाती थी उसी लयमे शामतक मेने दो प्रार्थनाएँ बना डाली | एक सुबहके लिए, दूमरी शामके 
लिए | और जब मैने दोनो कविताएँ बडे पडितजीको सुनाई तो उन्होंने खूब शाबासी दी और 
वे कविताएँ प्रार्यतामे भी पढी जाने लगी । 


कुछ माह बाद पाठशाला सागर झा गई | एक दिन कक्षामे सब बंठे हुए थे कि डॉक 
झाई उसमे जंनगजठ निकला | बडे पण्डितजी मुखपृष्ठ की एक कविता पढने लगे श्र तारीफ 
करने लगे | जब पृष्ठ लोटा तो उसके नीचे मेरा नाम था। नाम पढ़कर उनके हर्ष और 
ग्राइचर्यका ठिकाना न रहा । किसी चिकित्सकने किसी रोगीकी चिकित्साकी हो और थोडे दिन 
बाद ही रोगी ने अखाडमे मैदान मारा हो, यह देखकर चिकित्सकको आश्चर्यजनक प्रसंन्नता हो 
सकती है वही प्रश्नन्नता बडे पण्डितजीको हुई । 


वक्षतृत्व-- एकबार जब मैं घर गया और वहाँ व्याख्यान देते न बना तो मुझे बडी शर्म 
श्राई, हालाँकि उन दिनो मेरे ज्ञानकी पूजी रत्न करण्ड-क्रषावकाचारके दश बारह इलोक पढने 
तककी ही थी, पर सागर पाठ्शालाका नाम बडा था इसलिए मै पढा चाहे जितना कम होऊँ पर 
व्याख्यान न दे सकने ने मुझे शरमिन्दा कर दिया। मैने बड पडितजीसे यह बात कही । कुछ 
दिन तो उन्होने उपेक्षा की पर एकाथ वर्ष बाद उन्होने एक साप्ताहिक पत्रकी योजना कर दी । 
पर शुरूमे तो किसीको व्याख्यान देना श्राता ही न था। मुभमे उत्साह बहुत था, पर व्याख्यान देने 
के लिये उत्साह ही तो काफी नहीं होता । कला, निर्भयता तथा कुछ निलेज्जता भी तो चाहिये । 
तब बडे पडितजीने कहा--कि तुम्हे कुछ बोलना नही सूभता तो गाली देना तो श्राता है। 
गाली ही दो' और मुझे खडा कर दिया और मै सहमते-सहमते कुछ कुछ बोल ही गया । फिर 
तो उन्होने मुझे सभाका मत्री बना दिया और जब तक मैं सागर पाठशालामे रहा मै ही मत्री रहा 
और काफी बोलने लगा और जब मै सन १७ मे बनारस गया तब वहाँ मेरी वक्‍तृत्व शक्तिकों 
ख्याति पहिले ही पहुँच गई थी श्ौर कुछ समय बाद मै वहाँ भी मन्नी बना दिया गया ओर श्रन्त तक 
रहा । बोलना नही आ्राता तो गाली ही दो' बडे पडितजीका यह वाव्य-बीज काफी फला-फला । 


७० ] 


खिलाड़ी--कोई झादमी बडा विद्वान हो और तपस्वी हो तो महान तो कहला सकता 
है, उनकी गिनती देवताओ्रोमे भी हो सकती है परन्तु यदि उसमे विनोद न हो, प्रसच्नताकी वृत्ति 
न हो तो पूर्ण आदमी नहीं बन सकता | पूर्ण आदमीमे चारो पुरुषाथ चाहिये | निर्दोप काम 
भी चाहिये । यह पूरी आदमियत देवत्वसे भी दूलेभ है । 


मानता हुं हो फरिस्ते शेखजी । _ 
ग्रादमी होना मगर दुश्वार है ॥ 


पर बडे पडितजीमे वह आ्रादमियत काफी थी। इसीलिए हम सरीखे बालकोकों लेकर 
मैदानमे जाते थे और 'खो' खेलते थे और खेलनेमे पूरे खिलाड़ी बन जाते थे और हमारी 
गलतियाँ प्रधिकारीकी हैसियतसे नहीं खिलाडी की हैसियतसे सुधारते थे। असाधारण होकर 
भी उचित मान्यता पर साधारण बन जाना ऐसी असाचारणता है जिसपर सेकडो अ्रसाधारणताएँ 
न्योछावर की जा सकती हे ? 


स्वालम्बब--सन १६१९ की वात है। मै स्थाह्माद विद्यालय बनारसमे अ्रध्यापक हो 
गया था । बडे पडितजी कुछ दिनोके लिए भेलूपुरा आकर ठहरे थे । मै प्रतिदिन शामको भदैनीसे 
भेलूपुरा उनसे मिलने जाता था फिर उनके साथ बात करता हुआ थोडी दूर टहलने भी जाता 
था। बडे पडितजी काफी स्वावलम्बी थे और अपना वहुत-सा काम अपने ही हाथसे करते ये । 
उनका एक भिट्टीका बत॑ंन था जिसमे वे तेल रकक्‍्खा करते थे। उन्हे उस दिन तेल खरीदना 
था । उन्होने वह बर्तत उठा लिया और मुझे साथ लेकर घूमने मिकल पडें। मैं सोचता था कि 
बतंन मेरी ओर बढाएंगे और मै ले लगा, यह सर्वेथा उचित भी था पर उन्होने वह बर्तंत न दिया 
तब मुर्भे ही उनके हाथसे वर्तेत छीत लेना पडा। प्राप्ते तु घोडशे वर्ष पुत्रे मित्रवदाचरेत' का 
यह प्रतिपालन था जो कि उनकी स्वावलम्बन-वृत्तिका सूचक था | 


बडे पडितजी को विद्वत्ता, वकक्‍तृत्व, त्याग, तप आदि बड़ी-बडी बाते विख्यात है श्रत उन्हे 
संस्मरणका विषय बनाना बेकार-सा है | आदमीकी सच्ची परख छोटी और छिपी बातोसे होती हे 
इसलिए मैंने भी दो-चार ऐसी ही बाते की है । 


४ 
थ्रर 


वही मनुष्य सुख का पात्र होता है जो विश्व को अपना नहीं 
मानता । पर को अपना मानना ही ससार की जड है। 


>-गण॑ंश वर्णी 


| | ७१ 


मेरे जीवन-निर्माता 
ले० डा० पन्नालाल साहित्याचायं, सागर 


पिताजी का स्वगंवास हो जाने के बाद जब १६१६ में मैं सागर आया तब मेरी अवस्था 
७-८ वर्ष की थी। सागर आने पर ही मेरी स्कूली पढाई शुरू हुईं। मैं दिन को स्कूल मे पढता 
था और रात को गौराबाई जैन मन्दिर मे लगने वाली स्थानीय पाठशाला मे वालबोध तथा पूजा- 
पाठ पढता था। पृज्य वर्णीजी ऊपर छुत पर शास्त्र-प्रववन कर जब नीचे हमारी पाठझ्ाला मे 
आते थे तब हम लोगो से कुछ न कुछ पूछा करते थे । उनके प्रइनों का उत्तर मुभसे बन जाता था 
इसलिये साथ के लोगों से वे कहा करते ये -इसे पढाना है । 


जब में हिन्दी की चोथी कक्षा पास कर चुका तब वर्णीजी ने मुझे अपनी सत्तर्कंसुधा- 
तरज्िंणी दि० जैन पाठशाला में भरती कर लिया । फीस देने को मेरा सामथ्य नही था, इसलिये 
उन्होने मेरा नाम कमरया लक्ष्मणदास-ट्रष्ट की ओर से नि शुल्क भर्ती होने वाले ३० छात्रों मे 
लिखा दिया । में निश्चिन्त होकर अध्ययन करने लग।। उस समय जिस छात्र के लिये जो ग्रन्थ 
वर्णीजी बता देते थे उसे वही पढाया जाता था । कोई बँचा हुआ पठनक्रम नही था । वर्णी जी ने 
मुझे पहली साल अ्रमर कोष-मूल, अष्टाब्यायी के सूत्र और रत्नकरण्डश्रावकाचार पढवाया। छात्र 
की देखरेख वर्णीजी स्वय रखते थे । भ्रपराक्तु काल मे पठित श्लोको की परमाच करना पडती थी 
और प्रात पढे हुए इलोको को लेट पर लिखना पडता था। रात्रि को सामायिक के बाद वर्णीजी 
घटा श्राध घटा के लिये छात्रो को वुलाकर उनसे पिछला पुछते थे। तात्पर्य यह कि इतनी चौकसी 
में अगला और पिछला सब पठित विषय तेयार रखना पडता था । 


तीसरी वर्ष बनारस की प्रथमा-परीक्षा देने का अवसर औआआया। इसी बीच कमरया 
रज्जीलाल जी के मन में लक्ष्मणदास कमरया ट्रस्ट के ३० छात्रो को लेकर अपनी पाठशाला स्वय 
चलने की भावना उठी । मेरा नाम कमरणया ट्रष्ट के छात्रो मे था परन्तु वर्णीजी ने उस समय के 
सुपरिस्टेन्डेन्ट प० मूलचन्द जी से कहा कि कमरया जी स्वतत्र सस्था चला नहीं सकेगे ऐसा हमारा 
विश्वास है। छात्रों का भविष्य खराब होगा । जिसका जो होना हो सो हो पर 'मूलचन्द्र जी 
आप पन्नालाल का नाम उनकी सूची से अलग कर अ्रपनी सूची मे लिख लो। इसका भविष्य 
खराब न हो ।” वर्णी जी की श्राज्ञानुसार मेरा नाम कमरया ट्रष्ट की सूची मे नहीं रहा । अ्रत' 
मुझे उनकी स्वतन्त्र पाठशाला में नही जाना पडा । दो साव वाद कमरया जी ने वर्णीजी के चरणों 
मे माथा टेक कर कहा - महाराज जी ! स्वतन्त्र पाठशाला चलाना मेरे वश की बात नही है। 
आप ही चलाइये । मैं तो प्रायश्चित-स्वरूप यहा के भवन वनवाये देता हूँ । दो साल के बीच होने 
वाली अव्यवस्था से वर्णीजी ने मुझे वचा लिया । 


खनन 


प्रथमा पास होने के बाद उन्होंने मुभे सिद्धान्तकौमुदी और सर्वार्यसिद्धि पढवाई। सस्था 


७२ |] 


में स्वतत्र व्याकरणाध्यापक नही था, श्रत. उन्होने श्रलग से छेदीप्रसाद जी शर्मा को व्याकरणा- 
व्यापक रखवाया । उनसे मुझे तथा कमलकुमार जी को, जो आजकल कलकत्ता मे है, व्याकरण 
पृढवायी । कमेटी ने वर्णी जी से कहा कि व्याकरण पढने वलि दो ही लडके है, भश्रत इनके लिये 
स्वतन्त्र ग्रध्यापक नही वुलाया जाय । वर्णी जी ने उत्तर दिया कि यदि ये दो ही लडके व्याकरण 
पढ गये तो श्राप लोगो को अजैन पृण्डितो की दासता से मुक्त कर देंगे । 


वर्णी जी कहा करते थे कि श्रधिक ग्रन्थ पढने वालो की अपेक्षा थोडे ग्रन्थ पढने वाले अधिक 
विद्वान बनते है। इसलिये उन्होने हमे व्याकरण-मध्यमा के खण्ड और एक धर्मंशास्त्र, ये दो ही 
विषय पढवाये । जैनसाहित्य और जननन्‍याय से हमे दूर रखा । उनका कहना था कि यदि तुमने 
व्याकरण ठीक पद्द ली तो ये विषय अपने आप आ जावेंगे । 


व्याकरण-मध्यमा के चार खण्ड और काव्यतीयें की परीक्ष। पास कर लेने पर एक साल 
मे उन्होंने समस्त जन साहित्य और प्रमेयकमलमातंण्ड तथा अष्टसहस्री पढवा दी । सन्‌ १९३१ 
में जब अध्यापकी की नौकरी करने के लिये मै उदयपुर जाने लगा तब वर्णीजी बरुवासागर मे थे । 
उन्हे पता चला कि यह उदयपुर जा रहा है उन्होंने बर्वासागर से तार दिया कि पन्नालाल को रोको 
हम सागर आ रहे है । मैं रुक गया और दूसरे दिन वर्णी जी सागर आ गये । उन्होने मुझे अपने 
ही विद्यालय में श्रष्यापक रख लिया । विद्यालय की ग्राथिक स्थिति कमजोर थी इसलिये उन्होने 
चालू कार्यकर्ताओं को दान की रसीद देकर उनके वेतन से कुछ कटौती कर ली और मुझे, २५) 
मासिक पर साहित्याध्यापक रख लिया । 


न्री 


मन में खेद तो रहता था कि ७ साल पढा और वेतन २५) ही मासिक मिला । एक दिन 
उन्होंने कहा कि देखो, व्यग्र मत होना । काम लगन से करो । इसी वेतन से फलो फूलोगे | मै चुप 
रह गया और वेतन कम होने की व्यग्रता छूट गयी । रुपये के १८-२० किलो गेहूं आते थे इसलिये 
खर्चे मे कोई कमी भी नहीं पडती थी । 


सध्यापन के साथ ही साथ मैने अपना श्रध्ययतत जारी रखा ओर सन्‌ १६३६ मे मैने 
साहित्याचार्य परीक्षा पास कर ली। वर्णी जी ने बडी प्रसन्नता प्रकट की । उस समय तक जैन 
समाज में कोई साहित्याचार्य हुआ भी नहीं था। पहला नम्बर मेरा ही था, इसलिये उन्हें भी 
अत्यधिक प्रसन्नता हुई । वर्णी जी के आदेशानुसार सन्‌ ३१ से ही मैं विद्यालय में श्रध्यापन कार्य 
कर रहा हूँ। 


अध्ययत-काल में जब बनारस-प्रथमा पास कर चुका था और व्याकरण-मध्यमा का प्रथम- 
खण्ड पढता था तब एक वार दशलक्षणवत् में उत्तमक्षमादि धर्मो का वर्णत करने वाले कुछ सस्कृत 
के पथ बताये थे । बनाकर वे पद्य मैने वर्णी जी को दिखाये। उन्होने वडी प्रशसा की और 
शास्त्रसभा में मेरे मुख से सवको सुनवाये | उस अवध्था में लिखे इ्नोक कहा तक शुद्ध हो सकते 
हे यह पाठक स्वेय समझ सकते है। परन्तु अशुद्धियो की ओर वर्णी जी ने बिलकुल ही दृष्टि नही 
दी और प्रश्यसा कर मेरा उत्साह बढा दिया । 


| ७३ 


वे कहा करते थे कि ग्रन्थ, मूल पर से पढ़ना चाहिये, टीका पर से नही । क्योकि मुल ग्रन्थ 
पर से पढने मे धारणाशक्ति बढती है इसीलिये साधारण ग्रन्थ की कौन कहे जीवकाण्ड भी मैंने 
उस समय प्रकाशित एक मूल गुटका पर से पढा था। मेरी इच्छा थी कि सिद्धान्तकौमुदी की 
सस्कृतटीका तत्त्ववोधिनी ले लू, पर उन्होने उसे लेने की सलाह तब दी जब मै व्याकरण-मध्यमा 
के ३ खण्ड पास कर चुका । सलाह ही नही दी ५) कही से छात्रो को फल-वितरण करने के लिये 
उनके पास आये थे वे रुपये उन्होने मुझे दे दिये ग्रौर उनसे तत्त्वबोधिनी आरा गई । तात्पर्य यह है 
कि विद्यार्थी का जीवन-निर्माण कंसे होता है यह वे खूब जानते थे और विद्यार्थी को परख कर 
उसकी सब प्रकार से सहायता करते थे । 


बचपन में मुझे कोध बहुत झ्राता था, इसलिये मै दूसरे छात्रो से कुछ अलग श्रलग सा रहता 
था। विद्यालय मे बने कमरया रज्जीलाल के मन्दिर पर कलशारोहण का उत्सव हो रहा था । 
उत्सव के समय एक दिन विद्यालय का अधिवेशन हुआ । अ्रधिवेशन मे उन्होने छात्रों का परिचय 
देते हुए मेरी बहुत प्रशसा को परन्तु प्रशसा के बाद एक वाक्य उन्होने भरी सभा मे कह दिया--- 
'जैया | इसे गुस्सा बहुत आती है ।! सब लोग हँस पड, परन्तु मेरे जीवन मे उनके एक वाक्य ने 
ही मोड ला दिया । मै उसी समय से क्रोध पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। 
मैं कितना सफल हो सका हूँ, यह तो नही जानता परन्तु बुराई का उत्तर देने का भाव अव 
नही होता । 


उनके प्रति कृतज्ञता और श्रद्धाउजलि किन शब्दो में प्रकट करूँ ? समझ नही पाता । 
अपने द्वारा लिखित श्रीपपल चरित्रम' नामक गद्यकाव्य मे मैंने उनका इस प्रकार स्मरण किया है- 


येषा कृपाकोमल - वृष्टिपाते: 
सुपुष्पिताभुन्मस सुक्षितचल्ली । 

तान्प्रा्थथे.. वणिगणेशपादान्‌ 
फलोदय तत्र नतेन मुर्ध्ना ॥ 


कलकत्ता में हुई सम्मानसभा मे गदगद्‌ कण्ठ से मैने कहा था कि यदि पूज्य वर्णी जी मेरे 
जीवन का निर्माण न करते तो बम्बई और कलकत्ता ज॑से महानगरो मे मुझे कौन पूछते वाला था ? 


उन महान उपकारी ग्रुर्वर के चरणो मे कोटि कोटि प्रणाम । 
हर 
धर्म का सम्बन्ध शारीरिक कष्ट से नही होता । धर्म का सम्बन्ध 


आत्मा से है। जब सब उपद्रवो की समाप्ति हो जाती है तब धर्म का 


उदय होता है । 
>-गणेश वर्णो 


७४ ] 


परोपकाराय सता प्रवत्ति: 


>पृज्य श्री १०५ श्री आथिका विशुद्धमती माताजी 


इस भ्रमणशील चतुर्गति संसार में प्रतिदिन श्रनन्‍्त जीव जन्म लेते है श्लोर मरण 
करते है, किन्तु सभी जीवो की जन्म-शताब्दियाँ, जन्म-तिथियाँ एवं पुण्य-जयन्तियाँ चही मनाई 
जाती । “परोपकाराय सता प्रवृत्ति” इस नीति के अनुसार जित महापुरुषों की सम्पूर्ण प्रवृत्तियाँ 
परोपकार के लिये होती है, उन्ही की जन्म-शताब्दिया आदि मनाई जाती हैं। परम पूज्य १०८ 
गणेशकीति महाराज जो कि “वर्णीजी” नाम से विख्यात थे, वे भी एक महानात्मा थे। समीचीन 
ज्ञानदान के द्वारा अज्ञ-प्राणियो का उपकार करना ही उनके जीवन का ब्रेत था। आप अभीदण- 
ज्ञानोपयोगी थे, आपके उपदेश से सैकड़ो ज्ञान आयतनो की जड़ों मे जलसिचन हुआ जो आज 
तक समुन्नत पुष्पो एव फलो के वितरण से समाज को गौरवान्वित कर रहा है । 


पूज्य वर्णीजी का हृदय अ्रत्यन्त सरल एवं निलप था। परिग्रह-रूपी पिशाच से श्राप 
निरन्तर भयभीत रहते थे। स्वाध्याय ही श्रापका परम तप था। सम्पूर्ण जनेन्द्रवाणी अर्थात्‌ 
चारो अनुयोगो पर अठट श्रद्धा होते हुए भी समयसार ग्रन्थ आपको अत्यन्त प्रिय था। आप 
अधिकतर उसी का स्वाध्याय करते थे। एक बार आपने कुछ समय के लिये इस प्रफार की 
प्रतिज्ञा की थी कि “मैं सटीक समयसार का ग्राद्योपान्त प्रतिदित स्वाध्याय करूगा और जिस 
दिन पूरा नहीं पढ़ पाऊंग। उसके दूसरे दिन नमक नहीं खाऊँगा।” प्रतिदिन टीकासहित 
पूरा समयसार पढना कितने महान्‌ पुरुषार्थ का द्योतक है। आपकी निम्नलिखित पक्तियों मे 
समयसार के प्रति कितना महान ग्रात्म-समपंण है ? आप लिखते है कि “एक समयसार का 
ही स्वाध्याय करता हु। चाहे कुछ श्रावे या न आवे, वही शरण है अब किस किस की शरण 
लूँ। भ्रगर पार होना है तो वही कर देगा ।” 


उपर्युक्त वाक्यों मे शास्त्र के प्रति कितनी अपूर्व भक्ति (राग) झलक रही है | वस्तु- 
स्वातन्त्य की विवेचना करने वाले श्राध्यात्मिक ग्रन्थ के रसिक (वेत्ता) होकर भी द्रव्यश्रुत का 
शरण ले रहे है ओर “वही पार कर देगा” इतना प्रबल कतुंत्व अन्य (पुद्गल) द्रव्य को बना 
रहें है । इससे ज्ञात होता है कि श्राप समयसार के हादें को स्पर्श कर चुके थे, अतः निदचय 
एकान्त से दूर रहे | कषायो की उपशमता-सहित जो कुछ ज्ञान है उसे ही आप यथार्थ ज्ञान 
मानते थे। आप लिखते है कि “इस काल में ज्ञानाजंन ही श्रात्मगुण का पोषक है यदि ज्ञान 
के सदभाव में मोह का उपशम नही हुआ तब उस ज्ञान की कोई प्रतिष्ठा नही । वह ज्ञान प्राण 
बिना मृतशरीर के तुल्य है” इसीलिये श्राप लिखते हैं कि स्वाध्याय का उपयोग यथार्थ वस्तु 
के परिज्ञान मे पर्यवसान न हो जाना चाहिये किन्तु जिनके द्वारा हम अनन्त ससार के बन्धन से 
बद्ध है ऐसे मोह-राग-देप का श्रभाव करके ही उससे विराम लेना चाहिये । अर्थात्‌ मात्र ज्ञान से 
एव मात्र आत्मा की कथनी से आत्मा की प्राप्ति आप नहीं मानते थे। आपका दृढतर विश्वास 


[ ७५ 


था कि उसके अनुकूल प्रव॑ंतन से ही उसका लाभ हो सकता है। और वह अनुकूल प्रवतेन निवृत्ति 
ही है, क्योकि “यथानिवृत्तिरूप यतस्तत्त्वम्‌” श्रर्थात्‌ तत्त्व निवृत्तिरूप ही है इस प्रकार आपके 
सरल हृदय भौर सौम्यमुखाकृति से निकले हुए ह्दयस्पर्शी तात्त्विक उपदेशो ने एवं आपकी 
लेखनी ने अनेक जीवो का कल्याण किया है । आपके उपकारो को न तो भूलाया ही जा सकता है 
ओर न उससे उऋण ही हुआ जा सकता है। 


जन्मशताब्दी ग्रन्थ का प्रकाशन आपके प्रति उत्पन्न होने वाली श्रद्धा का द्योतक ही माना 
जाना चाहिये । किन्तु आज के इस वंज्ञानिकयुग मे साहित्य के प्रसार और प्रचार की मानो बाढ़ 
ही आई हुईं है, अत* इस वेग में श्रद्धा-सुमन के €प मे हम जो कुछ भी उनके प्रति लिखते या 
कहते है उसके अनुरूप हमारे आचरण भे उनका उपदेश (प्रेक्टिकल) कितना उतरता है इसका 
परिशीलन करता आवश्यक है। आपके उपदेशो को जितने श्रशों मे हम अपने जीवन में उतार 
सकंगे उतने श्रशों मे ही हमारे आयोजन सफल समझे जावेगे । 


२८ 
है ९५ 


ग्राध्यात्मिक संत 


( लेखिका-पृज्या श्री १०५ भी आयिका विनयमति माता जी ) 


भारत सदा आध्यात्मिकविद्या का केन्द्र रहा है। उसमे मुमुक्ष आध्यात्मिक योगियों ने 
अपनी साधता और समीचीन तपदचर्या के अनुष्ठान द्वारा श्रध्यात्म-विद्या के चरम विकास को 
पाकर जगत का परम कल्याण किया है । इतना ही नही, किन्तु उन्होने वस्तुतत्त्व की यथार्थता 
को दिखाया ओर स्वयं उस आदर्श मार्ग के पथिक बनकर आत्मविकांस के अनुपम आनद को 
प्राप्त किया है । श्री पुज्य १०८ मुनि गणेशकीति जी (वर्णी न्यायाचार्य) उन्हीं आध्यात्मिक 
सतो मे से एक थे, जिनकी छतन्नच्छाया मे रहकर अनेक मानवो ने अपने जीवन का उत्थान किया । 
ग्राप केवल तत्त्वज्ञानी और अध्यात्मविद्या के रसिक ही नहीं थे किन्तु सयमी होने के साथ बड़े 
ही अहिसक और वस्तुतत्त्व के यथार्थ उपदेष्टा भी थे। आपकी दयालुता अथवा करुणावृत्ति 
तो लोक मे प्रसिद्ध है। अपने आजादहिन्द फोज के सेनिको की रक्षार्थ श्राशीर्वाद के साथ 
अपनी चादर भी दान मे दे दी थी । उनकी रक्षा के सबन्ध मे वर्णी जी ने जो उद्‌गार व्यक्त किये 
थे वे महानता के सूचक थे। दीच दुखी के दु खभोचन करने के लिये आप शक्तिभर प्रयत्न करते 
रहते थे । आपकी पैदलयात्रा करता, गर्मी, सर्दी वर्षात की कठिताइयो का सहना, श्रासान 
नही था । किन्तु आत्मबल, निरीहवृत्ति ओर लोककल्याण की भावना ने आपमे अपूर्वे बल 
सचय कर दिया या। समयसार का हमेशा नियमित प्रवचत करते थे । आप मानवस्वभाव के 
पारखी थे । यात्रा में अनेको मुमुक्ष जीवो ने आत्म-साधना का ब्रत लिया । अनेको के आचार 
विचारों मे परिवतंन, परिवर्धत और परिमाजंन हुआ । कितनो को तत्त्वज्ञान अभ्यास की प्रेरणा 
मिली । 

आ्रापका जीवन वडा ही शान्‍्त और शरीर की आकृति सौम्य तथा स्वभाव अत्यत भद्र था। 


७६ ] 


पज्य वर्णी जी के जीवन की दूसरी विशेषता यह थी कि आप कभी किसी की निंदा नहीं करते, 
थे श्रौर न उनके अवगुणों का प्रकाश व प्रचार ही करते थे । कोई किसी का दोप जबरन सुनाता 
ही हो तो उस तरफ से उपयोग हटा लेते थे तथा अपनी प्रशसा से बहुत दूर रहते थ । सु 

आ्रापका पदार्थ-विवेचत गम्भीर, मधुर, सरल और मृदुलभाषा मे होता था ओर वस्तुतत्त्व | 
की यथायता उसमे दशित होती थी । 


आपने अनेक शिक्षा-सस्थाम्रों का निर्माण कराया। जिसके फलस्वरूप अनेक प्रतिष्ठित 
विद्वान जैन श्रमणसस्कृति के प्रचार व प्रसार में लगे हुए हैं। आपने जगत का और खास कर 
जैनसमाज का जो उपकार किया है वह इतिहास में स्वर्णाक्षरों मे अ्कित रहेगा | दिगम्बर जेन- 
समाज चिरकाल तक आपका ऋणी रहेगा । 

बाबा जी ने अपना जीवन परिचय 'जीवतन्रगाथा' नाम की पुस्तक में स्वयं लिखा हे जो 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण और अनेक ऐतिहासिक जीवन-घटनाग्रो से ग्रोत प्रोत हे । उससे सहज 
ही जान सकेंगे कि उजयारी मा के लाल ने श्रादर्श बन कर, जगत में कंसा उजाला किया है । 


श्रध्यात्मतत वर्णी जी के ये सारगमभित वचन थे कि मनुष्य-जत्म बहुत दुलेभ हे । जेसे 
पका हुआ फल एक बार पृथ्वी पर गिर जाने पर पुन ॒ वह वृक्ष की डाल में नही लगता, उसी 
प्रकार मनुष्यजन्म की प्राप्ति समभना चाहिए। सिद्धान्तत जो वस्तु जितनी प्रविक कठिनता 
से मिलती हैं वह उतनी ही अधिक मृल्यवान है । मनुष्यभव पा लेना एक बात है, परन्तु मनुष्यता 
का प्राप्त कर लेना दूसरी बात है, वह अतिदुर्लभ है। मनुष्यता के लिये आन्तरिक ग्रुणो को 
ग्रावश्यकता होती है । सच्चा जीवन सफल बनाने वाले शअ्गुलियों पर ही गिनने लायक है । 
मनुष्य अपनी शुभ वृत्तियों से देवता का अधिकार पा लेता है। अध्यात्म हमे असत्‌ से निकाल- 
कर सत्‌ की ओर ले जाता है। वासनामय जीवन से कुछ ऊंचे उठकर शुद्ध निलिप्त जीवन विताने 
को प्रोत्साहित करता हे । अध्यात्म ही सम्यग्दर्शन प्राप्त करने का सहज उपाय है | झापके प्रवचन 
अतिसरल ओर ग्रोजस्वी होते थे। श्ोताओ्रो पर उनका असर पड़े बिना नही रहता था | 


पूज्य वर्णी जी समयसार के अनुपम अध्येता थे । यह महान ग्रन्थ इनके जीवन का कण्ठहार 
वन गया था। उसमे पू श्री अमृतचन्द्राचाय की आत्मख्याति नामक सस्क्ृतटीका का अर्थ 
तो सोने मे सुगन्ध का काम करती थी। उन्हें यह इतना प्रिय था इसका वर्णन करते करते वह 
स्वय नहीं श्रघाते थे । सुनने की इच्छा बनी ही रहती थी । उनके जीवन में चिन्तन की गहरी 
अनुभूति थी। वे अपने प्रवचनों में कई भ्रनूठे दुष्टान्त दे दिया करते थे । वे सभी दृष्टान्त बडे 
ही मामिक ओर रोचक होते थे। उनसे न केवल वस्तुस्वरूप को समभने में मदद मिलती किन्तु 
जीवनसम्बन्धी अनेक लौकिक कडिया सुलकती चली जाती थी । इसके सिवा छोटे २ चूटकुले 
भी प्रवचतों मे आपके भडार में मिल जाते थे। वार्तालाप के समय भी नित्य नये चुटकुले व दुष्टान्त 
सुनने को मिलते थे । 

इस प्रकार आपके प्रत्यक्ष उपदेशों से तो जीवों का कल्याण हुआ ही है किस्तु झव 
हमारा कर्तव्य है कि आपके वताए हुए मार्ग पर चलकर आत्मकल्याण करें | 


बे क 
गा 


“मुनि श्री १०८ श्री गणेशकीति जी महाराज” 


श्री ब्र० चन्दाबाई शआरा 


श्री वर्णीजी गणशप्रसाद जी महाराज के ईशरी चातुर्मास मे जाकर हमारा रहना हुआ । 
उस समय लगभग ४५ वर्ष पहले वर्णीजी के दर्शन और उनके शास्त्रप्रवचन को सुनकर हृदय 
प्रफुल्लित हो गया । लगातार डेढ़ दो घण्टे धाराप्रवाह से शास्त्रप्रववन और उसी में उपदेश- 
मिश्रित, लोकिक कतंव्य का पाठ मिलता था। मेरे ईशरी पहुँचते पर वर्णीजी महाराज ने पूछा-- 
कंसे श्रायी ” मैने कहा, श्रापसे समयसार जी का प्रवचन सुनने की इच्छा हे । तब आपने कहा 
पूरा सुनो, तब सुनायेगे, ठहरना होगा । मैने स्वीकार किया और हम दो माह ईशरी ठहर गयी । 
समयसार जी तो वर्णीजी महाराज को कण्ठ सा ही हो गया था। श्राज उस ग्रन्थ का स्वाध्याय 
करने, श्र्थ समभने पर भी वह अणमात्र नही मिलता, जो वर्णोजी की वाणी से था। आप तो 
स्वर्गारोहण कर गये और लोकशिखर पर भी कालान्‍्तर मे पहुँचेगे ही, पर हम लोगो को वह 
उपदेशामृत पान करने को नही मिलेगा । श्री स्वर्गंवासी वर्णीजी ईशरी में घर्मजागृति करके, एव 
अन्य उपकारी सस्थाओ को स्थापित कराकर स्वगंवासी हुए। वहाँ से विदेह क्षेत्रस्थ श्री १००८ श्री 
तीर्यकर भगवान के दर्शन करते होगे । तथा विदेहक्षेत्र में धर्मंधारण करके स्वय पिद्धस्वरूप को 
प्राप्त होगे । आपको बार-२ नमस्कार एवं सादर श्रद्धाअ्जलि समपित है । 


जा 
श्री 
9९ 


उजियारी का बेटा जगत का दीप-स्तम्भ 


प० ब्र० सुमित्रा जन, सागर 
(वर्तमान आयथिका पृज्य विशुद्धमती माता जी ) 


उजयारी माँ से जन्म लेकर ससार को प्रकाशित करने वाले दीपक भर पिता हीरालाल 
जी का अनमोल शोर सच्चा लाल, जिसकी जगमगाहठ से श्रज्ञानरूपी अधकार नष्ट हुआ । 
चिरोजा मा के जिस चिरस्थायी धमंस्नेह ने जिसे चिन्ततशील बताकर ससार का कल्याण किया, 
ऐसे परम पृज्य प्रात स्मरणीय बाबा जी थे, जिनके लिये आज केवल सागर या बुन्देलखड ही 
नही वरत भारत के प्रत्येक भागो मे जिनके वियोग से सन्तप्त भक्त लोग चीत्कार कर रहे हैं । 
पूज्य बाबा जी ग्रुणो के भडार थे पर उनमे प्रमुखता थी उनकी सरलता और उदारता कौ। 
उनके मन में जो होता था वे वही कहते और वही करते थे । त्यागमार्गे मे तो यह सब होना ही 
चाहिए । पर वचपन से ही उनमे ये गुण विद्यमान थे । जिन्होने आज उन्हे क्या जैन क्या जनेतर, 
क्या बाल क्या. वृद्ध जन-जन के हृदय में सादर स्थापित किया है। 


७८५ |] 


पूज्य बाबा जी के विद्यार्थी जीवन की एक घटना (मेरी जीवनगाथा से ) 


बनारस में वर्णी जी को पूज्य बाबा लालमन जी के दर्शनो का सौभाग्य प्राप्त हुआ । वर्णी 
जी ने सविनय प्रणाम किया । 
बाबा जी--तुम कौन हो ? 
वर्णी जी-मै छात्र हूँ । 
बाबा जी - कहाँ पढते हो ? 
वर्णी जी--स्थाद्वाद विद्यालय में । 
बाबा जी--कुछ त्याग कर सकते हो ? 
वर्णी जी--कर सकते है । 
बाबा जी--तुमको भोजन में सबसे प्रिय शाक कौनसा है ” 
वर्णी जी--महाराज ! आपने कहा था कुछ त्याग कर सकते हो, मैने समझा था कुछ 
पैसे का त्याग करावेगे, सो एक दो आना कर दंगे, पर आप तो शाक पँछ 
रहे है । महाराज ! मुरे सबसे प्रिय शाक भिडी है । 
बावा जी--इसी को त्यागों । 
वर्णी जी--महाराज ! यह कंसे होगा, यह तो मुझे अत्यन्त प्रिय है । 
बाबा जी-- तूने स्वयं कहा था कि त्याग कर सकते है । 
वर्णी जी--महाराज ! भूल हुई क्षमा करो । 
बाबा जी--भूल का फल भोगना ही पडेगा । 
वर्णी जी-- महाराज ' जो आज्ञा । कब तक को छोड । 
बाबा जी--तै री इच्छा पर निर्भर है । 
वर्णी जी--महाराज ! जब तक बनारस विद्यालय के भोजनालय मे नही पहुँचा तब तक 
के लिए त्याग है । 
निर्भयता ओर नि३रछलता का कसा अपूर्व उदाहरण है। इसी प्रकार उनके उदारता के 
अनेको आदर उदाहरण हमारे सामने पथप्रदर्शक के रूप मे है । 
ये गुण उनके स्वाभाविक गुण है जैसे-- 
चंपयकेषु यथा गन्ध. 
कांतिमृक्ता-फलेघु च। 
यथेक्षु - दंडे साधुय॑, 
मौदार्य सहज॑ तथा । 


पूज्य श्री आज हमारे बीच नही है, पर दूध और पानी के समान हमारे हृदयो में समाये 
हुए है, किन्तु उसका भान हमे तभी होगा जब हम उनके उज्ज्वल प्रकाश से ज्योति प्राप्त कर उनके 
ही मार्ग का अनुगमन करेंगे । 


“-जनसन्देश २६/१७; प्रृष्ठ १६ से 


। 


शक 


[ ७६ 


भक्‍तों के भगवान्‌ 
ले० सो ० कपुरीदेवी और महिलासमाज, गया 


स्व० श्री १०८ श्री मुनिवर वर्णी जी महाराज के चरणकमलो में नत मस्तक होकर 
श्रद्धाजलि अपित करती हूँ । जिन ग्रुर्देव के स्मरणमात्र से ही आत्मबल जागृत हो उनके ग्रुणो 
का बयान करना मानो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है । गया में आपका समागम व दर्शन 
पूज्या माँ ब्र० पतासीबाई जी के सानिध्य से हुआ था । पृज्य गुरुदेव हमे वाई जी के 'परिकर' 
कह कर सम्प्रोोधित किया करते थे । उस समय आाप ब्रह्मचर्य अवस्था में थे। तभी उत्तके सदुपदेश 
को प्राप्त करने का सौभाग्य प्रथमवार मिला तथा हृदय ने श्रसीम शाति महसूस की । गुरुदेव के 
आ्रादेशानुसार प० शिखरचन्द्र जी सान ईसरीनिवासी ने मुझे सस्क्ृत पढाना शुरू किया तथा मुभे 
इतके द्वारा धर्म के विषय मे कुछ जानकारी भी प्राप्त हुई। यद्यपि उस समय आपके सामने जाने 
की हिम्मत मुझ मे नहीं होती थी क्योंकि उस समय जेनदशंत का मुझे विद्येप ज्ञान नहीं था, 
पर धन्य है आपकी सरलता ओर सज्जनता जो व्यक्ति को वरवस अ्पन्ती ओर खीच लेती हे । 
श्रापकी प्ररणा द्वारा ही जैन सिद्धात-प्रवेशिका और अ्र्थप्रकाशक आ्रादि शास्त्रो का अध्ययन किया 
और यही एक तथ्य समझ मे आया कि जैनदर्शन का सही सिद्धात है कि उपयोग मे विकार का त 
भ्राना ही वास्तविक ज्ञानानन्द है। विकार कर्मजन्य परिणमत चाहे स्व का हो या पर का, 
उसमे स्थाई आस्था का होना ही भूल कहो या मिथ्यात्व अयवा भ्रम है । कारण कर्ता भोक्तापना 
का भाव स्थाई पने से ही श्राता है। यदि हम हमारे भीतर इन परक्षत भावों का आदर न करें 
तो यही सच्चा पुरुषार्थ होगा तथा मनुष्यजन्म पाना सार्थक होगा । 


पूज्य गुरुदेव का दूसरी वार समागम उनको क्षुल्लक अवस्था में पारसनाथ जाते समय 
मिला । उनका विचार पारसनाथ मे ही चातुर्मास करने का था लेकिन दादा जी चम्पालाल जी 
और सभी भक्तजनो की तीज इच्छा थी कि महाराज का चातुर्मास गया ही हो । कहावत है भक्तो 
के वश मे ही भगवान होते है। आपने इसको चरितार्थ कर दिया । गया से २० मील दूर 'डोभी 
तक विहार करने के बाद भक्तो की पुकार पर दयाद होकर आप वापस गया पचारे। भाग्य से उस 
साल आपाढ २ थे इस कारण पाँच महीने तक गया में एक मेला सा प्रतीत होने लगा था । हर 
समय भक्तों का ताता सा लगा रहता था । श्रीमान और धीमान जन आपके देन और प्रवचन 
सुनकर अपना अहोभाग्य मानते थे । हम लोगो को भी नित्य नये महापुरुषो का सदुपदेश सुनने को 
मिलता था। आपका जयती समारोह भी गया में बहुत जोर शोर से मनाया गया था| उस 
समय धर्मामृत में स्तान करने के लिये बाहर से वहुसख्यथक जन आये तथा आपके चरणों में 
श्रद्धाजलि अ्रपित की । 


ग्रापके करकमलो द्वारा ही गया मे महिला कालेज का भव्य उद्घाटन हुआ । श्राम जनता 
में जैनदशन पर आ्रापका भाषण गभीर और भावपूर्ण था | जिससे जैनेतर लोगो पर आपके प्रति 


प्प्० | 


4 


बहुमान जागृत हुझ्ना । यहाँ से आपका विहार पारसनाथ की ओर हुआ । पारसनाथ में भी चतुर्थ ् 
काल जैसी व्यवस्था और धर्माम्नत की वर्षा होती थी | प्रायः आपकी जयती समारोह में बगाल, 
बिहार, यू पी , सी. पी आदि दूर-दूर प्रातो से भक्त जन आते थे। हम तथा हमारी मण्डली के 
सभी लोग इस समय ईसरी आते थे इस भअ्रवसर पर आध्यात्मिक धारा की वर्षा सी होती थी । 
सुनने वालो के हृदय गदगद्‌ हो उठते थे । आपके द्वारा कई धुरन्धर विद्वान बने । आपके द्वारा 
बड़ी-बडी सस्थाओ्रो की स्थापना हुई जो अ्रभिनन्दनीय है । 


श्रापके चरणकमलो मे श्रद्धाजलि अपित करती हूँ । 


,। 


ण्््े 


वर्णोी जी ओर स्त्रीसमाज 


(ले० पुष्पलता देवी 'कोशल' विद्यारद सिवनी ) 


यह घटना उस समय की है जब प० गणेशप्रसाद जी वर्णी का जबलपुर मे चातुर्मास हो रहा 
था। में उस समय अपने मायके में ही थी । 


उन दिनो वर्णी जी का उपदेश प्राय” प्रतिदिन होता था। स्त्री समाज ती उन्तका बहुत 
समय लेती थी । वर्णी जी भदिर मे हो या आहार के पश्चात्‌ घर मे, स्त्रिया श्रच्छे समृह मे वहा 
उपस्थित रहती थी । बाबा जी अपनी सरल मिष्ठ भाषा मे सबकी शकाञश्रो का समाधान करते 
और सदा स्त्रीशिक्षा पर जोर देते थे । वे कहा करते थे कि कोई क्रियाकांड ब्रत उपवास शआ्रादि 
बिना विवेक के कार्यकारी नहीं । विवेक प्राप्त होता है श्रध्यपन से श्रौर पढा लिखा व्यक्ति ही ठीक 
ग्रध्ययन कर सकता है । अ्रतएव प्रत्येक स्त्री पुरुष को पढना चाहिये । स्त्री को तो अवश्य ही पढी 
लिखी होना चाहिये वयोकि उसे घर सम्हालना पडता है और बालक बालिकाश्रों का पालन पोषण 
करना पड़ता है । 


वर्णी जी का उपयुक्त कथन श्रत्यन्त समीचीन है । स्त्री गृह-स्वामिनी है । बालक बालिकाए 
उसी की कूख से उत्पन्न होते है । यदि स्त्री मूर्खा है तो उसका प्रभाव संतान पर बुरा पड़ेगा । 
सारा गृहकाय स्त्री को ही करना पडता है। पढी लिखी स्त्री जितने उत्तम ढंग से घर का काम 
कर सकती है फूहड स्त्री नही कर सकती । ऐसा देखा जाता है कि वेपढ़ी लिखी स्त्रिया रातदिन 
बिकथा ओर कलह-विग्नह मे लगी रहती है। एक की दो बताना और एक की बात दूसरे को 
बता कर लडाई करा देता इस प्रकार सदा ऐसी महिलाए श्रार्ते रोद्र ध्यान मे लगी रहती है | घर 
घर मे ये मृर्खा कलह का बीज बोकर फूट पेदा करती है। घर मे ये फूट करा देती है, जिससे 
कुटुम्बियों मे मनो-मालिन्य बढ जाता है और लडाई भंगडा प्रारभ हो जाता है। तरह तरह से 
अयोग्य श्राचरण वरता जाता है। इसीलिये वर्णी जी स्त्रीशिक्षा पर जोर देते थे । यदि स्त्री 
सुशिक्षिता हो तो गृहंकलह कभी भी न हो । 


[ ८१ 


श्री १०४ श्री क्षुल्लक गणेशप्रसाद जी वर्णी न्‍्यायाचार्य ने अपने जीवन को धर्म के साचे से 
ढाल कर उत्तरोत्तर वेराग्य की वृद्धि की और अंत में समाधि-मरण कर मनुष्य-पर्याय सार्थक 
बनाई । उनने अपना जीवन अत्यत सादगी से बिताया । दया का श्रोत्र उनके अ्रतरग से प्रवाहित 
होता था । भाषा बहुत ही मधुर थी। वे ज्ञान के विकास का उपदेश हर नर नारी को दिया करते 
थे। महान विद्वान होकर भी अ्भिमात का लेश उनमे ते था। पडित जी की महानता हम किन 
शब्दों मे कहे, वे बडे गभीर थे, शातचित्त थे। अनेक आपदाशो को सहन करने वाले धर्मस्नेही 
थे | अनेकान्त वाणी का मर्म जानते वाले थे । आपने समयसार ग्रन्थ की टीका लिखकर भी कभी 
यश की कामना नहीं की और इस्सीलिये श्रापके स्वर्गंवास के पश्चात ही वह टीका प्रकाश में आई । 


भ्राज जो नकली मोक्षमार्गी हैं, वे आचाय॑ कुन्दकुन्द स्वामी की आाड लेकर स्वच्छाचा री हो 
नाम ओर दाम के मोह भे फंसकर दुनिया को ठग रहे है । यदि सच्चे कुदकुद अम्नाय के मानने 
वाले होते तो वर्णी जी के समान कुदकुद स्वामी के मार्ग की ग्रहण कर विषय कषायो को तिला- 
जजलि देते । वीतरागी का जीवन ही बदल जाता है | वर्णी जी का जीवन इसका ज्वलत उदाहरण 
है। जिनने अत मे क्षुल्लक्-मेष को छोडकर मुनिपद धारण किया तथा सल्लेखना-प्तहित 
स्वर्ग सिधारे । 


गत्मकल्याण की बात तो दूर, यदि गाहेस्थ्य-जीवन या ससारी-जीवन भी, सुचार-छहूप से , 
चलाना हो, तो और उसे सुखी बनाना हे तो, वर्णी जी का कहना था कि पुरुष के साथ साथ 
स्‍त्री को भी शिक्षित होना चाहिये | शिक्षण के क्षेत्र मे अन्य विथयों की शिक्षा के साथ ही साथ, 
धाभिक तथा नैत्तिक शिक्षण परमरावश्यक है । तब ही व्यक्ति सदाचारी और विवेकी बत्त सकता है। 
अतरव वर्णी जी प्राय लडको की पाठशाला तथा विद्यालय के साथ सांथ लडकियों की पाठ्शाला 
वा विद्यालय आदि अवश्य खुलवाते थे । वर्णी जी के उपदेश और धर्म तथा शिक्षा प्रचार से महिला 
समाज को जो लाभ हुआ है स्त्रीसमाज उससे सदा आभारी ही रहेगा । 


हक 


45 
बे 


हू 


रागादि का मूल कारण मोह है अ्रतः सबसे प्रथम इसी का त्याग 

होना चाहिये । जब पर पदार्था में त्याग की कल्पना मिट जावेगी तब 

रागद्वेप अनायास प्रलयावस्था को प्राप्त हो जावेगे “ इस कथा से कार्य- 

सिद्धि नही होती । भोजनकथा से भोजन नही बन जाता, भोजन की 

प्रक्रि से भोजन बनेगा तथा भोजन बनने से तृष्ति नहीं होती, किच्तु 
गरेजन खाने से तृष्ति होती है । 


-गणंश वर्णो 


प्र ] 








नारी-समाज के परम-हितषी 
श्री रूपवती “किरण जबलपुर 


वर्णी जी के विषय में कुछ कहना सूर्य को दीप दिखाना है। यद्यपि उनका पार्थिव शरीर 
हमारे मध्य नही है; तथापि उनका यश शरीर श्राज भी विद्यमान है। उनकी गुण-सुरभि से 
जैन जैनेतर समाज अभी भी सुरभित है। वे तलस्पर्शी विद्वात्‌ तो थे ही, साथ ही उज्ज्वल चरित्र 
के धनी भी थे। वे जनधर्म की विलक्षणता मे आस्थावान्‌ थे। उन्हे दुढ विश्वास था कि ज्ञान 
का मूल्याकन उसकी इकाई चरित्र के साथ ही होता है, कोरा ज्ञान आादरास्पद नही । अश्रतएव 
उनके जीवन मे ज्ञान के सुमन तो खिले ही, चारित्र के फल भी उपलब्ध हुए । ज्ञान-चारित्र का 
अद्भूत सम्मिश्रण मणि-काचन सयोग की सुध दिला रहा था। चरित्रतिष्ठा के कारण उनकी 
वाणी तत्क्षण सबको आकर्षित कर लेती थी। मानवमात्र के उद्धार की तीव्र भावना लिये वे 
जीवन भर जेनधर्म के मर्म को जन-मन तक पहुंचाते रहे । श्रध विश्वासों से दिग्श्नान्त समाज को 
उन्होने नई दिशा दी । सत्‌ शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु वे सर्देव व्यग्र व सक्रिय रहे । 


नारी-समाज में फैली कुरीतियो के उन्सूलनार्थ उन्होने नारी-जागरण का सिहनाद किया । 
सप्रति सामाजिक बंधन ग्रत्यत शिथिल हो गये है, पर उस समय कडे बधन थे | हमारा परिवार 
बडा था तथा बहू होने के नाते समयानुसार लबा घृषट व दुपट्टा ओढना पडता था। कुरूढियो 
के प्रति विद्रोही वत्ति शायद मुझे घटी मे ही घोल कर पिला दी गई है। तिस पर भी समाज 
का तथा अपने घर का वातावरण देखकर कल्पना ही नहीं होती थी कि इन नियमों की श्रवहेलना 
कर सकंगी । 

जबलपुर मे महाबवोर जयती को झ्रामसभा का आयोजन कमानियागेट पर जैन जैनेतर 
समाज के विशाल समुदाय के मध्य होता है । मैने भी उस सभा में अपने वही घूघट और दुपट्टा 
के वेश मे घड़कते हृदय से प्रथम बार कवितापाठ करने का दुस्साहुस कर एक परम्परा तोडने 
का सूत्रपात किया । परिणाम शुभ हुआ । वर्णी जी भरी सभा मे मेरी प्रशसा कर बैठे । बस 
अ्धा क्या चाहे दो अ्राॉँखे । मुझे शअत्यत प्रसन्नता हुईं । इस प्रोत्साहन से भविष्य मे श्रग्नसर होने 
के लिये मनोबल श्राप्त हुआ । घर में अपने बड़े ददुदा (बड़े श्वसुर स्व० मुन्नोलाल जी) से 
निरंतर प्रेरणा मिलने लगी तदुपरात वर्णी जी के जबलपुर प्रवास की समयावधि में मुझे मार्ग- 
दर्शन लेने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा । 


वर्णी जी का जीवन एक खूली पुस्तक है। उन्होने “मेरी जीवन गाथा” लिखकर सरलता 
का जो प्रमाण दिया है, वह अनुपम व अभ्रनुकरणीय है । गुरु गोपालदास जी बरैया के परचात 
जनधममम की रक्षा एवं प्रगति मे प्राणपन से निरतर सहयोग देने वालो मे यदि किसी का स्वर्णाक्ष रो 
में नाम लिखा जा सकता है तो वे है प्रातः स्मरणीय पूज्य गणेशप्रसाद जी वर्णी । 


उस युगपुरुष के शताब्दी समारोह के पावन अवसर पर उनके युगल-चरणो मे मै विनम्र 
श्रद्धांजलि समपित करती हूँ । 


थ्थ्‌र 
>पर 


| षरे 


ऐसे हते हमाये बाबा जी 
“श्रीमती शान्ति नीरज जन, सतना 


हम सागर में रत ते, उतई सुनी के बावाजी ने क्षुल्लक दीक्षा लै लई। सो दर्शनों खो 
 बरुआसागर भौत जने जा रए । हम औरे सोई एक दिना पोच गए । हि 


उते तो जगल मे मगल हो रश्नो तो । मेला सौ लगो तो । एक पाल लगाके हम औरे सोई 
टिक गए, दोई बिरिया उपदेश होत तो । 


मोए तो आहार देंवे की बडी श्रभिलाषा हो रई ती | पैल तौ मन्दिर से उन्तकी कमडलु 
उठा के सग्रे लुवा ल्याए सो चाहे जब आहार करा देत ते, अ्रकेले अब पड़गाउने पर है, द्नो 
सुक्ख अर चोगुनों पुत्र । मैने इनसे चर्चा करी अर तीसरे दिन चौका लगा लझ्ो | करते काय 
हतो ? बाबा जी के आहार, ने तो कोनऊ आडम्वर की जरुरत, अर ने कोनऊ दुरलभ बसत को 
अटका । साफ सफाई से चौका में रुखो सुखो जो जुरे सो बना लो, विर्रा की रोटी, मूँग की दार के 
बबरा, मका की मूठिया, रेहन को बतिया, जो सामने धर दो सोई उन्हे खाने, श्र आ्राह्मर करके 
सराहना क़रने । 


प्रब भव के पुन्न, बाबा जी हमारेई चोका मे आ गए। हमाई सिगन फुआा (श्री 
सिघेन चम्पाबाई जी सागर) सगे हती, सो अच्छी तार बार लग गयी ती । आहार शुरु हो तो 
गए, अकेले हो ने पाए । 


दार के सग रोटी के चारइ कौर वाबा जी ले पाए के हमाए कुजाने कौन पाप को उदव 
बार बनके निकर श्राओं | हम तो ए **“ करके रे गए | अकेले बाबा जी खो कछ ने व्यापी | 
ऊसई हसत मुस्क्यात उठ के चले गए। हम ओऔरेन पे तो गाजइ सी गिरी । मैंने तो सोगद खा 
लई कि जब बाबा जी खो बिता अतराय के आहार करा देश्रो तबई श्रन्न कौ दाना मो मे डार 
हो । सबने समाशों सभा को तो बावाजी ने सोई कई के अतराय से तो अविपाक निज्जरा भई, 
इसमे काए को खेद ? श्रकेले मोरे मत खो बोध ने लगो । 


धर्मशाला खाली नें ती, पाल में चौका लगावे की भ्रब हिम्मत ने परी । तीन चार रोज 
लौ आहार कराबे कौ कच्छु जोग ने लगत दिखानो । । 


दूसरे दिन की बात, दिल्‍ली वारो के चौका में आहार हो रए ते। फुआ ने कई के 
काज्‌ दाखे ले आरके श्रहारन मे दे दे, श्रर मन खो बोध लगा ले। अकेलें मोय न जँची । मैं तो अन्न 
को आहार दें हो, तबई अन्न खे हो । तबई इनखो कुजाने का सूझी, कन लगे दो ठौगओा लुचई 
बनाके काए नई लें जात। फिर का ती, शौध कौ चौका तो हतोई, मंते मौत डारके दो खारी 


द््द | 





ह 


जज 


लुचंइ बनाई । अर डबा में धर के ले चली । चौका मे जाके सुद्दी बोल के बैठ गयी । अकेले लुचई 
प्रसबे की हिम्मत ने परी । एक तो उनकौ थरा खबई भरो तो, भौत चीज उठाके उनने एक 
खाली थरा में धर दई ती, दूसरे मौ से कछ केई ने श्राई । बाबा जी ने श्राउतो तो देखइ लग्ो तो, 
मौरे कुर्देई फिर देखो 'जंसे पूँछ रए होय-काय ल्‍याई ? मौए लगी जंसे मोरों सवरा पछतावा 
भाग गश्मो । कौन गैल गओ दुबख और कौन ग्रैल गई किलपना । कुजाने का हतो उनकी 
आखन मे के जब वे हेरत ते, ऐसों लगत तो जैसे ग्रु को ज्ञान, मताइ बाप कौ प्यार, भ्रर सत 
की करुना, सब मूड पर बरस रई होय, ने भय, ने दुबख, ने सताप, एक ने टिकत ते उनकी दृष्टि 
के आगे । 


हिम्मत करके मैने कई-'“बाबा जी अन्न जल शुद्ध है, मन, वचन, काय शुद्ध हे, खारी 
लुचई ल्यायी हो” सुनके कछू ने बोले, तनक हसी सी विखर गई उनके मो पे । मैने दोई लुचइ 
प्रस दई, अर भगवान्‌ को नॉव लेते बैठ गयी । उनने धीरे घीरे कौर टोरे अर दार सग खान लगे, 
मोए तो जैसे मौ मोगी मुराद मिल गयी, कछ समजई ने परी, उनके मन में दया कौ सागर है, के 
करुना को पारावार है, के ममता की धारा है, मोरी आाखत में अँसुआ भर भाए । भर फुआ ने 
मोए बाहर बुला लग्नो । 5 


ऐसे करुना-निधान हते हमाए बाबा जी, अब वे तो नइया, उनकी बाते रे गई । 


श्र 


दो सन्‍्तों का साक्षात्कार 


कक “श्रीमती रमा जन 
व्याख्याता हिन्दी, महाराजा कालेज, छतरपुर 


सन्त विनोवा भावे और भारत के आध्यात्मिक सत पूज्य श्री वर्णी जी दोनो का मिलन 
मध्यप्रदेश मे आयोजित भूमिदान प्रचार मे एवं उत्तरप्रदेश मे दोनो सतो के विहार के समय हुथा । 
३ श्रक्‍टूबर १९५६ के सध्या समय सत विनोवा भावे जब श्री गणेश दि जैन ससक्ृत विद्यालय, सागर 
में पधारे और उनके स्वागत के अनन्तर उनके करकमलो मे , 'वर्णी अभिनन्दन ग्रन्थ' 'मेरी जीवन 
गाथा और “र्णी वाणी' की प्रतिया भेठ की गई तब उन्होने कहा कि 'यह बात सबसे अच्छी है !!! 
प्रन्‍्थों को मस्तक से लगाकर सत वर्णी को प्रणाम किया । वर्णी जी का परिचय सुनते के पर्चात्‌ 
अपने प्रत्युत्तर मे उन्होने कहा कि “सस्था के परिचय के साथ जिन महात्मा का परिचय दिया गया 
है उनके प्रति हमारे हृदय में ,श्रास्था है।” इससे लोगो को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वर्णी 
या विनोवा यद्यपि अ्रव तक प्रत्यक्ष भेट नहीं कर सके है फिर भी उन्हे एक दूसरे का परोक्ष 
परिचय प्राप्त है । सत विनोवा भावे ने जैनधर्म और जैनसमाज के प्रति वर्णी जी के उपकारो की 
चर्चा की, ज॑नधर्म की महानता का प्रतिपादन किया तथा जैनसमाज से अनुरोध किया कि “जिस 
तरह जन लोग अहिसा का पालन करते है उसी तरह सत्य को भी व्यवहार मे लावें और पूर्व 


[ 5५ 


की तरह अ्रपता गौरव बढावें । क्योकि महावीर से लेकर महात्मा गाधी तक ने इसी सत्य से 
सम्बद्ध अहिसा का उपदेश दिया है। अपने जीवन भर उसका प्रचार किया है । यह अहिंसा नई 
नही, किन्तु श्रतिप्राचीन है ।” विनोवा जी के सारगभित भाषण के श्रनन्तर वर्णी जी द्वारा 
स्थापित इस सस्था की ओर से भूमिदान यज्ञ मे चार एकड जमीन दी गई । 


सत विनोवा भावे भूमिदान के हेतु पेंदल यात्रा करते हुये तारीख ८ श्रक्टुवर १६५१ को 
प्रात काल ललितपुर पधारे । उनकी मध्याद्धोत्तर होने वाली आमप्तभा मे सम्मिलित होने के 
लिये सत वर्णी जी को लेने बाबा राघवदास जी, विनोवा जी के कुछ साथी श्र कई नागरिक 
जहाँ वर्णी जी ठहरे थे, वहाँ पहुंचे । वहाँ से वर्णी जी अन्य त्यागियरों के साथ जब सभास्थल पर 
पहुँचे तब सन्‍त विनोवा अपना चरखा छोडकर एकदम खडे हो गये और पृज्य वर्णी जी के चरणो 
में कूक गये | वर्णी जी ने उनके हाथों को रोक लिया। दोनो सन्त इस प्रत्यक्ष मिलन की मगल- 
बेला में गदगद्‌ थे | सन्‍त समागम के इस अपूर्व दुश्य को देखकर हजारो दर्शको के गद्गद्‌ कण्ठ 
एक साथ जोर से बोल उठे “सन्त वर्णी विनोवा जिन्दाबाद । 


सत वर्णी जी की जय 'सनन्‍्त विनोवा भावे की जय के नारो से आकाश गज उठा । 
विनोवा जी ने वर्णी जी को श्रपने साथ तखत पर बिठाया । दोनो सतो का यह मंगल मिलन सभी 
को आनन्द-विभोर कर रहा था। परस्पर ओपचारिक्र सामान्य चर्चा, प्रारभ हो गई । श्री 
विनोवा जी ने कहा - आपका नाम तो बहुत समय से सुन रखा था और आपकी जीवनगाथा 
“ वर्णी वाणी” तथा अभिनन्दन ग्रन्थ देखा है किन्तु दशेन आज हो पाये है। वर्णी जी ने कहा 
श्राप तो बहुत बडा उपकार का कारें कर रहे हैं। श्रापके भूमिदान कार्यक्रम से लाखों-करोडो 
लोगो का भला होने वाला है । तदनन्तर सभा का कार्यक्रम प्रारम्भ होने पर सत विनोवा ने 
कहा “मैं गरीबो को भूमि दिलाने का कार्यक्रम लेकर निकला हूँ, में केवल भूमिदान नही 
चाहता, किन्तु इसके द्वारा समाज-रचना में परिवतन चाहता हूँ । एक के पास पर्याप्त भूमि है 
और दूसरे के पास बिल्कुल नही । मैं इस विषमता को कुछ कम करना चाहता हूँ | यथ्यपि विदेशों 
में भी ऐसा कुछ हुआ है किंतु विदेशों का तरीका हिसा का तरीका हे । भारतीय सस्क्ृति में अहिसा 
की प्रधानता है । हिसक तरीके से जनता का दु ख नही मिठ सकता । उससे थोडी देर के लिये 
समस्या का हल भले ही मालूम हो, किन्तु उससे कई अन्य जटिल समसस्‍्याये पैदा हो जाती हैं । 
मैंने लोगो के हृदयों मे और विचारों मे परिवर्तन करने का कार्य प्रारभ किया है। भूमिदानयज्ञ 
भरी उसका एक उपाय है । लोग मेरे इस कार्य मे शका करते हैं मगर मेरा दुढ विश्वास है कि 
मुझे इसमे सफलता मिलेगी | जो काम हिन्दुस्तान के बाहर के देशों मे कभी नही हुआ वह यहाँ 
हो सकता है। विदेशों मे करोडो में से एक दो मासाहार त्यागी होगे, जबकि भारत मे करोडो 
मासाहार त्यागी है । जो लोग मास खाते भी है वे उसे श्रच्छा नहीं मानते । भगवान्‌ महावीर 
गैर बुद्ध ने मिलकर लोगो की विचारधारा को बदला था। भारत ने अहिसा से स्वतन्त्रता 
प्राप्त की है । इतिहास मे श्रन्यत्र ऐसा उदाहरण नही है । इसी प्रकार अभी जो अन्यत्र नहीं हुंग्ना 
वह यहाँ हो जायगा। 


“हिल्दुस्थात मे असख्य लोग भूख से पीडित है वयोकि ग्रामोद्योग टूट गये है । वेकारी 


८६ | 


बढ़ गई है। दारिद्रय ने अडड जमाया है | स्वराज्य के इन चार वर्षो मे भी दारिद्रय घटा नही, 
बढा ही है । इसमे श्रपन्ा ही दोष है । जमीन थोडी है और लोग अधिक है, किन्तु कुछ लोगों 
के पास अनाग्श्यक जमीन भी है। वे अपना स्वामित्व छोडे, जैसे बाप-बेटे के लिये छोडता है । 
दान देकर अभिमाती मत बनो, दान का और दया का अहकार नहीं होना चाहिये, वह पतन 
का कारण है। अपरिग्रह की शिक्षा लो | सम्पूर्ण अपरिग्रही तो वर्णी जी ,जैसे साधु पुरुष है । 
ललितपुर का यह परम सौभाग्य है कि वे यहाँ विराजमान है। आप लोगो को उनके उपदेशो का 
नित्य लाभ मिल रहा है । अपरिग्रह के मृत्तेझूप इन महापुरुष के समक्ष मैं श्राप लोगो को त्याग 
और अपरिग्रह का क्या उपदेश द्‌ ? मेरा यह अधिकार भी नही है। मैं श्राप लीगो से इन जैसा 
पूर्व अपरिग्रही होने को नही कहता किन्तु इतना कहता हूँ कि परिग्रह की मर्यादा करो । हमे ऐसे 
पारमथिक पुरुष के पीछे चलना चाहिये । यह कहते हुये विनोवा जी का गला भर आया, श्रॉखो 
में ऑसू झा गये। वे एकदम दयाद्ं हो उठे और कुछ क्षण को रुक गये । उपस्थित जनता भी 
स्तब्ध रह गई। मै हाथ जोडकर प्राथना करता हूँ कि आप लोग गरीबों के लिये अपनी भूमि 
का उचित और अच्छा भाग प्रदान करें। आपके नगर मे एक महान पुरुष (पूज्य वर्णी जी की 
श्रोर सकेत करते हुये) बेठा है । मै इतके समक्ष आपसे अभ्रधिक क्या कहूँ ? आचाये विनोवा भावे 
ने अपना प्रवचन समाप्त कर पृज्य वर्णी जी से कुछ बोलने का अनुरोध किया। समय थोडा रह 
गया था तथापि वर्णी जी ने बडे ही प्रभावक एवं प्रेरक ढग से अपनी सहज एवं स्वाभाविक वाणी 
में कहा-' हमारी भारतीय पुरातन सस्क्ृति में कोई पराया नही, यहाँ तो 


“अ्रय निजः परो वेति, गणना लघु-चेतसाम । 
उदार-चरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌ ॥ 


के भ्रनुसार निज पर की क्षुद्र भावना ही नहीं होनी चाहिये। मै तो मानता हे कि सारा विश्व 
अपना कुटुम्ब है और ऐसा कोन है जो कुटुम्ब की रक्षा नहीं करना चाहेगा ? यदि आप भूमि- 
दान देते है तो किसे देते हैं ? कौन पराया है, “एक निर्मल परिणामी (विनोवा जी ) केआ 
जाने से सबके मत्त मे निर्मतता श्रा गई है इसलिये जी खोलकर दान दे डालो । यह सुन्दर सुयोग 
है। उचित तो यह था कि ऐसे सन्त पुरुष (श्री विनोवा जी) से आप लोगो को पारमाथिक, 
आध्यात्मिक शिक्ष। मिलती, मगर आप लोगो ने अपनी भीख का काम इनके सिर मढ दिया हैँ । 
आप लोग अश्रपनी भीख हम लोगो से मँगवाते हो। इसलिये श्रब भी भिक्षा की पति कर दो । 
भश्या ! यह काम भी जनहित का श्रच्छा काम है । विनोचा जीतो यह कार्य कर ही रहे है । 
में भी जहाँ जाऊंगा इनके इस कार्य का प्रचार करूँगा और लोगो को प्रेरित करूँगा ।' 


यह सुनकर लोगो में उत्साह भ्रा गया और करतल ध्वनि होने लगी। पश्च त्‌ भूमि- 
दान का कार्य प्रारभ हुथभ्ा । | 


महरोनी में-- 


श्राचार्य विनोवा जी १० तारीख को महरौनी पहुँचे । वहाँ की आम सभा में प्रवचन देते 
हुये उन्होने-“दुलंभ भारते जन्म” कहकर विशाल भारत की प्रतिष्ठा ,की गई है । किसी 


[| ८७ 


प्रान्त विशेष की नहीं। हमारे आचार्य एकरूपता लाने के लिये समस्त भारत में पैदल यात्रा 
करते थे। भगवान महावीर के जैनधर्म का उदय बिहार में हुआ किन्तु उनका भ्रमण सर्वेत्र 
हुआ झौर धर्म फेला | महावीर-वाणी सारे देश मे फैल गई। जाति-भेद और धर्म-भेद होने पर 
भी हम सब एक हैं । हमे एक दूसरे के लिये सहायक होना चाहिये । अ्परिग्रह का उपदेश भी 
इसीलिये है । श्रपरिग्रह का श्रथं है कि राप्ट्र तो समृद्ध हो मगर मेरा कुछ नही है। 


“ललितपुर मे एक अपरिग्रही सत वर्णी जी विराजमान है | वहाँ मुझे उनके दर्शन 
हुये । मेरा मस्तक भूुक गया । वे अपरिग्रही हैं इसलिये वे क्‍या देते ? मगर उतने यह वचन 
दिया कि से आपके काम का प्रचार करूँगा। इससे मेरा मन श्त्यन्त सतुष्ट हुआ । एक सन्त 
पुरुष का भी मु्के सहयोग मिल गया ।” 


गया से सतो का पुननर्मिलन -- 


विनोवा-वर्णी सम्मिलन का एक सुयोग पुन श्रावण क्रृष्णा १० वि. स २०१० (४ श्रगस्त 
१६५३) की गया मे मिला। प्रात काल ५ बजे ही सन्‍्त विनोवा भावे पृज्य श्री वर्णी जी के 
विश्वाति-स्थल पर पधारे | वर्णी जी से १५ मिनट तक मभेंट-वार्ता के अ्रनन्तर विनोवा जी ने परम 
सतोष व्यक्त किया । उन्होने कहा कि यहाँ आने पर जब पता चला कि आप यहाँ चातुर्मास के 
निमित्त ठहरे है, तब मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि ललितपुर के बाद पुन भेट का यह अच्छा 
सुयोग है, इससे आपसे भेट का लाभ लेना चाहिये। विनोवा जी के व्यक्तित्व के सबध मे वर्णी जी 
ते लिखा है कि विनोवा जी बहुत ही शान्‍्त स्वभाव के है। आपका भाव अत्यन्त निर्मल है। 
सभी प्राणी सुख के पात्र है तथा कोई दुख का अनुभव न करे यह मैत्री भावना श्राप मे पाई जाती 
है | दु खानुत्पत््यभिलापा मैत्री” यही तो मैत्री का लक्षण है । देहातो मे जनता के गरीब लोग खेती- 
योग्य भूमि से रहित न रहे इस भावना से प्रेरित होकर आप परिकर के साथ भ्रमण करते हैं और 
सम्पन्न मनुष्यों से भूमि माँगकर गरीबो के लिये वितरण करते है। उत्तम काये है । यदि जनता 
मे ऐसी उदारता भा जावे कि हम आ्रावश्यकता से अधिक भूमि के स्वामी न बने तथा वह अतिरिक्त 
भूमि भूमिहीनो को दे देवे तो देश का कल्याण अनायास ही हो जावे । 


इसी प्रकार बिनोवा जी इसके एक साल पूर्व भी काशी विद्यापीठ वाराणप्ती मे दिनाक 
३१ जुलाई १९५२ को पूज्य वर्णी जी के व्यक्तित्व भौर विचारधारा के ध्रभाव को व्यक्त कर चुके 
थे | “वर्णी वाणी” द्वितीयभाग की प्रस्तावना मे उन्होंने लिखा था--“वर्णी जी के सदवचनो का 
सग्रह करने वाली इस किताब की प्रस्तावना के तौर पर दो शब्द मैं लिखू, ऐसी माँग की गई 
है । वर्णी जी एक निष्काम जनसेवक है और उनके विचार सुलभे हुये हैँ । सर्व धर्मों को वे समान 
दृष्टि से देखते है और लोगो की सेवा मे ही सवका पर्यवसान समभते है । ऐसे अनुभवी के विचारों 
का परिशीलन जनता को जितना होगा, कल्याणदायी होगा ।” 


इसके बाद ७६ वी वर्णी-जयन्ती-समारोह सप्ताह के उद्घाटन के सप्य भी: वाराणसी मे 
ही दिनाक ३ सितम्बर १६५२ को श्री स्याद्वाद दि० जेन सस्कृत विद्यालय मे प्रात ६ बजे पधार- 


पद ] 


कर “वर्णी जी और जैनधर्म'' के संबंध मे विचार व्यक्त किये थे जिनसे वर्णी जी के प्रति उनकी 
अ्रगाध श्रद्धा व्यक्त होती है (दृष्टव्य 'वर्णी-वाणी' द्वितीय-भाग, पृष्ठ ७ से ६) । 


ऊपर चर्चा की जा चुकी है कि दि० ४ अ्रगस्त १९४३ को वर्णो जी के चातुर्मास के समय 
गया भे वर्णी जी से विनोवा जी की द्वितीय भेंट हुई थी। इस भेंठ के कुछ ही दिन बाद वहाँ के 
टाउन हाल में आयोजित विनोवा-जयन्तो-उत्सव मे दि० ११-६-१६५३ को वर्णी जी ने विनोवा 
और उनके भूमिदान के सबंध में बडा ही प्राभाविक प्रवचन दिया था जिससे सन्त विनोवा के प्रति 
वर्णी जी की अगाघ श्रद्धा व्यक्त होती है (दृष्टव्य 'वर्णी-वाणी' तृतीय-भाग, पृष्ठ २३६ से २४३) । 


कहने का तात्पयं यह हैं कि सन्त वर्णी ओर सन्त विनोवा भावे दोनों ही सन्‍्तो का कार्ये- 
क्षेत्र अलग अलग है परन्तु उनकी विचारधारा का जो समन्वय एवं एक दूसरे के प्रति श्रगाघ श्रद्धा 
का भाव है वह वस्तुत, सन्‍्त-स्वभावी-मैत्री का श्रपूर्वं उदाहरण है। सूर्तिमान आदश है | सन्त 
वर्णी जी अब ससार में नही है, परन्तु सन्त विनोवा के मन मे उनके प्रति अ्रगाध श्रद्धा के भाव 
अमर है । 


की | पाब् 


#* 


उस मातृत्व को प्रणाम 


-कुमारी मंज़ुला जन, बी. ए. बी. एड., सतना 


पूज्य वर्णी जी के प्रति अपनी श्रद्धाजलि भ्रपित करने के लिये ये पक्तिया प्रस्तुत कर रही 

हैँ । हम यह देखते हैं कि एक ग्रजन कुल में जन्म लेकर तथा श्रत्यन्त गरीबी की, साधनहीन 
जिन्दगी बिताकर और जगह-जगह ठकराये जाकर भी पृज्य वर्णीजी ने अपने जीवन को इतना ऊँचा 
उठाया, कि वे स्वयं तो महान्‌ हो ही गये, साथ ही लाखो स्त्री पुरुषों के जीवन को उन्होने 
कल्याण के मार्ग पर लगा दिया । जब हम उनके जीवन की इन महान उपलब्धियों की झोर देखते 
है तो हमे यह विश्वास हो जाता है कि यदि उतनी निष्ठा के साथ और उतने परिश्रम के साथ 
जीवन का सस्कार किया जाय तो हम और आप भी भ्रपने जीवन को ऊँचा उठा सकते है । ज्ञान 
के लिये या शिक्षा के लिये जितनी प्यास वर्णी जी के मन मे थी उतनी प्यास किसी विद्यार्थी के 
मन में जागृत हो जायेगी तो वह ज्ञान का अच्छा भण्डार अजेन कर सकेगा । पृज्य वर्णी जी ने 
समाज का जो उपकार किया उसके लिये समाज दीघेकाल तक उनका गरुणगान करेगा । 
हमे तो उनके इस उपकार को श्रद्धा के साथ स्मरण करना है, जो उन्होने हमारी नारी-समाज के 
लिये किया है । अशिक्षा के जिस अंबकार से और मूर्खतापूर्ण कुरीतियों के जिस गहरे गत॑ से वे 
महिला-समाज को तिकाल कर यहाँ तक पहुँचाने मे समर्थ हुये वह सचमुच एक वन्दनीय प्रयास 
है। वर्णी जी ने बडे जोरो से समाज के ठेकेदारों की श्रॉंख मे अगुली डालकर उन्हे यह बताया 
कि नारी भी पुरुष के समान-मानव समाज का ही श्रग है। नारी में भी अपना उत्कर्ष करने की 


[ ८ 


क्षमता है और ससार के मार्ग की तरह मोक्ष के मार्ग मे भी नारी पुरुष की बरावरी से चल 
सकती है । यह बात यथार्थ है कि कम से कम बुन्देलखण्ड और मध्यभारत के पिछडे हुये घरो 
मे से नारी को बाहर निकाल लाते का श्रेय, ज्ञान-अर्जन श्रौर धर्म-साधन की सुविधायें दिलाने 
का श्रेय पृज्य वर्णी जी को ही है । 


जब हम पृज्य वर्णी जी के उपदेशो की ओर दृष्टि करते है तो उनका समूचा जीवन हमे 
उपदेशो से भरा हुआ दिखाई देता है । किताबो मे लिखकर उन्होने जो उपदेश दिये हैं उनसे कई 
गुना ज्यादा उपदेश वर्णी जी ने श्रपने जीवन के द्वारा हमारे सामने साक्षात्‌ रूप से रखे । उन्होंने 
माता चिरोजाबाई के प्रति जो विनय और सेवाभाव व्यक्त किया वैसी विनय और वसा सेवाभावे 
यदि हमारे जीवन में थोडा सा भी आ जाये तो हमारा कल्याण हो सकता है । वर्णी जी के 
स्वभाव मे जितनी सरलता और सादगी थी उसको थोडे रूप में भी हम अपना सके तो समाज मे 
हमारी प्रतिष्ठा बन सकती है । वर्णी जी जैसे मृदुभाषी थे, हमेशा जिस तरह दूसरे के कल्याण 
के लिये चिन्तन किया करते थे ओर उनकी वाणी मे जो मिठास था, उसका एक शताश भी जिसे 
मिल जायेगा वह अपने परिवार में बडा प्रिय सदस्य बनकर रहेगा। पृज्य वर्णी जी महराज का 
आत्मसयम तो महान था। अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओो पर यदि वसा ही नियन्त्रण लगाने 
का अ्रभ्यास हम कर सके तो उसी घडी से हमारे जीवन का कल्याण शुरू हो जायेगा । हम उनके 
गुणो का स्मरण करें और अपने जीवन मे उन्हें उतारते का श्रयत्व करे तो उनकी जन्म श ताब्दी 
मनाना सार्थक हो सकता है । 


वर्णी जी के महान जीवन को बनाने में माता चिरीजाबाई का अलौकिक त्याग, भ्रादर्श 
ममता शामिल है, जिसे हमे स्मरण रखता चाहिये। हमे बताया गया है कि चिरोजाब [ई एक 
निसतान विधवा थी । जब विद्या अध्ययन के लिये भटकते हुये वालक के रूप में वर्णी जी उतके 
गाँव मे गये तो उन्हे देखते ही चिरौजाबाई का मातृत्व उमड पडा और उन्होने अपना सारा 
. जीवन और लाखो रुपये की सम्पत्ति पृज्य वर्णी जी के ऊपर न्योछ्ावर कर दी । हमे इस बात 
के लिये गौरव करना चाहिये कि एक नारी के त्याग ने, एक माता की ममता ने, एक अनजाने 
बालक को “गणेशप्रसाद वर्णी” बना दिया | यदि वर्णी जी के जीवत की महानताओ को अपने 
जीवन मे उतारना हमे कठिन लगे तो भी माता चिरोजाबाई के सद्गुणो को और उनकी ममता को, 
उनकी निस्वार्थे त्याग-भावना को अपना कर हम अपने नारी-जीवत को सफल तो कर ही सकते 
है । इन्ही शब्दो के साथ मैं उन दोनों महान आात्माओं के प्रति अपनी श्रद्धाजलि अधपित करती हू | 


रा 


सग सर्वथा अच्छा नही । अन्तरज्भ से हम स्वय निर्मल नही, अत. 
अपने को दोषी न समझ, अन्य को दोषी समभते है । 
-गणेश वर्णी 


युग-पुरुष वर्णी जी 
-डा० ज्योतिप्रसाद जन, लखनऊ 


पूज्य वर्णी जी जन्म से परम्परयां वैष्णव-कुल मे उत्पन्न हुए, शिक्षा का प्रारंभ भी ब्राह्मण 
गुर के निकट वैष्णव पाठशाला में हुआ, माता और विवाहोपरात पत्नी तथा अन्य नातै-रिश्तेदार 
भी वैष्णव थे, जाति असाटी वैश्य थी, जिसका शायद एक भी सदस्य जेनी नहीं था । उन सबका 
सतत विरोध रहा, यहाँ तक कि जाति से बहिष्कृत भी होना पडा। किन्तु पूर्व जन्म के कुछ 
संस्कार थे, अथवा बाल्यावस्था से ही चेतना अपेक्षाकृत प्रवुद्ध, जिज्ञासु, सत्यान्वेपी और गुणग्राही 
थी, जैनधर्म भे उनकी श्रास्था उत्तरोत्तर दृढ़ से दृढ्तम होती गई। मूल में तो अपने पिता से 
णमोकार मन्त्र के प्रति एक शअ्रबोध श्रद्धा विरासत मे मिली थी । पिता हीरालाल जी को भी 
किसी सयोग से महामन्त्र मे एक प्रकार की अटल श्रद्धा हो गई थी । सन्‌ १८७४ में वर्णी जी 
का जन्म उत्तरप्रदेश के फासी जिले के परगना मडावरा में स्थित हंसेरा ग्राम में हुआ था । छह 
वर्ष पश्चात्‌ परिवार मडावरा में श्राकर बस गया--वही घर के सामने जिन-मंदिर था, श्रतएव 
जैनो और जैन-धर्म का ससर्ग मिलता गया । दस वर्ष की अवस्था मे रात्रि-भोजन का त्याग कर 
दिया, पन्द्रह के होते होते वर्नाक्युलर मिडिल-परीक्षा पास कर ली, अ्रठारह की आयु मे विवाह 
हुआ, किन्तु पितामह, पिता ओर बड़े भाई की श्रकस्मात मृत्यु ने गृहस्थी का सारा भार इनके 
दुर्बल कन्धो पर पटक दिया और तभी से जीवन-निर्वाह के लिए स्कूल मास्टरी करनी पडी । 


आगामी लगभग दस-बारह वर्ष का समय बडे सघर, द्विविधा और श्राकुलता का था। 

इसी काल में पत्नी की मृत्यु के साथ दाम्पत्य-जीवन से जो नाममात्र का सबंध था वह, तथा 
परिवार के गअ्रन्य सदस्यों के साथ भी जो कुछ सम्बन्ध था, प्राय समाप्त हो गया । सिमरा की 
धर्म-प्रेमी विधवा सिधेन चिरोजाबाई का समागम मिला जिसने अपना धर्म-पुत्र अ्रंगीकार करके 
इनका पूर्ण सरक्षण और अभिभावकत्व अपने ऊपर ले लिया। जीवन-निर्वाह के लिये मास्टरी 
आदि कुछ करने की शझ्रावश्यकता नही रही । जेत-धर्म पर आस्था दृढ हो चुकी थी और उसके 
शास्त्रीय ज्ञान की पिपासा भडक ख्वकी थी। श्रध्ययन् श्रौर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की ऐसी 
उत्कट भुख थी कि आगामी लगभग दस वर्ष बम्बई, आगरा, मथ्रा, खुर्जा, जयपुर, हरिपुर, 
कलकत्ता, बनारस आदि विभिन्न स्थानों में उक्त उद्देश्य की पूति के लिए भठके । एक स्थान मे 
जमकर कुछ समय तक रहना शायद स्वभाव मे'नही था या नियति में नही था। तीथ॑ं-यात्राएँ 
भी की । किन्तु इस भटकन के भी कई सुफल हुए | श्रध्ययत चलता रहा और (१६१२ ई० मे ) 
न्यायाचार्य परीक्षा मे उत्तीणंता-प्राप्ति के साथ श्रीपचारिक रूप मे वह समाप्त हुआ । उसी अवधि 
में गुरुवर्य प० पन्चालाल बाकलीवाल, गुरु गोपालदास बरेया, ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद, प० दीपचद्र 
वर्णी, बाबा भागी रथ वर्णी प्रभूति उस काल के प्रमुख विद्वानों एव समाज-सेवियो के सा क्षात्‌ 
सुखद सम्पर्क में आये। विभिन्न स्थानों के श्रीमानों एव सामाजिक कार्यकर्त्ताश्रों के परिचय मे 
श्राये | समाज की रूढियो, कुरीतियो और पिछडेपन का विशेषकर अ्रपनी जन्मभुमि बुन्देलखण्ड 


[ ६१ 


प्रदेश की सामान्य अशिक्षा एवं अवनत अवस्था का तथा अनेक स्थानों की स्थानीय समस्याओं का 
ज्ञान हुआ । उनके समाधान की, समाज-सुधार और समाज-सेवा की इच्छा बलवती हुई | इसी 
अवधि में स्वयं अपनी शिक्षा के लिए स्थान-स्थान की घूल छानने मे जैन-शिक्षा के साधनो, श्रेष्ठ 
विद्यालयों आदि के शअ्रभाव की भी प्रत्यक्ष अनुभूति हुई । परिणामस्वरूप, स्थाद्राद महाविद्यालय 
वाराणसी की चमत्कारिक स्थापतत। और सागर विद्यालय की नीव डालने में उसी श्रवधि मे वह 
स्वय ही श्रग्रणी रहे। उसी अवबवि के अ्रन्त के लगभग, प्राय चालीस वर्ष की आयु मे, जबकि 
प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ हो रहा था, उन्होने आजन्म ब्रह्मचयें श्रत ले लिया । श्रव वह प _गणेशप्रसाद 
वर्णी न्‍्यायाचार्य के नाम से समाज मे प्रसिद्ध हुए । 


भ्रागामी ८-१० वर्ष उन्होने बुन्देलखण्ड मे शिक्षा-प्रचार और पाठशालाओो की स्थापना 
का अभियान उठाया । सागर-विद्यालय के लिये पुष्कल चन्दा एकत्र किया। द्रोणगशिरि आ्रादि उस 
प्रदेश के विभिन्न स्थानों में दर्जनों पाठशालाएँ स्थापित की । उस प्रदेश के शिक्षाभिलापी युवकों 
को छात्रवृत्तियाँ श्रादि दिलाकर वाराणसी श्रादि के विद्यालयों में भेजा । वुन्देलखड मे जहाँ एक 
भी जैन पडित नहीं था, वर्णी जी की इस कृपा के फलस्वरूप आज सैकंडो विद्वान सुलभ है । उस 
प्रदेश की सामाजिक कुरीतियो के निवारण का भी वेगवान अभियान चलाया । सन्‌ १६३१-३२ 
में चिरौजाबाई जी का तिधन हो जाने से उनके सारे सासारिक-वैयक्तिक बधन समाप्त हो गये । 
श्रब सारी समाज उनका अपना परिवार बन गया । वह पूर्ण गृह-त्यागी, प्राय अपरिगृही, निस्पृह 
परिव्राजक बन गये । राष्ट्रीय भावनाओं से भी प्रभावित हुए। देश के श्रन्य प्रदेशो, खतौली, 
मेरठ, आदि को भी अस्थायी कार्य-क्षेत्र बब।या । दस्सा-पुजाधिकार जैसे तत्प्रदेशीय सुधारो का 
भी पक्ष लिया, किन्तु स्थाह्राद विद्यालय, सागर विद्यालय तथा स्वस्थापित पाठशालाश्रो श्रादि का 
सदेव प्राथमिक ध्यान और हितकामना रही । हस्तिनापुर का जन गुरुकुल ओर खतोली का 
कुन्दकुन्द कालिज उन्ही की श्रेरणा के सुफल है । बाबा भागीरथ और प० दीपचन्द जी के साथ 
मिलकर इस वर्णीत्रय का खतौली जैनकालिज स्थापनाका अ्रभियान भी जैन इतिहासमे प्रसिद्ध हो गया । 


सन्‌ १६४४ के लगभग, प्राय ७० वर की आयु में पृज्य वर्णी जी ने क्षुल्लक-पद-घारण 
किया । तगभग दस वर्ष उसी रूप मे लोकोपकारा्थं विचरण करके १६५३ में वह ईसरी मे जहाँ 
उन्होंने बहुत पहले उदासीन आश्रम स्थापित करा लिया था, पधारे। वही १६६१ में ८७ वर्ष 
की आयु में दिवगत हुए । वही उनका स्मारक भी बना, सागर विद्यालय में भी वर्णी-स्मारक- 
भवन बना जिसभे उनकी मुत्ति भी स्थापित हुई। प्रचहत्तर वर्ष को आयु पुरी करने पर उनका 
ही रक-जयन्ति-महोत्सव भी मनाया गया था । उनके अशिननन्‍दनाथ वर्णी अभिनन्दन ग्रन्थ भी 
उत्तम रूप मे प्रकाशित किया गया था । उनकी लघ्‌ आत्मकथा (जीवन, ग्रात्रा) क्षी प्रकाशित हो 
चुकी है और “वर्णी वाणी” के नाम, से उनके प्रवच्ननो, उपदेशो श्रादि के तथा उनके पत्री के कई 
सकलन भी प्रकाशित हो च॒के है। इतिहास के एक विद्यार्थी के नाते हमे यह बात बहुत खटकी 
कि उस युगपुरुष का कालक्रमिक जीवनवृत्त गूथना बडा कठिन लगा। इतना निकट और सम- 
सामयिक होने पर भी उनके सबंध में प्रकाशित उपर्युक्त सामग्री सवैथा अपर्याप्त रही | उनके 
शिष्यो, परम भक्तो और उपकृतो मे उनके काव्यमय गुणगान तो बहुत किये, किन्तु उनके इतिवृत्त 
को श्ृखलावुद्ध करने की, ओर ध्यान कम दिया । लगभग सन १६०० से १६४५ तक का उनका 


९२ |] 


जीवन, जो सर्वाधिक घटनापुर्ण और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण था, जिसमे उनके समाज: 
सेवा-कार्य, उनके कर्मंठ जीवन की लोक के लिए सर्वाधिक मुल्यवान उपलब्धियों ,निष्पन्न हुई, 
उसका कोई व्यवस्थित विवरण प्राप्त नहीं है । साठ-पैसठ वर्ष के लम्बे लोकसेवी एव लोक-स 
ग्रही जीवन के जो संस्मरण भी प्रकाश में शाये है, गिने चुने ही है। सभव है कि इस कमी का 
कारण हमारे समाज की सामान्यतया और हमारे पडित जनो की विशेषतया इतिहास विद्या के 
प्रति श्ररुचि और उपेक्षा हो । 


स्वय हमे तो पूज्य वर्णी जी के दर्शनों का लाभ चार-पाँच बार ही मिला है। सन्‌ 
१६२७-२८ मे जब आचार्य शान्तिसागर जी का मुनिसघ मेरठ आया था तो वर्णी जी भी मेरठ 
में धर्मशाला में ठहरे थे । हम स्कूल में पढते थे, किन्तु बाबा भागीरथ जी तथा ब्र० शीतलप्रसाद 
जी का स्नेह हमे बाल्यकाल से ही प्राप्त था, श्रत. वर्णी जी के ताम से हम परिचित थे । उनके 
दर्शनों के लिए गये । 


सन्‌ १६४० में हम श्री सम्मेदशिखर की यात्रा को गये । तो वहाँ ईसरी मे वर्णी जी के 
दशन हुए । प्रवचन सुना । थोडा वार्तालाप भी हुआ । बाबा भागीरथ जी भी वहाँ थे-वद्ध, अशक्त 
भ्रौर रूण थे । कुछ अस्थिर-चित्त भी हो चले थे । हमे पहचान तो लिया । उस ससय देखा कि 
वर्णी जी बाबा जी की सार सम्हाल, उन्हे सम्बोधना कितने वात्सल्य के साथ करते थे । वह उन्हे 
गुरुतुल्य, अ्ग्मज तथा जीवन-सहयोगी मानते थे । उन्होने वही बाबा जी का निधन समाधिपूर्वक 
कराया । 


उसी समय के लगभग मेरठ के आसपास पूज्य वर्णी जी के कतियय परम भक्तो का दल 
तेयार हुआ । जिसमे जगाधरी के भगत सुमेरचन्द्र, सहारतपुर के रतनचन्द्र मुख्तार और नेमिचन्द्र 
वकोल, मुजफ्फरनगर के #० मुख्त्यारसिहु और मित्रसेन , मुन्सरिम, शाहपुर के शीतलप्रसाद, 
सलावा के हुकुमचन्द्र, खतोली के त्रिलोकचन्द्र, मेरठ के ब्र० ऋषमदास आदि प्रमुख थे | सौभाग्य 
से हमे भी ये सब सज्जन अपने ही दल का सदस्य मानते थे। जब कभी सब का मिलन भी होता था । 
स्वाध्याय और तत्त्वचर्चा का जोर बढा | प्राय प्रत्येक पर्यूषण यह लोग ईसरी जाकर महाराज के 
सानिध्य में बिताते थे। हमारे लखनऊ झा जाने के कारण इस दल के साथ हमारा साक्षात्‌ सम्बन्ध. 
शिथिल हो गया और कई बार उन्तके साथ ईसरी जाने का सुयोग होने पर भी दुर्भाग्प से उसका 
लाभ न उठा सके । 


हस्तिनापुर में गुरुकुल की स्थापना का श्रेय भी वर्णी जी महाराज को ही है । कुछ समय 
मेरठ व हस्तिनापुर मे रहकर तथा उस प्रदेश में भ्रमण करके उन्होने गुरुकुल की सहायता के 
लिए भी जनता को सफल प्रेरणा दी । ऐसे ही एक अवसर पर मेरठ बोडिग हाउस में महाराज 
ठहरे थे। यात्राश्नम से शिथिल थे । हम निकट बंठे उनके पैर दवा रहे थे । हमे उकंसा-उकसा कर 
बहुत कुछ पुछते रहे । हम इतिहास के विद्यार्थी थे, युवकोचित उत्साह से अपनी जानकारी उगलने 
लगे। वह स्नेहपूर्वंक हमे उत्साहित करते रहे । बीच-बीच मे कहते जाते “ वाह भशया, तुम्हे तो 
बड़ी जानकारी है । यह सब तो हम भी नहीं जानते । और बताओ ।” बाद में इस घटना को 


| ६३ 


याद कर करके अ्रपत्ती वाचालता पर लज्जित भी हुए और उस महात्मा की सरलता, सहज 
वात्सल्य और श्रज्ञ युवको को प्रोत्साहन एवं प्रेरणा देने की कला पर मुग्व भी हुए । 


सभवतया उसी प्रसग मे हमने एक लेख लिखा था “वर्णी युग, जिसकी एक कच्ची प्रति 
१२ अगस्त -१ ६४६ की तिथियुक्त, पुराने कागजों में मिली | स्मरण नही कि वह लेख कही छपा 
था या नहीं--शायद नही छुपा था । उस लेख का अतिम एव मुख्य अ्श निस्तोक्त था-- 


“स्व. आचाय॑ शान्तिसागर महाराज के उत्तरीय भारत में श्रागमत के साथ जो एक प्रकार 
का मुनियुग आविभत हुआ था, लगभग पन्द्रह वर्षों के भीतर ही उसका अवसान सा हो गया । 
मुन्ि-भक्ति का प्रबल उद्रेक भी ज्वार भाटा मे परिवर्तित हो गया और मुतनि-विहार भी इस 
प्रदेश मे अतिविरल रह गया । ऐसे समय में एक चिर-परिचित विभूति की ओर सबकी दृष्टि 
उठी । यह महात्मा, महात्मा-ताम घारण किये बिना ही पचीसो वर्ष से महात्मा था। स्वय को 
त्यागी न कहते हुए भी सच्चा त्यागी था। समाज की अतिशय पुजा-भक्ति से स्वय को बचाता 
हुआ भी समाज के कल्याण एवं उद्धार में सतत उद्यमवान्‌ रहता आया था। वह शास्त्र का 
पारगामी, प्रकाड विद्वान, अध्यात्मज्ञानी और आत्मष्यानी था। निरभिमानी, सरल परिणामी 
और निस्पृह भी था,। तथापि समाज के सर्वेतोमुखी कल्याण के लिए यथाशकय प्रयास में सद॑व 
तत्पर । वह इस शताब्दी मे उदित होकर इसी के अनुरूप प्रगतिगामी बना रहा । रूडिवादिता से 
प्राय शून्य । धारमिकता और सामाजिकता, वेयक्तिक सदाचार और राष्ट्रीय भावना, उदारता और 
नम्रता, प्रज्ञा और सरल निरभिमानता का उसमे कुछ ऐसा श्रदुभूत सामञ्जस्यथ हुआ कि वह 
त्यागीवर्ग मे भी माननीय हुआ और गृहस्थो का भक्तिभाजन भी'। पडितो का श्रद्धेय बना तो 
बाबुओ द्वारा भी पूज्य हुआ । उसने शिक्षित, अशिक्षित, आवाल वृद्ध, स्त्री पुरुष, जैनो को ही 
नही अ्रनेक श्रजेनो को भी आक्ृष्ट एवं प्रभावित किया । ग्राम-ग्राम में विचरण करके जनता की 
धामिक भावना को जागृत किया । समाज के सभी वर्गे उसका नेतृत्व सहपे स्वीकार कर रहे थे । 
अनेक विषयो मे मतभेद और विचार वेभिन्न्‍्य होते हुए भी, सभी के हृदय मे एक ही बात थी कि 
_ इनके व्यक्तित्व का सुयोग पाकर धर्म की प्रभावना, सस्क्ृति का अभ्युत्थात और समाज का उत्कर्ष 
अवश्य होगा । 


ऐसा ज्ञात हुआ था कि पृज्य वर्णी जी ने बहुत कुछ ऊहापोह के पर्चात्‌ क्ष॒ल्लक पद धारण 
किया है। उनके ऐसा करने से उनके स्वय के आत्म-साधन मे क्‍या कुछ सुविधा या विशेषता-वृद्धि 
हुई है, यह तो वही जानें, किन्तु इस प्रान्त मे, इस काल के दिगम्बर जन-समाज मे वह अपने 
वर्तंमान-रूप मे युगप्रधान सन्‍्त और गुरु के पद पर सहज आसीव हो गये । उनके माध्यम से धर्म, 
सस्क्ृति और समाज का उपरोक्त हितसाधन अवश्य किया जा सकता है । 


इन सब बातो के बावजूद हमे ऐसा लगता है कि उत्तर भारत की दि० जैन समाज के 
इतिहास में वर्तमान युग श्री १०४५ पृण्य क्षुल्लक गर्णशप्रसाद जी वर्णी के नाम से “वर्णीयुग के रूप 
मे अमर होगा । यह समाज का दुर्भाग्य होगा यदि वह इस सन्त के आदश का स्वर्ण अवसर पाकर 
भी धामिक, सास्कृतिक एव सामाजिक, तीतो क्षेत्रों मे समयानुकूल यथेष्ट प्रगति करने में असमर्थ 


रहता है । 


/ 


६४ ] 


श्रब से पच्चीस वर्ष पर्व लिखे उपर्यक्त उद्गारो की वर्तमान मे इतनी सार्थकता तो है ही, 
कि वे पुज्य वर्णी जी के जीवन की एक महत्त्वपूर्ण परिणति के सबध में एक समकालीन प्रतिक्रिया 
प्रतिविम्बित करते है। उक्त घटना के तीन चार वर्ष उपरान्त ही वह ईसरी जाकर वही के हो 
रहे । वस्तुत. तब तक जो कुछ उन्हे करना था उससे प्रायः कृतकृत्य हो गये थे। ८० वर्ष के 
लगभग आयु हो चुकी थी। शेष सात-प्राठ वर्ष उन्होने शान्ति से आत्म-साधन में ही व्यत्तीत किये । 


उन युगपुरुष सन्त-शिरोमणि वर्णी जी की जन्म-शताब्दी के उपलक्ष्य में उनकी पावन 
स्मृति में हम अ्रपनी विनीत श्रद्धाजलि सर्मापत करते हैं । 


7; 


पज्य वर्णो जी के कुछ प्रेरक संस्मरण 
श्री भेयालाल सराफ एडवोकेट, सागर 


श्री गणेशप्रसाद जी वर्णी के रूप मे मुझे पहले परिचय, जब मै सागर मे विद्यार्थी था, 
श्रीयुत नन्हूराम जी कड्या के द्वारा ही हुआ था, जिनके प्रेमात्म व्यवहार द्वारा जंन-धर्म-प्रेम का 
बीजारोपण हुआ । जिसका कुछ वर्णन मैने “मेरे जेनधर्म प्रेम की कथा” में लिखा है । 


श्री कडया जी ने मेरी तारीफ कर दी कि यह अच्छा विद्यार्थी है । वर्णी जी ने कहा खूब 
मन लगा कर पढना । कभी कभी उन्तकी धर्ममाता श्रीमती चिरौजाबाई के यहाँ भी उनका दर्शन 
हो जाता था | 


शुश्र वस्त्र धोती कुरता एक उपरना वा सिर में खूब श्रावले का तेल। दो छोटी छोटी 
जिज्ञासू श्राखो से फाकता हुआ पवित्र निर्मेल हृदय । मै फिर जबलपुर कालेज के शिक्षण को चला 
गया । बाद में श्रलाहाबाद सस्कृत वा कानून के अध्ययन को चला गया, जहाँ ही श्री चम्पतराय 
जी बेरिस्टर तथा श्री ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद जी से परिचय जन होस्टल मे हो जाया करता था । 
इस लम्बे काल मे वर्णी जी का दर्शत नही हो पाया । इसलिये जब पहला अवसर मुझे जेन-धर्म 
पर बोलने का कदाचित्‌ १९२६ में परवार सभा के अधिवेशन के बाद आया, तो ब्रह्मचारी जी के 
वार वार कहने पर भी मुभे कठिनता से जैन-धर्म पर बोलने का अवसर मिला । ब्रह्मचारी जी से 
खूब परिचय हो गया था वे कोई न, कोई पुस्तक कही न कही से जेन-घर्म-सम्बन्धी भिजवा दिया 
करते थे । पढने का चाव था खूब पढता था । जब कभी वे मिल जाते तो ग्रुत्यियो का सुलभाव 
भी उनसे कर लेता था । सभाध्यक्ष वर्णी जी ने कहा क्या बोलोगे । उनका प्रश्न बिलकुल उचित 
था वयोकि कोई भी अजेन उन दिनो न मालूम क्या ऊल जलूल जेन-धर्म के सबंध भे बोल दे । 
उन दिनो जेन-धर्म के प्रति आ्रात्मीयत्ता की- भावना गैर जैन समाज मे पन्रप नहीं पाई थी। मेरे 
मित्र स्व० डा० हीरालाल जैन को भी दिवा-भोजन के लिये होस्टल में मेरे साथ जाना पडना था, 
तब भी भोजन-पडित उलहना देता था कि जैनी को वयो ले आये बाबू ? तुम्हे तो सवेरे खाने को 


[| ६५ 


पूरा मिलता नही । तुम मांगते नही वा परोसने वाले से रोटी साग भपटकर छुडाते नही । तुम्हारे 
ऊपर मुझे बहुत दया आती है। तो मै कह देता था ये भी हमारे भाई ही हैं। यदि तुम्हे आपत्ति 
है तो मे भी दिवाभोजन को अ्रकेला नहीं आऊगा । 


वर्णी जी ने ब्रह्मचारी जी के अत्यन्त आग्रह पर मुर्के बोलने का समय दिया । वह जैन-समाज - 
से परिचित कराने का प्रथम प्रयास था। दूसरे दिन कुछ अ्रजन विद्वान श्राये जो उस सभा मे थे 
क्योकि वह सार्वजनिक सभा थी वा कहने लगे वया अपने सनातन-धर्म मे कुछ भी नही हे । मैंते 
कहा बहुत है । तब फिर आपने कहा क्यों नही । पर सुझे तो जैनधर्म के सबंध में बोलना था 
वहाँ अपने धर्म के सबध में क्या बोलता । जन गृहस्थ वा विद्वान भी भिले कहा आपको जैतधर्म 
के बाबद अच्छी स्पप्ट निपुणता हे । मैंने कहा में तो अ्रभी भी विद्यार्थी ही हूँ और पारिभाषिक 
शब्दो के घटाटोप मे नं उलभ कर समभता वा आत्मसात्‌ करना पडता है तब कुछ कह सकता 
है । यही मेरे कुछ कह सकने का रहस्य है इसमे विशेष कुछ नहीं । वकालत मैने एक वर्ष पूर्व ही 
प्रारभ कर दी थी । इसके बाद तो मुभमे वर्गर कोई विज्ञेप ज्ञान के लोग समभने लगे मैं बहुत 
जानता हूँ, सिलसिले से जानता हूँ। इसलिये अन्य धर्मों के सबंध मे भी विचार व्यक्त करते का 
अवसर आने लगा । यह वर्णी जी की मुझ पर ब्रह्मचारी जी के श्राग्रह द्वारा कष्टाजित कृपा थी । 


सागर के उदासीन श्राश्रम तथा चौधरन बाई के जन मदिर मे जाते आते दर्शन हो जाता 
था पैर छते ही आरार्शीवाद । अच्छे हो ? क्या लिख रहे हो ”? श्रौर क्‍या कर रहे हो ? यह उनके 
नेसगिक छृपा-प्रश्त रहते थे । 


बहुत दिन से सोच रहा था मदिर मे जाने का तथा वर्णी जी का प्रवचन समयसार पर 
सुनने का बहुत से स्वयं सेवक बधुओं ने भी आग्रह किया कि वर्णी जी का प्रवचन बहुत अच्छा 
होता है | वगैर समय का ध्यान किए पहुँच गया पैर घोकर दूर ही मदिर मे वेठ गया | वर्णी जी 
को पेनी दृष्टि ने देख लिया। कहा--'यहाँ आइये । मैंने कहा महराज देरी से आया इसलिये 
यहाँ ही बैठने का मुझे अधिकार हे । तब तो उनकी कृपा का वर्षण हुआ। नहीं यहाँ ले ग्राश्ो । 
विवश था, निकट भरा गया । ५ मिनट बाद ही प्रवचन का अन्त होने को था बोलने लगे भइया आज 
वकील साहब शञये है ये बडे श्रद्धालु हैं कुछ और समय बोलूगा इनके कारण । मुझे बहुत सताप 
हुआ कि मेरे कारण वर्णी जी को कष्ट हुआ वा सारी श्रद्धालु समाज को भी । 


एक मुकदमा सत्तर्क सुधा तरगिणी जैन पाठशाला से मेरे एक पक्षकार का चला। मैने 
उससे कह दिया ञ्राप गवाहों की तलाश मे मत पडो केवल वर्णी जी को ही साक्ष्य मे बुला लो । 
समन निकला । वर्णी जो को घर्म-सकट । उन्होने कह दिया मै तो जेसी बात है वेसी कह दूगा। 
मुकदमा कही जावे । मैने पक्षकार से पहले ही निश्चय करा लिया था कि वर्णी जी के निर्णय को 
शिरोधाय करना होगा । वर्णी जी गवाही में नही गये । सही निर्णय हो गया मकान हमारे पक्ष- 
कार को मिल गया । २-३ हजार रुपया पाठशाला को दान मे दे देने को मैने भी उन्हे वाध्य किया 
यद्यपि वर्णी जी ने कुछ नहीं कहा । 

सागर मे पर्याप्त समय वे रहे । इससे सागर की भूमि से उन्हें कुछ अधिक लगाव था। 
उनका अतिम समय जात लोग उन्तसे मिलने जाते थे । मैते भी विचार किया कुछ लोग रुके भी 


९६ | 





मेरे साथ जाने कौ । न जा पाया, पर मैने उन्हें ,एक लंबा पत्र लिखा। मुशी जी से कहा नकल 
कर दो । उन्होंते नकल कर दी क्योकि मेरा लेखन त्वरा के कारण बहुत खराब है । मुशी जी ने 
कहा मै उसकी एक नकल अपने पास रख लू ? बहुत अ्रच्छा लगता है ॥ मुभे क्या आपत्ति हो सकती 
थी । श्राज मृश्ञी जी नही मेरा हस्तलिखित पत्र प्राप्त नही । वर्णी जी के २ पत्र भ्राये थे वे भी 
नही मिल रहे, मेरे जेनी म॒शी श्री हरप्रसाद जी का भी देहावसान हो गया । दो बाते पुज्य वर्णी 
जी ने लिखी थी। हर दिन कुछ पैसा त्तियमित रूप से आमदनी में से निकाल लेना चाहिये 
वा जहाँ जब जिसे देता हो दे देना, तथा हर दिन आत्मध्यात कुछ समय करना चाहिये । पहली 
बात के लिये मैने उनसे क्षमा मागी व लिखा कि अच्छे कार्य के लिए कभी कभी पंसा दे देता हूँ, 
इस प्रकार से अपरियग्रह-व॒त्ति का कुछ पोषण कर रहा हू । पर रोज रोज कुछ निकालने के श्राप 
के आदेश का अरक्षरश पालन वही कर पा रहा हूँ कृपया क्षमा करेंगे। आत्मध्यात को अवश्य कुछ 
समय निकाल लेता हूँ । 


जो लोग ईसरी से आते थे, वे कहते थे, चलने फिरने मे उन्हे कष्ट होता है, पर कष्ट का 
कभी व्यक्तीकरण नहीं होता । मेरे सबध मे कई लोगो से पूछा करते हैं व कहा करते थे, वकील 
इस प्रकार का बहुमुखी सेवातन्रती होना चाहिए । मै प्रयत्नशील हेँ कि उनके वचनों योग्य अपने 
को बना पाऊँ। क्योकि अपनी दुर्बंलताओ को मै अभ्रच्छी तरह जानता हू । 


हर व्यक्ति यही मानता था कि उसके प्रति उनका श्रत्यन्त अधिक स्नेह है । पज्य जी के 
पन्नों को मैते देखा | कैसा श्रच्छा लेखन, जमा हुआ । थोडे समय बाद ही उनकी इहलीला समाप्ति 
का कोई उससे आभास नही होता था । 


ऐसे थे वे कृपादृष्टि करने वाले महामानव । जो हे नही, पर उनकी अझमिट छाप आज भी 
प्रेरणा-स्रोत बनी हुई है । उनके चरणों में नमन । 


व 


सन्त-समागम के कुछ क्षण 


बच्ची शारदाप्रसाद 
सस्थापक रामवन श्राशक्षम, सतना 


प्रातःकाल मै अपने पुराते कच्चे कायलिय में काम कर रहा था। श्री बाबा सुखदेव- 
दास जी ने आकर कहा “मन्नी जी” चक्रकुटी के पास बहुत से आदमी झाए है और मालम 
नहीं क्या कर रहे है। मैने कहा श्राप देखिए कौन है क्या कर रहे है। फिर कुछ विचार कर मैं 
भी उत्तके साथ हो लिया | वहाँ पहुँचने पर मैंने देखा कि सतना के अनेक परिचित जैन बन्धु 
वहाँ आए है, साथ में कुछ महिलाएँ भी है। एक छोटी चॉदनी तान ली गयी है और उसके 
नीचे अनेक चूल्हे प्रज्वलित किए गए है। पूछने पर मालूम हुआ कि परम पज्य श्री वर्णी जी आा 


| ६७ 


रहे है, उनका दोपहर का आहार यहाँ होगा । कल वे माधौगढ मे ये। यह मंडली व्यवस्था 
करने के लिये सवारियों परआा गयी है, वे पेदल आ रहे है। मैंने पूछा कोई वर्तेत सामान 
आवश्यक हो तो मे दूं, उत्तर मिला हम सब कुछ साथ लाए हैं। मै वहाँ से वापस झा गया । 


कुछ देर बाद बाबा सुखदेव जी ने आकर कहा कि मालूम होता है कि महात्मा जी झा गये 
है । यह सुनकर तुरत मै वहाँ पहुँचा, प्रणाम करके बैठ गया। वे भूमि पर बैठे हुए थे। मैने कहा 
कि “महाराज” यहा तो आपको कष्ट होगा, यह समीप की कुटिया मै खुलवा देता हैँ, श्राप इसमे 
ही आराम करं। उन्होंने स्वीकार करने की कृपा की । कुछ देर उनके पास बैठकर मैं फिर 
वापस झा गया । 


लगभग दो बजे कार्यालय से मैंने देखा कि पूज्य श्री वर्णी जी श्री हनुमान मदिर जा 
रहे है। उठकर तुरत मैं वहा पहुँचा ओर उनके साथ हो लिया। श्री रामवन मंदिर उन्हे 
दिखलाया और भी जो स्थान थे वे दिखलाए और उनके साथ ही चक्रकुटी मे आ गया। वहाँ 
वे लगभग आधा घटे बेठे । कुछ साधारण बाते हुई | रामवन से वे बहुत प्रसन्न हुए थे यह उन्होने 
कहा। मैने उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना की । इस समय तो सतना से और भी जैत बन्धु आ गए 
थे। लगभग ३ बजे से उन्होते श्रागे के पडाव के लिए प्रस्थात कर दिया। इतने ही साक्षात्‌ 
का अवसर मुझे इस जीवन मे पृज्य श्री वर्णी जी से प्राप्त हुआ । 


प्रभु की असीम कृपा से मुझे अनेक हिन्दू सिद्ध-सन्तो के दर्शव करने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ है । मऊगज के हाफिज अजमदशाह ऐसे उच्चकोटि के मुसलमान फकीर से भी मेरा 
घनिष्ठ सबध रहा है। मै सिद्ध सत उन्हें मानता हैँ जिनका भगवान से सबंध स्थापित हो गया । 
चमत्कार दिखलाने वालो को तो मैं बहुत झोछी दृष्टि से देखता हूँ । इसे मैं अपना परम सौभाग्य 
मानता हूं कि मुझे पुज्य श्री वर्णी जी के दशन प्राप्त हुए | इतने थोडे समय में ही मैं समक सका 
था मैं एक बहुत उच्चकोटि महात्मा के समीप हूँ । हु 


रामवन में जेन साहित्य सग्रह प्रारम्भ होने पर मैने उस सबंध में पृज्य श्री वर्णी जी से 
कुछ पत्रव्यवहार भी किया। उन्होने बराबर पत्रोत्तर भेजने की कृपा की । में गदुगद्‌ हो जाता 
हैं यह विचार कर कि इतने ऊँचे और विरक्त महात्मा शरीर से अशकक्‍त रहते हुए भी पत्रो के 
उत्तर देते थे । जबकि आज के नवयुवक सद्‌ गृहस्थो के सबंध में मेरा कटु अनुभव है कि सौ पत्र 
लिखने पर उत्तर मे पाँच सात ही पत्र प्राप्त होते है । 


प्रम पृज्य श्री वर्णी जी ने अपने शरीर का त्याग निश्चित किया और वे चले गए । 
यह तो एक दिन होना ही था । मेरा जेनी सतो से विशेष परिचय नहीं है पर साधारण अनुभव 
से कहता हैँ कि उनके स्थान की पूर्ति सहज नही होगी। मैं करवद्ध हो और नतमस्तक हो 
हृदय से उन्हे अपनी सादर श्रद्धाञ्जलि श्रर्पण करता हूँ । 


| 
अर 


श्ध | 


उस महायात्रा की दो स्मृतियां 


-डा० नरेन्द्र विद्यार्थो 
पूर्व विधायक, छतरपुर, मं. ए 


शरीर का क्‍या ? आखिर इसे कल भस्म ही तो होता है ! 


अगस्त, १६६१ । उन दिनो मैं अपने निवास छतरपुर से ३२ मील दूर, बडा मलहरा के 
जनता बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य के पद पर कार्य कर रहा था । एक 
पोस्ट कार्ड सिला--वर्णी जी श्रस्वस्थ्य है, अ्रन्तिम दर्शन है, तुरन्त आइये |” भागा गया, देखा 
तो उनको अतीव वेदना थी, परन्‍्तु खेद या विषाद सूचक रेखा चिह्न भी दुष्टिगोचर न थे | श्रन्त 
समय भी सावधानी इतनी कि चर्या मे शास्त्रीय मर्यादा के प्रिपालन का सदा ध्यान था । फिर भी 
अपने चज्चल स्वभाव के कारण उनको लक्ष्य कर सम्यग्दृष्टि के सत्स्वरूप पर अपने भाई साहब 
(प्रो० खज्यालचन्द्र जी गोरा वाला) से चर्चा प्रारभ की । सुनते-सुनते वर्णी जी हमारे अभिप्राय 
को समझ गये और उन्होने पास मे बुला कर कान के पास से कहा--भैया | हमई मिले 
सम्यग्दृष्टि की परीक्षा करते ?” हम लोग उनकी सतकता से आश्चर्यचकित रह गये । पास मे 
पडी चौकी पर विराजमान शास्त्रों को देखा, पता चला कि समाधिमरण-विपयिक ग्रथो का स्वाध्याय 
वे ६ माह से कर रहे थे। इसी का प्रत्तीक विषम वेदता मे भी उनकी यह दढता थी | अपनी 
स्वाभाविक तादानी के श्रवशिष्ठ परिचयस्वरूप मैने फिर पुछा--“महाराज | आप पर जब भी 
सकट म्राया बाबा भागीरथ जी वर्णी आपको दर्शत्त देकर (स्वप्न में) धैर्य बंधाते रहे है, ऐसा 
अपनी जीवनगाथा मे आपने लिखा है । हम भी आपके बसे ही भक्त है जैसे आप उनके । अत. 
यदि हम पर भी सकट आया तो क्‍या इसी प्रकार आप हमारी भी सहायता करेगे ।” सुनकर 
उन्होने उत्तर दिया--'भैया ! यह सब मोह का विश्वास है, अपना किया ही सहायक होता है ! 
उनके कष्ट को देखकर मैने एक प्रशत और पूछा --“महाराज ! क्या यह तीतन्र वेदना अनुभव होती 
है । दृढता के साथ उन्होंने उत्तर दिया--“जब उपयोग उस ओर हो ! यह तो अन्त समय है, 
जीवन से एक-एक अमुल्य क्षण का उपयोग सिद्ध परमेष्ठी के ध्यात में लगाना श्रेयस्कर है । 
शरोर का क्‍या | श्राखिर इसे कल भस्म ही तो होना है |” उन्तके इस अच्तिम वाक्य से मु 
बड़ा धक्का लगा कि अब तो इन्होने स्वयं ही निकट भविष्य में अपने अ्रन्त समय की सूचना दे दी 
है, परिस्थितिया भी इसी का आभास करा रही थी, मोह के आवेग ने मुझे प्रभावित किया और 
में चकराते-चकराते उन्तके कमरे से बाहर आकर मूच्छित-सा हो गया । वर्णी जी को किसी ने खबर 
दे दी, लोगो ने बताया कि उन्होंते कहा था--“भैया ! मोह के प्रभाव मे और क्या होगा ? 
अरे | एक दिन जाना तो सभी को है हमारी क्‍या गिनती ?” उनको तो देखो--- 


“कहां गये चक्री जिन जीता भरत खण्ड' सारा, 
कहाँ गये वे राम लक्ष्मण जिन रावण सारा 


खि 


| ६६ 


उनकी वाणी रुद्ध होने लगी तब उपस्थित जन समुदाय की कण्ठ-ध्वनि ने इसे और 
ग्रागे बढा दिया -- 


“कमला चलत न जाय पेड़ मरघठ तक परिवारा, 
अपने-अपने सुख के साथी, पिता-पुत्र श्ररु दारा ।* 


बारह भावनाओं के चिन्तवन का प्रवाह सामयिक एवं स्वाभाविक होने से वातावरण को 
बहुत गम्भीर बनाये जा रहा था । जब में सचेत हुआ तब बाहर तक भवंतो के एक समवेत स्वर मे 
सुताई पड रहा था-- 
“जलपय ज्यों जिय-तन मेला, पे भिन्न भिन्न रर्नाह भेला । 
त्यो प्रकट जुदे धन-धासा, क्यो हो इक सिल सुत-रामा ॥४ 


उनका वाक्य फिर एक वार कानो में गृज उठा--“शरीर का क्या ? आखिर इसे कल 
भस्म ही तो होना है। जब तक वहा रहा यह वाक्य जाने-अ्रनजाने मस्तिष्क मे ठकराता रहा । 
दूसरे दिन जब प्रात ४ बजे जाकर चरणस्पशे किये तो वे तो मेरे नाम श्रलिखित वारण्ट जारी ही 
किये बंठे थे--“भैया ! अब हम तो ठीक है, तुम सायकाल ५ बजे की गाडी से चले जाना, सस्था 
का नुकसान होता होगा ?” आदेश पालन हेतु सायकाल स्टेशन तक गये परन्तु बहाना बना कर 
लोट आये । जिसे वर्णी जी आसानी से समभ गये । मैने भी स्पष्ट कर दिया कि क्या करे ? 
बहाना बनाने के लिये भी तो अब केवल एक यही जगह शेष है । जहा मोह और ममता है, अपने 
सकटो के निवारण झ्ोर शकाओं के समाधान का सहारा है। वे कुछ न बोले और दो दिन बाद 
मैने जब उन्हे शारीरिक सकट से कुछ मुक्त समझा तब आज्ञा लेकर, चरणस्पर्श कर स्टेशन की 
ओर चला आया । जब तक आँखो से ओभकल नही हो गया तब तक वे मुभे ऐसे देखते रहे जसे 
कोई वृद्ध पिता अपने बच्चे को बस्ता देकर स्कूल भेजने के बाद दरवाजे पर खड़े-खड़े सन्देह की 
निगाह से देखता रहता है कि कही लौट न झ्राये ? ममता और निमंमता, मोह और निर्मोह के 
संघर्ष का यह एक उदाहरण था। 
७ 
तपःपुत-भस्सपुञ्ज 
शत शत वन्दन ! शत श्ञत प्रणा्त | ! 


ठोक एक माह पश्चात्‌ 

४ सितम्बर १६६१, एक तार छतरपुर के पते पर आया । मेरी सास श्रीमती कस्तूरीबाई 
बालाघाट जो उन दिनो उस समय मेरे घर पर थी, ने तुरन्त बडामलहरा जाने वाली बस से मेरे 
पास भिजा दिया | रात्रि में १० बजे थे, तार मे पढा--“वर्णी जी समाधिस्थ, शीघ्र आगो । 
तार श्री नीरज जी ने उदासीत आश्रम ईसरी (जहाँ वर्णी ज़ी विराजमान थे) के अधिष्ठाता की 
नजर बचाकर जिस किसी तरह दे पाया था । दूसरे दिन ५ बजे सायकाल के पूर्व सतना पहुँचने 
पर भी ट्रेन नही मिलती थी इसीलिये रात्रि में नहीं गये | स्थानीय समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियो 
को सूचना दी । चर्चा की और सो गये । ठीक ४ बजे प्रात स्वप्न आया कि वर्णी जी श्राज 


१०० ] 


मध्यरात्रि में स्वर्गीय हो गये और हम लोग उनके आसपास बैठे रो रहे है । पुज्य पं. केलाशचंद्र 
जी सिद्धान्तशास्त्री घामिक गाथाग्रो का पाठ कर रहे है और श्री नीरज जी उन्तके दाह सस्कार 
का प्रबन्ध । प० कैलाशचन्द जी प्रतिदिन पाठ सुनाते है और नीरज जी वहाँ है, यह मालूम था 
ही, वही स्वप्त मे दिखाई पड गया । वर्णी जी का वाक्य स्वप्न में तार में लिखी पक्तियों का 
भावी भावार्थ को साकार सूचित करने लगा । “शरीर का क्या ? आखिर इसे कल भस्म ही तो 
होना है ।” प्रातः स्थानीय समाज को अस्पष्ट भाषा में स्वप्न सूचित किया तो हमारे बडे भाई 
श्री हरप्रसाद जी ने कहा-- तुम्हारे मत्त की लगी बात है' वही स्वप्त में दिखाई पड गईं। तुम 
जाओ, दर्शन मिलेंगे ।” बड़े भाई थे अत मैने उन्हें अपने प्राचाय निवास के श्रॉगन मे ले जाकर 
दिखाया कि देखो--“कल यह बेला का पेड़ हरा भरा था, फूलो से लदा था ओर आज कुम्हलाया 
है, फूल भर गये है।” वे बोले “इससे क्या मतलब ?” मैते कहा--“भेया ! हमारा बेतार का 
तार यही है । एक माह पूर्व जब वर्णी जी ईसरी मे ज्यादा अभ्रस्वस्थ थे तब यह बेला पीला पडने 
लगा था, जब कुछ स्वस्थ हुये तब पुनः प्रकृतिस्थ-हरा भरा हो उठा था। पत्र बाद में मिलते थे 
ओर इस पेड़ से सूचना पहले मिल जाया करती थी । बडे भाई के नाते वे हमको समभाकर जाने 
की तेयारी करने का आदेश दे गये । सतना पहुँचने पर पता चला कि आकाशवाणी से सूचना प्रसा- 
रित हो गई कि बिहार प्रान्त के ईसरी बाजार नामक ग्राम के दि० जेन शान्ति निकेतन नामक 
स्थान पर भारत के आध्यात्मिक सत पृज्य श्री गणेशप्रसाद जी वर्णी का श्राज श्रध॑रात्रि मे स्वगं- 
वास हो गया । चारो तरफ खबर बिजली की तरह फली और भक्त समाज की भीड उमड पडी 
है । समाचार सुतकर हाथ पेर ठंडे पड गये । सोचा दाह-संस्कार तो प्रातः ही हो चका होगा । 
क्योकि जेनधम प्रतिपादित मान्यता के अनुसार शव को जितनी जल्दी हो अग्ति-समपित करना 
आवश्यक माना गया है । फिर भी चिता के तप.पूत-भस्म-पुञ्ज को प्रणाम करने का, भस्म-प्रवाह 
या अस्थि-विसर्जेत का कार्य तो अब भी शेष है । साहस को बटोरा, अनेकों ते अब ईसरी बाजार 
जाना व्यर्थ बताया, तब भी चले ओर ६ सितम्बर को प्रातः ११ बजे ईसरी बाजार ग्राम के 
पारसनाथ स्टेशन पहुँचे । जिस स्टेशन पर पहुँचने पर हर्ष और उल्लास का अनुभव होता था, 
उसकी-प्लेटफार्म की भूमि खिसकती सी, सरकती सी प्रतीत हो रही थी जैसे कह रहा हो--अब 
हमे व्यर्थ रोदने क्यो चले आये ? तुम्हारा 'पारस”' तो चला गया, जिसके बरद स्पर्श से तुम सब 
सोना बनते आ रहे थे । दूर से दिखाई पडने वाली तीर्थराज सम्भेदाचल की चोटी--“पारसनाथ 
टौक' सड्भूत कर रही थी-'यह वह पवित्र भूमि है जहाँ भव्यात्मा वर्णी सन्त के निर्वाण से कलिकाल 
में भी यह भूमि “निर्वाणभूभि' के नाम से पुनः सार्थक हुई है। कवियों की स्पष्ट भाषा में व्याव- 
हारिकता यह थी--- 


“सुर्थे भ्रस्त हो गया यकायक, चन्दा छिपा गगन सें। 
संसारी जन विलख पड़े, घामिक वियोग पा क्षण में ॥। 
वर्णो सचमुच ही तरणी थे, थे युग के भएप्य-विधाता । 
सस्तेदाचल सिसक रहा है, रोता नहीं अ्रघाता 0 ' 

क्‍ - ( प्रकाह्ष ) 
>< ञ८< >< >८ 


[ १०१ 


बाढ़ प्राँसुशों की आई है, बाघ घेर्ये का टृट चुका। 
अहसिन्द्रो का भग्य जगा है, किन्तु हमारा फूट चुका ॥ 
सत्यंलोक में धर्मं-राज्य के, भण्डे अपने श्राप भुके । 
स्वगंलोक में वर्णी श्रभिनन्‍दन के, भाण्डे फहर चुके ॥॥ 
सत्यंलोक में धर्म-पिता की, देह चिता पर जलती है। . 
स्व्गलोक से श्रमर श्रात्मा, वर्णी जी को पलती है॥। 
मत्यलोफक से हाहाकारो, की छाई घनघोर घदा। 
स्वगंलोक से छिटक रही है, वर्णी जी की दिव्य छुटा 0 


-- और पूर्व कवि की भाषा में मैने वास्तविकता को समभा--- (इन) 
“माँ सरस्वति ! तुमने अपना, बरद पुत्र खोया है। 
चीख रहा है गगन, सहस्नों नयनो से रोया है। 
शान-दीप का प्रबल प्रकाशक, स्वर्ग सिधार गया है। 
शायद सुरगुरु बनने का, पाया अधिकार नया है।” 

| (प्रकादा ) 


स्टेशन का पुल पार करने के पूर्वे भाई साहब (प्रो० खुशालचन्द जी गोरावाला) भी 
मिल गये उसी ट्रेन से वे भी उतरे थे। दुखद स्थिति मे दोनों भाइयो का मिलते भी एक घटना 
थी, एक दूसरे को सहारा के रूप मे । उदासीन आश्रम पहुँचे, वर्णी जी की कुटिया की स्वाभाविक 
रौनक भी क्षीण लग रही थी जैसे आात्मा-विहीन झरीर की । वहाँ के आध्यात्मिक ज्ञान-तडाग 
का राजहस उड चुका था | जिसकी मधुरवाणी को सुनते के लिये प्रात. ४ बजे के पूर्व से ही भक्त 
मानस प्रतीक्षा किया करते थे । वह समयसारीय ज्ञाससूर्य भी अस्त हो गया था जिसकी किरणों 
के प्रकाश-पुञ्ज से भव्यों के हृदय-कमल प्रफुल्लित हो जाया करते थे । एक कमरे मे दोनो भाइयो 
ने सामान छोडा और चिता की बन्दना करने चल पडे। चन्दन चचित चिता बुर चुकी थी, 
उसकी राख के किनारे एक काला कुत्ता बैठा श्रास ढाल रहा था। पुराणों की कथाओं ने-- 
'सुलभे पशु उपदेश सुन, सुलभे क्यों न पुमान । नाहर ते भये बीर जिन, गज पारस भगवान ।_ 
सिह का महावीर स्वामी होना और हाथी का भगवान पाश्वेनाथ के रूप भे अवतरित होने की 
घटनाओं के उदाहरणो को जगा दिया ।' वर्णी जी के प्रवचन के समय यह काला कुत्ता हर दित 
फर्श के किनारे, मनुष्यों से कुछ दूर हटकर बेठा सुना करता था, ऐसा लोगो ने बताया । 
ऐसा लगा जैसे वह अपने उपदेष्ठा सदुगुरु की भस्म-विभूति की रक्षा के लिये पहरा 
दे रहा हो। हटाने पर भी नहीं हटा, हम लोगो ने उसकी मनवस्ता समझ प्रशंसा की ओर 
बैठा रहने दिया। अस्थि-चयत और भस्म-सचयत का कार्य हमने भाई सा० के साथ उनके 
निर्देशानुसार किया । अस्थि-सचयन के समय भाई सा० बोले--“नरेन्द्र | हजारो बार समय- 
सार पढने वाले दाँतो की बत्तीसी देखो किसको मिलती है । मैने कहा-- “भाई सा० ! इकट्ठी 
बत्ती मिली तो मु्भे मिलेगी, अलग-श्रलग दाँत मिले तो सबसे पहला मुझे मिलेगा ।” भाई सा० 
ते कहा --“यह अन्याय कैसे होगा, बडा तो मैं हूँ । ' मैने कहा--/हजारो बार समयसार पढने 
वाली दात-बत्ती ने जो सार (निचोड़) उगला, वर्णी जी की उस पवित्रवाणी का सर्वाधिक हिस्सा 


बज 


१०२ | _ 





मुझे मिला है, आप से मेरा छोटा होता इसमे बाधक नही है ।” भाई सा० बोले---“यह तो सच 
है |” ठीक इसी समय दाहिने ओर की दाढ मुझे मिली, तदच्तर लगातार ४ दाँत भी मुर्भे ही 
मिले । भाई सा० को वाद में मिलता शुरू हुये । दोनो भाईयो के बीच यह निमित्तमान्र की बात 
थी। श्रस्थियाँ लोहे जैसी वजनदार थी, बजाने पर खनकती थी। ब्रह्मचय के प्रवल प्रताप को 
सहज सूचित करने वाली श्रस्थियों को भावुकता से मस्तक से लगाया, प्रणाम किया ओर संचय 
प्रारम्भ कर दिया । अस्थियाँ अलग. और भस्म अलग करके हम लोगो ने एक टीन भर भस्म और 
समस्त अस्थियाँ साथ रखी । शेष भस्म वहाँ की एक नदी में जो त्यागी जनों ने बताई थी, 
बैलगाडी में भरकर हाथ से ढकेलते हुये ले गये । भस्म विसर्जन के उपरान्त उसी दिन सायकाल 
हम लोग बनारस के लिये प्रस्थित हो गये । 

बनारस में वर्णी जी के अनन्य भक्त पृज्य गुरुदेव पं० मुकुन्द शास्त्री जी खिस्ते के 
निर्देशानुसार कि वर्णी जी का जन्म हिन्दू परिवार (वेश्य) में हुआ था अत. भस्म प्रवाह गगा 
में भी होता चाहिये, दो वेदज्ञ ब्राह्मण विद्वानों द्वारा वेदोच्चारण के साथ, णमोकार मन्त्र के मगल 
घोष और 'वर्णी जी की जय' के नारे के साथ प्रवाहमती गगा की गोद में एक श्रस्थिकलश और 
भस्म-कलश समपधपित कर दिया । नाव खेने वाले मल्लाहों ने पतवार छोड प्रणाम किया। एक 
वृद्ध मल्‍लाह ने कहा--“बावा ! मैने बहुतो को गंगा पार किया तुम मेरी गंगा (जीवन गंगा ) को 
पार करा देना । मल्लाह स्थाह्राद विद्यालय के पास ही रहते थे, वर्णी बाबा के भक्त थे । 

बडामलहरा पहुँचने पर भ्रस्थि श्र भस्म के कलशो के दर्शत करने के लिये लोग श्राचार्ये 
निवास मे आते रहे । एक श्रस्थि और भस्म कलश श्री गणंश दि० जैन संस्कृत विद्यालय सागर 
के प्रवच्धक प० खेमचन्द जी सागर ले गये । सागर में जेन-समाज-भूषण, धर्म परायण, वर्णी भक्त, 
सेठ भगवानदास जी ने गाजे बाजे के साथ अग॒वानी की और समाज के भक्तगण, विद्यालय के 
अध्यापक और छात्रो ने भस्म-प्रवाह का कार्यक्रम सम्पन्न किया । 


एक अस्थि और भस्म कलश ३० सितम्बर १६६१ को द्रोण प्रान्तीय नवयुवक सेवा संघ 
द्रोगगिरि के नेतृत्व में श्री दिगम्बर जेन सिद्धक्षेत्र द्रोमगिरि द्वारा सचालित जनता उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय बडामलहरा के अध्यापको, छात्रों एवं प्रमुख नागरिकों के साथ अत्यन्त 
समारोहपूर्वक सिद्धक्षेत्र द्रोगगिरि जो वर्णी जी का अत्यन्त प्रिय एवं लघु सम्मेदशिखर है, पहुँचा । 
पूज्य वर्णी जी द्वारा संस्थापित श्री ग्रुरुदत्त दि० जेत संस्कृत विद्यालय द्रोणगिरि के प्रधानाध्यापक 
पूज्य ग्रुर्देवः पं० गोरेलाल जी शास्त्री ने छात्रो एव ग्रामीण जनता के साथ कलश की श्रगवानी 
दो फर्लाग दूर से की । समारोहपुर्वक ग्राम में ले गये और यहाँ उस धर्मशाला के सामने, जहाँ 
पज्य वर्णी जी अपने प्रवास में रहा करते थे, एक विशाल जन सभा में अस्थि-कलश को सभी के 
दर्शनाथ रखा गया जिसमे पृज्य वर्णी जी के प्रति उपस्थित जन-समृह ने अपनी श्रद्धांजलियाँ 
भ्रपित की । इसके तुरन्त बाद ही समारोह के साथ अ्स्थि-कलश को चन्द्रभागा (काठिन) नदी 
के उस घाट पर ले गये जहाँ पूज्य वर्णीजी नहाया करते थे और वहाँ वर्णीजी की जयधोष के साथ 
ही भस्थिकलश विसरजित किया गया । इस अवसर पर पृज्य वर्णी जी की श्रद्धालु प्रान्तीय जनता 
भी पर्याप्त सख्या भे उपस्थित थी । 
उस तप--पूत-भस्म-पुञज्ज को शत-शत्त वन्दन, शत-शत प्रणाम । 
हु 
[| १०३ 


“इसकी इच्छा मत करना” 
प्रो० खुशालचन्द्र गोरावाला, एम. ए., वाराणसी 


शुक्रवार-श्रावण शुक्ला ७, वी. नि २४८७ (१८-८-६१) प्रात, काल जगल जाते समय 
मान्यवर भेया (प० जगमोहतलाल शास्त्री) और भाई (प० कंलाशचन्द्र ्षास्त्री) ने कहा 
“तुम्हारा कहना ठीक है । पूज्य वर्णी जी समाधि-मरण यमरूप से ले चुके है । वर्पा मे भक्तो को .. 
यात्रादि का कष्ट न हो । और उनकी अन्तमृखता में क्षणिक व्यवधान न हो, इसलिए ही वे तुमसे 
कह देते हैं मरण सल्लिकट नही । झाज पाइवें-प्रभु का निर्वाण दिवस भी है । सयोग से हम निर्वाण 
भूमि और गुरु के चरणो मे है। अतएवं उनसे पूछ लेवे कि हमे वया, क्या आज्ञा है । जगल से 
लौटकर मैं हाथ घो ही रहा था कि गरुरुवर के परमसेवक महावीर ने श्रावाज दी 'युवराज ? 
महाराज बुला रहे हैं ।' 


मैं पृज्यवर के पास जा कर बेठ गया । रोग-क्लिष्ठट, तपःपुत एव सतत जागरूक श्री १०५४ 
श्री वर्णी जी ने अपने क्षीण स्व॒र मे कहा 'पिछी कहाँ है ?' मैंने पिछी उठा कर उनके हाथ के पास 
कर दी और उनका सकेत पाकर कान को मुख के निकट किया । उन्होने कहा “इसकी इच्छा मत 
करना” मैं आइचर्य चकित रह गया। मुभे एकान्त मे पृज्य, श्री के पास जाता देख कर श्री 
मनोहर वर्णी ओर प० समगौरया भी पहुँच गये थे । मुभसे उक्त वाक्य सुनकर वोले तुम्हे ठीक से 
नही सुन पडा । महाराज ने कहा होगा “इसकी रक्षा तुम करना'। यह सुनकर मेरा आइचर्य, 
आकुलता मे परिणत हो गया क्योंकि मुर्भे भाव-त्याग बिता द्रव्य-त्याग मे विश्वास ही नहीं है । 
फलत मेरे मुख से अनायास ही निकला तब यह निर्देश छोटे वर्णी जी के लिए हो सकता है। वे 
इसके धारक हैं । 


पज्य श्री ने तुरन्त सकेत किया और काच को निकट करते ही कहा “इसकी इच्छा नहीं 
करोगे तो रक्षा-अरक्षा का प्ररन ही नही उठेगा ।” इसके बाद बरुआसागर की क्षल्लक दीक्षा से 
लेकर पूज्यवर के राजगिरि प्रयाण यात्रा के प्रथम चरण मधुवत् तक रुग्ण-शकट में जाना 
झऔर गिरिराज की अन्तिम यात्रा तक की समस्त घटनाएं एक, एक कर मानस पटल पर घूम 
गयी । परम विरक्त, मूर्घन्य विवेकी एव स्वैराचार-विरोधी ग्रुरुवर द्वारा समय-समय पर कहे गये 
विविंध झनुभूतिसिक्त वाक्य “हम सब नठ है। साधारण सत्कार्य का दुगुना लाभ (मानव और 
पुण्य) चाहते है। 'हम ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करन विविध विध देह दाह! । टोडरमल 
जी, भागचन्द्र जी, दौलतराम जी क्या कम विरक्त थे ? स्वपाकी ब्रह्मचारी ही हमारे पहिले ये । 
और वे ही समयज्ञ त्यागी थे। द्रव्य-भाव के समान काल-द्षेत्र भी समर्थ है ।” इत्यादि की याद 
मे, मैं डूब गया । गुरुवर ने पुनः सकेत किया, तब मैने कहा मै अपनी अक्षमता जानता हूँ 'पिछी 
आदर्श अ्रवश्य है. किन्तु इस पर्याय क्या इस क्षेत्र और कालचक में मेरी उपादेय नही है। हम 


१०४ |] 


पं० जगन्मोहनलाल, कैलाशचन्द्र और ये पाश्वप्रभु के निर्वाण दिवस पर आज आपसे अपने 
आजीवन-करणीयो को जानना चाहते है, ताकि गुरु का आदेश मानकर उसे करते हुए अपना- 
प्पना जीवन समाप्त करे | तुम तीनो “जो कर रहे हो उसे ही करते जाओ । श्रब शौर कुछ नहीं 
बताना है । कल्याणमस्तु । 


आज तेरह वर्ष बाद सोचता हूँ मेर के समान दृढ, उत्तम और जगदाधार पूज्यवर वर्णी जी 
को, तथा विगत वर्षो में घटी धामिक-सामाजिक छोटी बडी घटनाओं को । अपने अ्रकिड्चित्कर 
तन और मन की ओर देख कर वतेमान में पिछी-कमण्डलु के प्रति दृढ माध्यस्थ्य धारण किया है । 
क्योकि मै केवल “'नाग्व्य' परीषह को भी दृष्कर मानता हूँ, तब इसके सफल आचरको की चर्चा 
या आलोचना का अ्रधिकारी कंसे हो सकता हूँ ? वे मेरे लिये सु्य-चन्द्रमा के समान हैं । मैं उन 
तक नही पहुँच सकता | किन्तु गुरुवर वर्णी का वह स्वरूप जो कटनी के मुनि-चतुर्मास की चर्चा 
सुनने से लेकर भादपदक्ृष्णा ११ वी नि. २४५७ (५-९६-६१) तक मेरे सामने रहा, वह भरत-मार्गे 
का जीवित एवं आचरित निदर्शत होने के कारण उनको इस जीवन के सुपरिचित महत्तम 
व्यक्तित्वों मे सर्वोपरि बनाता है। 


दोलतराम जी कृत छहुढाला की छठी ढाल पढ़ता जाता हैँ और कहता हूँ कि बाहुबली- 
सार्गी होते के लिए आपको आश्रम का छोडना, अहार खड़े, अल्प, निजपाणि मे करना, मुन्ति साथ 
में वा एक विचरे, आदि कतिपय द्रव्य आचरण ही तो करते थे | तब आपने मेरे ऐसे लघृतम 
अविरत से पिछी रखवा कर “इसकी इच्छा मत करता” क्यो कहा ? क्‍या काय-काल कृत श्रर्थाक्ति 
के कारण कठनी के मुनि चतुर्मास-प्रकरण की स्मृति ग्रापफो ताजी हो गयी थी ? और अपने 
परम आराध्य समन्‍्तभद्र स्वामी के गुरु-लक्षण के “निरारम्भो5 परिग्रह.' का अपालन इतना 
खटकने लगा था कि अपनी विषयाशा वशातीतता ** ज्ञान-ध्यान तपोरक्तता न गण्य लगने लगी 
थी ? यह सत्य है कि पेरो की अशक्तता के कारण श्रापको एक कुर्सी पर दूसरे ले जाते थे किन्तु 
इस बाह्य परिग्रह के कारण आपकी क्षल्लकता दूषित कैसे हो गयी ? और आपने अपने को पिछी 
का अधिकारी नहीं माना ? आपका जीवन “अभद्र भी समन्‍्त भनद्र हो जाता है, ( भवत्यभद्रोंडपि- 
समन्तभद्र') का आचरित भतिदर्शन था। स्यथाद्गाद महाविद्यालय की सफल स्व्ण-जयन्ती के बाद 
सधुवन में महात्रतियों ने आपके विरुद्ध जिस उदृण्ड वातावरण की सृष्टि, तब की थी जब आप 
गिरिराज की वन्दना कर रहे थे। और हम लोग भी उहंण्डता की ओर मनसा भूक गये थे । 
किन्तु श्राप पहाड से उतर कर तेरह॒पंथी कोठी के मन्दिर द्वार के चबूतरे पर उस उत्तेजित भीड़ 
में ऐसे आ बैठे थे जेसे वह सभा आपके ही लिये बेठी थी । इतना ही नही आ्रपके दो-चार वाक्य 
बोलते ही 'वर्णीजी की जय से प्रागण गज उठा था। और हम अपनी उत्तेजना पर पछताते 
भोजनशाला मे चले गये थे। आपकी अन्तरंग-अपरिग्रहिता की चरम सीमा की अनेक गाथाएं 
याद झा रही है। इसीलिए वह भ्रन्तिम निर्देश मेरे लिये आज भी समस्या है । 


सोचता हूँ आपने देश-फाल का विचार करके यदि यह सामान्य-विधि को थी तो भी 
मुभसे क्यो कहा ? क्‍योंकि मैं 'नतीन में न तेरा मे! हूँ । न मैं सुनाना चाहता हूँ और न कोई 
सुनना ही चाहता है। काल: कलियई[, कलुषाशयो वा। श्रोतुः प्रवक्तृवंचनानयों वा। त्वच्छासनै- 


| १०४५ 


काधिपतित्व-लक्ष्मी प्रभुत्व-शक्तेरपवाद हेतु: ॥। का एकच्छत्र है। यदि कतिपय विचारक कुछ 
मर्यादाश्रों की ओर ध्यान दिलाते हैं तो 'हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्थ पिहित मुखम' हो जाता है । 
पिछी की इच्छा दिनों दिन बढ़ रही है। भगवान वीर की निर्वाण रजतशती के साथ यद्यपि 
आपकी जन्मशती का पडना ऐसा सयोग है जिसकी ओर सब का वघ्यानत जाता ही चाहिये था । 
किन्तु हमारे ऐसे दुर्बंल लोगो के कारण वह असभव हो रहा है ) क्योकि हम वर्णी-जीवन का 
विचार और आचार भूलकर मौखिक श्रद्धाज्ञापत या पाथिव स्मारको को ही अपना लक्ष्य बसा 
बेठे हैं। उनके आदंशों पर जीवन बिताने वाले त्यागियो-विद्वानो की ओर देखते नही है | वर्णी 
जी द्वारा चलाया गया पाठशाला-विद्यालय-चक्र भी विरूपित हो रहा है। परिणाम यह है कि 
शिष्य-मुण्डत या बालदीक्षा की पद्धतियों के समान पिछी-ग्रहण-प्रवृत्ति निरवाध रूप से बढ रही 
है । क्या समाज (हम) इस कोलाहल-प्रदर्शन और भश्रात्म-विज्ञापन के युग में एक क्षण को रुकेगा ? 
और सोचेगा कि स्वयंभू, कमेंठ, दंढ, विनम्र, दयालु, श्रन्तरग, महान्नती (जैसा कि श्री १०८ 
नमिसागर सहाराज कहते थे), समयसारलीत और. स्याद्वादसूति श्री १०५ गणेश वर्णी ने पिछी 
हाथ मे रख कर “इसकी इच्छा मत करना ।” क्यो कहा था ? तभी विवेकी, परम-विरक्त और 
समयसारी की जन्‍्मशती क्या उनके जीवन का सन्देश मुखरित हो उ०गा । समझ में आ जायेगा 
कि क्यो उन्होने अच्त समय केशलूच का सकेत करके वस्त्र को उतारा था। “कीजे शक्तिसमान, 
शक्ति विता श्रद्धा घरे” की विशुद्धि मिलिगी । ओर तभी 


गुरु-भक्ति सती मुक्त्पे 
क्षुद्र कि वा न साधयेत' 


द्वारा भगवान वीर की तिर्वाणएरजतशती तथा वर्णी-जन्मशती में चार चाँद लग जाय जो । 
“परमगुरु बरसे ज्ञान-फरी ।” 


््ः 


ऊपरी चमक दमक से आशभ्यन्तर की शुद्धि नहीं होती । आत्म्द्वव्य 
की सफलता इसी मे है कि अपनी परिणति को पर में न फंसावे । पर 
अपना होता ही नही और न हो सकता है। ससार मे आज तक ऐसा 
कोई प्रयोग न बन सका जो पर को अपना बना सके और आपको पर 
बना सके । 
-गणेश वर्णी 


१०६ | 


वर्णो जी का क्षणिक-व्यामोह 


डा० हरीन्द्रभूषण जन, 
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जन 


घटना उन दिनो की है जब मै स्थाद्वाद दिगम्बर जैन महाविद्यालय, वाराणसी में अध्ययन 
कर रहा था ! सन्‌-सवत्‌ ठीक से याद नही है । हाँ, तब वर्णी जी की धर्ममाता श्रीमती चिरोजा 
- बाई जी का देवलोक हो चुका था । 


सागर के श्री गणेश दिग० जन महाविद्यालय में श्रीमती चिरोजा बाई जी का एक बहुत 
सुन्दर चित्र है। उस चित्र में बाई जी एक हाथ मे शास्त्र का पन्ना लिए हुए स्वाध्याय कर रही 
है। वह चित्र मुझे बहुत प्रिय लगा और मैने उसकी एक प्रतिलिपि सीस-पेसिल से ड्राइंग पेपर 
पर बना कर अपने पास रख ली थी । वाराणसी से मै न्‍्यायततीर्थ की परीक्षा देने कलकत्ता गया । 
उस समय वर्णो जी महाराज ईसरी में विराजमान थे । मैने सोचा कि ईसरी उतर कर श्री वर्णी जी 
के दर्शन कर लिए जाय । 


कलकत्ता प्रस्थान करते समय मैने श्रीमती चिरोजा बाई जी के चित्र की प्रतिलिपि अपने 
साथ रख ली । ईसरी पहुँचकर मैंते श्री वर्णी जी के दशंत किए और उन्हें वह बाई जी का चित्र 
दिखाया । वर्णी जी क्षणमात्र उस चित्र को श्रपलक देखते रहे और बाई जी का स्मरण कर भाव- 
विभोर होकर बोले “भैया ! तुमने यह बहुत श्रच्छा चित्र बनाया है, तुम इसे मुभे दे दो तो 
बाई जी की स्मृति मेरे पास सुरक्षित बनी रहेगी ।” यह सुनकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। 
जिस मनोकामना से वह चित्र मैसे वर्णी जी को दिखाया था बह पूरी हो गयी । मैने वह चित्र 
उन्हे समपित कर दिया । उन्होने बहुत से फल और मेवा मगाकर मुझे दिए और कहा--इन्हे 
कलकत्ता लेते जाओ । 


में ईसरी से कलकत्ता चल दिया। परीक्षा देकर मैं कलकत्ता से लौटा भ्रौर पुनः ईसरी 
उतरा । ज्योही मै वर्णी जी के दश्शनार्थ उनके समक्ष उपस्थित हुआ, वे बोले---“भेया | तुम अच्छे 
आ गए । मै तुम्हारी बाठ ही देख रहा था । लो श्रत्॒ यह बाई जी का अपना चित्र वापस ले लो । 
इस चित्र के मेरे पाप्त रहने से बाई जी के प्रति मेरा ममत्व सदा जागृत रहेगा ।” और ऐसा 
कहकर उन्होने वह चित्र मुझे वापस दे दिया | 


जब कभी श्री वर्णी जी का प्रसद्भ आता है तो उनका बाई जी के प्रति यह क्षणिक-व्यामोह 
तथा तत्क्षण मोहनिवृत्ति स्मरण श्रा जाती है श्रौर उस महात्मा के प्रति श्रद्धा एवं श्रादर से मस्तक 
भूक जाता है । 


| १०७ 


वे शान्ति-विधाता पज्य-चरण 
| -श्रमरचन्द जैन 
एम० काम ०, कटनी 


सवत' २००६, होली के दो दिन पहले की बात है । उन दिलतो में श्राजीविका के निमित्त 
सतना में रहता था । पुज्य वर्णी जी अपने सघसहित वहाँ पघारे थे ) संघ के कुछ सदस्य सतना से 
खजुराहो जाते समय एक जीप दुर्घटता मे घायल हो गये थे | यह घठना वर्णी जी के सतना 
आगमन के एक दिल पूर्व घट चुकी थी। महाराज इस घटना से बहुत खिन्न थे । मदिर के पास 
पुरानी धर्मशाला के एक कमरे में उन्हे ठहराया गया था। उस दिन श्ञाम से ही ज्वर था। अकस्मात्‌ 
रात को दो बजे भाई नीरज ने जगाकर मुझे बताया कि बाबा ही का ज्वर बढ गया है । तत्काल 
हम लोग उनके डेरे पर पहुँच गये ज्वर १०३-१०४ से कम नहीं था। वे अपना एक चादर 
ओढे थर-थर कॉप रहे थे। उनकी विकलता देखकर हम लोग घबरा गये और जब उन्होने किताब 
की ओर इशारा करके “समाधि-मरण” सुनाने के लिये श्रादेश दिया तब तो हम दोनो का 
धीरज छूट गया। हमारे गले से बोल नही परन्तु आँखों से आसू निकलते थे। बाबा जी ने 
यह दशा देखकर हम लोगो को धीरज बँधाया और जेसे-तेसे नीौरज ने पाठ प्रारम्भ किया | एक 
धण्टे मे ज्वर शान्त हुआ किन्तु नींद उन्हे नही झायी । 


दूसरे ही दिन उनके ठहरने का स्थान परिवर्तित करके शहर के बाहर एक स्वच्छ कोठरी 
में व्यवस्था की गयी और फिर छः. दिन तक दिन और रात उन्तकी चरण सेवा करने का 
ग्रतायास अवसर मिला । 


प्रात साढे तीन बजे वे समयसार का श्रध्ययन प्रारम्भ कर देते थे | यह दो घण्टे चलता 
था | इस एकान्त स्वाध्याय के बीच जब भी हम लोग पहुँचते बावा जी सरल भाषा में हमें 
गढ़ समयसार सममझाते चलते थे। मुझे शास्त्र का अ्रम्यास और सिद्धान्त का ज्ञान नही है परल्तु 
समयसार की तुलना मै हमेशा सितार से किया करता हूं । मुझे लगता है कि जैसे सितार के तार 
छूता सबके लिये सभव होने पर भी उस में से लय-ताल सम्बद्ध कर्णप्रिय और शास्त्रानुकूल स्वर 
लहरी का निष्पादन करना बिरले ही कलाकार जानते हैं, उसी प्रकार समयसार के पज्ने तो कोई 
भी पलट सकता है परन्तु उसकी तह मे बैठकर द्रव्य-स्वरूप का अनन्तधर्मी ज्ञान प्राप्त करके 
आत्मा के अनादि, अनन्त, चिरन्तन और श्रक्षण्ण ऐश्वयें को शब्दों की सीमा मे बाधकर हम 
आत्मानुभूति के रस से सराबोर करके अल्पज्ञों को भी उस रस का प्रसाद वितरण करना बिरले 
ही कलाकारों का काम है । 


पूज्य वर्णी जी समयसार की कला के सर्वोवरि कलाकार थे। उनकी वाणी से नि.सुत 
समयसार की व्याख्या ने एक दीघंकाल तक समाज को प्रज्ञा और शान्ति प्रदान की है | भ्राज 


५१०८ | 


हम देखते है कि जिस प्रकार अनाड़ी अ्गुलियो के स्पर्श से सितार के तार स्वर लहरी की जगह 
कोलाहल का ही विस्तार करते है उसी प्रकार जिनागम के प्रारम्भिक ज्ञान से शृन्य साधक, 
समयसार को निमित्त बनाकर श्रपन्ी अठपटी व्याख्या के माध्यम से समाज मे प्रज्ञा की जगह 
कदाग्रह ओर शान्ति की जगह अरान्ति वितरण करते फिर रहे है । यह हमारी विद्येषता है कि 
हमने वीतरागता प्रदान करते वाली जिनवाणी को राग द्वेष के पोषण का निमित्त बना लिया है। कई 
लोग तो शास्त्र से शस्त्र का काम लेने मे भी हिचकिचाते नही है । ऐसे दृषित वातावरण में हम 
प्रशममूरति पूज्य वर्णी जी की विचार और स्वाध्याय पद्धति का आदश बना सके तो समयसार 
की थोडी बहुत सुरभि हमारे जीवन में भी श्रा सकती है । 


पृज्य वर्णी जी छोटे-छोटे भक्त को भी बहुत स्नेह देते थे | उन्होंने पहले ही दिन के 
प्रवचन में मेरा उल्लेख करते हुए समाज को बताया कि मेरे पृज्य पितामह (पृज्य पं. जगन्मोहन- 
लाल जी के पिता) बाबा गोकुलदास से उन्होंने कुण्डलपुर में सातवीं प्रतिमा के ब्रत धारण किये 
थे। मुर्भे देखकर प्रायः वे बाबा गोकुलदास का स्मरण कर लिया करते थे। इस स्मरण मे जो 
विनय, जो कृतज्ञता भरी होती थी वह अन्यत्र प्राय देखने को नही मिलती । 


सतना से बिहार करने के बाद अ्रन्त समय तक पृज्य वर्णी जी की कृपा मुझ पर रही । 
मुझे उनके जीवन से ओर उनके शब्दों से बडठा साहस, बडी दृढता और बडी प्रेरणा मिलती 
रही | भाई तीरज को लिखे गये पत्रों से प्राय' पूज्य बाबा जी मुझे श्राशीर्वाद देने की कृपा 
करते थे । सतना से प्रस्थान के एक सप्ताह बाद उन्होने हम दोनों को यह पत्र लिखा -- 


ऐसे दयानिधान गुरु के चरणों मे शत-शत प्रणाम । 


श्रीयुत महाशय नीरज और ग्रमरचन्द, 
कल्याण-भाजन हो 
हम आनन्द से है। आप सानन्‍द होंगे । हमारी सम्मति तो यह है जो दढ़- 
तम रीति से स्वाध्याय किया जावे । जगत्‌ उद्धार के विकल्‍प न किये जावे । कल्याण 
का पथ इससे कठिन नही जो हम दुरबंल है, और न परिस्थितिया ही उसकी बाधक 
है। किन्तु हमे वह वस्तु ही रुचिकर नहीं। आप उसके पात्र है। अत. दुबंल पद 
व्यवहार त्यागो । मनुष्य को कुछ भी दुलंभ नहीं। श्री अ्मरचन्द चिरजीवी रहे 
अ्रमर हो यही हमारी भावना है। चिरजीवी से मेरा तात्पयँ ससार-बन्धन से मुक्त 
हो । सरलता अमर पथ की जननी है । 


आपका शुभचिन्तक-- 
गणेश वर्णी 


्ः 


हि [ १०६ 


जि 


अमृतपुत्र वर्णो जी 


“डा० भागचन्द्र जून भास्कर' 
अ्ध्यक्ष- पालि-प्राकृत विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय 


वेदिक दर्शन मे “अमृतपुत्र” उसे कहते है “जो परम पिता परमात्मा के चरण-चिद्धो 
पर चले । पूज्य वर्णी जी को इस दृष्टि से हम “अ्रमृतपुत्र” कह सकते है । वे जैन-धर्म के 
कट्टर अनुयायी थे । उनके रग-रग में तीर्यंकरों के उपदेश समाये हुए थे। उपदेश की मधुरिम 
शली और हर विषय का सरल से सरल भापा में गम्भीर विवेचन उनकी विशेषता थी । अनेक 
सधर्षों के ज्वारभाटे आये, फिर भी वर्णी जी पर्वत के समान अडिग रहे । इसका कारण उन्ही 
के शब्दों मे था-“जनधर्म का विचार पूर्बक ग्रहण ।” 


जेन-धर्म किसी वर्ग-विशेष की सम्पत्ति नही, वह तो प्राणिमात्र का धर्म है। परन्तु पर- 
स्पराओी व अभिडढियो का आश्रय लेकर आज वह अवश्य एक वर्गविशेष का प्रतिनिधित्व 
करता दिखाई देने लगा है | अ्रन्य धर्मावलम्बियों को अब इसमे पूर्णतः स्थान नहीं मिलता । 
हरिजन-मन्दिर-प्रवेश के समय समाज में इसी प्ररुत को लेकर दो मत हो गये ये । पुज्य वर्णी 
जी ने स्पप्ट रूप से हरिजन मदिर प्रवेश के पक्ष मे आवाज देकर जेनधर्म की प्रसुप्त आत्मा को 
जागृत किया था। 


प्‌ वर्णी जी सही अर्थ में मानव थे। उन्होंने मानवता का सिचन अपने जीवन के 
प्रारम्भिक अध्याय से ही प्रारभ कर दिया था। दीन और दरिद्रों को उन्होंने अपने तन के 
कपडे भी दे डाले । ऐसे समय उनको वह घटना स्मृति-पटल पर आये बिना नही रुकती जबकि 
उन्होने एक दरिद्र व्यक्ति को सभी कपडे रास्ते मे ही दे दिये और स्वय लगोटी मात्र पहने 
रात मे घर पर आये । 


उनकी प्रोपकार की भावना ने श्राज समाज को एक नई दिशा दिखाई । जहाँ 
तत्त्वार्थयूत्र का मात्र पाठ करने वाले उद्भट विद्वान समभे जाते थे आज उसी बुन्देलखण्ड को 
वसुन्धरा पर सर्वाधिक विद्वान और पण्डित दिखाई दे रहे है। अनेक शिक्षण सस्थाश्री को 
स्थापित कर समाज का उन्होने अकथनीय उपकार किया है, इसमे कोई सन्देह तही । 


'समाज कितना रूढिग्रस्त था' इसका दर्शन “मेरी जीवन-गाथा” मे किया जा सकता हें 
जगह-जगह जाकर बाबा जी ने लोगो को समभाया-बुझाया और अनेक व्यक्तियों को जीवनदान 
दिया, धर्मंदान दिया। वर्षों से समाज से बहिष्कृत परिवारों को जैनधर्म अपनाने मे पर्याप्त 
प्रयत्त किया । उस समय की समाज महात्मा जी की बात कंसे मान लेती थी, कुछ ग्राश्चर्य-सा 
होता है । पर आश्चर्य की बात नही, यह तो उनके जीवन की साधना और तपस्या का अभाव था। 


२ रे ] ] ५ पर 


महात्मा वर्णी जी के व्यक्तित्व के अनेक रूप हमारे सामने उपस्थित हुए है। वे साहित्य; न्‍ 


कार और राषप्द्रभवत भी उतने ही थे जितने दार्शनिक और नेतिक । पर उनकी चिन्तन-शेली कछ 
जो पक्ष प्रवचनो के रूप मे उमडकर आता है वह है उनका आध्यात्मिक-विचार-मन्थन । इसे 
नेतिक विचारधारा भी कहा जा सकता है । 


मेरी जीवन गाथा की सरस शैली आपको एक कुशल साहित्यकार सिद्ध करती है । 
राष्ट्र-भक्ति का दहन आजाद हिन्द फौज की रक्षार्थ किये गये सहयोग में दिखाई देता है। साथ 
ही डाँ. राजेन्द्रप्रसाद और श्री विनोवा भावे से साक्षात्कार होने पर उनके बीच हुई बातचीत का 
भी पता लगता है । 


इस प्रकार हम देखते है कि पूज्य वर्णी का व्यक्तित्व पर्वताधिराज से भी अधिक उच्च, 
महासागर से भी अधिक गम्भीर, वसुधा से भी अधिक क्षमाशील, सहिष्णु, उदार और निरभि- 
मानी, पुण्यतोया मन्दाकिनी से भी अधिक निर्मेल और पावत था। उनके हृदय में भीष्म सी 
दृढ़ता, भीष्म सा पराक्रम और मस्तिष्क मे मानवदशेन का कोष थ।। उनके इस' व्यक्तित्व के 
समक्ष जो आता था, आकर्षित हुए बिता नहीं रहता था। सचमुच मे वे मिट्टी से उत्पन्न एक 
'हीरा' थे, जिसके प्रकाश में सारे पदार्थ प्रकाशित हो जाते है, एक “अमृतपुत्र' थे जिनकी मधुर 
और सरल तथा झओजस्वी और प्रभावक वाणी में मानवमात्र का कल्याण भरा रहता था । 
ऐसी विभूति युगो-युगो तक अमर रहेगी और उसका सन्देश जन-जीवन को समुन्नत बनाने में 
कारणभूत सिद्ध होगा । 


५ 
श्र है. 


ल्ु-शिरोसणि : गणेश वर्णो 
_.नीरज जैन 


सिद्धान्त भ्रत्थो के स्वाध्याय की परम्परा ने गृहस्थो के बीच, पिछले पचास साठ वर्षो में 
ही प्रतिष्ठा प्राप्त की है । सोनगढ की परिपाटी से इस परम्परा को विशेष बल मिला है, और 
आ्राज छोटे बडे अनेक स्थानों पर मुमुक्षु-मण्डलो की स्थापना तथा सचालन हो रहा है । 


समयसार के श्रध्ययत्त मनन की इस योजना के उद्भव और विकास को यदि देखा जाय 
तो पूज्य वर्णी जी उसके प्रथम स्वप्न-द्रप्टा के रूप मे विराजमान दिखाई देते है। जब सोनगढ मे 


*र ६ 


न््ज 


है. 
बन 


श्री कान्‍्ह जी स्वामी और उनके कतिपय साथियों तने सर्व-प्रथम समयसार के शअ्रध्यय्नन का अध्यव- , 


साय किया, उसके बहुत पूर्व ही पूज्य वर्णी जी समयसार के अच्छे अध्येता, चितक, मर्मज्ञ-विद्वान 
के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे । इतना ही नहीं सोनगढ की इस मण्डली ने अपने अध्ययन में पृज्य 
वर्णी जी की सहायता और मार्गदर्शन भी प्राप्त किया था । 


[ १११ 


इन तथ्यों का उद्घाटन सर्वप्रथम सन्‌ १६६८ मे वर्णी ग्रस्थमाला वाराणसी द्वारा प्रकाशित 
“वर्णी अध्यात्म पत्रावली” की भूमिका में इस प्रकार किया गया था :--- 


प्रात स्मरणीय पुज्य सत श्री गणेशप्रसाद जी वर्णी महाराज जैनदशन के श्रनुपम ज्ञाता 
थे । समयसार तो उनकी सॉँसो में बस गया था । उसकी अमृतचन्द्रचायंक्रत गद्य-टीका तक उन्हे 
कृष्ठस्थ हो गईं थी | अपनी युवावस्था में ही उन्हे समयसार पर अधिकार हो गया था । इसी 
कारण उनके पत्रों में वस्तुस्वरूप के निर्णय का आभास, निमित्त-उपादान का समन्वय और 
तत्त्वाथे-श्रद्धान की प्रेरणा तथा राग, द्वेंषघ, मोह छोडने का उपदेश पग-पग पर पाया जाता है । 
उनके ऐसे प्रेरणाप्रद पन्नों के प्रथम-प्रकाशन की यह कहानी अद्वाईस वर्ष पुरानी है । 


उन दिनो गृहीत-मिथ्यात्व का प्रत्यक्ष-मार्ग छोडकर श्री कानजी स्वामी ने अपनी मण्डली 
में दिगम्बर जेन साहित्य का पठन-पाठन प्रारम्भ ही किया था। अनेक पग्रन्थो मे और विशेषकर 
समयसार मे शअ्रर्थ की गुत्थियाँ उतके सामने आती थी और वे शकाएँ सोनगढ की स्वाध्याय- 
मण्डली के कतिपय सदस्यों द्वारा भ्रपने कलकत्ते के मित्रो को लिखी जाती थीं। कलकत्ते से पत्रो 
द्वारा ऐसे प्रश्न पूज्य वर्णी जी के पास भेजे जाते थे और उनके समाधान कराकर उन्हे कलकत्ें 
से सोनगढ भेज दिया जाता था । 


पूज्य वर्णीजी इसके अतिरिक्त अपने प्राय प्रत्येक पत्र मे उपदेशामृत की दो-चार बूंदो का 
समावेश तो कर ही दिया करते थे । उनके ऐसे पत्नो की उपयोगिता देखते हुये कलकत्ते के जिज्ञासु- 
मण्डल (२७ पोलोक स्ट्रीट) ने विक्रम सं, १६६७ वीर स॑ २४६६ में “आध्यात्मिक पत्रावलि” 
नाम से इन पत्रों का संकलन प्रकाशित किया । समाधि-मरण को प्रोत्साहित करने वाले उनके 
कुछ श्रौर पत्रो को भी समाधि-मरण पत्र-पुञज नाम से इसी सकलन में जोड़ लिया गया । 


कलकत्ता निवासी श्रीमान्‌ बाबू खेमचन्द मूलशंकरजी ने इस प्रकाशन के लिये ब्न० श्री 
छोटेलालजी और श्री लाला त्रिलोकचन्द जी के पास संगृहीत पत्र भी प्राप्त कर लिये | सागर 
में वर्णी जी के परमभक्त श्रीमान्‌ सिघई कुन्दतलाल जी के पास उस समय वर्णी जी के पन्नों 
का जो सग्रह था उसे प्राप्त करने की भी कोशिश की गई, परन्तु उस समय उसमे सफलता नहीं 
मिली । 


बाद मे दो वर्ष उपरान्त पत्रों का यह संकलन श्रीमान्‌ सिघई जी ने स्वय प्रकाशित करके 
वितरित कराया था। उसकी प्रस्तावना में श्रीप० मूलचन्द जी ने यह उल्लेख इन शब्दो 
में किया था :-- 


“अत में हम कलकत्ता निवासी श्रीमान्‌ बाबू खेमचन्द जी मूलशकर जी से क्षमा-प्रार्थी है 
जो हम उनकी माँग पूरी नही कर सके । हमारे श्रीमान्‌ सिंघई जी महोदय ने ही पत्र निकलवाने 
की कृपा की, इसी से हम भेजने मे श्रसमर्थ हो गये । 


कलकत्तें से प्रकाशित होकर “अध्यात्मिक पन्नावलि” की प्रतियाँ सोनगढ पहुँचते ही 
वहाँ उनकी बडी प्रतिष्ठा हुई । “पूज्य वर्णी जी सम्यग्दब्टि महापुरुष है और उनके वचनो मे 


११०२ । 


आगम का रस छलकता हे, इस कथन के साथ सोनगढ़ के शास्त्र-भण्डार में आध्यात्मिक-पत्रावलि 
की प्रति स्थापित की गई । विशिष्ट ज्ञानाध्यासी जिज्ञासुओ्रो को इसके निरन्तर स्वाध्याय को 
प्रेरणा के साथ सैकडो प्रतियो का वितरण स्वय श्लरी कानजीस्वामी ने स्वहस्त से किया । इतता 
ही नही, वरनू, सोनगढके प्रकाशनों मे उस समय सद्ग्रन्थो की जो सूची प्रकाशित होती थी 
इस आध्यात्मिक-पत्रावलि का समावेश किया गया था । 


पृज्य वर्णी जी के ये छोटे-छोटे पत्र अपने भीतर बडी-बडी बाते संजोये हुये है । . जिस 
स्पष्टता, सरलता, सृक्ष्ता और सक्षेप से झ्रागम की बडी-बडी गुत्थियाँ इन पत्रों मे सुलकाई गई 
है उस विशेषता के साथ ग्रन्थों मे उनका ढेढना आसान नहीं । यही कारण है कि पत्रो से अनेक 
लोग अपना कल्याण करने मे समर्थ, हुए है ओर हो रहे है । 


पूज्य वर्णी जी की सिद्धान्त-स्ताता लेखिनी में ही यह शक्ति थी कि बडे आ्रासान शब्दों मे, 
बडी सरलता से वे पूछने वाले की जिज्ञासा का समाधान कर देते थे। इसी “वर्णी-अध्यात्म- 
पत्रावलि” के पृष्ठो मे से कुछ उद्धरण देकर मै यहा वर्णी जी महाराज को लेखिनी की उस गहराई 
का परिचय प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसके द्वारा वे गागर मे सागर भरकर मुमुक्षु जनो के सम्मुख 
रख देते थे । 


श्रीयुक्त महाशय, 
० दर्शन-विशुद्धि । 
पत्र आया, समाचार जाते । 
आपने जो ग्राख्नाव्य और आाख्रावक के विषय मे प्रश्न किया उसका उत्तर 
इस प्रकार है । 


आ्रात्मा और पुदूगल को छोड़कर शेष चार द्रव्य शुद्ध है। जीव और पुद्गल 
ही दो द्रव्य है, जिनमें विभावशक्ति है। इन दोनो मे ही अनांदि निमित्त-नेमित्तिक 
सम्बन्ध द्वारा विकाय्यं और विकारक भाव हुआ करते है। जिस काल में मोहादि- 
कर्म: के उदय में रागादिरूप परिणमता है, उस काल में स्वय विकाय॑ हो जाता है, 
ओर इसके रागादिक परिणामों का निमित्त पाकर पुद्गल मोहादि कर्मरूप परि- 
णमता है, अ्रत. उसका विकारक भी हैं। इसका यह आशय है, जीव के परिणाम को 
निमित्त पाकर पुद्गल ज्ञानावरणादिरूप होते हे, और पृुदूगलकर्स का निमित्त पाकर 
जीव स्वयं रागादिरूप परिणम जाता है। भरत आत्मा आखव होने योग्य भी है 
ओर आखस्रव का करने वाला भी है । इसी तरह जब आत्मा मे शागादि नही होते उस 
काल में आत्मा स्वय सम्बाय्यं और सवबर का करने वाला भी है। अर्थात आत्मा के 
रागादि निमित्त को पाकर जो पुद्गल ज्ञानावरणादिरूप होते थे अ्रब रागादि के 
त्रिता स्वय तद्रप नही होते, अत सवारक भी है । 


[ ११३ 


ग्रत मेरी सम्मति तो यह है जो अनेक पुस्तकों का अध्ययन न कर केवल 
स्वात्मविषयिक ज्ञान की आवश्यकता है और सिफ ज्ञान ही न हो किन्तु उसके 
अन्दर मोहादिभाव न हो। ज्ञानमात्र कल्याणमार्ग का साधक नहीं। किन्तु 
रागह्ेष की कल्मषता से शून्य ज्ञान मोक्षमार्ग का साधन क्या, स्वय मोक्षमार्ग है | 
जो विष मारक है, वही क्यि शुद्ध होने से श्रायु का पोपक है| ग्रत चलते, बैठते, 
सोते, जागते, खाते, पीते, यद्वा तद्दा श्रवस्था होते जो मनुष्य अपनी प्रवृत्ति को 
कलकित नही करता वही जीव कल्याणमागर्ग का पात्र है । 


-- पृष्ठ ७३-७४ 
इसी तरह का एक और पत्र देखिये-- 
श्रीयुत महोदय खेमचन्दजी तथा श्री मूलशकर बाबूजी 
योग्य दर्शन-विशुद्धि । 


पत्र आपका आया, समाचार जाना । आप जानते है आत्मा का स्वभाव 
देखना-जानना है । और वह देखना-जानना हर अवस्था मे रहता है | हाँ, तरतम 
भाव से रहता है । परन्तु ज्ञान का अभाव नही होता, यही आत्मा के अ्रस्तित्व का 
दयोतक है । यही एक ऐसा गण है जो ससार के सब व्यवहारों का परिचय करता 
है । इस गुण मे न सुख देने की शक्ति है, न दुःख देने की शक्ति है। केवल इस गुण 
का काम जानना है। जब आत्मा में ज्ञानावरण का सम्बन्ध रहता है और उसको 
क्षयोपशम अवस्था मे ज्ञान का हीनाधिक रूप से विकास होता है श्रोर जितना 
ज्ञानावरण का उदय रहता है, वह ज्ञान गुण का विकास नहीं होने देता। इस 
प्रकार इस ज्ञान की अ्रवस्था रहती है, तथा दर्शनावरण, अन्तराय कर्म का भी इसी 
तरह सबंध है | दर्शनावरण की ज्ञानावरण के सदुश ही व्यवस्था है । अन्तराय कर्म 
भी इसी तरह का है। किन्तु इन तीन घातियो के सदृश आत्मा मे एक मोहनीय 
कर्म है, जिसका प्रभाव इन स्व से विलक्षण और अनुपम है। उसके दो भेद है। 
एक का नाम दर्शनमोहनीय, और दूसरे का नाम चारित्रमोहनीय है । यह दशेन- 
शक्ति और चारित्रशक्ति के विकास का प्रतिबध नही करता, किन्तु कामला रोग 
की तरह श्वेत शख को पीत शख दिखाने की तरह विपरीत श्रद्धान द्वारा शरीरा- 
दिक में आत्मत्व कल्पना को करा के आत्मा को अनन्त ससार का पात्र बना 
देता है । 


-प्रृष्ठ ७५-७६ 


११४ | 


इन्ही महाशय के एक श्रन्य पत्र के उत्तर में पुज्य वर्णी जी ने लिखा है-- 


महाशय 
दशन विशुद्धि । 


पत्र आया, समाचार जाने । 


सम्परद्ष्टि के दर्शनमोह के अश्रभाव से, स्वपर-भेद-ज्ञान हो गया है। इसी 
से अभिप्राय मे उसके राग से राग नही और द्वेष से देष नही है । किन्तु चारित्र- 
मोह का उदय होने से राग भी होता है और द्वेष भी होता है, हाँ तथा जो उसे 
अबन्ध कहा, उसका तात्पय श्रनन्तानुबधी कषाय और मिथ्यात्व के द्वारा जो अश्रनन्त 
ससार का भाजन था, वह मिट गया । तथा जो मिच्छत्तहुड इत्यादि ४१ प्रकृतियों 
का बध होता था वह चला गया । सर्वथा बध का भी अ्रभाव नही और न सर्वथा 
इच्छा का अभाव है | इसको चर्चा समयसार मे स्पष्ट है। विशेष वहाँ से जानना । 


निजंरा अधिकार मे श्रच्छी तरह से इसका विवेचन है । 
ढ “पृष्ठ ७६ 


बाबा जी अभिप्राय की निर्मेलता को सदेव साधक की अनिवार्य पात्रता माना करते थे । 
उन्होंने एक अन्य पत्र मे लिखा-- 


एक वार यदि आपको दो दिन का अवकाश मिले तब समक्ष में सब 
निर्णय होगा । 


तत्व-चर्चा ही कल्याण का पथ है। परन्तु साथ-साथ आभ्यन्तर की 
निर्मेलता होना चाहिये । हम लोग बाह्य निमित्तों की सुन्दरता पर मुग्ध हो जाते 
है, और जो कल्याण का वास्तविक मार्ग है, उसका स्पर्श भी नही करते, निमित्त- 
कारणो में बलबत्ता नही, और न होगी । केवल हमारी कल्पना इतनी प्रबल उस 
विषय में अनादिकाल से चली आ रही है,' जो अपने स्वरूप की यथार्थता को राहु 
को तरह ग्रास किये है । एक बार भी यदि उसका स्वाद आा जावे तब यह आत्मा 
अनत ससार का पात्र नही हो सकता । हमने बाजार से कुछ दिन को वस्तु लेना 
छोड़ दिया है । श्रत आपके पत्र ही के ऊपर उत्तर लिख दिया । 


सर्वे आगम और सकल परमात्मा की दिव्य वाणी मे यही आया है जो 
प्र की सगति छोड़ आत्मा की सगति करो, यही कल्याण का पथ है । 


न्याय व्याकरण के अध्ययन से रहित बहुत से विद्वान (?) अध भरे घडे की तरह, अपना 
अधूरा ज्ञान यत्र-तत्र छंलकाते हुए अपनी कषाय का पोषण करते है और दम्भ मे आकर, दूसरे 


[ ११५ 


का 


को अ्ज्ञानी और मिथ्या-दृष्टि की उपाधि देने मे ही श्रपनती सर्वज्ञता की सफलता मानते है। से 
लोगो के लिए पृज्य वर्णी जी ने जो सकेत चालीस वर्ष पूर्व दे दिये थे वे इस प्रकार है-- 


श्रीयुत माननीय महाशय बाबू खेमचन्द्र जी 
योग्य दर्शन विशुद्धि । 


पत्र आया, समाचार जाने । यहाँ पर प० देवकीनन्दन जी की पद्चाध्यायी 
वाली टीका नहीं हैं । 


आप पदार्थों के ज्ञान के श्र यदि कुछ न्याय ग्रंथों का अ्रवसर पाके अभ्यास 
कर लें, तब बहुत ही लाभदायक होगा । 


ससाररूपी वन मे भ्रमते हुए जीव ने वास्तविक मार्ग का अनुसरण नहीं 
किया, इसी से इसकी यह अवस्था हो रही है । कोई मार्ग की प्र/प्ति कठिन नही । 
केवल दुराग्रह के त्यागने की आवश्यकता है । पहले तो इस शरीर से ही इसका 
ममत्व छुटना कठिन है । ऊपरी दृष्टि से इसे छोडकर भी जीव सुखी नही होता । 
बहुत से धर्म के ऊपरी अंश को जानकर संप्रदाय के आवेग से संसार को सिथ्या- 
दृष्टि समभने में ही अपनी प्रभूता समभते हैं । कल्याणमार्ग का पोषक यह संप्रदाय- 
प्रेम नही । कल्याणमार्ग का कारण तो सम्यगज्ञानपुर्वक कषायो का निग्नह है । 
कपायो को प्रवृत्ति उसी के रुक सकती है जिसके अतरग मूच्छा के अर्थ बाह्य 
परिग्रह नही । श्री कुन्दकुन्द महाराज का कहना है कि बाद्य प्राणो के वियोग होने 
पर बध हो श्रथवा न भी हो, नियम नहीं। यदि प्रमादयोग है, तो बध है। 
प्रमादयोग के न होने पर बध नही । किन्तु बाह्य उपाधि के सद्भाव में नियम से 
बध है । क्योंकि उसका स्वत्व ही अ्रतरभ मूर्च्छा से रहता है । अत यदि कल्याण 
की ओर लक्ष्य है तब इस कषायशन्रु के निपात के अर्थ अपने परिणामों के अ्रनुरूप 
इसी ओर लक्ष्य देने की ग्रावश्यकता है । यदि वर्तमान में त्याग न हो सके तब 
कम-से-कम उदासीन भाव तो होना ही चाहिये । यह उदासीन भाव ही कालान्‍्तर 
मे वीतराग भाव का उत्पादक हो जावेगा । यह जो विकल्प आत्मा मे होते है उन्हे 
ग्रौदयिक भाव जान “अनात्मीय ही है, ऐसा दृढ निश्चय रहना ही स्वरूप-श्राष्ति 
का मुख्य उपाय है | जैसे उष्ण जल उष्णता के अभाव में ही तो शीत जल होगा, 
इसी तरह इन झऔदबिक भावों की असत्ता मे ही तो आत्मिक गुणो का वास्तविक 
विकास होगा । 


आजकल मनुष्य दुनिया की समालोचना करता है, परल्तु अपनी समा- 
लोचना का ध्यान नही, जब तक अपने परिणामो पर दृष्टि नही, कुछ नही । 


११६ | 


जो भाई साहब (मूलशकर भाई) यहाँ आते है उनसे ध्मस्तेह कहना । 
बहुत भव्य प्रकृति के है । 


-“परष्ठ ८२-८३ 


वर्णी जी एक ओर जहा स्पष्ट और दो ट्क बात कहने के श्रादी थे, वही दूसरी श्रोर व्यथ 
के गल्पवाद से वे सदा दूर रहा करते थे । व्यर्थ की ऊहापोह मे समय गंवाना उन्होंने कभी पसन्द 
नहीं किया । एक पतन्न मे उनकी यह प्रवृत्ति बहुत स्पष्ट फूलंक आईं ४--- 


श्रीयुतत महाशय, 
दर्शन विशुद्धि। 
पत्र आया, समाचार जाने । 


हमारे पास इतना समय नहीं, जो इतने लम्बे प्रशइनों के उत्तर देने में 
लगावे, यह तो सम्मुख चर्चा के द्वारा शीघत्र ही हल हो जाते हैं। तत्त्व को मननता 
का मुख्य प्रयोजन कलुषता का अभाव है। आप जहाँ तक बने, पंचास्तिकाय तथा 
श्रष्टपाहुड, प्रवचनसार का अश्रवकाश पाक्षर स्वाध्याय करता । श्रवश्य स्वीय 
श्रेयो मांग सफलीभूत होगे । द 


-“प्ुष्ठ दंड. 


जिज्ञासु और मुमुक्षु सदा वर्णी जी के स्नेह भाजन रहे । उनको सही मार्गदर्शन और उप- 
योगी परामशे प्रदान करते के लिये बाबा जी सदा तत्पर रहते थे :--- 


श्रीयुत महाशय खेमचन्द जी, 


दर्शन विशुद्धि । 


ै। ॥। 


पत्र ग्राया, समाचार जाने । भाई साहब ! सकोच की कोई बात नही । 
श्राप धर्मात्मा जीव है। परन्तु अधिक परिग्रह ही तो पाप की जड है। जितना 
कग्गह किया जावे उतना ही दुःखजनक है । निष्परिग्रही होना ही मोक्षमार्ग है । 
जिनके आध्यन्तर मूर्च्छा गईं वही तो मृनि है--मोक्षमार्गी है । इस काल में स्वांग 
रह गया--वचन्-की पदुता तथा पांडित्यकला मोक्षमार्ग नहीं । सोक्षमार्ग तो राग- 
दष की निवृत्ति है। जो भाई आना चाहते है, आवे, मै ५ अ्रप्रेल तक ईसरी ही 
रहुगा । आप गाढ रीति से स्वाध्याय. करिए । कल्याण का पथ भेदज्ञात्र है। अ्त' 
जहाँ तक बने, उस पर दृष्टि दीजिए श्रौर भक्ष्य पदार्थ भोजन मे आवे, इसकी 


[ ११७ 


चेष्टा करिए । जब कभी आप मिलेंगे, विशेष बात कहूँगा-अपने छोटे भाई से 
दशन विशुद्धि तथा भ्रपन्ती मडली से यथायोग्य । 


“पृष्ठ ६२-८५ 


आ्ागम को मर्यादा का पृज्य वर्णी जी को बहुमान था। वे सर्देव एक जिज्ञासु की तरह उसका 
मनन और एक निष्ठावान श्रद्धालु की तरह झ्ागम के वचनो पर अटल श्रद्धात रखते थे । सिद्धान्त 
ग्रन्थों का तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त करके भी वे कभी अपने पाण्डित्य-प्रदर्शन के लोभ में नही पड़े । 
दूसरो को भी उन्होने सदा ऐसा ही परामणशे दिया । “पत्रावली” के अन्तिम पत्र की ये पंक्तियाँ 
उनकी गश्शीर प्रकृति और निरहकारी स्वभाव को प्रकट करती है -- 


पत्र आया, समाचार जाने । आजकल “गर्मी का प्रकोप है--उपयोग की 
निर्मेलता का बाधक है। अत कुछ दिल बाद प्रश्नों के उत्तर लिखने की चेष्टा करूँगा | 
भाई खेम चन्द्र जी, मे कुछ जानता नही । केवल घुझे श्रद्धा है। श्रतः जहाँ तक बने, 
मुभे इस विषय में न पाड़िये। श्री जयचन्द जी साहब जो लिख गए उससे श्रच्छा 


लिखने वाला श्रब नही है। आपकी समाज मे समयसार के रोचक है। मेरा ऐसा 


ग्भिप्राय है जो समयसार सर्व अनुयोगो की विधि मिलाता है। उसकी हरेक गाथा 
में अपूबव रस भरा है। जो मर्मी हो सो जाने । मेरा सर्वे मण्डली से धर्मप्रेम कहना, 
और कहना शान्ति का मार्ग न तो स्थान में है, और न शास्त्रो मे है, न ऐसा नियम 
है जो अमुक शास्त्र से ही शान्ति मिलेगी | शान्ति का मूल मार्ग सु्च्छा के अभाव 
मे है। 

आपका शुभचितक--- 

गणेशप्रसाद वर्णो 
--पृष्ठ ८६. 

उस प्रातः स्मरणीय, गुरुणा गुरु, मुमुक्ष शिरोमणि को शतश प्रणाम । 


4 


जिन्हे आत्म-कल्याण करने की इच्छा है वे तत्त्वज्ञान की वृद्धि 

की चेष्ठा करते है जिनकी उस ओर रुचि नहीं वे अपने को तत्त्वज्ञान 
के सम्प्रादतत में क्यो लगावेगे . ” 

-गणेश वर्णी 


११८ | 











भविष्य-द्रष्टा परम गुरु 


+भागचन्द्र इटोरया, दमोह 


पृज्य श्री गणेशप्रसाद जी वर्णी बुन्देलखण्ड की प्रनुपम निधि थे। जैन सस्कृति के इतिहास 
मे पिछले पाँच सात सौ वर्ष मे ऐसा कोई पुरुष नहीं हुआ जिसने समाज के उपकार के लिये 
इतना परिश्रम किया हो, इतनी सफलता पायी हो और अपने पीछे उपकृत शिष्यों तथा भक्तो 
का इतना बडा समुदाय छोडा हो । 


जब से मुझे उनका पहली बार दर्शत हुआ तब से झ्राज तक मेरे मन में उनके प्रति 
अट्ट श्रद्धा और अनन्त भक्ति रही। वे भी मुझे अपना छुपापात्र बनाये रहे । कुछ अपन्री 
लगन से और कुछ मित्रो की प्रेरणा से थोड़े थोडे समय के परुचात्‌ उनके दछ्षंत्र का योग भी 
लगता रहा | एक बात मुझे हमेशा अभ्रतरती और पीडा देती रही कि पचास वर्ष तक जिस 
महापुरुष ने समाज की सेवा की, उसकी वृुद्धावस्था में, जब उसे सेवा की आवश्यकता हुईं तब 
हम में से कोई उस महापुरुष की सेवा न कर सके। उनके जीवन के अन्तिम आठ वर्ष बिहार 
प्रदेश मे सम्मेदशिखर के पास भगवान्‌ पार्वेनाथ की सिद्धभूमि का दर्शन करते उन्होने 
बिताये । पाखवं प्रभु के पादमुल से निर्मल्तापुर्वेक श्रपता श्रन्तिम समय बिताने की उनकी इच्छा, 
या सकलप ऐसा दुढ रहा कि बुन्देलखण्ड की लाखों आखो से बहने वाली अनुरोध और ममता 
की धारा भी उन्हे रोक नहीं पायी | भगवान्‌ पारसनाथ की सिद्धभ्रमि का दर्शन, ईसरी के 
ग्राश्षम की छत से, अन्तिम दिनों तक वे निरन्तर करते रहे । 


मैं यह स्वीकार करता हूँ कि बुन्देलखण्ड की तरह बिहार प्रान्त में भी वर्णी जी के 
भक्तो की संख्या कम नहीं थी। संभवत, वहा उतके भक्तों की शक्ति और सामरथ्यं भी विशेष 
था| यह भी निश्चित हैं कि आश्रम मे उनकी सेवा-सुश्रूषा पृष्कलता से हुई होगी। भक्ति, 
उत्साह, लगन, सम्मान ओर साधन सब कुछ:उनके चरणो मे सदेव नतमस्तक रहते थे । ईसरी 
में भी यह सब कुछ उनके पास रहा ही होगा, किन्तु वहाँ कोई न्यूनता यदि थी तो यह थी कि 
उनका बुन्देलखण्ड वहाँ नहीं था | शायद यह बुन्देलखण्ड के भाग्य में नही था कि वह अपने 
लाडले को अन्तिम दिनो मे भी स्नेह और सेवा जुटा पाता । 


भाई नीरज जी बिता नागा हर वर्ष उतके जन्मदिन १९ उनका चरण छने पहुँचते थे । 
हमने नीरज जी से एक अलिखित शअनुबन्ध कर लिया था कि वे हमे कार्यक्रम सूचित करेंगे 
और हम सतना स्टेशन्र पर उन्हें मिल जायेगे। ऐसा शअ्रतेक वर्षो तक हुआ । जाते और लौटते 
समय हावड़ा मेल मे प्राय. पूरी रात गुरु के गुणानुवाद मे हम लोग बिता देते थे। उनकी 
अ्रनुकस्पा के उदाहरण, छुपा की कहातियाँ और प्रेरणा के प्रसंग घीरे-धीरे इतने जुड़ गये थे हम 
लोगो के पास कि वह खजाना कभी खाली नही होना था । 


लगभग चालीस वर्ष पूर्व जब पूज्य श्री वर्णी जी का दमोह 'भें आगमन हुआ था, तब एक 
दिन उनके प्रातः: भ्रमण के समय अश्रचानक मुझे उनके. दर्शन का सौभाग्य मिला और उन्होने 


[ ११६ 


मेरी दिनचर्या की जानकारी चाही। बातो ही बातो में दान की भी चर्चा हुई। मैंने उन्हें 
जानकारी दी कि कुछ वर्षो से मेरे पित्ता जी ने एक पुण्य की पेटी में प्रतिदिन एक पैसा दान करने 
का नियम लिया था। चूकि पुज्य पिता जी उम्र समय श्री महावीर जी में रहने लगे थे और 
मैने उनके जाने के बाद एक आता प्रतिदित दान करने का नियम बना लिया था। मेरी इस 
प्रवृत्ति पर, प्रात'काल की पावन वेला में, उनके हृदय से निकला हुथ्ना श्राजीर्वाद मेरे जीवन को 
आज तक साथ्थक बना रहा है । 


उन स्वर्णिम क्षणो को भी में कभी नहीं भूला सकता जब श्रीमान साहु जी को श्रावक 
शिरोमणि के पदवी दान समारोह के अवसर पर बाबाजी ने भ्रनेको विद्वानों के रहते मध्यप्रान्त 
की ओर से मुझे अनुमोदन का अवसर प्रदान किया था। बाबा जी की सेवा करने का भी श्रवसर 
कई बार मिला । उनके घुटनों मे पीडा रहती थी । जब भी मैं पहुँचता था तो वे मुभे तुरन्त 
प्रसन्न हृदय से स्थान देते थे व कुशलक्षेम भी पूछ लेते थे । एक बार जब मैने विदाई के अवसर 
प्र आशीर्वाद मागा तब भाई नीरज जी के सामने जिस प्रसन्न मुद्रा मे आशीर्वाद दिया था वह 
आ्राज भी मेरे हृदय मे अकित है । 

जब भी हम उनके दहन करते, हमारे मन मे अद्भुत शान्ति का अनुभव होता । एक 
बार जब विद्यालय की स्वर्ण जयन्ती का महोत्सव मधुवन मे मनाया गया तब पूज्य बावा जी 
भी वहाँ पधारे थे। उन्होंने पारसनाथ टोक की वन्दना उस अवसर पर बडें श्रद्धापूर्वक और 
बडे भक्ति भाव से की थी । जिन लोगो को उस यात्रा में बाबा जी के साथ रहने का सौभाग्य 
मिला, वे ही उस वन्दता की गरिसा आक सकते है । 


उत्सव के बाद बाबा जी डोली पर मधुवत से ईसरी लौटे । मै और भाई नीरज उनके 
साथ चल रहे थे । मैंने एक जगह प्रसग निकाल कर निवेदन किया कि यदि आप बुन्देलखण्ड 
लौटने की. कृपा करे तो यात्रा की सारी व्यवस्था'हम लोग स्वत करके आपको अपने साथ धीरे- 
धीरे ले जावेगे और इसमे हम अपना सौभाग्य मानेगे। उत्तका उत्तर सीधा और सक्षिप्त था- 
“भैया । शरीर की स्थिति ऐसी'हो गयी । ई लाश खो ढो के का कर हो । 


। पूज्य महाराज के कान्तिकारी विचारों मे हमारे लिये जो सन्देश या ग्रादेश भरा हुआ 
था उसका अर्थ समझने के लिये वास्तव मे हम, न उनके जीवनकाल में तैयार थे, न श्राज ही । 
हरिजन मदिर प्रवेश की उनकी घोषणा किसी कोरी भावुकता की अनुगूज नही थी । उस ललकार 
के पीछे जैन सस्क्ृति के गौरवमय अतीत का आकलन, वत्तमान का हित और भविष्यत्‌ के 
कल्याण की कामना निहित थी। शिक्षा-प्रचार का उनका जीवन सकलप अपने आप में एक 
ऐसी मशाल था जिसका प्रकाश सदा सर्वेदा हमे मिलता रहेगा । 

प्राज पूज्य वर्णी जी की जन्म शताब्दी मनाते समय, उन सभी लोगों को, जो अपने 
श्रापकोीं वर्णी जी का भक्त पया अनुयायी' सिद्ध' करना चाहते है, अ््तरग से विचार करना चाहिये 
कि यदि वर्णी जी सचमुच हमारी श्रद्धा के केन्द्र थे तो उनके जीवनाद्शों को आकार देने के 
लिये और उनकी आज्ञाओ का पालन करने के लिये हमने क्‍या किया और आगे हम क्‍या करते 
जा रहे है ” हमे इस प्रश्न का भी उत्तर अपने भीतर खोजता होगा कि इस दिशा में हमे जो 
कुछ भी करना चाहिये था, और हम नहीं कर पाये, है । वह क्यो नही कर पाये है ? 


् 


के 


व 


१२० | 


बाबा जी के कुछ संस्मरण 


ले० नन्‍दलाल सरादगी, कलकत्ता 


मेरी पहली भेट पृज्य वर्णी जी महाराज से नीमियाघाट में ब्रह्मचारी अ्रवस्था में हुयी थी । 
लगभग चालीस वर्ष पहले की बात है । जब वे अपने हाथो से ही भीजन बना कर खाते थे | फिर 
तो उनके प्रति भक्ति के कारण अनेकों दर्फे जाते-आते रहते थे । लगभग चौतीस वर्ष पहले जब 
आप पावापुरी से राजगृह आये तव वहाँ पर आपने विपुलाचल पर्वत पर सीढियाँ बनाने के लिये 
एक सभा का आयोजन किया । उसमे आपके सभापतित्व में यह तय हुआ कि विपुलाचल पर्वत पर 
पक्की सीढियाँ यातियों की सुविधा के लिये बनायी जाये। उस वक्‍त तुरन्त बीस सेठो ते एक-एक 
हजार रुपये देकर २० हजार रुपये एकत्र किये तथा श्रीमान्‌ साहू शान्तिप्रसाद जी ने दो हजार रुपये 
नगद तथा श्राठ सौ बस्ते सीमेन्ट के दिये, और उसी वक्त सीढियो का कार्य आरम्भ हो गया तथा 
छह महीनो मे बनकर तैयार हो गयी । सन्‌ १९४५ में आसोज बदी चौथ के दिन आपकी जयसच्ती 
मतायी गयी । उस समय मैं पण्डित युगलकिशोर जी मुख्यार के साथ ग्वालियर गया था। उस 
समय आप अन्तिम समय सम्मेदाचल के निकट भगवान पादहवेनाथ के पादमूल मे रहकर ही शेष 
जीवन बिताने के लिये ईसरी आश्रम में रहने लगे । 


उसके बाद मध्यप्रान्त के भाई लोग उत्तको ले जाने के लिये आया करते थे । उस समय 
बाबा जी स्व० ब्रह्मचारी प्यारेलालजी भगत को तार देकर बुलाते और उनका निर्णय जाने-आाने 
के लिये मान्य होता था । उस वक्त मै बरावर हर महीने मे दस-बीस दिन तक इनकी सेवा मे 
रहता था । इससे मु्े बहुत ही आनन्द व सन्तोष होता था। मेरे जीवन मे बाबा जी को मेरी 
भक्ति का पात्र समभता था । उनके सम्पक्क में श्राने से मुर्भे स्वाध्याय करने की झादत पडी, वह 
ग्रभी तक चल रही है । उनके पास हम चार-पाँच भाई लोग बेठते थे, उस समय उनसे बड़ी- 
श्रच्छी-अच्छी शिक्षायें मिलती थी। वाबा जी के दर्शनाथ बाहर से अनेक लोग श्राते थे । सबका 
यही ध्येय रहता था कि बाबा जी के मुख से कुछ प्रवचन सुनकर शिक्षा ग्रहण करे । उनसे साक्षात्‌ 
करने रवेताम्बर, मन्दिर-मार्गी साधु, तेरापन्धी, बाईस टोला, मूंहप्दी वाले साधु भी श्राते थे और 
इनसे मिलकर बहुत ही प्रभावित होते थे । पूज्य कानजी स्वामी जी उनके पास दो बार आये शरीर 
बहुत ही प्रसन्न तथा प्रभावित हुए । श्री तुलसी जी महाराज अपने पाँच सौ शिष्यो के साथ आ्रापके 
पास आये । उनके साथ संस्कृत के एक विद्वान कवि थे । उन्होने बाबा जी की प्रश्मसा में तथा 
तुलसी के मिलन के सम्बन्ध में एक बडी कविता उसी समय बना कर सबको सुनायी । 


स्व० श्री छोटेलाल जी ने भारत के राष्ट्रपति ल्‍्व० श्री राजेन्द्रप्रसाद जी को ( सर्वोदिय 
सम्मेलत के समय ) पूज्य वर्णी जी महाराज से मुलाकात करते के लिये प्रेरणा दी थी। उस समय 
राष्ट्रपति मे अपने मिलिटरी सेक्रेटरी को वर्णी जी तथा ईसरी ब्रह्मचर्याश्रम का नाम लिखा दिया 
था। जब राष्ट्रपति जी ट्रेव से ईसरी स्टेशन पर अपने सेतुन गाडी में आराम कर रहे थे, उत्त 


[ १२१ 


समय उनको दमा उठा हुआ था । उनको जब याद शभ्राया कि यहाँ पर बडे साधु जी के दर्शन करने 
है तब आपने अपने सेक्रेटरी को वर्णी जी के पास भेजा कि मेरे दमा उठ रहा है, आप को कष्ट न 
हो तो आप स्टेशन पर मोटर द्वारा आ जाये मै आपके दर्शन का इच्छक हूँ । बाबा जी ने सेक्रेटरी 
से कहा कि हम गाडी पर नही बेठते हैं, इसलिये हम पैदल ही आपके साथ चलते है। उस समय 
स्व० लाला राजकृष्ण जी दिल्‍ली वाले भी साथ में गये । बाबा जी से एक घन्टे तक राष्ट्रपति जी 
धमंचर्चा सुनते रहे, और बहुत ही प्रभावित हुये । (बाबा जी जब स्टेशन पर पहुँचे तब राष्ट्रपति 
जूते खोलकर गाडी से नीचे उतरे शोर बाबा जी का चरणस्पर्श कर उनको श्रन्दर ले जाकर काठ 
की कुर्सी पर बैठाया था ।) अन्त में बाबा जी ने उनसे कहा कि यह बिहार-भूमि बीस तीथंकरों 
की पद-धूलि से पवित्र है इसलिये आप यहाँ से मद्यपान बिल्कुल उठवा देवे। राष्ट्रपति ते कहा-- 
महाराज मैं इसको उठाने की भरसक कोशिश करूँगा पर कुछ समय लगेगा । (जिस दिन बाबा जी 
का निधन रेडियो द्वारा सारे भारतवर्ष में प्रसारित किया जा रहा था उस समय राष्ट्रपति ने भी 
कहा था कि इन बडे महात्मा जी को मै अच्छी तरह जानता था और उनसे प्रभावित भी था । 


पूज्य बाबा जी मे सरलता कूट-कूटकर भरी हुयी थी । आपके सामने कोई भी भूठ बोलने 
की हिम्मत नही करता था । रायवहादुर हरकचन्द जी जैन रॉची वाले जो इस आश्रम के अ्ष्यक्ष 
है बराबर बाबा जी को देखरेख करते रहते थे। श्राश्रम मे इनका एक चौका बाहर से आने वाले 
श्रावको के लिये वरावर चलता था। आप वाबा जी का प्रा ख्याल रखते थे । 


बाबा जी गरीबो की सहायता तथा उनको अश्रष्टमी चतुर्देशी के दिन श्रत्न बँटवाते थे । 
श्रीमान साह शान्तिप्रसाद जी का परिवार हमेशा आपकी सेवार्थ भ्राता था । गरीबो के लिये पाँच 
हजार रुपये के कपडे भिजवा दिये थे। बाबा जी की सेवा में जैन-समाज के बड़े बड़े चोटी के 
पष्डितो का आगमन प्रत्येक सप्ताह मे होता रहता था । जब जो पण्डित आ जाता, बाबा जी उसे 
शास्त्र बाँचने के लिये बैठा देते थे । विद्वानो को देखकर बाबा जी प्रसन्न हुआ करते थे । एक बार 
बाबा जी गीरिडीह गये हुए थे । उस समय मैं शोर साहू जी दोनो साथ मे कलकत्ता से गये । वहाँ 
पर किसी पण्डित ते कहा कि सागर विद्यालय मे घाटा बहुत चल रहा है । साहू जी ने वाबा जी से 
पछा आप बोले जितना मैं दे दूँ । उस समय बाबाजी ने कहा आपकी इच्छा आावे सो दीजिये । तब 
एक ब्रह्मचारी ने कहा कि वर्ष मे पाँच हजार रुपये का घाठा रहता है । साहू जी ने उसी समय कहा 
कि पॉच हजार रु० वार्षिक मैं भेजता रहूंगा, सो अभी तक बराबर जाता है । फिर साहू जी ने 
दूसरे दिन पण्डित स्व० बशीधर जी को अपने पास रखने के लिये आग्रह किया । पण्डित जी ने 
उत्तर दिया कि अब 'नौकरी किसी की नही करूँगा । तब साहू जी ने उत्को बाबा जी कौ सेवा मे 
रहने के लिये राजी किया तब से पण्डित जी बाबा जी के पास रहने लगे । 


बाबा जी के निधन के तीन वर्ष पहले जब बेच्य जी ने इनको आहार के समय अ्मलतास 
बहुत ज्यादा मात्रा मे दिला दिया, तो दो घन्टे बाद बाबा जी को बहुत पतले दस्त होने लगे और 
फिर वे बेहोश हो गये । तब महावीर नौकर जो उनकी संम्भाल करता था, मेरे पास आया और 
कहा बाबा जी बेहोश हो रहे है । मैने उसी वक्‍त वहाँ जाकर इनका उपचार करना शुरू किया तब 
उनको पाँच बजे शाम को कुछ होश श्राया । उन्होने बहुत ही धीमे स्वर में पूछा सामायिक का 


१२२ |] 


समय हो गया ? मैंने कहा बावा जी आप कमजोर है, बैठ तो सकेगे नही, आप सोये-सोये ही करें। 
मैं नमोकार मंत्र पढने लगा, वे सुनते गये । थोड़ी देर बाद उनको कुछ होश आया तब उन्होने 
मुझसे कहा तुम हमारी देखरेख कब तक करते रहोगे ? मैंने उत्तर दिया महाराज * जब तक आप 
है और मै हूँ तब तक आपका ख्याल बराबर रखूँगा तथा आपकी सेवा मे रहूँगा । 


जब स्याद-वाद विद्यालय की स्वर्ण जयन्ती मधुवन मे मनायी गयी थी आप ही के समय 
में उसके अध्यक्ष साह जी चुने गये थे । उस समय भारतवषं के सारे प्रान्तो से बड़े-बड़े पण्डित 
तथा सेठ लोग पधारे थे । विद्यालय को एक लाख रुपये की सहायता मिली । बाबा जी ने श्री 
स्थादू-वाद विद्यालय काशी की नीव डाली और उससे बडे-बड़े दिग्गज विद्वात निकले । आपने 
जगह-जगह सैकडो विद्यालय खुलवाये । आप श्रावको को स्वाध्याय तथा दर्शन तथा पर्व के दिनो 
में ब्रह्मचर्य का ब्रत दिलाते । श्रावक बड़ी खुशी से ग्रहण करते और पालते थे । बाबा जी बराबर 
कहते थे कि जैन समाज मे शिक्षा के भ्रभाव को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिये, तब जनधर्म 
चल सकेगा । जैनधर्म के मर्मज्ञ विद्वानों से ही धर्म चलता रहेगा । बाबा जी के परिश्रम से ही 
थ्राज जेन्समाज में हजारो विद्वान दिख रहे है । 


बाबा जी के निधन के दो महीने पहले ही से बाबा जी ने त्याग करना शुरू कर दिया 
था । श्राप सिर्फ आहार के समय पाँच तोला गर्म जल लेते थे । जब एक महीना हो गया तब 
बाबा जी को वंधद्यो ने कहा श्रब श्रापका समय निकट झा गया है । उनकी अन्तरात्मा से जवाब 
मिला कि अ्रभी तो समय श्राया नहीं है। फिर वही तार चलता रहा । सब बडे-बडे पष्डित तथा 
सेठ लोग तथा अजन लोगो का तॉता उन्तके दशनाथे आता रहता था । 


ग्रतिम दिन स्व० प० बशीधर जी ने हाथ जोड कर बाबा जी से प्रार्थना की---“महाराज 
अब महान्रत लेने का समय भरा गया है ।” बाबा जी हँसे और बड़ी खुशी से महान्नत अ्रगीकार 
किया । 


बस फिर उसी समय से बाबा जी के दर्शनार्थ दिन भर लोगो का ताँता बेँधा रहा। रात के 
१ बजकर २० मिनट पर बाबा जी का णमोकार मन्त्र पढ कर निधन हुझ्ा । फिर रात भर उनके 
पास णम्मोकार मन्त्र के जाप होते रहे । सुबह उनको एक विमान कुर्सी का बना कर उप्मे बैठाया 
गया । आपका विमान बाजार से घूमकर आश्चवम मे लाया गया। वहाँ पर उनकी उल्टी पूजा 
पं० शिखरचन्द जी ने मेरे द्वारा करायी। फिर पूरे चन्दन तथा सर्वे औषधियो, नारियल, घी, 
कपूर से उनका दाह कर्म किया गया । उस दिन ट्रेन से, मोटरों से, बसो से हजारो की सख्या में 
जन तथा उनके श्रन्यमती भक्त लोग आये । अब उसी स्थान पर जहाँ कि दाहकर्म किया गया 
था एक बडा मकराने पत्थर का स्तृषप उनकी स्मृति में बनाया गया है । 


अन्त में मैं अपनी श्रद्धाउजलि अपित करता हूँ । 


३ ० 
न्नु १७ 


| १२१ 


तेजस्वी आत्मा वर्णी जी 


ले० गुलाबचन्ध पांडया, भोपाल 


न्‍्यायाचायं-- १०८ पृज्य गणेशप्रसाद वर्णी जी महाराज हमारी समाज हमारे देश की ही 
क्या बल्कि वह तो विश्वविभूति थे। वो प्राणीमान्र के कल्याण की बात सीचते थे । उनकी 
जीवतन्तगाथा से सिद्ध होता है कि वह कितने दयालु, सरलहृदयी और सच्ची आत्मा थे । उनकी 
वाणी का प्रभाव अद्वितीय था। धामिक, धनिक ओर निर्धत सब पर उनकी समान दृष्टि थी । 
अनेक कोट्याधीश उनके चरणों में नतमस्तक होकर उनकी शआ्राज्ञा की प्रतीक्षा करते थे, परन्तु 
वर्णी जी महाराज ने कभी क्रिसी को आदेश नही दिया । अपने प्रवचन में जिस किसी भी सस्था 
की आवश्यकता पर रचमातन्र भी आप इशारा करते दातागण अपनी शत प्रेरणा से बिना किसी 
दबाव के पूर्ति कर देते थे । यही कारण है वर्णी जी के काल मे श्रनेक सस्थाओ-विद्यालयो-कालेज 
“आदि की स्थापना हुई । बडी-बडी प्रतिष्ठाये हुईं, जिन कार्यों को समाज करोडो रुपये व्यय करके 
भी नही कर सकती थी, वर्णी जी महाराज ने समाज के हित के लिए अपने प्रभाव से बडी सरलता 
से कर दिखाये । अजैन कुल में जन्म लेने पर भी उन्होने उच्चकोटि का जेन जीवन व्यतीत्त 
किया । वह चारित्र के धनी -श्रावकीत्तम रहे । क्रमश प्रतिमाश्रो को घारण करते हुए वह 
ब्रह्मचारी-क्षुल्लक श्रादि के ब्रतो का ,पालन करते हुए उन्होने मुनि पद धारण किया । इसमे कोई' 
शका नहीं उनकी पवित्र श्रात्मा यथासम्य विदेहक्षेत्र से मोक्ष प्राप्त करेगी | वर्णी जी महाराज का 
उपकार जैनसमाज पर इतना है कि जैनसमाज उनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकती । 


सर्व धर्म सम्मेलन 


पूज्य वर्णी जी महाराज का चातुर्मास मुरार (ग्वालियर) में हुआ था। मुरार के सैठ 
दीमानाथ जी ने सिद्धचक्रविधान बडे श्रायोजन के साथ किया--भोपाल नगर से मैं एवं मामा 
जी हुकुमचन्द जी तथा सेठ जवाहरलाल जी के साथ ग्वालियर गये । इससे पूर्व वर्णी जी महाराज 
के प्रति पढा तो बहुत था । परन्तु दर्शनों का 'सौंभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया था। रेल मे रास्ते 
भर वर्णी जी के विषय मे ही विचार धारा बनती रही । उन्तकी अनेक प्रकार की मूर्ति हृदय पठल 
पर झाती रही--इतना विद्ञाल व्यक्तित्व वाला मानव जिसको प्रशसा चारो दिशाओं मे व्याप्त 
हो । विद्वत्‌ समाज ही क्या जन-जन जिनके प्रति अ्रगाध श्रद्धा-आदर भाव रखता हो । ज्यो-ज्यो 
ग्वालियर निकट आता जाता मन में प्रफुल्लना बढती जाती थी । प्रात जब दर्शनों को गये वर्णी 
जी शास्त्र प्रवचन कर रहे थे । तभी' वायुयाव से सेठ बैजनाथ जी सरावगी कलकत्ते से आये । 
ग्रौर भी भ्रभेक स्थानों के जैन बन्धु श्ाते जा रहे थे । महाराज ने पूछा कहो भैया कहाँ से आये 
हो। मैने विनम्र हो उत्तर दिया महाराज भोपाल से भ्राये है। भोपाल का चाम सुनते ही वह 
प्रसन्न हो उठे और कहने लगे हमने भोपाल नगर स्थित नेमिनाथ दि० जैन मदिर भिरनो की बडी 
प्रशसा सुनी है । वहाँ ब्रती आश्रम भी है । मैंने कहा--जी हा महाराज उस विज्ञाल मदिर में 
भूग्भ से प्राप्त हुई भ० नेमिताथ स्वामी की इ्याम वर्ण पाषाण-पद्मासन हीरे के पालिश वाली 


१२४ | 


चमकदार साज़्ौपाग संबंत १२६४ के लेख वाली महामनौज्ञ अ्तिशयवान मूर्ति विराजमान है । 
रात्रि को पृ० वर्णी जी महाराज की अध्यक्षता में सर्वधम-सम्मेलन हुआ । वह दृश्य मेरे हृदय 
पटल पर अभी तक अ्रकित है । बहुत अच्छा सफल और शानदार यह सम्मेलन हुआ था। हिल्दू- 
धर्म के प्रतिनिधि मे वेद-उपनिषद रामायण आदि की चौपाइयों से सिद्ध किया कि--दया धर्म का 
मूल है । पाप मूल अभिमान | तुलसी दया न छोडिये, जब लग घट मे प्राण | भ्रहिसा दया ही 
धर्म है । ईसाई धर्म के प्रतिनिधि ने कहा--हजरत ईसा मसीह दया के अवतार थे । दयाधर्म की 
खातिर वह स्वयं फासी पर लटक गये । उत्तका उपदेश है--कोई एक गाल पर चाटा मारे अपना 
दूसरा गाल उसके आगे कर दो । इस्लाम धर्म के प्रतिनिधि ने कहा--विस्मिल्ला उर रहमान 
उर रहीम--ईहवर दयालु है | कृपालु है । दया का पालत करो ।। सिख धर्म के प्रतिनिधि ने 
कहा--सत श्री श्रकाल-गुरुतानक ने कहा है--जीव-जीव सब एक है--हिरनी मुरगी गाय, आँख 
देख नर खात है ते नर नर्कहि जाय ॥| अत में जैन प्रतिनिधि के रूप में १० मसहेन्द्रकुमार जी 
न्‍्यायाचायें ते बडे ही विद्गतापूर्ण ढग से अनेक ग्रथो की गाथा में--इश्लोक-सूत्र सुताते हुए सिद्ध 
किया कि जैत धर्म तीर्थंकरो की परम्परा वाला अहिसाधर्म है । इसके पालन से ही मनुष्य अ्रष्ट 
कर्मो को नष्ट कर परमात्मा पद प्राप्त कर सकता है। इसलिए सर्वत्क्िष्ट धर्म जेन है। इस 
प्रकार सब ही धर्म वालो ने अपने-अपने धर्म की श्रेष्ठता बतलाई । अत में पूज्य वर्णी जी महाराज 
ने अ्रध्यक्ष पद से बोलते हुए अनेक ग्रथों तथा सब ही धर्म वालो के धर्म ग्रथों की सृक्तियों को ऐमे 
रखा मानो उतके सामने कोई पुस्तक रखी हो और वह उसे धारावाहिक रूप से पढ रहे हो ।' 
वर्णी जी ने सब धर्मों के सारभूत सिद्धांत स्पष्ठ करते हुए बतलाया ससार में सबसे बडा धर्म 
मानवभर्म है । 


विदाई समारोह 


वर्णी जी का विदाई समारोह भी दर्शनीय या । उस दिल प्रातः से ही लश्कर-ग्वालियर- 
मुरार तीनो शहरो के जन-अ्रजन बन्धु एवं झ्रासपास के ग्रामो के बन्धु भी हजारो की सख्या मे 
वर्णी जी को भावभीनी विदाई देने हेतु एकत्रित हुए थे । बाल वृद्ध माताओं बहिनो की आँखों में 
आँसू थे। कोई नहीं चाहता था कि वर्णी जी यहाँ से विहार करे, क्योकि सबको उनके चातुर्मास 
से अपूर्व धर्मलाभ प्राप्त हुआ था। ऐतिहासिक ग्वालियर दुर्ग के अदर एवं बाहर के विशाल 
जिनबिवों के जीर्णोद्धार के लिए भी कुछ काम हुआ था। तत्कालीन मध्यभारत राज्य के 
राजस्वमत्नी श्री बयामलाल जी पाडवीय ने इस विदाई समारोह में कहा था कि मेरी प्रकृति ऐसी 
है कि में किसी की प्रशसा नहीं करता हूं, परन्तु वर्णी जी महाराज से मै बहुत प्रभावित हें । 
इनसे हमारे क्षेत्र के सब भाइयों को अपूर्व धर्मलाभ हुआ है। मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। 
हम सव अनिच्छापूर्वक वर्णी जी को विदा दे रहे है। श्रत में वर्णी जी ने बताया भैया--मोह की 
सहिमा अ्रपरंपार है- इसी के कारण हम आज संसार-शञ्रमण कर रहे है। राग-हेष-मोह को 
छोड़ने मे, ही हमारा कल्याण है ॥ इस प्रकार वर्णी जी का जीवन एक खुली किताब की तरह 
स्पष्ट है--इसमे न छलछिद्र है, न मोह है, त द्वेष है, न राग है-न लोभ है । 
ऐसी पवित्र आत्मा को मेरे शतश प्रणाम । 
है 
| १२५ 


अ्रतीत के वे अविस्मरणीय क्षण 
श्री कपुरचन्द वरंया, एम. ए., लट्षकर 


पृ० वर्णी जी भारत के एक महान आ्राध्यात्मिक सतत थे । उन्होंने जीवन पर्यतत जैन समाज 
की सेवा की, जहाँ तक बन सका जैनधर्म के उपदेशो को धारण करने का पूर्णहपेण यत्न किया 
यहाँ तक कि अन्त में दिगम्बर वेष मे प्राणोत्सग कर एक आदर्श उपस्थित कर दिया । विद्वत्ता 
साथ चारित्र का ऐसा मणिकाचन सयोग बहुत कम देखने को मिला | सरलता की तो वे साक्षात 
प्रतिकृति थे, लेकिन साथ ही कहाँ, किसमें, क्या काम लेना चाहिये इसके लिये परम चतुर थे । 


शिक्षा के क्षेत्र में उन्होने जो अद्वितीय कार्य कर दिखाया वह उनकी मौन साधना का 
ज्वलंत उदाहरण है । उनका समस्त जीवन चमत्कारी घटनाझञो से ओत-प्रौत है । में उनके कई 
वर्षो तक निकट सम्पक में रहा हूँ। जब वे क्षुल्लक श्रवस्था मे समस्त त्यागीवृदों के साथ ग्वालियर 
श्राये तब उनके एक ही प्रवचन ने मेरा मन शभ्राकपित कर लिया । उस समय मैं स्थानीय कॉलेज 
में एक बी ए का छात्र था। पण्डितो की घिसी-पिटी शैली मन्दिरों मे तरुण युवकों को श्राकषित 
नही कर पाती थी । वर्णी जी 'समयसार' ग्रन्थ को सामने रखकर जिस समय प्रवचन करते थे, 
उस समय हृदय आनन्द से परिप्लुत हो जाता था। उसके प्रत्येक सिद्धान्त को श्रपनी तकंसगत 
शली में उदाहरणो ब दृष्टातों द्वारा श्रोताश्रों के हृदय में इस प्रकार उनारते थे मानो वे श्रमृत 
के घूट पी रहे हो । ऐसा लगता था कि जैनधर्म के ये अनमोल रत्न एक साथ सहेज कर रख लिये 
जाय । उनका मुरार (ग्वालियर) मे चातुर्मास करने का निश्चय तो उस समय मेरे लिये वास्तव 
में एक वरदान ही सिद्ध हुआ । सभवत यह सन्‌ १६४८ की बात है। मन में बेहद खुशी हुईं । 
में उनके प्रवचनों में नित्यप्रति जाने लगा और बडे उत्साह के साथ उनकी अमृतमथी वाणी का 
पान करता रहा । 


कुछ समय के पश्चात्‌ रूयाल आया कि ऐसे सुन्दर मधुर प्रवचन यदि एक ही साथ एक 
जगह सकलित हो जाय तो इससे न केवल वर्तमान में ही श्रोताओं की अपूर्व तुष्टि हो वरन्‌ 
भविष्य में भी उनसे यथेष्ट लाभ मिलता रहें । इस विचार के साथ ही मैंने उन्हे एक-एक करके 
नोट करना शुरू कर दिया । कालान्तर मे वे प्रवचन इतने ग्रधिक मात्रा में सकलित हो गये कि 
उन्हे पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित करने का भाव जाग उठा । फलत सुख की एक भलक' का 
जन्म हुआ । इसके पश्चात्‌ तो उनके प्रवचनो की ऐसी घुन लगी कि जहाँ-जहाँ भी वर्णी जी के 
भौमासे होते थे, वहाँ-वहाँ मै श्रवायास ही उनके पास पहुंचता रहा । इस तरह प्रत्येक चौमासे के 
प्रवचन सकलित करके मैं उन्हे समाज के सामने भागो की श्ूखला मे रखता रहा। पुस्तक के 
१५ भाग प्रकाशित हो गये । काश ' वर्णी जी कुछ वर्ष भौर जीवित होते तो शायद ये भागो की 
परिषाटी भी अनवरत चलती रहती । जतता ने उन्हे पर्याप्त पसन्द किया। मैं भी प्रसन्न था कि 


१२६ |] 


जीवन मे मैने कुछ नहीं किया तो इतना अ्रवश्य किया कि ऐसे महापुरुष की वाणी का संकलन 
मेरे निमित्त से हो गया । 


उनका आहार; हमारे द्वार 


पज्य वर्णी जी लहकर की तेरापथी धर्मशाला मे समस्त त्यागी-मण्डल के साथ विराजे हुये 
थे | उनके आ्राहार का प्रबन्ध धर्मशाला के अतिरिक्त शहर के अन्य भागो में भी था । लोग बड़े 
भक्तिभाव से चौका लगा रहे थे । एक दिन मेरा मन भी उन्हे आहार देने का हो गया । मैं अपने 
परिवार के साथ धर्मशाला मे पहुंच गया और किसी तरह एक जगह उनके लिये चौके का प्रबंध 
कर लिया । 

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गुरु गोपालदाप्त जी की पुत्रवध्‌ जो रिश्ते मे मेरी बुआ लगती 
थी, उनका मोरेना से अचानक आना हो गया । वह त्यागी और तपस्वियों की बडी भक्तिन थी । 
उसने भी प्रेरणा दी कि एक दिन के लिये चौका लगालो तो घर का समस्त दारिद्रद्य दूर हो जायगा । 
परिवार वालो ने बात मान ली और चौका भी उक्त स्थान पर प्रासुक विधि से लगा । अब प्रश्न 
था कि वर्णी जी का आगमन कसे हो ? सब चाहते थे कि महाराज हमारे यहाँ ही आये । ऐसी 
हालत में उनका हमारे यहाँ श्राहवर होना कठिन बात थी । मन कुछ इस प्रकार बेठ गया था कि 
यदि आज आहार नही हुआ तो दूसरे दित चौका लगता प्राय मुश्किल है । 


ठीक समय पर वर्णी जी धर्मशाला से आहार के वास्ते उठे और सीधे शहर की तरफ 
चल दिये। अब तो मन धक करके रह गया। सौभाग्य की बात थी कि धर्मशाला के बाहर यकायक 
हमारी बुआ हाथ मे कलश लेकर पडगाहन निमित्त सामने आ गईं । अब क्या था ”? पूर्ण विधि से 
पडगाहने के बाद वर्णी जी पुन धर्मशाला की ओर लौट पड । यह देखकर मेरे नेत्र सजल हो 
गये । उनका विधिवत आहार हुश्ना । यही नहीं, बहुत से त्यागी ब्रह्मचारी भी उस दिन आहार 
लेकर हमारे चौके को पवित्र कर गये । दूसरे दिन मुरार के लिये उनका प्रस्थान हो गया । 


उनकी स्सरण-शर्ति 


वर्णी जी स्थायी तौर पर 'ईसरी' मे विराज चुके थे । मै उनके पास प्रतिवर्ष पहुँचता था । 
इन दिनो ला० राजकृष्ण जी, देहली की ओर से 'समयसार' ग्रन्थ छपकर वहाँ श्राया था । ग्रन्थ 
का सुन्दर गेटअप और छपाई देखकर मेरा मन भी उस ओर आकषपित हुआ और एक प्रति लेने 
के भाव जाग उठे । मैने ब्र० सोहनलाल जी से पूछा, कि यह ग्रन्थ कैसे मिल सकता है ? मुझे भी 
एक प्रति चाहिये । वह बोले--मिल तो जायगी, लेकिन एक शर्ते के साथ यह ग्रन्थ उन्ही को 
आधी कोमत में मिल सकेगा जिन्हें वर्णी जी सिफारिश कर देगे, वेसे इसकी कीमत १५) है । 
मैने कहा, बहुत ठीक । 


दूसरे दित मै उनके कमरे में पहुँच गया और प्रार्थना की, बाबा जी ! समयसार की एक 
प्रति चाहिये । वह बोले, ले लो भइया ! ब्रह्मचारी की श्लोर इग्रित कर दिया कि इन्हे एक प्रति 
दे देना । मैने तत्काल ७॥) देकर वह प्रति ले ली । 


[ १२७ 


मैने उस समयसार को लईकर के कुछ मन्दिरों के व्यवस्थापको कौ दिखाया। उन्हें भी 
वह प्रति पसन्द आई। एक बोला, आप हर साल ईसरी जाते ही है, एक प्रति वहाँ से यहाँ के 
मन्दिर जी के लिए भी ले आना, जो कीमत होगी हम दे देगे । 


दूसरे वर्ष मेरा पुन ईसरी जाना हुआ । मन मे सोचा, समयसार की एफ प्रति बाबा जी 
से और माँग ले, ७॥ ) मे मिल जायगी, उन्हे कौन याद रही होगी कि पहले भी मैने अपने लिये 
इसकी एक प्रति ले रखी है | पूरे दाम में बेच दूगा । 


मौका पाते ही एक दिन कह ही वेठा कि वाबा जी ' समयसार की एक प्रति चाहिये। 
आप की आज्ञा हो तो ले ले । वह तुरन्त बोल उठ, 'भइया ! तुम एक कापी ले तो गये थे ।' 
अब तो में बंगले कॉकते लगा | कुछ देर बाद साहस बटोरकर कहने लगा, लश्कर के एक मदिर 
जी के लिये चाहिये । वह वात ताड गये और मुस्करा कर बोले, “अ्रच्छा ! ब्रह्मचारी जी से 
कहकर एक प्रति और ले लो ।' 


दूसरी प्रति भी मुझे ७॥॥) मे मिल गई। वह मैने व्यवस्थापक महोदय को इतनी ही 
कीमत में दे भी दी। लेकिन मन पश्चाताप से भर गया । सोचने लगा कि मैते ऐसा मायाचारी 
बताव उनसे क्यो कर किया ? लेकिन साथ ही उनकी स्मरणशक्ति की भी प्रशसा किये बिना न 
रहा गया कि इस वृद्धावस्था मे एक वर्ष गुजर जाने के बावजूद भी उन्हें इतना याद रहा कि उक्त 
ग्रन्थ की एक प्रति मुर्भे पहले ही मिल चुकी है । 


भ्राज वर्णी जी हमारे बीच नही हे । केवल उनकी स्मृति शेष भर रह गई है । इस 
शताब्दी महोत्सव के शुभ अवसर पर मेरी उनको शतश श्रद्धाञ्जलि समपित है । 


हु 


* ९ 


वाचमर्थोध्नुधावति 
श्री पं. अमृतलाल जी शास्त्री-वाराणसी 


मुझे पूज्य वर्णी जी के दर्शन प्रथमत वरुआसागर में स्व० सेठ मूलचन्द्रजी सर्राफ के 
यहाँ हुए थे । आप अत्यन्त मधुरभाषी थे । बिना किसी भेदभाव के वे छोटे-बडे सभी व्यक्तियों 
से बात करते ये । मै अ्रपने साथियों के साथ पूज्य वर्णी जी के पास गया था । हम सभी तीसरी 
कक्षा के विद्यार्थी ये। हम सभी से वर्णी जी ने बात की, और कुछ शब्द लिखवाये। देखने के 
बाद उन्होने मेरे दव्दों को सही बतलाया और यह कहा कि तुम सस्क्ृत पढो। सागर को 
पाठशाला मे चले जाओ । सागर जाने की लालसा मेरे मन मे उठी, पर कुछ कारणो से वहाँ 
जां न सका। स्कूल में ही पॉचवी कक्षा तक पढता रहा, पर 'सस्क्ृत पढो'--इस वर्णिवाक्य को 
भूला न सका | फलत सस्कृत पढना शुरू किया । 


श्र्८ | 


संस्कृत पढते समय एक बार मुझे रुपयों की आवश्यकता पडी । पृज्य वर्णी जी को ईसरी 
के पते पर पत्र लिखा | वहाँ से आपने तुरन्त उत्तर दिया--बाबू पन्नालालजी चौधरी से प्रतिमास 
सवा रु० ले लिया करता । साथ ही यह भी लिखा कि अब तुम्हे रु० की कमी नहीं पडेगी । 
चौधरी जी को, जो उस समय स्पाद्वाद विद्यालय के सुपरिस्टेब्डेन्ट थे, आपने लिखा कि मेरे जमा 
रु० के ब्याज मे से दो वर्षो तक अमृतलाल को सवा रु० मासिक छात्रवृत्ति देते रहना । ठीक दो 
वर्षों के पश्चात कृष्णाबाई जी को जो सम्प्रति महावीरजीमे है, गोम्मटसार जीवकाण्ड पढने के लिये 
भेजा | उनके द्वारा दिये गये पत्र के आधार पर मैने पढाना शुरू कर दिया और कृष्णाबाई जी ने 
भी प्रतिमास दस रुपये देता प्रारम्भ कर दिया। मेरी आथिक कठिनाई समाप्त हो गई और 
अध्ययन भी चलता रहा । बाद में तो मै अध्यापन मे लग गया | पृज्य वर्णी जी का वाक्य “अरब 
तुम्हे रुपयो की कमी नही पडेगी”' मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ । सच तो यह है कि महान्‌ पुरुष 
जैसा कहते है, वेसा ही होता है । 'वाचमर्थोप्नुधावति । 


लरका और बंदर एक जात के होत है-- 


शिखर जी जाते समय पूज्य वर्णी जी एक-दो दिन काशी में रुके थे | जब वे जाने लगे तो 
स्थाद्वाद विद्यालय के सभी छात्र उन्हें पहुँचाने के लिये बहुत दूर तक उनके साथ गये । रास्ते मे 
एक आदमी अपने सिर पर अमरूदो से भरा टोकरा रख कर चला आ रहा था | वर्णी जी ने उस 
से पुछा-पूरे भ्रमरूद कितने में दोगे”? उसने कहा पाँच रुपये मे । साथ में पैदल चलने वाले 
ब्रह्मचारी श्री नाथराम जी कुछ कम कराने का यत्न करने लगे। पर वर्णी जी ने कहा--बेचारा 
गरीब है । जो कह कहा है, ठीक है । पाँच रुपया दिलवा दिये और टोकरे के सारे अमरूद छात्रों 
में वितरण करवा दिये। सभी छात्र वही खानें लगे, तो एक ब्रह्मचारी जी बोले--जे कैसे लरका है, 
चडी पनेया खान लगे ! तब पुज्य वर्णी जी बोले--'भेया, लरका और बँदरा एक जात के होत है ।' 


प्र 


ज्ञानमति वर्णो जी 


-पं० कन्छेदीलाल जन, शहडोल 


जिन दिनो मैं सागर विद्यालय में पढ़ता था, उन दिनों पृज्य वर्णी जी भी कभी-कभी सागर 
उदासीन आश्रम में रहते थे। प्रशम एव ज्ञानमूर्ति वर्णी जी के नाम से किसी ससस्‍्था की स्थापना 
या उनके वास्तविक गुणो की चर्चा का प्रसण जब उनके सामने किया जाता था तो वे हमेशा यही 
कहते थे कि मेरा नाम सस्था के नाम के साथ न जोडो । वे अपनी प्रशसा से दूर रहना चाहते थे। 


मेरी इच्छा हुई कि पुज्य वर्णी जी का एक चित्र अपने पास रखें । किसी विद्वान के निर्देश 
से ऐसा चित्र लिया था जिसमे वर्णीत्रय थे । 


[ १२६ 


शँ 


वर्णित्रय में स्व० दीपचन्द जी वर्णी को श्रद्धा की मूत्ति कहा जाता थां। अंग्रेजी के विद्वान 
की जेनधर्म के तत्त्वो के प्रति प्रगाढ निष्ठा देखकर लोगो ने यह नाम रखा था | पृज्य गणेश वर्णी 
को ज्ञान की मूर्ति कहा जाता था। पज्य वर्णी जी ने नव्य-न्याय जैसे कठिन विषय मे आचार्य की 
उपाधि तो प्राप्त की ही थी, साथ में सभी जन-शास्त्रो का आलोडन किया था। वे जहाँ कही भी 
जाते थे, धामिक शिक्षहेतु पाठशाला या विद्यालयों की स्थापत्ता की प्रेरणा देते थे । विद्वानों एव 
पाठशाला के छात्रो के प्रति उन्चका वात्सल्य अ्रवर्णनीय था । 


स्व० वाबा भागीरथ जी वर्णी को चारित्र की मृति कहा जाता था क्योकि वे छने जल की 
मर्यादा का ध्यान स्याही के प्रयोग तक मे किया करते थे । 


जेनदर्शन मे मुक्ति का मार्ग सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान और सम्यक्वारित्र को माना गया है 
इसे हम त्रिवेणी भी कह सकते हैं । ज्ञान को तीनो के मध्य मे रखा गया है । जश्न एक ओर श्रद्धा 
को जगाने और श्रद्धा पर स्थिर रहने मे सहायक होता है वहाँ चारित्र को भी उज्ज्वल रखने की 
प्रेरणा करता है । ज्ञान के बिना चारित्र होग वन सकता है और श्रद्धा विचलित हो सकती है । 
ग्रथवा अन्ध विश्वास या रूढि मे बदल सकता है। इसलिए जिस प्रकार मुक्तिमार्ग मे ज्ञान का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है उसी प्रकार समाज मे ज्ञानप्रसार करने वाले ज्ञानमृर्ति पूज्य गणेशप्रसाद जी 
वर्णी का महत्त्वपुर्ण स्थान है । पृज्य वर्णी जी द्वारा सस्थापित सागर एवं बनारस के विद्यालयों के 
कारण मुझ जसे अकिचन कितने ही लोगो ने श्ात्मोपकारक-विद्याप्राप्ति का सुयोग पाया । 


एक प्रवचन में वर्णी जी ने धामिक सस्थाग्नरो से निकले हुए स्तातकों को उद्बोधन दिया 
था कि जब तुम शअर्थाजंन करने लगो तो अपनी कमाई में से प्रतिर्षया एक पेसा पारमाथिक 
सस्थाओं के लिए दान में निकालते जाना । स्तातकों के लिए इस उद्वोधन को कार्यरूप मे परि- 
णत करते पर विचार करना चाहिए । 


१५ अगस्त ४७ को स्वतत्नता-प्राप्ति के दिन सामर के किले मे प्रात' दो मिनट के समय 
में वर्णी जी ने कहा था कि एक और एक मिलकर दो होते है परन्तु उन्तमे भिन्नता न हो तो 
१ और १ मिलकर ११ (ग्यारह) होते है । इसी प्रकार देश और समाज के लोग सगठित हैं तो 
समाज या देश को सगठन शक्ति के कारण कोई क्षति नहीं पहुँचा सकेगा । सक्षेप में हृदय को छूने 
वाली बात कहना उनका विशेष गुण था । 


पूज्य वर्णी जी ने विद्या प्राप्त कर, विद्याप्रसार कर आत्मकल्याण भी किया परन्तु उस विद्या 
का सुयोग पाकर उसका उपयोग किस प्रकार कर रहे हे अपने आप में एक विचारणीय प्रश्त 
उठाकर उनके प्रति अपनी श्रद्धाजलि अपित करता हूं । 


दा हु 


१२० | 


उन सन्त को प्रणाम 


--पं० बालचन्द जन, शास्त्री, नवापारा-राजिम 


प्रम पूज्य श्रद्धेव वर्गी जी महाराज के उपकारो से सारा जन समाज ही उपकृत नहीं है 
वरन्‌ कहना चाहिये कि सारा प्राणिमात्र उपकृत है। जिन्होंने कि जबलपुर मे अपने चादर की 
छत्रछाया मे उत सैनिकों को भी सरक्षण दिया था जिनके बल पर कि समूचे राष्ट्र की परतनता 
की बेडियाँ काठे जाने का प्रयत्न चल रहा था । पृज्य वर्णी जी ने समस्त जेन समाज को एक छत्र 
के नीचे लाने का भारी प्रयत्त किया, उस समय समाज मे व्याप्त रूढियों को दूर किया और 
बहिष्कृत लोगो को जिनमदिर-पूजनादि के द्वार खुलवा दिये। पृज्य वर्णी जी की ही देन है कि 
उन बहिष्कृत जैन भाइयों को उस प्राचीन वुन्देलखण्ड मे भी आज सम ता का व्यवहार किया 
जाने लगा है। स्वगं-स्थित उनकी आत्मा श्राज भी जन-कल्याण के लिये आतुर हो रही होगी । 
उस महान सत के पुनीत चरणो मे श्रद्धासुमन चढाकर श्रद्धाजलि समर्पित करता हूं । 


ग्रः 


एक लोकोत्तर पुरुष वर्णी जो 


स० सि० धन्यकुमार जन, कटनी 


श्री पूज्य वर्णी जी एक लोकोत्तर पुरुष थे। उनकी कुछ ऐसी विलक्षणताएं थी, जो 
सामान्य जनो, विद्वानों व त्यागियों मे नही पाई जाती । 


वे स्वय बुद्ध थे--जैनधम की उपलब्धि स्वयं के पुरुषार्थ से उन्होंने की थी । इस पुरुषार्थ 
मे उनके जन्मान्तर के सस्कार ही कारण हो सकते है । उनकी श्रद्धा जैनधर्म पर इतनी गाढ थी 
कि जीवन की कठित से कठिन परीक्षा में भी वह शिथिल नही हुई, प्रत्युत बढती ही गई । उनका 
अध्ययन काल बडी कठिनाई से व्यतीत हुआ । उस समय विद्याध्ययच के कोई स्रोत जेनसमाज 
में नही थे। कोई विद्यालय नहो था । कोई छात्रो से सहात॒ुभूति रखने वाला उदार दातार नही 
था और न कोई छात्रवृत्तिफण्ड ही था। ऐसी कठिन अवस्था मे, अपनी कच्ची उमर मे जैनेतर 
अध्यापको के पास-स्वगृह॒त्याग-साधत विहीन-एकाकी परदेश गमन तथा अर्थाभाव में अध्ययत्त करना 
कितना कठिन था इसकी कल्पना से ही रोगटे खड़े होते है । 


जेनधर्म के साथ विरोधी भावना रखने वाले पडितो के पास श्रध्ययनत्न करने वाले--तथा 
स्वयं अजेन कुल मे---उनके सस्कारो में ही पले हुए--श्री वर्णी गणेश्प्रसाद जी ने किस प्रकार 
विद्या प्राप्त की, अपनी जैनधर्म की श्रद्धा को अक्षुण्ण बनाये रहे तथा उसे दृढ़तर बनाते रहे, यह 


| १३१ 


एक आश्चयेजनक तथ्य उनके लोकोत्तर पुरुषत्व का प्रबल प्रमाण है । आगे चलकर वे केवल क्रिया- 
काण्डी त्यागी तथा व्याख्यानपदु पडित नही बने | वे अध्यात्म के गहरे श्रध्येता, धर्म के मर्म का 
पालन करने वाले, दृढसकल्पी विद्वान तथा सच्चे त्यागी बने । 


अपने अध्ययन कार्य को वे जीवन भर चलाते रहे । वे सहस्नो विद्याथियों के गुरु होकर भी 
जीवन भर विद्यार्थी रहे। अध्ययन उनसे अन्त तक नही छूटा । प्रात काल तीन बजे वे शब्या 
त्याग देते थे । समयसार का अध्ययन उनके जीवन का ब्रत हो गया था । श्रोताग्रो को भी वही 
सुनाते थे । जब कोई विद्वान या श्रोता कभी भिन्न विषय पर उनसे चर्चा-वार्ता करने का प्रयत्त 
करे या प्रइत करे तो सब कुछ जानते समझते हुए भी वे एक कथा कह देते थे, कथा इस 
प्रकार थी--- 


“एक रंगरेज था, जो लोगो की पगडी रंगा करता था। उसे केवल एक रंग में पगडी 
रंगना आता था। वह था--मधई का रंग” अनेक व्यक्ति पगडी लाते ओर उसे विविव रोगो में 
रंगने का रंगरेज से आग्रह करते । तब वह कहता था कि आप कुछ भी कहो, पर पगडी पर 
“मधई का रंग” जितना अ्रच्छा लगता है वह दूसरा रंग नही लगता । वह इसलिए कहता था कि 
उसे उस एक रंग मे रंगता ही पसन्द था, अन्य नही । 


भेय्या ! मुझे भी एक ही बात आती है वह है अ्रध्यात्म । मुझे वही पसन्द है, जो मेरी 
दशा उसी रॉगरेज जैसी है। आप तो मेरे पास अध्यात्म की ही बात सुनो । 


यह था उनका श्रध्यात्म के प्रति रसिक भाव । 


अपनी प्रौढावस्था मे-जैन समाज मे सर्वत्र उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक उन्होंने 
विहार कर जैनसमाज का गुसरुत्व प्राप्त किया । लोगों में धर्म के प्रति स्थिर श्रद्धा उत्पन्न को । 
सम्यक्त्व की महती प्रभावना की । समाज के बालकों को धामिक सस्कार व शिक्षा प्राप्त हो उसके 
लिए-काशी-सागर-कटनी-द्रोणगिरि-पपौरा-बरुआसागर सादूमल-देहली-सहारतपुर आदि नाता स्थानो 
में सस्कृत व धर्म शिक्षा के विद्यालय व छात्रालय स्थापित किए । समाज में किसी भी अ्रपराध के 
द्वारा पीडित व्यक्ति को सुमार्ग पर लगाने तथा क्षेमादान करने के लिए उनकी आत्मा में बडी 
तडप थी । 


वे चित्त के अत्यन्त दयालु थे | दुखी को देखकर वे किसी भी कीमत पर किसी भी त्याग 
पर उसका दु ख दूर करना चाहते थे । स्वयं कष्ट उठाकर भी अपने सीमित वस्त्रों को गरीब के 
लिए तत्काल दान दे देते का प्रसद्भ उनके जीवत में अनेक वार आया हैं। उनकी जीवन-गाथा 
ऐसी घटनाओं से भरी पडी है । जब उन्होने स्वयं भूखे रहकर भूखो को अन्न, स्वय निर्धन होकर 
दूसरों को अपने पास का धत्त, स्वय निरवेस्त्र होकर अपने वस्त्र देकर दुखी जीवों के दु ख तत्काल 
दूर किये है । ह 


वे अपराधी के प्रति सदभावना-क्षमा रखते हुए भी अपराध के प्रति कठोर रुख रखते हैं। 


१३२ 


उनकी ब्रत-साधना के प्रति कठोरता तथा पीडितो-पतितो के प्रति अत्यन्त सहानुभूति--दोनो 
परस्पर विरोधी जैसी दीखने वाली बातो का सगम--महाकवि भवभूति कवि के छाब्दो में कि--- 


“बज्नञादपि कठोराणि, म॒दूनि कुसुमादपषि। 
लोकोत्तराणास चेतांसि, को हि विज्ञातुमहँति ॥। 


उनकी लोकोत्तर प्रवृत्ति का ही परिचायक था। 


पज्य वर्णी जी किस पर कृपालु नही है, यह नही जाना जा सकता था। किस परिवार 
के प्रति उनकी घनिष्ठता नहीं थी, यह भी नहीं कहा जा सकता था । हर व्यक्ति और प्रत्येक 
परिवार आज भी मानता है कि उनकी सबसे ज्यादा कृपा व स्नेह हम पर ही थी । ऐसे लोकोत्तर 
पुरुष हमारी दृष्टि मे ही नही, अनेको की दृष्टि मे भी केवल वे ही थे। इसी क्षपा-पूर्ण श्ुखला 
में में और मेरा परिवार भी था। कठनी उनका एक प्रिय स्थान था। वे अपनी अध्ययनावस्था 
मे भी सागर से बनारस या बनारस से सागर जाते समय जकशन के कारण कटनी ठहरते थे । 
मेरे परिवार के साथ उनका सबंध यही से स्थापित हुआ था । 


स्व० पृज्य ब्र० गोकुलदास जी से उनका ग्रुरुत्व तथा उनके सुपुत्र प० जगन्मोहनलाल जी 
जन शास्त्री से उनका शिष्यत्व का नाता था। साथ ही वे दोनो हमारे परिवार के श्रविभाज्य 
अंग थे और आज भी है। इस कारण भी वर्णी जी का मेरे परिवार के साथ धामिक सबंध 
संस्थापित था । कटनी में सस्कृत विद्यालय व छात्रावास उनकी ही प्रेरणा के फल है, जो पच्ासो 
वर्षो से अक्षण्ण रूप से चले श्राते है । मेरे परिवार द्वारा शिक्षा खाते में ही विशिण्ट दान उनकी 
ही प्रेरणा का फल है । 


मेरी स्वर्गीया माता जी उनकी अनन्य भक्त थी। जब वे सप्तम प्रतिमाधारी थे, अपने 
हाथ से स्वयं पाक करते थे । उस समय माता जी ने साम्रह उनसे कहा “हमारा भाव है कि श्राप 
आजीवन हमारा निमन्रण स्वीकार करे ।” वर्णी जी ने कहा, “मुर्भे मजूर -है मै तो स्वयं पाकी 
हँ। जब अन्यत्र भोजन को न जाऊंगा तब तुम्हारा श्रन्न ही भोजन मे पका लूगा | तुम १००) 
रू० मात्र भेज दिया करो ।” है 


वर्णी जी को माता जी उनकी स्वीकृति के अनुसार १००) भेज देती थी । पर जब 
उन्होते रुपया पेसा रखने का त्याग किया तो पन्न लिखकर रुपया भेजने का निषेध कर दिया । 
वह पत्र अन्यत्र प्रकाशित है | मैने सागर-ईसरी-जबलपुर-सतना-सहारनपुर-दिलली आदि स्थानों 
पर जाकर उनका पुण्य दर्शन किया, उपदेश पाया और जीवन कृतार्थ किया । उनके जीवन की 
सम्पूर्ण घटनाएँ उनके लोकोत्तर जीवन की परिचायक हैं । 


में उनकी इस शती पर अपनी समग्र आन्तरिक पविन्न भावना से श्रपनी श्रद्धा्जलि 
अपित करता हूँ तथा ऐसी भावना है जो भव-भव मे ऐसी सत्संगति प्राप्त हो । 


रा 


[ १३१३ 


वर्णो जी ! तुम्हें शत शत वन्दन, शत शत प्रणाम 


“महेन्द्रकुभमार मानव 
एम० ए०, साहित्य-रत्न, विधायक, छतरपुर (म प्र ) 


पूज्य श्री वर्णीजी एक बार छतरपुर पघारे थे, सन्‌ मुझे स्मरण नही है । उनके साथ थोडा 
सा सामान ओर ४-४ व्यक्ति थे। सामान मे किसमिस, काजू, भोजन की सामग्री और एक छोटा- 
सा विस्तर आदि थे । श्राज यह भी स्मरण नही है कि वे कितने दिन छतरपुर रहे थे ? मुझे स्मरण 
आता है कि प्रात वे तेल की मालिस कराया करते थे । छतरपुर की जैन समाज मे उस समय 
फूट थी। वर्णी जी सबको “भैया कह कर पुकारते थे । उनसे मिलकर सभी को आत्मीयता का 
बोध होता था। मनुष्य के मन मे जैसी भावना हो वह शब्दों में प्रकट हो ही जाती है । उनके 
जया शब्द में बन्धुत्व का भाव प्रकट होता था और वे सचमुच मे साथर्मीजनो को सगे भाई का 
स्तेह देते थे । वर्णी जी वुन्देलखण्ड के थे और पूरे बुन्देलखण्डी थे । उसके बाद वर्णी जी के दर्शन 
करने का मुझे कई बार सौभाग्य मिला, द्रोणगिरि और सागर मे । और जब-जब मे उतसे मिला 
उन्होने मुझे बडा प्यार दिया । विरोध करता तो वे किसी का जानते ही नही थे | वर्णी जी ने 
छतरपुर मे रहकर समाज की फूट को मिटाने का प्रयत्न किया, जिसमे वे सफल हुए | विद्यालय 
खोलने पर भी जोर दिया । काशी मे स्याद्वाद विद्यालय खुलवाकर उन्होने अमर कीति तो अ्रजित 
की ही है लेकिन बुन्देलखण्ड मे समाज की अ्रवनति का घूल कारण वे अशिक्षा ही मानते थे और 
इसीलिये जहा भी वे जाते थे वहा पर विद्यालय खोलने पर जोर देते थे । आज बुन्देलखण्ड मे जो 
स्थान-स्थान पर जैत्त विद्यालय चल रहे है वे उन्ही की देन हे । यह भी उन्ही की देन है कि एक 
समय जहाँ की समाज में अशिक्षा का जोर था श्राज वहाँ की (वुन्देलखण्ड ) समाज में से ही अने- 
कानेक विद्वद-रत्नो की उत्पत्ति हुई । 


सन्‌ १९४२ में जब में जबलपुर जेल मे था तब मेरे साथ जेल मे जबलपुर का एक जन 
नवयुवक रूपचन्द्र भी था । जब वर्णी जी जबलपुर मे थे उस समय की एक घटना है | जबलपुर 
समाज के कुछ लोग रूपचन्द्र की कुछ शिकायत वर्णी जी से कर रहे थे कि उसका आचरण खराब 
है । वह खान-पान से गिर गया है । अ्रभक्ष्य भक्षण करता हे । अ्रडा मास खाता है इत्यादि | उसी 
समय रूपचन्द्र वर्णी जी से मिलने गया था, वह दरवाजे के बाहर खडा था। अन्दर लोग उसके 
बारे मे बातें कर रहे थे | वर्णी जी ने उन आलोचको को जवाब दिया कि वह समाज का लडका 
है । आज वह कितना ही पतित हो गया हो लेकिन एक दिन उसे पश्चात्ताप होगा और वह सुधर 
जावेगा | जैन-धमं के जो सस्कार उसके मन पर पड़े है वे बचपन से पडे है ग्रत. एक न एक दिन 
प्रभावशील सिद्ध होगे | हमे अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहिये । जहाँ से रूपचन्द्र ने ये शब्द सुने, 
उसने अन्दर जाकर वर्णी जी के चरणो में श्रपना सिर रख दिया और कहा कि मै ही वह रूपचन्द्र 
हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से कभी अ्रभक्ष्य भक्षण न करूँगा । मनुष्य मे वर्णी जी की बडी 


१२४ ] 


उत्कट आस्था थी । उन्तका विद्वास था कि मनुष्य चाहे कितना ही बह जाय, कितना ही कुमार्गी 
बन जाय, वह लौट सकता है, सुधर सकता है । दूसरे उनकी श्रास्था थी कि कुल-धर्म के लिये 
कुल जाति की श्रेष्ठता श्रावश्यक नहीं है । जिन्हे हम नीच जाति का कहते है उनमे भी धर्म हो ु 
सकता है। मेरी-जीवन-गाथा में उन्होंने उल्लेख किया है कि मछवाहे की लड़की जिसका पिता 
मछली मारता था, मरती हुई मछलियो की विकलता को देख कर उसका मन द्रवित हो उठा था । 
और उसने अपने पिता को मछली मारने से रोका था। वर्णी जी समन्वय-वादी थे । उन्होने ऐसे 
मन्दिर की कल्पना की थी कि जिसमे सभी धर्मो के पेगम्बरों की मूतिया सगृहीत हो और उन्होते 
ऐसे स्वाध्याय भवन की कल्पना की थी जिसमे सभी धर्मों के ग्रन्थ हो । जनधर्म के कट्टर मर्मी 
होते हुए भी उनमे छुश्नाछत की भावना छू तक नहीं गई थी | वर्णी जी ने सचमुच मातृहृदय पाया 
था, वे वात्सल्य से भर उठते थे जब कभी किसी साधर्मीजन को देखते थे । मै सोचता हूँ कि मनुष्य 
उचाइयाँ कंसे प्राप्त करता है ? तो उत्तर मिलता है कि हृदय की गहराइयो मे जाकर | और 
इसी लिये वर्णी जी हम सबसे ऊंचे थे । 


उनके प्रति मेरा शत-शत बन्दन, शत-शत प्रणाम । 


६ 
हर 


मेरी डायरी के पष्ठों पर पज्य वर्णी जी 


ले० पं० भया शास्त्री “कौछल्ल" 
काव्यतीर्थ आ्रायुवेदाचार्य टी, टी. रोड, शिवपुरी (म.प्र ) 


सन १६४८ की बात है जब में शासकीय सवबविस मे था सुना कि पुज्य वर्णी जी सौनागिरि 
मे विराजमान है। श्रवकाश लेकर गिरिराज के दोनो के साथ साथ भारत के वीतराग महान संत 
के दर्शतो को चल दिया । शैलराज की वन्दना कर पृज्य वर्णी जी के चरणकमल स्परे किए । 
वर्णी जी बोले भेया ! इस समय कहा से आये हो, मैने उत्तर दिया महाराज ! अब मैं शासकीय 
चिकित्सक के रूप मे शिवपुरी में कार्यरत हूँ । श्रापका आना सुना तो दर्शनार्थ चला झ्राया । पास 
मे बठे सिद्धातशास्त्री प० फूलचन्द जी से कहा भैया ! इन्हे अ्न्थऊ कराइयेगा । मैने कहा महाराज 
जी मै शभ्रन्थऊ कर चुका हूँ । श्रब तो चाहता हूँ आपका पवित्र उपदेश और चाहता हूँ पभ्रपनी 
सन्देश डायरी में आपका सन्देश । यह सुनकर १० जी की श्रोर सकेत करते हुए कहा कि तुम इन्हे 
सन्देश लिख दो । प० फूलचन्द जी सिद्धान्तशास्त्री महोदय ने डायरी लेकर सन्देश लिखना आरभ 
कर दिया लिखा कि “जीवन की साधना सेवा, त्याग, भआात्मशुद्धि है जिसने इस त्रयी को अपनाया 
है उसी का जीवन सफल है” | निकट बैठे न्‍्यायाचायें प० महेन्द्रकुमार जी ने डायरी हाथो मे ले 
ली ओर दूसरे पृष्ठ पर उन्होने लिखा--नेता चुनने मे बुद्धिमानी करो इसमे जल्दबाजी और 


भावुकता घातक होती है । जीवन का लक्ष्य है मानवता के विकास के लिए श्रपनी समर्थतम विचार- 
सन्‍्तति अपेण करना ।” 


[ १३५ 


विद्वानों ने डायरी के दो पृष्ठ लिख दिए, वर्णी जी बोले भेया कहो अरब झौर कुछ कमी 
रही क्‍या ? मै उत्तर नही दे पाया कि सिद्धातशास्त्री जी ने मेरी डायरी वर्णी जी के हाथ मे दे 
दी, महाराज जी आप भी कुछ लिख दीजियेगा। शास्त्री जी ने कहा, ये चाहते हैं श्रापका पवित्र 
सन्देश । हम लोगो ने तो आपकी श्राज्ञा का पालन कर दिया । वर्णी जी मुस्कराये और पेन्सल 
निकाल कर लिखना आरभ कर दिया :-- 


“मनुष्य उसे कहते है जो पराई आशा न करे, हमने श्राज तक पराई अपेक्षा 
की, इसी से ससार यातनाओ के पात्र हो रहे है, यदि ससार को कल्याण करने की 
इच्छा है तब सब से पहिले अपनी प्रवृत्ति को पवित्र बनाने का प्रयत्न करो ।” 


सोनागिर ज़रा ० शु ०0 
२३-४-४८ गणेश वर्णा 


यह था पृज्य वर्णी जी का पावन सन्देश जो वास्तव मे मानव जीवन को उत्कर्षे की ओर 
ले जाने वाला है। 


वस्तुत मानवता की कसोंटी है उसका वह देनिक जीवन जिसमें पराई आशा न की जावे, 
कतंव्य और उद्देश्य को समभने के लिये श्रात्म-निर्भर होना महान पुरुषो का चरम लक्ष्य 
होना चाहिए । 


यदि श्राप अपने को श्रेष्ठ पुरुषों मे गिनना चाहते हो तो वर्णी जी के उपदेशानुसार अपनी 
प्रवृत्तियों को पवित्र बनाओ और ये प्रवृत्तिया तभी पवित्र बन सकती है जब कि पराई-आशा 
न की जावे । 


एक सन्‍्तुलित मस्तिष्क वाले मानव को आत्म-सम्मात ही नही, आत्म-कल्याण के लिए 
परपदार्थों का मोह छोड कर अपने ही मे लीन होना होता है । तभी वह अ्रपना श्रोर पराया 
कल्याण कर सकता है । 


भौतिकवाद की चकाचौध मे फेंसे प्राणियो को ज्ञानदान देकर जिनका पावन उपदेश 
कल्प-काल तक मुमुक्ष प्राणियों को पथ-प्रदर्शन करता रहेगा। ऐसे अज्ञानाधकार को दूर करते 
वाले गणेशकी ति महाराज के श्रीचरणों मे इस शताब्दी समारोह के पुण्य अवसर पर मेरी अनन्त 
श्रद्धात्जलि श्रपित है । 


हर 


दूसरे की नही किन्तु अपनी ही तारतम्यावस्था को देखकर विरक्त 
होना चाहिये । परमार से तत्त्वज्ञान बिना विरक्तता होना अ्रतिदुलंभ है । 
>गणेश वर्णो 


१३६ | 


श्रद्धाउुजलि 


--स ० सि० पं० रतनचन्द्र जन शास्त्री 
वामौरकला मभ० प्र० 


समाज जागरण के श्रग्रदूत, त्यागम्ृति, परम आध्यात्मिक सत, पृज्य गणेशप्रसाद जी वर्णी 
न्यायाचार्य महोदय को वर्णी शताब्दी की पुण्य वेला पर मेरी हार्दिक श्रद्धाज्जलि सादर 
समपित है । 


जप 
श #० 


संस्मरण 


--शाह हजारीलाल रामप्रसाद जन, 
जुमेराती बाजार, भोपाल 


पज्य वर्णी जी का समागम हमको श्री सोनागिर जी से हुआ । उत्की सरलता श्रपू्व थी । 
उनके आहारदान का सुयोग प्राप्त हुम्ल । उसके बाद श्री नेन्रागिर जी रथोत्सव मे मिले । साथ 
मे शोच को गए । रास्ते भे चने के खेत मे एक बुढिया ठड से सिकुड रही थी। आपने अपना 
खेस उसको उढा दिया । मैने कहा बाबाजी आ्रापको ठड लगेगी । बाबाजी कहते है कि हमारा 
पुण्य होगा तो मिल जायगा । डेरा। मे नहाने के बाद ही दिल्ली वाले सेठ राजक्ृष्ण जी प्रेमचन्द 
जी सेस लाते है और बाबाजी को उठा देते है । आप ईसरी में थे, मै वहाँ पहुँचा । ८ बजे रात्रि 
को फाठक बद था । मैने फाटक पर श्रावाज दी तो भीतर से वर्णी जी कहते है कि फाटक खोल 
दो |. भोपाल से हजारीलाल श्राया है । भ्रत. पज्य श्री की सरलता दया विद्वत्ता की क्‍या प्रशसा 
करूँ। सें तो उनके चरणों से श्रद्धापूर्वक श्रद्धाजलि सदा ही अपेण करता आया हूँ । सागर में भी 
श्रद्धाप्‌र्वक वर्णी भवन में उनकी स्टेच्यू का श्रनावरण करने का सोभाग्य मिला था । श्रतः भ्रव भी 
दो पुष्प श्रद्धा के श्रपंण करता हूँ । 


7 


पर द्रव्य मेरा स्व नही, में उसका स्वासी नही नही पर द्रव्य ही 

पर द्रव्य का स्व है और उसका स्वामी है । यही कारण है कि ज्ञानी पर 
द्रव्य को ग्रहण नहीं करता । 

-गणेश वर्णी 


[| १३७ 


न्त-हृदय नवनीत समाना 


-पत्मालाल जेन 
सतना सीमेन्ट वकक्‍से, सतना 


“एक बार मुझे डालमियानगर जाने का अ्रवसर श्राया तो भाई नीरज जी ने प्रेरणा दी 
कि यदि एक दिन का समय निकाल सको तो ईसरी जाकर पृज्य वाबाजी के दर्शन अवश्य कर 
भाना । उनको वृद्धावस्था है, स्वास्थ्य ठोक नही रहता, पता नही फिर दशेन हो, न हो । 


डालभियात्रगर पहुँचकर एक दिन उचित अवसर निकालकर पारसनाथ का टिकिट लेकर 
गाडी में बेठ गया ओर ईसरी पहुंचा | क्षेत्र की बस मधुवन जाने के लिये स्टेंड पर तैयार थी, 
किन्तु मुझे तो बस मे बैठने से पूर्वे पूज्य बाबाजी के चरणों मे धोक देना थी । लोगो से आश्रम 
का पता पुछता दोडता हुश्ना उदासीन श्राश्रम पहुँचा । श्री जिनेन्द्रदेव के दर्शनोपरात्त पूज्य बाबाजी 
के चरणों मे धोक दी । आहार के बाद पूज्य मनोहरलाल जी वर्णी के साथ धूप मे बैठे हुये वे 
कुछ चर्चा कर रहे थे । बैठने पर पूज्य बाबा जी ने पूछा, भेया कहाँ से आये हो ? जबाब दिया, 
महाराज सतना से। फिर प्रश्न हुआ, सतना में क्या करते हो ? मैने कहा, नोकरी । इतनी 
जानकारी के बाद बहुत सक्षेप मे, सतना के एवं सागर के श्रनेक महानुभावों के हाल-चाल 
पूंछ लिये । 


श्री मनोहरलाल जी वर्णी ने प्रइन किया, ऊपर पहाड की बदना को जाओगे ? मेने कहा, 
सिर्फ मधुवबन तक जाऊंगा और नीचे की वदता करके सायकाल वापस डालमियानगर चला 
जाऊंगा । मुझ से अ्रधिक तीन भावना श्री सम्मेदशिखर जी के दर्शंनो की, मेरी धर्मपत्नी की है । 
इसलिए मै पर्वेत पर जाकर वदना नही करूँगा, कारण कि घर पहुँचने पर, यह जानकारी होने 
पर कि में श्री सम्मेदशिखर जी के दर्शन अ्रकेलि कर आया, उसे बहुत अधिक विषाद होगा । इस 
पर श्री मनोहरलाल जी वर्णी ने तो कहा कि अरे भेया, इस दुनिया में कौन किसका है ? समय 
का ठिकाना नही । तुम्हे वदना कर श्राना चाहिये । किन्तु पुज्य बाबा जी ने मेरी श्र इशारा 
करके कहा, नही भैया । ठीक कहते हो । जाओ्ो मघुबन के ही दर्शन करो । भगवान पाइवेनाथ 
चाहेगे तो जल्द ही सपरिवार उनके दर्शन करोगे । ह॒ष॑ के मारे मुझे रोमाच हो आया । बाबा जी 
के चरणों मे नमस्कार कर मै स्टेशन पर वापस आकर बस से मधुवन चला गया । सायकाल 
लौटने पर फिर उनके चरणों मे नमस्कार कर डालमियानगर वापस आ गया । 


वर्णीजी का आ्राशीर्वाद इतना सत्य हुआ अगले कि सात-श्राठ महीने में ही भाई नीरज के साथ 
सपरिवार ईसरी मे, उनके सामने मनाई जाने वाली जयन्ती महोत्सव मे, सपरिवार ईसरी पहुँचा । 


१३८ ] 


उसी अवसर पर कई मित्रो एवं साधर्मी जनों के साथ अ्रतिशय सुखकारी वदना के पुण्यलाभ के 
साथ जयन्ती महोत्सव का लाभ लिया । उसके उपरान्त तो उनके अंतिम दिनो में भी कुछ समय 
उनकी चरण-सेवा करते का अवसर प्राप्त हुआ | वर्णी जी एक महान सत थे । उनके दर्शन से 
चित्त मे शाति और कोमलता प्राप्त होती थी । उनके चरणों में शत-शत्त प्रणाम । 


५ 


जिसे कभी नहों भलाया जा सकता 


--कमलकुमार जेन, द्रोणगिरि (प॒प्र.) 


सन १९४५३ मे, शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य बता कर मैं ओर श्री रतनचन्द्र जी बरायठा, 
जन हायर सेकेण्डरी स्कूल ईसरी मे अध्ययन हेतु पहुँचे। ईसरी की जलवायु मेरे अनुकूल सिद्ध 
नही हुई । साथ ही अकेलापन के कारण अच्छा भी नहीं लगा । उस समय पृज्य वर्णी जी का 
चातुर्मास गया जी मे हो रहा था। वर्णी जी के दर्शनो के लिये गया जी चला आया । वर्णी जी 
का सहज स्नेह तो मुभे पूर्व मे ही प्राप्त था। अक्सर द्रोणगिरि प्रवास मे पृज्य वर्णी जी मेरे यहा 
ही ठहरते थे । 


मेरे पूज्य पिता श्री प० गोरेलाल जी का तथा हम लोगो का सारा समय ही वर्णी जी के 
साथ निकलता था। वर्णी जी की स्मरण शक्ति तो अद्भत थी ही, जेसे ही उनके पास पहुँचा, 
देखते ही आइचय से बोले---“ए कमल, तुम यहा कैसे आये ? पिता जी का स्वस्थ्य कंसा है ? 
विद्यालय कंसा चल रही है ? प्रान्त मे सभी ठीक है। यह वर्णी जी की स्वाभाविक बात थी । 
में उनके पास पहुँचा, चरणस्पर्श कर धन्य मानता । सभी समाचार कहते हुये आने का उद्देश्य 
(ईसरी में शिक्षा का) बताया । 


भोजन उपरान्त पूज्य वर्णी जी के सानिध्य में पहुँचा । बहुत समय वेठा । चर्चाये हुईं । 
ग्रन्त से आपने मुझे श्रादेश दिया कि इधर के पढने का चक्‍कर छोड द्रोणगिरि जागो और अपने 
पिताजी से संस्कृत प्रथमा का अ्रष्ययत्त कर पास करो बाद मे बनारस चले जाना, जहा कुछ बनोगे। 


उन्होने पिता जी को पन लिखा, साथ ही श्री रतनचन्द जी से कहा कि इसे सावधानी से 
ले जाना । श्री नाथूराम जी से कह कर रास्ते का प्रबन्ध किया और स्टेशन तक पहुँचाने भेजा, 
यह थी उनकी आत्मीयता । 


घर आया पिता जी को पत्र दिया और सस्क्त के श्रध्ययन मे लग गया । पज्य वर्णी जी 
ने पत्र द्वारा आशीर्वाद और प्रेरणा दी, पिता जी ने परिश्रम किया, मैने सस्कृत प्रथमा पास की । 
परीक्षाफल आते ही पुज्य वर्णी जी को पत्र लिखा और आदेश पालन की सूचना दी । पत्र का उत्तर 
आया “परीक्षा पास हुये सो मेहनत का फल मिला, अरब बनारस जाकर शअ्रध्ययत करो |” 


कक 


| १३६ 


कभी सोचा भी नही था कि शिक्षा-नगरी एवं स्याह्राद महाविद्यालय में कभी श्रध्ययन 
करूँगा । वर्णी जी के पत्र का सबल बनारस ले गया । तत्कालीन गृह-प्रबन्धक पदमचन्द्र जी ने 
छात्रो से स्वीकृति-पत्र मांगा । मेरे पास तो स्वीकृति-पत्र था ही नहीं। मैं घबडाया और डरते-डरते 
पूज्य वर्णी जी का पत्र दिया । शाम को गृह-प्रबन्धक जी के साथ अ्रधिष्ठाता जी के यहाँ गया । 
वर्णी जी का पत्र देखा, गृह-प्रबन्धक जी से कहा, वंया चाहते हो ? यह तो बाबा जी की स्वीकृति 
है । जो अ्रधिकारियों से भी महत्त्वपूर्ण है। इन्हे प्रवेश दो और एक वात का ध्यान रखना--इसे 
वर्णी जी ने भरती किया है, इससे इसका ध्यान भी रखता । मुझे प्रवेश मिला, सभी सुविधायें 
प्राप्त हुईं । ६ वर्ष तक मैंने वहाँ अध्ययन किया । अध्ययन काल मे दो-चार बार पृज्य वर्णी के 
दर्शंतार्थ ईशरी गया। उनकी प्रेरणा से मैं कुछ बना और आज उन्ही की कृपा से स्वतत्र श्राजीविका 
के साथ ही सामाजिक कार्य में लगा हूँ । 


सन्‌ १६६१ में पूज्य वर्णी जी की इच्छा से और उनके अमूल्य आशीर्वाद से द्रोण प्रान्त 
में जागृति बनाये रखने हेतु द्रोण-प्रान्तीय नवयुवक-सेवा-सघ की स्थापना की जो निरन्तर १४ 
वर्ष से समाज की सेवा कर रहा हे । 


मुभ जैसे सहस्नो का जीवननिर्माण पृज्य वर्णी जी ते किया है । बुन्देलखण्ड में शिक्षा 
का प्रचार प्रसार तो उनकी ही देन है जिसे समाज कभी नहीं भूल सकेगी “नहि कृतमुपकारं 
साधवो विस्मरन्ति” के अ्रनुसार उनकी जन्‍्मशत्ती के अ्रवसर पर मैं पूज्य वर्णी जी के भ्रनन्य 
उपकारो से उपकृत होता हुआ अपनी शतश श्रद्धाअ्जलि अ्रपित करता हूँ । 


भ्ः 


रेखा चित्र-“मेरे वर्णी 
लेखक : रतनचन्द्र अभय मुंगावलो 


जन जागरण के श्रग्रदृत पूज्य वर्णी जी । 
बीसवी सदी के युग मे 

बुन्देलखण्ड की देन--- अजन वर्णी । 

जैन समाज के मुकुट बनकर विदा हो गए । 
जेन इतिहास में नया मोड आया । 
बुन्देलखण्ड से तुम देवता की तरह पुजे ।। 


यह थी वर्णी की प्रतिमा । जो युग सदेश दे गई । वर्णी जी । तुम स्वय्‌ इतिहास बच 
गये । युग-प्रवेंतक बने धर्माधिकारी बने । यशस्वी लेखक बने । विद्रोही नेता बने, श्रमण-सस्कृति 
के प्रतीक बने, विश्व-शान्ति के मसीहा और नारी-क्रान्ति के बकील बने। तुम्हारा व्यक्तित्व 
हिमालय के समान सीता तानकर आआाज दुनिया से खडा है । 


१४० ] 





तुम्हारा दुंबला पतला शरीर, दंयामरंग, जादू भरी वाणी में करुणा बिखरी, चेहरे को 
कपट की नजर भी न छू पाई, सरलता के सागर, शब्दों में मिठास । चादर शओोढे, नगे पाव, 
लंगोटी लगाये, सन्त विनोबा जसे गाँव-गॉँव और शहर-शहूर में पदयात्रा करते हुए तुमने सत्य 
भ्रहिसा की मशाल को जलाया । जेंन अजैन जनता ने तुम्हारा अभिनदत किया । जनता की 
बुन्देली बोलकर तुम भैया एव भारतीय जनमानस के वर्णी बन गये । 


वर्णी । तुम राष्ट्रीय जागरण के प्रहरी बने । तुम्हारी घोषणा थी । “जिनकी रक्षा के 
लिए ४० करोड मानव प्रयत्नशील है। उन्हे कोई शक्ति फॉसी के तख्ते पर चढा नही सकती । 
आप विश्वास रखिये मेरा अन्त.करण कहता है कि आजादहिन्द-सैनिको का बाल भी बाँका 
नही हो सकेता । तुम वे ही वर्णी हो, जिसने आजादहिंद की रक्षा के लिये अपनी चादर फैला 
दी थी | सन्त होकर तुमने वतन की मोहब्बत का नया कदम उठाया । 


वर्णी । तुमने बुन्देलखण्ड के कोने-कोने मे शिक्षा आदोलन का श्रीगणेश किया । तुमने 
स्याद्गाद विद्यालय की नीव डाली, जिस प्रकार गाँधी ने सेवा ग्राम आश्रम को, सर सैय्यद ने अलीगढ 
विश्व विद्यालय को और पुज्य मदतमोहन मालवीय ने काशी विश्वविद्यालय को जन्म दिया । 


तुम विद्वानों के कल्पवृक्ष बने, तुम श्रमणसस्क्ृति के प्रवेतक बने । तुम सस्कृत-विद्यालयो, 
गुरुकुलो, उदासीन आश्रमों के जन्मदाता बने । कई शिक्षालयों के तुम सस्थापक रहे । थे विद्यालय 
तुम्हारी कीति प्रतिष्ठा के जीवित स्मारक है । 


वर्णी | तुम ज्ञान के आ्राकार हो, कथाकार और मानव-समाज की रचना करने वाले 
कलाकार ही । तुमने अपनी कलम से 'जीवन-गाथा” लिखी तुम्हारे उपदेशो का सुन्दर सकलन 
है । समय-सार' के तुम पारखी हो । आध्यात्मिक कसौटी पर तुम्हारी 'सुख की भलक' खरी 
उतरी । आालोचक जैसी पैनी नजर से तत्त्वाथ्थसूत्र का वैज्ञानिक विवेचन तुमने रचा । तुमने 
विद्वानों को राष्ट्र की जिन्दा यादगारे माना। वर्णी जी तुमने स्वयं लिखा था--विद्वान हमारे 
प्राण है। जातियों के सम्मान के बिना स्वर्ग व्यर्थ है । इसीलिये सरस्वती के लाडले उपासको ने 
तुम्हे सहर्ष अ्भिनदन ग्रन्थ भेट किया । 


वर्णी | तुम विश्व के मसीहा हो, जहाँ इन्सानियत वारूद के एक कण पर. बैठी है । 
जहाँ एटम उद्जन बम्बों के विस्फोटो मे शान्ति खोजी जा रही है । तुम जनधर्म के महा उसूल, 
अपरिग्रहवाद के पोषक बनकर विश्व के शान्तिदृत बने, अमन का महामत्र समर्पित करने आये । 


वर्णी । तुम समाज के विद्रोही नेता थे । नारी-क्रान्ति के प्रतीक थे, बाल-विवाह तुमने 
हीने नहीं दिये । अ्रनमेल विवाह के तुम आलोचक बने । वृद्ध-विवाह के तुम विरोधी बने | 
'दहेज-प्रथा बन्द करो” की आवाज लगाई। नारी को श्रात्म-निर्भर बनाने के लिए शिक्षा की 
नीव गढी । वर्णी तुम जवानों के पथप्रदर्शक थे, तुम जन अहिसक सन्त थे। जैनसमाज अजैन- 
समाज के बीच की कडी थे। तुम्हारी घोषणा थी--“वास्तव में धर्म किसी वर्ग या जाति का 
नही है । 


[ १४१ 


तुम जन समाज के सूरज, चन्दा वनकर श्राये । तुमने सिद्ध कर दिया | “मन्दिरो तक 
ही धर्म को सीमित रखने वाले जैनों क्‍या समझे कि जैनधर्म कितना महात्र है।” तुमने 
समाज को चुनोती दी--“जैनधर्म किसी के बराबर नहीं। किसी की वपौती नहीं, किसी की 
जागीर नही । तुम जन शलाकापुरुष थे। तुमने धर्म का सदेश दिया”--.“धर्म तो सब मानवों 
का हैं। वास्तव में जिसने आत्मा के भावों पर विजय पा ली वही जैनी हे ।” तुम जैनजागरण 
के वर्शी बबकर आ्राये और भारतीय हृदयपटल पर गणेश बनकर ओभल हो गए | विध्या 
रोया, धसान रोई । नर्मदा, चवल, यमुना की लहरो ने वर्णी के सदेश फैलाये । तुम बुन्देलखण्ड 
के श्रतीत को बेजोड कहानी बन गये । शान्तिनिकेतन से विदा होकर देवत्व को सनाथ करने स्वर्ग 
के श्रतिथि बन गये । तुम्हे कोटि कोटि प्रणाम । 


हर 


वर्णो बाबा से मेरा परोक्ष साक्षात्कार 


श्री हेमचन्द्र ज्ञेन 'हेम' (बी. ई.) हेवी इलेक्ट्रिकल्स, भोपाल 


मेरे प्रारभिक अध्ययन एवं शिक्षा की नींव डालने वाला अनुपम विद्यालय मोराजी, सागर 
रहा है, जिसमे मुझे सत्‌ १६५७-५८ में कक्षा ५ से विद्या अजित करने का सोभाग्य प्राप्त हुआ । 
प्रारभिक अ्रवस्था में मैं श्री वर्णीजी के जीवन एवं दर्शन से अ्रनभिज्ञ था, उनके दशेनलाभ का 
सौभाग्य मुझे प्राप्त नही हो सका। श्री. सि कुन्दनलाल जी के यहाँ श्री वर्णी जी के सद्गुणो, 
सुकेत्यो आदि की चर्चा हुआ करती थी जिसका लाभ मुझे प्राप्त हुआ । 


आज क्या है ? वर्णीजी की जयती! वर्णी बाबा की जय । प्रात ४ बजे आवाज गूंजी । 
निद्रा भग हो गई और मै श्री वर्णीजी की जयती मे शामिल होने के लिये, श्वेत एवं उज्ज्वल 
परिधान धारण कर मोराजी पहुँचा | मुख्य द्वार पर एकत्रित छात्रो की पवित मे मैं भी शामिल 
हो गया । समस्त छात्रो का जुलूस शहर मे प्रभात फेरी के लिये प्रस्थान किया, एवं मार्ग मे 
पूज्य वर्णीजी के गुणगान होते रहे। अत में जुलूस भोराजी वापिस लौठा तथा मिष्ठान्न- 
वितरण के बाद जुलूस का विसर्जन हो गया । तदनन्तर मोराजी के विशाल प्रागण मे आमसभा 
का कार्यक्रम रखा गया । जिसकी अध्यक्षता श्रीमान्‌ प दयाचन्द्रजी सिद्धान्त शास्त्री ने की । 
अनेक विद्वानों एव छात्रो ने वर्णीजी के जीवन से सबधित भाकियो का दिग्द्शन कराया। इस 
समय मेरे मन मे जिज्ञासा का आविर्भाव हुआ। यहाँ मुभे प्रकाशपुज दृष्टिगोचर हुआ ओर 
वर्णीजी के बारे मे मै सोचने लगा । इसी सोच मे मुझे भोजन करने का ध्यान नहीं रहा । मेरे 
बडे भाई साहब, जो इसी विद्यालय में अध्ययन कर रहे थे, सुभे खोजते हुये आये श्र मुझ 
प्र काफी क्रोधित हुये । उनका पहला भ्रइन यही था कि तुमने भ्रभी तक भोजन क्यो नहीं किया” 
मैंने ढाढस करके उनसे कहा कि मेरे मन में बार-बार यही प्रश्वत आ रहा है कि श्री वर्णीजी ते 
सुप्त-समाज को नवचेतना प्रदाव की, महान ज्ञानदान दिया तथा कई स्थानों मे अपने अथक 


१४२ | 








परिश्रम से विद्यालयों का निर्माण करवाकर शिक्षा के क्षेत्र मे प्रगति की । उनके द्वारा इस प्रकार 
का कार्य किसप्रकार किया जा सका ”? < 


प्रत्युत्तर स्वरूप मुझे भाई साहब ने “मेरी-जीवन-गाथा” पढने के लिये दी। जिसको 
पढकर आत्मविभोर हो गया और सारस्वरूप निम्त आदशे ढूढ पाया । 


(१) वर्णीजी अजैन थे। जैन बत गये। जैनाजैनों को भी जैन बता गये तर्था वे समय 
की बहुमूल्यता दर्श गये । 


(२) वे समय के सदुपयोग से समय (शुद्धात्माज्समयसार) की प्राप्ति होना बतला 
गये । 


(३) वे कठिनाइयो से जूकना सिखला गये । 
(४) वे स्वकीय स्वतत्रता का पाठ सिखा गये । 


(५) वे मान, अभिमान, स्वाभिमान एवं मंद का अन्तर समभा गये तथा सच्चा 
' स्वाभिमानी बनने की शिक्षा दे गये । 


(६) वे पापी से नहीं बल्कि पाप से घुणा करता सिखला गये । 


(७) तथ्य को समझने के लिये एवं अनुभव करने के लिये इस मनुष्यवोनि का 
सदुपयोग होना चाहिये । 


मेरा दुर्भा्य ही समभिये । होनहार बलवान होती है। मै पृज्य वर्णीजी के दहन नही 
कर सका। प्रत्यक्ष साक्षात्कार का लोभ बना ही रहा। मेरी अभिलाषा श्रध्री ही रही । 
उनकी १०० वी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। मै अ्रपनी हार्दिक श्रद्धाजलि परम श्रद्धेय पूज्य 
वर्णी जी बाबा के कमलचरणो मे अ्रपित करता हूँ । 


८ 
५ 


आत्मा में कल्याण शक्तिरूप से विद्यमान है, परन्तु हमने 
उसे श्रोपाधिक भावों द्वारा ढक रक्‍्खा है । यदि ये नही तो उसके 
विकास होने मे विलम्ब न हो । 


>-गणंद वर्णी 


[ १४३ 


वे करुणा निधि सन्त 


“भरी श्रमृतलाल परवार 
सिधई प्रेस, जबलपुर 


अपने प्रवास के बीच वे जबलपुर पधारे थे और प्रतिदित सारी समाज उनके उपदेश से 
लाभान्वित हो रही थी। अपनी व्यस्तताड्ो के कारण हम लोग उनकी सेवा भे नहीं पहुँच पाते 
थे। यह उनकी महानता थी कि वे जहाँ भी होते थे पुरी समाज पर उनकी दुष्टि रहती थी । 
पुज्य पिता जी से उनका पुराना परिचय भी था | एक दिन्त किसी ने यह बात उनकी दृष्टि मे ला 
दी कि “सारी समाज आती है परन्तु अमृतलाल आपके प्रवचन मे नही आते ।” पता नही क्यों 
सुनते ही उन्होने श्राज्ञा दी कि यदि वे नही श्राते तो हम उनके यहाँ चलेंगे । 


दूसरे ही दिन बिता किसी सूचना के एकाएक हमने उत्तके पावत्त चरण अ्रपनी देहरी पर 
थमथमाते देखे । हम लोग यह अ्रनचीता सुयोग पाकर अ्वाक्‌ रह गये और दूसरे ही क्षण हमारा 
सारा कुटुम्ब उनके चरणों पर लोट गया । वे थोडी देर बैठे । धर्म की शोर रुचि रखने को प्रेरणा 
मीठे शब्दों भे उन्होंने हमे दी और हमे अपनी सज्जनता और अपनी निरशिमानता से अपना सेवक 
बना लिया । 

इसी बीच चि० राजेन्द्र अपना केमरा निकाल ला और उनका एक फोटो लेते की अभि- 
लाषा उसने जाहिर की । पृज्य बाबा जी सहर्ष तैयार हो गये और बडी सरलता से बोले- बताओ 
कहाँ बैठ जाये ?" 

पूज्य वर्णी जी की सरलता और सहजता का सही दर्शन उस छोटी सी घटता में हो जाता 
है । उनका वह अनुग्रहपुर्ण आगमन हमारे लिये बडा भारी सौभाग्य था। आज जब श्री नीरज जी 
उनकी जन्‍्म-शत्ताव्दी पर प्रकाशनाथ “स्मृति ग्रन्थ” की पाण्डुलिपि लेकर हमारे पास श्राये तब हमे 
यह भी अपना सौभाग्य लगा कि उन परम हितेषी गरुरुवर की स्थपृति में सेकडो श्वद्धाञजजलियो के 
बीच एक सुमन समपित करने का अवसर हमें भी अनायास मिल गया । उनकी पुण्यस्मृति को 


शत-शत अणाम । 


म्ः 


अबोध बालक एक पैसा का खिलौना टूटने पर रो उठता हैं पर घर 

मे प्राग लगने पर नहीं | इससे यही तो सिद्ध होता है कि बालक खिलौना 
को अपना मानता है और घर को बाप का । 

-गर्णेश वर्णा 


१४४ है का 














| 





उनके गअक्षर-उनकी बात 


शिक्षा के प्रचार-प्रसार मे तथा शिक्षा्थियों की सुंविधा-व्यवस्था में पूज्य 
वर्णीजी की सदेव बडी दिलचस्पी रहती थी । समाज की अथवा व्यक्ति की उदारता 
का मूल्याकन शिक्षा-सस्थाओं के विकास के आधार पर ही वे किया करते थे । सवत्‌ 


२०११ मे द्वरोणगिरि (छतरपुर) के गजरथ महोत्सव के समाचार पाने पर उन्होने 
लिखा था-- 


अं प्रत #डाशय कीवे तीरञ/जीगीज्ब्‌ कर्ूतहाभजनके 

क्तठा २9१५९ य अप अति- अपलाकीफ द्य्न्य्‌ 

आए है-कोकार्प्प झुक इक -किन्तु पागआक्ा 

वफ़े बा नही (डे ६ मदि पजाखेरुपथ भी शैछे 

घत्तरद ४ ९) हि; ६ (६३३ तन कुच् कठिन कक 

९८८ द्रूला आर छिस्तो या लक्ष्य तदी स्वंय 
९६ 


७ २७००५ देते तनपोषय सिप्थाए नप्तायराछ 


हि है. 22 
दीं जता रण जे नल बंद्दीण गड़त 3. 
ग्ल्न्ध्ट्ल्श का अगले कल सब्र वा 
ऊंट, - विफल खिएजते की ले ज दी-खाइतठ/ 
रेस्त थ्रअवता बएनप ह प्रणे)। -- 





कद! ज्प्रः 3) । २ 


२०१९ गखछ्षिकृजर्णी 
ऊपषरे सरोज ब्राज़मली ने दारपावकर्थिते: पिचन्यलें 
जुर्पश्नवर्षाफि ब्रिबएरिद्‌ की्जिस्स्तु ठुछ ब्तितागता 
पद दृुक्न हतारी हे -- 


श्रीमद्वणिगणेशाष्टकम्‌ 
रचयिता स्व० श्री ठाकुरदास जैन, शास्त्री, बी. ए. टीकसगढ़ (म. प्र.) 


[ यह सुन्दर रचना आाश्विन कृष्णा ४, १५ सितम्बर १६९५४ को ईसरी (श्रीसम्मेदशिखर 
जी) मे पूज्य वर्णी जी की 5२वीं जयन्ती के सुझवसर पर रचयिता द्वारा स्वयं उपस्थित होकर पढी 
गई थी । श्री ठाकुरदास जी महेन्द्र हाई स्कूल टीकमगढ़ (वि०प्र०) के रिटायर्ड हेडमास्टर एवं 
वीर दि० जैन विद्यालय श्री श्रतिशय क्षेत्र पपौरा जी के अधिष्ठाता थे । आप समाज के परखे हुए 
सेवक एवं विद्वान्‌ थे । --सम्पादक | 


अस्ति स्वस्ति समस्त-वरणि-तिलकः श्रीक्षुल्लकेष्वग्रणी., 
श्रीमत्पाइवेजिनाइब्रिवाज-मधुप. कारुण्य-पुण्याशय । 
सख्यातीत-जिनेश-निवृति-मही-सम्मेदशल श्रित , 
जीयादिन्दु-समानकीत्तिरमल: श्रीमद्गणेशह्विरम्‌ )। १ ॥। 


जो कल्याणभाजन समस्त वर्णियो में तिलक और श्री क्षुल्लकों मे शिरोमणि रूप से शोभाय- 
मान हो रहे है, जो बाह्याभ्यन्तर श्री सम्पन्न भगवान्‌ पाइवेनाथ स्वामी के चरणों के भक्त हैं, 
जिनका श्रन्त.करण कारुण्य से पवित्र हो चुका है, जिन्होंने अगणित तीर्थंकरों की निर्वाणभूमि 
श्री सम्मेदशिखर जी का आश्रय लिया है और जिनकी कीत्ति चन्द्रमा के समान लोक को धवलित 
करती है, ऐसे निर्मेलचित्त श्रीमान्‌ गणेशप्रसाद जी वर्णी चिरकाल तक जीवित रहे । 


स्थाद्वादामृत-वाधि-वद्धेत-विधुवत्सिल्य-रत्नाकर: 
पुण्यरलोक-मह॒षि-वाडमय-सुधा-पानेन तृप्ति गत. । 
ग्रात्मर्याति-रहस्य-वित्सु धवलां प्राप्त: प्रतिष्ठा पराम्‌, 
जीयान्निर्मलकी त्तिरात्मनिरत श्रीमद्गणेशश्चिरम्‌ ॥। २ ।। 


जो स्याद्वादरूपी अम्तसिन्धु की वृद्धि करने के लिए चन्द्रमा के समान है, जो वात्सल्यरूपी 
रत्नों के सागर है, जो पृण्यश्लोक मह॒षियों के द्वारा प्रणीत शास्त्रों के मथन से प्राप्त हुए अमृत के 
सेवन से उत्तम तृप्ति को प्राप्त कर चुके है, जिन्हें आत्मख्याति के रहस्य के विद्वानों में उच्च और 
समुज्ज्वल प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी है, आत्मा मे ही रमण करने वाले और निर्मल कीति सम्पन्न वे 
श्रीमान्‌ गणेशप्रसाद जी वर्णी चिरकाल तक जीवित रहे । 


हसज्ञान-मरालिकासमशमाश्लेष-प्रभूतादूभुता55- _ 
नन्‍्द, क्रीडति मानसेउतिविशदे यस्थानिश सर्वशः । 


[ १४५ 


प्रशापारमित समस्त-गुणिश्षचि सम्मानितों भक्तितः, 
ज्ञान-ध्यान-तप -प्रभाव-महितों जीयाद्गणेशश्चिरम्‌ ॥। ३ ॥। 


जिनके अतीव विशद मानस मे हस--ज्ञान और मरालिका--शान्ति के आ्ालिज्भुत से उत्पन्न 
हुआ आनन्द सरदंव सव शोर से क्रीडा करता रहता है । जो प्रज्ञा मे पारद्भत हो चुके हैं। समस्त 
ग्रुणिजन जिनका भक्तिपूर्वक सम्मान करते है। जो अपने ज्ञान, ध्याव और तप के प्रभाव से पृणित 
है, ऐसे श्री गणेशवर्णी चिरकाल तक जीवित रहे । द 


निज-महिम-रतो ये सर्वसत्वानुकम्पी, 
मनसि वचसि काये पृण्यवीयूषपूर्ण । 
दुरित-तिमिर-मूलोच्छेदकारी महात्मा, 
स जयति बुध-सेव्यो वणिवर्य्यों गणेश ॥॥ ४ ॥। 


जो आत्म-महिमा मे ही रमण करने वाले है। सभी प्राणियो के प्रति जिनकी अनुकम्पा 
रहती है जिनके मन, वचन और काय में पवित्र श्रमृत भरा हुआ है । जो पापान्धकार के मुलोच्छेदी 
महात्मा है । विद्वानों द्वारा पूज्य वे वर्णिवय्ये श्री गणश विजयी रहे । 








विलसित हृदि सूरि. कुन्दकुन्दो5पि यस्य, 
अमतशशिमहर्षेस्तत््वदर्शी च विज्ञ । 
शम-दम-मणिमाला यस्य कण्ठे विभाति, 
विरतरमत्तिजीयाच-श्रीगणेश: स वर्णी ॥| ५॥। 


जिनके हृदय में भगवान कुन्दकुन्द स्वामी की वाणी सदा विलास करती रहती है । जे 
महषि अमृतचन्द्र सूरि के तत्त्वदर्शी विशेषज्ञ है। जिनके कण्ठ मे शम और दम रूप मणियों के 
माला सदा सुशोभित रहती है । वे श्रीमान्‌ गणेशप्रसाद जी वर्णी दीघेकाल तक जीवित रहे । 


चिन्तामणिमं णिगणेष्विव तत्त्ववित्सु, तत्वेष्‌ जीव इव जिष्णुरिवामरेषु । 
वृक्षेप्‌ कल्पविटपीव शशी ग्रहेषु, श्रीमानसौ विजयते सतत गणेश ॥ ६॥ 


तत्त्वज्ञानियों में जिनका वही स्थान है जो मणियो, तत्त्वो, देवो, वृक्षों और ग्रहो मे श्‌ 
चिन्तामणि, जीवतत्त्व, जिनेन्द्रदेव, कल्पव॒ृक्ष और चन्द्रमा का है । वे श्री गणेशप्रसाद जी वर्णी सं 
उत्कष प्राप्त करते रहे । 


विशालकी तिवं रवृत्तमूर्तिलेब्ध-प्रतिष्ठ-प्रतिभा-गरिष्ठ । 
महामतिदिव्यवच प्रमोदी, जीयाच्चिर वणिवरों गणेश' ॥॥ ७ ॥। 


जिसका सुयश विस्तृत हो चुका है, निर्मेल चरित्र जिनकी मूर्ति है, जो गौरव के कार! 


१४६ | 














स्थायी एवं सम्माननीय उच्च पद प्राप्त कर चुके है, जिनकी बुद्धि का वेभव अतीव गुरु है, 
जो महामति है और जो महषियो--की दिव्यवाणी में आनन्द लेते रहते है | वे वर्णिकुलतिलक श्री 
गणेशप्रसाद जी चिरकाल तक जीवित रहे । 


ख्रवति निजमुखेन्दोर्य सुधाया: प्रवाह, अनुपम-शममूर्तिर्भावशुद्धयकसर्ग: । 
प्रकटित-जिनमार्गो ध्वस्त-मोहान्धकार', चिरतरमुपकत्यै सोउस्तु वर्णी गणेश” ॥॥८॥। 


जो अपने श्रीमुखचन्द्र से अमृत-प्रवाह की वर्षा करते रहते है । जिनकी- मुद्रा से अनुपम 
शान्ति की आभा निकलती है। जो मन' शुद्धि मे सदा एकाग्रचित्त रहते हैं । जिन्होंने रागद्वेष- 
मोहादि कषाय और इन्द्रियो के विषयो पर विजय प्राप्त कर लेने मे श्रात्मा का कल्याण बताया 
है। जिनके द्वारा मोहान्धकार का विध्वंस होता जा रहा है वे श्री गणेशप्रसाद जी वर्णी 
दीघ॑काल तक लोकोपकार करते रहे । 


श्रीगणेशाष्टक पुण्य, तज्जयन्तीमहोत्सवे । 
द्याशी तितमे ह्येतत्‌, कृत विज्ञ-मनोहरम्‌ ॥। 


इस श्रीगणेशाष्टक की रचना मैंने उनकी ८५२ वी जयन्ती के महीत्सव पर स्वान्तःसुखाय 
की है । यह विद्वानों की रुचिकर हो । 


ते वन्यपादा वरवाणिदेवाः 


सागरीय पन्नालालो जेनः साहित्याचार्य: 


चञ्चच्चन्द्रिकचन्द्रचारचरिता आचान्तचिन्ताचया- 
इचेतश्चिन्तितचिन्त्यचक्रनिचया सच्चित्तचित्राचरा. । 
उच्चाचारविचारचारचतुरा:,,  सत्कीतिसाराड्चिता- 
सते जोवन्तु चिर गणेशचरणा. श्रीचुज्चुवन्दाचिता' ।। १ ॥। 


जयति विजितपापो ध्वस्तमोहारितापो, 
विदितनिखिलभूत: शान्तिपीयूषपुतः । 
अपगतनिजतन्द्र सोम्यताधारचन्द्र:, 
प्रहतबुधविषाद: श्रीगणेशप्रसाद:  ॥॥ २॥। 


[ १४७ 


तिमिरततिविलुप्तालोकजाले समन्तात्‌, 
प्रवरमतिविनिन्ये वन्ध ! बुन्देलखण्डे । 
विहितविविधयत्नों ध्वान्तविध्वसने स्व, 
रविरिव गुरुनाथ | द्योतसे द्योतमान ॥|। ३ ॥। 


विरम विरम सिन्धों ! कौस्तुभोच्छेदशोका- 
ज्जहिहि जहिहि चेतरचञ्चलत्व चिरेण । 
स हि... विमलमयूखालोकविद्योतिताश. 
पुनरपि ननु यात्त-स्तावकीन समीपम्‌ ।। ४ ॥। 


जयति जगति धन्या सा चिरोजाभिधेया, 
विविधविबुधवन्धा धर्मंमाता त्वदीया । 
निखिलनिगमविद्या भास्वर या भवन्तं, 
सकल जनहितायोद्वेयामास शान्तम ।। ५ ॥। 


शादलविक्रो डितम 


उद्यहिव्यदिनेशदीधितिचयप्राग्भा रभा भासु रा. 
दुष्पत्कामकलापलायनपरा: सच्छान्तिकान्त्याकरा: । 
सन्तोषामृतपानदिग्धवपुष: कारुण्यधाराधरा:, 

श्रीमन्‍्तो गुणिनों जयन्तु जयिन , श्रीवणिपादाश्विरम्‌ ॥| ६ ॥। 


बसन्ततिलकम्‌ 


जीयादजेयमहिमा गरिमा गणाना, 
स्याद्ाद्सिन्धुरभित शमित समन्‍्तात्‌। 
विद्याविलाससहितो महितो मरुझ्ि- 
वर्णीन्द्रवणितगुण  प्रगणो गणेश” ॥| ७॥। 


मार्गेप्नु भूय विपुलातुल-दु.खराशि, " 
यानादुते विवुधवन्य ! समागतों यत्‌। 

तेन सफुटा भवति भव्यकृपा त्वदीया, 
भक्‍तेषु सागरतिवासिजनेषु नूनमू ॥|०॥। 





विद्यानवद्य ! भवतो महतो विधाना- 
देवात्र जागृतितात वयमाप्तवन्तः । 
दृष्टवा भवन्त - मिहमजञ्जुलसूतिमग्रे, 
मोदं॑ महान्तमघनाशनमयय याम' ॥ € ॥। 


है पृज्य ! है गुरागरो ! तव पाणिपझा- 
दादाय जन्म विमल वरबोधवक्ष: । 
विद्वद्विह ड़ गणसे वित-रम्यशाखो- 
विद्यालयोज्य-मभितो भवतों विभाति ॥। १० ।। 


शादलविक्री डितम 


शास्त्राम्भोधिवगाहनोत्यितलसत्सद्बो धभानू:ू व- 
हिव्यालोकविलोकितावनितला: सत्कीतिकेलीकला: । 

पापातापहरा महागुणधरा' कारुण्यपुराकरा 

जीयासु जंगतीतले गुरुवरा: श्रीमद्गणेशाश्चिरम्‌ ।। ११ ॥। 


न्यायाचाये ! गुणाम्बुधे शुभविधे ! स्याद्गादवारा निधे ! 

कः शेषों रसनासहससुयुतः श्रीमद्यशोवर्णने । 

दृष्ट्वा केवल-मत्र मज्जुलविभ त्वत्पादपद्मद्यं, 

पूजामो वयमद्य भक्तिनिभृताभअ्रश्यद्गिरों भाव॒ुका' ॥| १२ ॥ 


इन्द्रवत्ञा 


पीयुपनिष्पन्दनिभा यदीया 

वाणी बुधाना हृदय घिनोति । 
दीर्घायुष: सच्तुतरा महान्त- 

सस्‍ते वन्यपादा वरवणिनाथा: ॥॥ १३ ॥। 


२4 


जिन्हे ससार तत्त्व से पृथक्‌ होने की अभिलाषा है, उन्हें हृदय की 
दुबलता को समूल नष्ट कर देना चाहिये । 


“गणेश वर्णी 


[ १४६ 


श्री गणेशाष्टकम्‌ 


गोपीलाल अ्रमर एम. ए 
क्‍ भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिलल्‍ल 
यदीया वाग्धारा सुमनुज-मन शीतल-करा, 
समा भावा यस्या5हितकरजने वा हितकरे । 
सुवर्ण काचे वा मृतजनघटे वा सुभवने, 
गणंशो वर्णी मे शत-शत-गुणेशों विजयताम्‌ ॥। १ ॥। 


जिने देवे शास्त्र गुरुवर-गणे दशोनमय , 

यदीयो ज्ञानाककों विहित-जगदालोक-किरण । 
यदीय चारित्र निरतिचरित मौढ्यरहित, 

गणंशो वर्णी में शत-शत-गुणेशों विजयताम ।। २ ।। 


समस्त-नन्‍्यायाद्यागम-परिचितो5खण्डम हि मा, 
सुधासिवर्त शब्देरवनितल-विस्तारित-यशा । 
सदा तेजोदीप्तोीं. जिन-वृष-पताकाश्रयतर', 
गणेशो वर्णी में शत-शत-गुणेशों विजयताम्‌ ॥। ३ ॥। 


. सदा सेवा-भावात्‌ प्रथम-गृरुणा तुष्ट-मनसा, 
परित्यक्त धृम्र-ग्रहणमनिश यस्य कथनात्‌ । 
कुमारावस्थाया परम-जिनधर्म कृतनमति , 
गणेशों वर्णी मे शत-शत-गुणशों विजयताम्‌ ॥॥ ४ ।। 


गते बाल्ये पाणिग्रहणमरभवद्‌ सस्य सुधिय , 
पितुमृत्यक्लेश कठिनमगमद्‌ यस्तदनु च। 
सुख प्रापन्मात्रा निगम-सिमरेत्यत्र हितया, 
गणेशो वर्णी मे शत-शत-गुणेशोी विजयताम्‌ ॥| ५ ॥। 


महामेघाधारी , विमल-हृदय. सज्जन-सख , 

विमोही वित्रास स्वपर-हितकारी गृणनिधि । 
तपद्चर्याद्वा रा विजित-निजकर्मा रिनिकर , 

गणेशो वर्णी मे शत-शत-गुणेशों विजयताम्‌ ॥।। ६ ॥। 


१५० । 





१५१ | 


समाकृष्टा वित्ताधिप-मगगणा येन मधुरे., 
सुवीणा-शब्दाभहित-सदुपदेश अ्रमहरे: । 

समाधत्ता भ्रान्ता भव-भय-वने कष्टविपुले, 
गणेशो वर्णी मे शत-शत-गुणेशों विजयताम्‌ ॥| ७ ।। 


तपोमूरति-वर्णी  सुझेत हृदय: पूज्य-चरण:, 
शमाउईहिंसादीनामनितर-समाराधन-पर. । 
महान्न्यायाचा्ों गुण-गण-समुद्धी गुरु-गुरु., 
गणेशो वर्णी में शत-शत-गृुणेशोी विजयताम्‌ ॥। ८ ॥! 


अ्मर-कविता स्तोत्र, श्रीगणेशाष्टक कंतम्‌ । 
कल्याणं सदा लभते, यः पठति श्रुणीति च॑ ।। 


मा 


वणि-सर्यः 


पं० अ्रमृतलाल शास्त्री, साहित्याचार्य, जैनदर्शनाचाये 
वाराणसेय सस्कृत विश्व-विद्यालय, वाराणसी 


व्याप्त: सर्वत्र भूमो, शशधरधवल., शम्भुहासापहासी 
कीतिस्तोमो यदीय, जनयति नितरा, क्षीरपाथोधिशल्धाम्‌ । 
यस्मिन्सम्मम्तकाया अमरप्तिगजो दिग्गजाइ्चन्द्रतारा 
जाता: सर्वाज्भशुशत्रा', स जयति सतत श्री गर्णशप्रसादः ॥१॥। 
>< >< >८ 
अशिक्षाराक्षसीश्लिष्टा, हृष्टां रूढिपिशाचितनीम । 
द्रत यो द्राववामास, वर्णिसूयं: स वन्यते ॥ १॥। 
अज्ञान - निबिडध्वान्ते, छडढिगतेंइतिभीषणे । 


उन्‍्मागें पतता दिष्ठया,.. वर्णिनसूर्योदयोड्मवत्‌ ॥। २ ॥ 
दृष्टमार्गास्ततो भकत्या, बभूवुस्ते तदुन्मुखा: । 
चिन्ताभारं परित्यज्य, प्रापुमोदमनन्तकम्‌ ॥। ३ ।। 
सद्दोध-किरणावल्या,. विद्न्नभसि भासुरः । 
पराधुष्यो5-भवत्तूर्त्या, तेजसाति-महीयसा ॥।| ४ ॥। 


प्राच्यादिदिग्विभागेपु, स्थिता लोका. सदाशया' । 
तस्यानुकलता प्राप्ता, स्‍वत्त एवातिभक्तित ॥ ५॥ 
विशोष्याशासरितन्नीर, धृत्वा सनन्‍्तोपसज्जलम । 
पार्व॑ताथा-चलचेत्य, मग्न_ सन्यासव रिधौ ॥ ६ ।। 
तस्मिन्नद्श्यता याते, चक्रवाका इवादिता: । 
श्रावका' श्राविका विज्ञाइदात्राइचान्येषपि मानवा ॥॥| ७ ॥। 
तेजसानलकत्पेपु विवुधेपु विलोक्यते । 
इदानीमपि यत्ते- जस्तत्तदीय न सशय ॥॥ 5॥। 
तदभावेषपि तत्तेज, समाश्रित्य तमश्छिंद । 
ज़ानदीपा. प्रकाशन्ते, समाजे बहुसख्यका ॥।| ९ | 
तेषु प्रकाशमानेषु तभ्यामपि न तत्तम । 
स्वीय स्थान पुन प्राप्तु शक्‍नुयात्तत कुत्रचितू ॥ १० ।। 
गत्यन्तर गतोष्प्यय हृदिस्थो नो विराजते। 
तस्में श्रद्धाञ्ज लिभेक्त्या,  श्रद्धयाय समप्यंते ।॥। ११ ।। 
--अ्रमृतलालो जनः 


प्‌ /४ 


हू 
व्णिनेःस्त नमी नमः । 


ले० श्रमुतलाल जैनदशनाचायं, साहित्याचारय वाराणसी 


( ४३१ 9) 
दिव यातोडपि योज्स्माक, पुरो भाति स्फुरनचिव । 
गुरूणा गुरवे तस्में, वर्णिनेहस्तु नमो तम- ॥। 
( २ ) द 
बहिरन्‍्त समानाय, सारासार - विवेकिने । 
तमोउस्तु वर्णि-वर्याय, श्री गणेशाय भक्तित ॥। 
( ३ ) 
क्षात्राणा कल्पवृक्षाय, बुधाना कामधेनवे । 
सस्थाना च सदा चिन्ता-मणये वर्णिने नम ॥। 


श्र 


५२ | 


वणि गाथा 


रचयिता--कमलकुमार जंत, कलकत्ता 


समस्यापूतिमालक्ष्य लक्ष्यते लक्ष्यभेदतः । 
निर्व्याजया मनोवत्त्या भक्तिभावसमेतया । 
श्री गणेशप्रसादस्य वर्णिन क्षुल्लकस्य वे । 
त्यागमूर्तेविशेषेश गुणाौघों गुणलब्धये ॥। 
(| $६$ 9) 
यदीयभाषाः परमा: प्रसन्चा', विवादशून्या श्रपवादमोन्या । 
धन्या वदान्या वरपुण्यपण्या: जीव्याच्चिर वशिगणेश एब' ।। 
( २ ) 
यदब्रद्मचयं ह्यकलड्ूूभाव व्यनक्ति साक्षादमृतत्वमात्रम । 
आध्यात्मिक मानसिकजञ्च तेज:, जीव्याचिरं वणिगणेश एप: ।! 
( २३ ) 
सर्वेषु सत्वेषु यदीयमेश्यं, प्रमोदभावेन सहैव वतेते । 
विद्वत्सु विश्वेष्वितरेषु माध्य, जीव्याच्चिर वणिगणेश एप: ।। 
( ४ ) 
विभावभावा. परिहेय-कक्षां, गता रता श्रात्मिक-भाव-सिन्धौ । 
स्वभावभावा विमला यदीया जीयाच्चिर वाणिगणेश एष' ॥। 
( + ) 
यदीयवाचा रचना ह्यवाच्या, माधुयेंगाभ्भीय विवेच्य रम्या । 
साम्याथवशेष्यविबोधगम्या, जीव्याच्चिर वणिगणेश एप: ॥। 
( ६ ) 
एको४पि भावों न विरोधभाव भावेषु भिन्नेषु कदापि धत्ते । 
अतो ह्मसीह त्वमजातशनत्रु , जीव्याज्चिर वरशिगणेश एप ॥। 
( ७ 9) 
बाह्येषु भावेषु जल्डजवद्यो, निर्लेपभाव हि जले विधत्ते । 
यस्मे तु मोक्षो भवते भवात्स्यात्‌, जीव्याज्चिर वणिगणेश एप: ।। 
( ८५ ) 
भूतेष॒ कल्याणकृते यदीय योगत्रयथ कर्मकर पर वे। 
निरन्तर साधुसमाधितन्त्र जीव्याच्चिर वर्णिगणेश एषः ।। 


[| १५३ 


( &€ ) 
यथाहि वातेन गतागतैन, समस्तलोक स्थिरता समेति । 


यदीयपुण्येत्त तथैव विद्वान, जीव्याच्चिर वर्शिगणेश एब ॥। 
१० 
यन्मूतिमालोक्य जना अश्ञान्ता , प्रयान्ति शान्ति परमाममेयाम । 


इत्थ त्वमेवासि सुशान्तसूर्ति , जीव्याच्चिर वरणिगरणेश एप. ॥। 


११ ) 
यथा विहायो निजमध्यभागे, स्वत स्वरूपाद्विविधानि पतश्च । 
द्रव्याणि धृत्वाप्यविकारवत्तत्‌ जीव्याच्चिर वर्शिगणेश एप ॥। 


( १२ ) 
त्वच्चापि तद्द्विमलो$सि शब्वत धृत्वापि कर्मारिं जडान्यनादे । 
द्रव्यस्वभावो वर एप एवं जीव्यान्चिर वर्णिगणेश एप ।॥ 


( १३ ) 
अध्यात्मविद्या--परिशीलनेन स्वात्मा ह्यनात्मत्वमनादिकालं । 


विहाय बोधत्वमधात्त्वदवीयो जीव्याज्चिर वरणिगणेश एप: ।॥ 
१४ ) 
स्वात्मोपलब्ध्येव यदीय आत्मा परात्मलब्ध्ये यतते हि शश्वत्‌ । 


स्वभाव एवंष मत सुदृष्टे्जीव्याच्चिर वर्णिगणेश एब ॥। 


( १५ ) 
यदीयसधे बहवो हि सन्त. सदात्मसिद्धये प्रयता विभान्तः । 
स्वान्त' प्रवृत्यंव भिरुद्धबाह्मा जीव्याज्चिर वर्णिगणेश एव: ।। 


१६ ) 
अ्ध्यात्मचर्चा भिरवाप्तबोधा. समाप्तरोषारच निरस्ततोषा । 
प्रक्षिप्तमोहा नित॒रा विमोहा जीव्याच्चिर वर्णिगणेश एब: ।। 


(१७ 
स्थाद्गादविद्याविदितस्वरूप. समस्त--सत्वाहित-हारिवाक्य 
भयेति सम्बोधन-तत्परो यो जीव्याज्चिर वशिगणेश एप: ।। 


( २ 
श्राद्यादिभेदेत विभिद्यमाना ज्ञाता हि चत्वार इमेघ्नुयोगा 
येनात्मबुद्धया विमला अपारा जीव्याज्चिर वणिगणेश एप: '। 


१६ ) 
न्‍न्य|यादिविद्या-विदितात्मतत्त्व', समस्ततत्त्वप्र तिबोधनात्मा । 
शुद्धकरूपोध्प्यविनाशिरूप जीव्याज्चिर वर्णिगणेश एब ॥ 


( २० ) 
प्रत्येकवस्तुप्रतिबोधनाय, . स्याद्वादमार्गो निरवद्यमार्ग । 
निरूप्यते येन विशेषतो5त्र, जीव्याज्चिर वणिगणेश एषः ।॥। 


के के 


समपेणम्‌ 


पृ विहितान्‌ विविधान, 

घ्यायन्‌ ध्यायनू तवोपकारानिह । 
नतमस्तको5हमधुना, 

समप॑ये वर्णिविशतिकाम्‌ ॥| १॥। 


साहित्यधर्म-शास्त्री, 
व्याकरणन्यायकाव्यतीथेरच, 
विद्याधनोपजीवी, 
नित्य धर्मोपजीवी च ॥२॥। 


नाम्ता कमलकुमार:, 
श्रीमच्चरणार-विन्दवन्दार: । 

चारुश्चरित्र-चित्रान, 

ह श्राव श्राव गुणग्रामान्‌ ॥ ३॥। 

कलिकातायां वासो:, 


वासो भाषा त्वदीयगृणकस्य 
राशा निर्मल-वत्ते:, 
साक्षान्मोक्षस्थ मार्गों मे ॥। ४ ।। 


समपंयिता 
फमलकुमारो जन, गोइल्ल, 
व्याकरण न्याय, काव्यतीर्थ, 
साहित्य धर्म शास्त्री, 
न. ४ थियेटर रोड, कलकत्ता । 
हर 


जो आत्मा पर से ही अपना कल्याण और अकल्याण मानता है वह 
प्राधीनता को स्वय अंगीकार करता है । 


“- गणंश वर्णी 


[| १४५५ 


_गणंशस्तुतिः 


श्री मुलचन्द्र श्ास्त्रो श्री महावीर जी 
( १) 


तारुण्ये जयिना समर विजयिना जित्वाथ भोगाहंके, 


दर्शन येत महोजसाइतितरसा शीलोड्पवर्गप्रद: । 
अम्बादासगुरों निपीय नितरा तकख्यविद्यां सुधा, 


जातो यो विदुषामुपास्य इह वे स्वाचार इत्येपट: ।। 
ह ( २ ) 
गड्जोत्तुज्भतरज़ू-सज्जि-सलिल-प्रान्तस्थितो. विश्वुत:, 
श्रीस्याद्वाद-पदाड्ितो भुवि जने मॉन्यो5स्ति विद्यालय: । 
सोधनेनेव महोदयेन महता यात्नेन सस्थापितः, 
ब्रतेईसी सत्तत विनास्थ वचन कीतति परा साम्प्रतम्‌ ॥। 
( ३ ) 


धनन्‍्या सा जननी पितापि सुकृती -गेह च तत्पावन, 


धनन्‍्या सा घटिका रसापि मह॒ती मान्यो हसेरोडषपि स । 
धर्म्माबापि बभूव मान्यमहिता बाई चिरोजाभिधा, 

धन्य सो$पि गुरु यंदस्थ हृदये विद्यानिधि न्यक्षिपत्‌ ॥। 
(४) 


ध्यानेनामृतवपिणा श्रवणयोराकर्षिणा 


मानवान्‌, 
यत्र क्वापषि विवाद-वेर-कलहा: श्ञान्ति चिरस्था गताः । 
विश्वस्ता जनता कृता च सुखिता प्रोत्साह युक्तामुना, 


पुष्पामोद इव प्रयान्ति पुरतः, स्वाभाविका: सद्गृणा. ॥। 


( ५ ) 


यथा सुवर्ण पुटपाकयोगाद्विनिमल सल्लभते प्रतिष्ठाम । 


तथेव विद्याप्तिकृते प्रसह्य कष्टान्यनेकानि विचक्षणेषु ।। 


(६ ) 
श्रवाप्यनेनापि विचक्षणेन निरन्तरोत्साहबता सतातः । 
सम्यक्‌ प्रतिष्ठा विदुर्षां बभूव, सहायकोझसौ गुणिनायकश्च ॥ 


( ७ ) 
व्यर्थां स्‍्वकीया च तृणाय मत्वा परस्य पीडाहरणे विदग्ध: । 
जनो जने: स्थाद्‌ यदि पूज्य एवं, किमत्र चित्र न सतामरोहि ॥। 


(८) 
सब्र: समाराधित एव पन्था:, सुसेवितोडनेन महोदयेन । 
अतो नरत्वेषपि स्वसात्प्रवृत्या * देवायित सत्त्वहितेषिणा बे ।॥। 


( ६ ) 
सम्यग्दशन-शुद्धयोधचरण सधारयन्नादरात, 
स्वस्थानोचितसद्गुणैदच विविधैराकर्षबन मानवान । 


वराग्योद्धूवकारकेहितवहैनित्य वचो भि: श्वितः 
स श्रीमान्‌ गुरुवय श्रायंमहितो नोज्व्याद गणेशो मुनि: ।। 


( १० ) 
चिरोंजाधमंपुत्रोष्य. भयात्स्यभवनादशक: । 
दाता बोधस्य त्राता च दुःखिता पतता नणाम्‌ ।' 


है. 


( 


हु 


श््धी 


आत्मा अनादिकाल से पर के साथ सम्बन्ध कर रहा है और उनके 
उदयकाल में नाना विकार भावों का कर्त्ता बनता है। यही कारण हे कि 
अपने ऊपर इसका अधिकार नही । 


>-गणंद वर्णी 


[ १५७ 


वणि वन्दना 


रचयिता--भ्री मुलचन्द्र शास्त्री श्री महाबीर जी, 
४ ( १ ) 


विद्वद्रेण्य / बदतावर ! विद्वबन्धों ! 
सिन्धो ! गृणस्थ गृुणिनाथ | विन्ञाथभर्ते ! । 
आसाटिजातिवरनन्दतन ! वन्दनीय ! 
चूडामणे ! ब्तिजनस्यथ बुधावतस ! । 
( २ ) 
है भद्ल्‍ाताभार विनम्नगात्र | 
अध्यात्मसाराच्वित-चित्तवृत्ते ! 
विद्या्थिना प्राण ! पराथकतें: | 
शरण्य ! साधो ! वरबोधदात ॥। 


( ३ ) 
ज्ञानाजने लब्धविशिष्ठकृच्छ ' 
विज्ञालद॒ुष्ठे | गुरिवुन्दवच्च ! 
बुन्देलभूमेस्तरणे ! मनस्विन्‌ ' + 
नित्य जगज्जीव हिताभिलाषिन  । 
( ४ ) 
कंषायवृत्या परिवर्जितात्मन्‌ ' 
सरस्वतीमन्दिर रत्नदीप ' 
श्री जैन-धर्माभि-वशास््रबुद्ध : 
सत्कृत्य॒सर्वे: समपास्थमान् £ । 
( +# ) 
प्रातः सदा सस्मरणीयपाद * 
कीर्त्या मह॒त्या भुवि वर्धमान ! 
सहर्शनज्ञानपवित्रवृत्त 


सकारमकलतर, 


7 गाव 


हा 


_सपिकदाइकार। 


ऑ्लयालला, 


लेवमकाबक 


प्रशस्य सख्भाववश प्रपुज्य ! ॥॥ 


डॉ 


श्र 


( ६ 9) 


ग्रजातशत्नो ! परदारबन्धो ! 


परा्थंससाधनबद्धकक्ष | | 


सृक्त च बालादपि स्ि धक्षो | | 
ऋज्व्या प्रकृत्या परिशोभमान * ॥ 
( ७ ) 
सद्धमंसदेशक ! हे प्रब॒द्ध 
गणेश ! पूज्योडति गृणेरमीभिः । 
विराजसे त्व जनतालवाले 
तुम्य नमो भव्य ! दिवगताय ॥। 
( ८5 ) 
सदृणिने 5 न्‍ते च दिगम्बराय 
विद्रेण्याय. महोदयाय । 
नमो गणेशाय गण युंताय 
सर्देक-रूपाय मनो$ड्भवाण्याम्‌ ॥। 
( ६ 9) 
काश्या यदाह गुरुव्यपाइवें 
पपाठ तत्रव तवाडिम्सेवास्‌ । 
चकार पश्चान्नहि योग ईदुग 
लब्धी मया हन्त कथच्चनापषि ॥॥ 
( १० ) 
नमो5स्तु तुभ्य सतत त्रियोग-- 
शुद्धया त्रिकाल मम भक्तकस्य । 
मन्येड्मराणां झुसदा सभाया 
सबोधनायेव. विवंगतोडंसि ॥। 
( ११ ) 
है सदगुरो ! विश्वजनीनवृत्ते ! गुणानशेषानसमर्थ एवं । 
बक्‍तु त्वदीयान्‌ मम कामनेय, पुनस्त्वमेह्मत्र जिनोपव॒त्य ।। 


मर 


[ १५६ 


शब्द-प्रसन 


डा० नरेन्द्र विद्यार्थी, छतरपुर (मर. प्र. 


( १ ) 


यः शास्त्राणंवपा रंगों विमलधीर्य सश्चिता सौम्यत्ता । 
येनालम्भि यश्ञ' शशाद्ूघवल, यस्में ब्रत रोचते॥ 
यस्मात्‌ दूरतर गता प्रमदता, यस्य प्रभावों महान । 
यस्मिन सन्ति दयादय स जयति, श्रीमान्‌ गणेश सुधी ॥। 
( २ ) 
निकन्दो विद्याना, सकलनिलयो धम्मंतपसाम्‌, 
निधि कल्याणाना, गुणगणचय पृज्यचरण ॥ 
यतिस्थान वाचा, कविवरगणानां श्रमहर:, 
गुरु-वर्णी पुज्यो, भवतु भवता नित्यसुखद. ॥ 


श्र 


परिणामों में श्ञाति उत्पादक जो कार्य हो वह इलाध्य हैं। जिस कार्य के 
करने मे शञाति ने हो, वह इलाध्य कोटि मे नही झ्राता । जिस कार्य के अ्रनन्तर 
शाति आ जावे, अभिमान-कतुंत्व का लेश न हो, वही महनीय काये है। 
पञ्चेन्द्रिय विषय सेवन से उत्तरकाल मे तृष्णारोग की श्ञाति नही होती । भ्रतः 
उन विषयों के सेवन को कोई भी इलाध्य मानने को प्रस्तुत नही होता । श्राय 
विषयसेवन को प्रत्येक व्यक्ति दु ख का कारण मानता है। यद्यपि विषय दुःख 
के जनक नही, क्योकि वे तो पद्गलद्रव्य के गुण है | श्रत न ढु ख उत्पादक है 
ग्लौर न सुख के जनक ही है । रागादि परिणाम ही दु.ख के जनक है । क्योकि 
जिस समय रागादि परिणाम होते है उस समय आरात्मा मे स्वास्थ्य नही रहता । 
जब तक रागादि की निवत्ति न हो आत्मा पराधीन रहता है । जिस समय उसके 
रागादि परिणाम ध्वस्त हो जाता है उसी समय श्रात्मा में व्यग्नता मिठ जाती 
है। व्यग्रता- के श्रभाव में आत्मा स्वयमेय सुख, शाति का अनुभव करते 


लगता है । 
बर्णी वाणी, ३ /६६ 


१६० ] 


कलम 





शा 05 १० आम 202 बी ७७ ३७७४/४७४ था आआ 20076 4& 7 +४ 
च्व्य 


पर 
(3 
| 
(कि 
8 
न 
५5 
ष्ि 
। साई 
फफि 
र्प्षि 
ठिः 
/ 5 का 
पा 
0! ्ि 
तय 
_.. [४ 
दर हि 
है १4१ 
ए. 2 
पल 
(४ 
॥2 4 
कि छः 
र्रि 
5 ट 
“रु ८ 
> 


५ दिनालनरर न शितामा 
€ 9. ६ 





ब्म्नेगी के. 


का 
्क 
ल्‍ौँ 
लक 


हु 
हु 


्ट्र ! 
पड 3 ३ ७ है 
ई 


का विश्वास 
-रवं० हरिप्रसाद हरि-- 





श्र 

2 आल / 68४ हे 

३० ४५ है रो ५ शत 

हा | शू ई था तर है 

डर ही अरे कल ७० ४ 
छः कल हे 

*$ 4 ु ड़ ५८ 

28 < ) 





आहार के बाद : उपदेश 
श्रोता है श्रावक शिरोमणि साह शान्तिप्रसाद और रमारानी जन 





4० पं प्रसारण आता ज्श््ग्ग्ब्ग्ग्ण्ण्ल्ल्कषदलफक- >> फऋऑिएि या: १ जप 0 + आह 222 टी ०८०४६ ५ >इबण + २ मन बक कक कि की) 0० ०० ० 5७ ७ 
है के नि 


(पूज्य बाबाजी का साक्षात्‌ चित्र प्रस्तुत करने वाली एक सुन्दर रचना) 


एक चादर में बँधा हे विश्व का विश्वास 


-रव० हरिप्रसाद हरि 


पीत पट में ही बँधघे से, वक्ष ! या प्रत्यक्ष ही, 

हड्डियों में प्राण; सिमठा हुवा सा-सिन्धु । 
ग्रोर वाणी मे बिधथे से हास्य रोदव बस रहा-- 

वेदना के बाण। है ग्राज कितने पास, 
विनत पलकें--कल्पनाशरों-- एक चादर में बँधा है, 

के समेटे बिन्दु, विश्व का विश्वास । 








्चचच्च्लशलच्चस्च्चचखच्न््य्च्यच्य्य्च्स्‍्सस्‍स्‍य्यमलललफ्ल्स्क्ल््््््ि्ेिे्््_ड-डिडडड््ड्ड्््िि्््ेॉेिोििि--_-_-__---+-3ल०ड-2 2 


[ १६१ 


“७एएएथंएएंणंथणणणांओ : 
के पज्य वर्णोजी के प्रति 
रे 05 
जे न चित नि नह वी हि चर च 
-सव० धन्यकुमार जेन 'सुधेश', नागोद, स. प्र. 


तुम जगजीवन के गेय रहो 
जग रहे तुम्हारा गीतकार । 


ग्रध्यात्मविज्ञ | अध्यात्मवीर ! अध्यात्मव;द के चमत्कार । 
अध्यात्मविशारद | तुमको है, अ्रध्यात्मजगत का नमस्कार ।। 


है तीर्थकर के आत्म-त्याग, हे 'गणधर' के शुचि आत्मगान । 
हैं बाहुबली” के आत्मतेज, हे 'भारतभू' के आत्मध्यान ।। 
है शेणिक' के नव आत्मबोध, है कुन्दकुन्द के आत्मधर्म । 
है 'महाधवल' के आत्मज्ञान, हे 'समयसार' के आत्ममर्म ॥। 
तुम सी विभूति को पाकर ही, है आत्मवाद को अहकार । 
ग्रध्यात्मविज्ञ | अ्रध्यात्मवीर ! गअ्रध्यात्मवाद के चमत्कार ।॥। 
अध्यात्म विशारद | तुमको है, अध्यात्म जगत का नमस्कार ! 


है वीतराग' के घमंचक्र !' हे मुनि “समन्‍्त' के धर्मध्यान । 
चामृण्डराय के धर्मंभाव, हैं निमिचन्द्र के धर्मंशान |। 
है वारिषेण के धर्मयोग, हैं विष्णुसाध के धर्मप्रेम । 
हे 'चन्द्रग॒प्त' के धर्मलाभ; है 'खारवेल' के धर्मक्षेम । 
दी बहा तुम्ही ने यहा पुन., इस पुण्य धरा पर धर्मंघार !। 
अध्यात्मविज्ञ | अध्यात्मवीर * अध्यात्मवादके चमत्कार । 
ग्रध्यात्मविशारद | तुमको है, श्रध्यात्मजगत का नमस्कार ॥। 


री 
तुम वीतरागताके प्रतीक, है तुम्हे एक से शूल फूल । 
कवि कहे कहा तक ?तुम सोने-मिट्टी का अन्तर चुके भूल ।। 
तुम लीन आत्म-हित चिन्तन में, काया का तुमको नहीं ध्यात । 
तन्‍्मयता में तुम बने स्वय, अब अपने ध्याता, ध्येय, ध्यान ॥। 
हे निविकार मन निविकार, वच और कर्म भी निविकार । 


हु.आल 5 आभास कर... मा अुलह #००५ - कि कक आर - की 


भ्रध्यात्मविज्ञ | अध्यात्मवीर ! अ्रध्यात्मवाद के चमत्कार । 
अ्रध्यात्मविशारद ! तुमको है अ्रध्यात्मजगत का नमस्कार ॥। 


शिक्षाप्रचार के हेतु भ्रमण ही, रहा तुम्हारा चिर विज्ञास । 
क्षण भर भी आश्रय पा न सका, अज्ञान तुम्हारे आसपास ॥। 
अतएव तुम्हारी ऋणी जेन, जन-मन-गण की प्रत्येक श्वास । 
निजरूप निरख तव वाणी मे, जिनवाणी का मुख भी सहास ।। 
माता की गरिमा को विलोक, भईत कवियों के हृदय तार । 
अध्यात्मविज्ञ * शअ्रध्यात्मवीर ' अध्यात्मवाद के चमत्कार । 
अध्यात्मविशारद ! तुमको है अ्रध्यात्मजगत का नमस्कार || , 

श्रद्धासे गद्गद कण्ठ हुवा, तुमसे लघु कवि क्‍या कहे सन्त । 

बस यही चाहता तुम्हें कुशल, देखें हर आगामी वसन्‍्त ॥॥ 

युगपति | गणेश ! युग के मस्तक, पर रहे तुम्हारा वरद-हस्त । 

युगचक्र तुम्हारे इंगित पर, चलने मे ही हो चिरभ्यस्त ।। 

तुम सदा जगतके गेय रहो, जग रहे तुम्हारा गीतकार । 

अ्रध्यात्मविज्ञ ! अध्यात्मवीर ! अध्यात्मवादके चमत्कार । 

ग्रध्यात्मविशारद ! तुमको है अ्रध्यात्मजगत का नमस्कार ।। 


55 


वर्णो जी महाराज के कर कमलों में 
सादर समपित 


९0 रे 273. (९) मै 
श्रद्धांजलि 


है आत्मतत्त्व के तेजपुज, मानवता के हे परम देश। 

अमदम शम सुमनो के निकुज, गुरु वर्ण पृज्य वर्णी गणेश | १। 
पाकर चरणों का शुभाशीष, जगने पाया नतन विकास । 
तुम चले वाछने को जगमे स्याह्गाद धर्म का सत्प्रकाश | २। 


हीरा उजयारी की कुटिया, के दीपक बनकर के आये | 
आलोकित करके दिगदिगन्त, सूरज से बन करके छाये | ३ । 


[ १६३ 


तुमने अलसाए प्राणों मे, चेतना मंत्र सा फूँक दिया । 
तमसावृत जीवन मदिर को, तुमने पावन आलोक दिया। ४ । 


हे तप. पूत : है शान्तिमृति | कारुण्य - सिन्धु के हे उभार । 
कल्याणमार्ग के अथक पथिक, तुम आत्मगुणो के हो अगार । ५। 


तुम शिशु सा सरल हृदय लेकर, मा सा स्नेह वितरते हो । 
प्रहित कातर हे पुण्यमृति, सबका हितचिन्तन करते हो । ६ । 


ले सस्थाओर की दीपशिखा, तुमने जगको जगमगा दिया। 
जो कभी नहीं मिट सकता वह, ऐसा पावन आलोक दिया । ७ । 


फूलो का हृदय लिए तुम है, शूलो के पथ पर चलते हो । 
होकर के ही त्ति सग सदा, गुणनिधि से जीवन भरते हो । ८। 


समभे हम तुम मानव विराट, हो आत्मतेज के पुज गअ्रहो । 
थ्रो साधक ज्ञापक बनकर तुम, चितमे आनन्द समीहक हो । ६। 


कल्याणमार्ग के परिचायक, शाश्वत निधियों के है अगार । 
भौतिक जग के प्रति उदासीन, जीवन समरसता के उभार । १० । 


ग्रो पूज्य तपोनिधि चरणों मे, श्रद्धा से शीश भूकाते है। 
तब सौम्यमृति की आभा में, हम अपने पन्त को पाते है। ११। 


-अध्यापक एवं छात्र समुदाय 
जनता हायर सेकेन्डरी स्कूल 
बड़ा मलहरा (छतरपुर ) म. प्र. 


हक 
स्नेह ही बन्धन का जनक है। यदि ससार मे नहीं फंसना 


है तो प्रका सम्पर्क त्यागना ही भद्र है । 


-गणेद वर्णा 


अं तुम्हारा ही वह पौरुष धन्य ? 


“भी हुकसचन्द्र बुखारिया, ललितपुर (उ. प्र.) बल 


सम्प्रति युग के हे एक श्रेष्ठतम 
पुरुष वृद्ध 

मुट्ठी भर दुबंल हाडों के हे स्तूप ! ' 
जियो तुम अविचल जब तक 

दूर क्षितिज पर तप्त दिवाकर, 
शीतल शशि, नक्षत्र अनेकानेक--- 
प्रकाशित है जगमग-जगमग ! 
माना+- 

प्रब॒ तक इतिहास 

वहन करता आया है भार- 
अनेकों का-- 

लघु या कि महान,- 

“भले सुख्यात या कि बदनाम, 
स्वार्थभय या कि परम निष्काम, 
विक्ृत अभ्रति या कि पूर्ण अभिराम ! 
गहन गम्भीर वही इतिहास 

किन्तु अब शने: शने: भयभीत 
हुआ जाता यह सोच - विचार--- 
कि निकटागत मे तुम जब प्राप्त 
उसे होझ्ोगे ही अनिवार्य, 
सभालेगा तब कंसे भार 

तुम्हारा वह ? हे गहन महान ' 
भनेकों शिशु भोले सुकुमार, 
अशिक्षित बने भूमिके भार,- 
डोलते थे जीवनके पथ, 

किन्तु असफल होते थे व्यथं ! 
तुम्हारा मानव करुणा-स्रो त-- 


। 


सुकोमल-ममता श्रोत-प्रोत-- 
न सह पाया यह त्रास महान, 
महामनु-वशज का श्रपमान-- 
हो उठा आहत-सा कटि-बद्ध, 
प्रतिज्ञा-बद्ध, बजत्जअ-सं कल्प, 
विश्व-कल्याण-भावना साथ ! 
तुम्हारा ही वह पोरुष धन्य ! 
तुम्हारा ही वह साहस धन्य ! ! 
>< दर 
कि स्थापित करा दिए सबंत्र 
बड़े-छोटे अनेक वे स्थान-- 
जहा विद्या करती है हास,-- 
सस्क्ृति करती समुद विलास; 
जहा की पावन रज मे लोट 
दुधमं हे शिशु भोले नादान 
शर्न' बनते सविवेक जवान ; 
ओर यौवन-मय नारी-प्राण-- 
तरुण पाकर विद्या का दान 
सहज ही बन जाते विद्वान, 
सीख जाते सस्क्ृति का ज्ञान-- 
कि कैसे लायी जा सकती 
कठिन सूनी घड़ियो मे भी, 
मनोहर भन्द मन्द मुस्काने | 
किया जा सकता है केसे 
सुखी जीवनका शुभ आह्वान ! ! 
ओर लाया जा सकता है 
अर््ध निश्चि मे भी स्वर्ण-विहान ! | ! 


[ १६४५ 








संत को चादर 


>भीरज जन, सतना 


पुज्य बाबाजी के करुणा-प्लावित हृदय की मनोरम भांकी प्रस्तुत करने वाली एक 
प्रासंगिक रचना | ) 


१९४६ में आजादहिन्द सेना के बंदियों पर लाल किले मे ऐतिहासिक मुकदमा 
चल रहा था। उससे द्रव्य की सहायता के लिए जबलपुर मे एक विज्ञाल श्रामसभा हो रही है । 
एक सज्जन प्रारम्भिक वक्तव्य दे रहे है-- 


- सेनानी बोस ने लेकर आजाद हिन्द-- किन्तु देश देगा सहयोग यदि पूरा तो 
सेना, ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध छेडा था, शीघ्र यह नाटक सुखान्त आप देखेंगे । 
दिल्‍ली का लाल किला लक्ष्य था, उन्होंने अभी-- जयहिन्द ! मेरा निवेदन समाप्त हुआ-- 
बर्मा, मलाया और सिगाप्र जीते थे ! बेठने के पहिले कहगा बस इतना ही-- 
किन्तु दुर्भाग्य का उदय था सब स्पप्न रहा, “ग्राप शान्‍्त बेठे हमारे भ्रायोजन मे 
कोन टाल सकता है होनी श्रनहोनी को ? पूज्यपाद वर्णीजी चार शब्द बोलेगे ।” 
>पशुता के बल पर ही विजयी ब्रिटेन हुआ, “वर्णीजी चार शब्द बोलेगे” सुनते ही 
टूट गया उस दिन सितारा भाग्य भारत का । समीपस्थ श्रोता ने समोद कहा, धीरे से-- 
अवसर पाते ही बोस अदृश्य हुए-- ४ 'गणेश' से होगा श्री गणेश जिस उत्सव का-- 
किन्तु वह प्रतिज्ञा श्रभी भी उन्हें चुभती थी-- उसकी सफलता मे सदेह--प्रनावश्यक है । 
“दिल्ली का लाल किला अब भी प्रतन्त्र है! । 4८ ८ “9८ 
“और वे सैनिक जो राष्ट्र की स्वतत्त्रता पर- . और तब मच पर दिखाई दिया उस ही क्षण-- 
प्राणापंण करने चले थे, आज बदी हैं, ह प्रात्म-बल-सयत, था एक सत बूढा सा । 
“उस ही किले मे-यह कसी भाग्य-लीला है ? यद्यपि वह सत था 'नस्पृहं औ' “निविकार', 

५८ ५८ >< भौतिक-बन्धनो से मुक्त, किन्तु उस त्यागी के-- 
चाहते है शासक--मिटादे नाम उनका औ' पावन पुनीत चरणो पर न्योछावर थी-- 
फिर भी निर्दोष रहे--श्राज, इसी बूते पर इन्द्र की भी सपदा औ' वभव कुबेर का 
न्याय का नाटक भी हाय किया जाता है। -किसी भाति वीरों के प्राणो की रक्षा हो-- 








रद] 











डस मम कला कमा 33227 कक 09७७27+ टी पक २७० 2९५७० पका “पाप तमाम 32? ७०अ रन पाकर “पाकर “पर “पक “मर पाक पमेइाज> 2 माप परनर "कप बन. 9##*९५ ०6“ ७०० ०मन९ जा पवन 
८233 अर 2 अपमान पियकाआ ०03५22 जप नककटी न कम +** बक४ “२७ कानरी 3५५9 5क भी पेन अ मम नन्‍ ५ ९५+र “७५ ५ आकार पान“ हर कहर ७५-2५ ३९७०##प कम डा +#“ 2०० ट2/७००0..#+» मरना .ज#०क 
४४७४/७///श७७शश/शिथरणथिणिण कि आए 5 या नियम जाया हम रशआाम जयाकमपंददहारपयदारगरददहरी रकम वि पहर दहपिधाय कम महा ाकि 


यह थी पुकार समृपस्थित श्रोतागो की, 
शान्ति एवं रक्षा का सुन्दर सदेश लिए-- 
वर था महात्मा का सम्मिलित उसी मे-- 
भारत के वीर निर्दोष बच जावेगे ।' 
वृद्ध दुढ स्वर मे बोला--“बन्धु निश्चित ही 
न्याय के लिए भी इन्हे द्रव्य आवश्यक है । 
यथाशक्ति द्रव्य सहयोग आप देंगे ही--- 
मेरी यह चादर प्रदत्त इन्हे सादर है! । 

>< >< हे 


सुनते ही जन-सागर श्रद्धा से उमड़ा सा 
भरने लगा मुक्त हृदय भोलिया स्वदेश की , 
और तब सहस्रो स्वर मिल कर पुकार उठे-- 
“गूरुवर गणणश पूज्य वर्णी की जय हो” 
पूज्य वर्णी की जय हो” । 
>< >< >< 

सहसा एक श्रोता सशक, और धीरे से-- 
बोला--“यह साधु है विचित्र किसी ने भी क्‍या 
पाकर वरदान कभी मामले भी जीते है * 

ओर यह खद्दर की चहर जो दी है यहाँ 

वया उन बदियों के ओढने के काम झावेगी ?”” 
सविनय सुनते ही स्वयसेवक एक बोल उठा-- 
सच है बन्धु | साधु सचमृच विचित्र है, 

सत्य औ' भहिसा का जो है आराधक, भला 
वह भी किसी कारण कभी क्‍या भूठ बोलेगा ? 


र्ई 
ह- 








ग्रौर यह चादर, है चादर उस योद्धा की, 

जिसने मद, लोभ, मोह, काम, क्रोध, जीते है । 

जानते नही हो एक सयमी की चादर पे” 

एक साथ सपदा त्रिलोक की निछावर है । 

बंदी क्या ? उसे तो शोढ सकता है सारा जग 

पाप से बचाने की उसमे सामर्थ्य है । 

सुनकर यह श्रोता ने लज्जित हो-हाथ जोड-- 

श्रद्धायुक्त मस्तक भूकाया साधु चरणों में । 

तब तक तो भक्तों में होड़ लग चुकी थी, वे-- 
तत्पर थे अपना सर्वस्व भेट देने को ; 

चाहते थे बदले मे लेकर उस चादर को-- 

पुनीत-पाद-पद्मो मे चढाना गुरुदेव के । 


५ ५ ५ 


सुर भी लगाते यदि होड़ उस चादर के-- 
पाने को, तो भी यह विधि का विधान है । 
अपना सर्वस्व भी लुटाकर उसे पाने मे-- 
रहते अ्रसमर्थ, क्योकि मानव नही, देव थे-- 
शोर यह अवसर मिला था हम मानवो को । 


2५ 2५ ५ 


शीघ्र ही सहषं सवाद सुना सबने यह 

'सेनिक स्व॒तन्त्र हुए जयहिन्द सेना के' 

निवलों की पुकार भावनाएं शअ्रात्म त्यागी की-- 
सिद्ध हो गया कि, साकार सत्य होती है । 


हि 8 मा लक अम्यन्‍न्‍ाकन-+ कम. अर ० क्ममकज- मा पथ] | ले आम] 'समम--++4 कमा कमा +++म> मा ननककनेक -_-»«&--___> ण्कव अर ०>+>-+3>आमन्कनकत अंश नन-+-+ 3२2०७ अमानकननकानाक, 
ध्श्य्य््््थ्ड ल्च्््ञ् बन स्मन। मम ममहका। मई 5 इब्ण सन रकनन-झ-झ-+>तललज, ह अमक+ममकज--७, कि व्याकी--4१8-७--.०-- कहा सा, 5 |] अमा्यातापाशा-कक ००० -मयक०३०० ना हि जनम शक अल लमील हम 
७७ एाााााा 'धाााएाएणएणओ उल-ककननाल--०० जमा, किनन्‍नप ननलभत न्‍अकका----ण रन, स्कललन--अमनममकतनन--+ननी, कनलकििनिज-ल 5 अशमनकनन--»ी पाना कानकक, #जा-पम-म ० मम्फ' को... अम्ममनमे कम क-++००००»>भन्--«-नमथ न्‍अननननननीनन++मममननननन--न_- थे. टावर कहर नमन आधा कई 
फ्ा है आन ४  थ०नआ+- बी जज के फक्ल्झ क्ष्नज्््््््ज्ञ क०-->ग्न---> कि मी। ०--+> >> मे 2>-णणपफताण--+ गा च्ननिियताओ०क 0 ७.-+-०००००००-०० 4 अर+-+>>--->>त्स कछ मा रएजाआअजायकका० 


| 
| 
] 
| 


॥| 


अनाननाओत. 
स्व्नाओरनार, 


शैदर८ | 


॥ 


जाओो सुपन्‍थ के पथिक | 
-नीरज जन, सतना ॥ 

|॥ 

हि 

(फरवरी १६५३ मे पूज्य बाबाजी के ईसरी गमन करते | 
समय सतना में पठित ) | 
(१) | 

जब मानव मूछित हुवा, चल गया, | 
जटिल अविद्या का टोना। ] 
तुम ज्ञान - सूर्य बन उगे, ] 
प्रकाशित हुवा देश का हर कोना ॥॥ 2" 
कोई तो नगर नही छोडा, ४! 

जिसमें न एक विद्यालय हो। ॥ 

कर रहे सहस्रों ज्ञान - लाभ, ॥| 

कहते “श्री वर्णी की जय हो ।” ] 

न 

(२) ४ 

जब अहकार वश मानव ने, ॥ 
मानव को दर से दुतकारा। ॥ 
समता के शान्त प्रचारक का, | 
तब तुमने जीवन -ब्रत धारा ॥ ! 
पथ मे. कितनी बाधा आईं, | 

अ्रम मे हमने क्या नहीं कहा ! , 

दृढ़ सकल्‍पी ! तुम मौन बढे, ॥ 

क्या नहीं सुना, क्या नहीं सहा ” ॥| 

पर 

॥| 

50 बटर १८ स्पनर 3९ सतना 4९ उतर १९ पे 94 सूरत ३९ स्वर कद वर 9५ सटे दे चपप कद सपतथ व सत्र जप सतर2 4 डक ,९ चच ३९ उप 20 


॥ 


7०2८ 


स्स््सल्स 


नि 


_कम०-बबनननननमयत-मि लगातार 
सदन अमाममक-बााकक, 
न्‍अदा-म-+-ाधाकतऊ० नमक. 


वी 


सलनकैकिनननक-िनकेन नासा 
_+मजालयमअ- ४० #सकार_- नाइक, 


बन 


ंव्व्न्पिल 


स््््ं्थ्् 


््च्््फःव्य्य्ड्म 


ग्रष क्र ड्््च्द र् 


| 
| 
॥ 
]! 
॥ 
॥ 
| 
| 


०2 


नस 
कक । 
+>तकलट 


हम मोह लोभ में लीन हुवे, 
तुम लखकर, करुणा से कापे। 
पथ बतलाने हित ग्राम-ग्राम, 
तुमने इन चरणों से नापे॥। 


नप गई डगर, नप गए नगर, 
नप गया देश का छोर-छोर । 
पड गए जहा ये पुण्य-चरण, 
हो उठी धरा भी सुख-विभोर ॥। 


(४) 


समता की धारा बह निकली, 
उठ गए जिधर ये सबल-चरण । 
मानव मानव का भेद मिटा, 
अशरण को भी मिल गई शरण॥। 


अब पारस प्रभु के चरणों मे, 
तुम करने काल व्यतीत चले। 
ममता की धारा मोड़ चले, 
ग्रो' मोह--मल्ल को जीत चले ।॥। 


(५) 


भव - भय - हर्ता मगल - कर्ता, 

पारस जिनेश की जय बोलो । 

ग्रो पतितोद्धारक, परम शान्‍्त, 

'वर्णी गणेश की जय बोलो ॥। 
जाओो सुपन्थ के. पथिक, 
सुगमता-सहित लक्ष्य हो प्राप्त तुम्हें । 
हो शूल, धूल या शीत, धाम की, 
बाधा तनिक न व्याप्त तुम्हे । 

ख््च्व्ण्ष्स्स््ण््स्स्य्ड्कस्ट्अअ्किस्य्यस्ॉ्श्ह्य्य्ल्ध्च्च्य्य्णिय्स्य्ड्क स््स् स मु सकने के स्वत चने पसमम८ 


पु 


| 
| 


जव्ल्य्य्ण्च्य्ल्यन्च्ल्थच्य्ड्श्व्य्क्यश्ट ही 


नी नियत जन नल जे का सधान»««णनन-न+-प-सारकन- मे सवा जन “कम्तकननन+म-मननम अवन्‍न्‍ःःाूामंम्मानाााहनन-्म्यके 
कि वननिननानीननन- ८. व ज्प- पैसा मी समव०७०>०32०-----तमह अंक -॥ आनणमममममकके, 


अलिलासन्‍मथन. 
क्च््ध्क, 
न्‍_>>-अ+-+०9-न्‍-्. 
वनननसथन नम 


॥॥| 


कि आम किन ननस कक" 33.“ -नकन--+-मननक खनन 5 5 अडन» अननवननननन»-े नमन. अनलक-+म०__- >+न+ 
बल :जयज।:ल के :::फ: 5 के के :ज--झ+जय थे था 2775६ के के उफि-लय+ भा बा च्ििय णआ न्‍्श- - -#झ- जा हे 


बॉ: का क ८ छण बय्र्ओओथ 


तुम सुख - पूर्वक. दर्शन पाओ, 
पारस - प्रभु शरण - सहाई का। 
हर समय तुम्हारे साथ रहे, 
वरदान 'चिरोजा बाई का।। 


पारस - प्रभु का दर्शन पाकर, 
बाबाजी फिर दर्शन देतना। 
हम आँखें बिछा रखेंगे प्रभु 
हीतल को शीतल कर देता ॥। 


(७) 


तुम बढो, उमड़ती आखो मे, 
आँसू की धारा मत देखो। 
देखो प्रकाश की ओर, मोह का, 
यह अधियारा मत देखो ॥ 


जब तुम ही माने नही, 
मानता कैसे यह मन अज्ञानी। 
जब रमता जोगी ही न रुका, 
क्या रुफता आँखों का पाती ॥। 


(८) 
तुम कही रहो बस शान्ति-सहित, 
बुन्देल खण्ड के लाल, जियो। 
हो साल हजार महीनो का, 
आभऔ, तुम ऐसे सो साल जियो ॥। 


दिन के के ऑऋऑजणनमओ थे के पजा>न++-+- के के 


न 
। 
| 
। 
। 
|! 
। 


किसकी पण्य जयन्ती 
-- नीरज जन, सतना 
(१९६६ में पूज्य बाबाजी की वर्षगांठ पर पठित ) 


आज धरा क्‍यों पुलकित सी है, स्वच्छ निरञ्र गगन है; 
और हे से उत्फुल्लित-प्रमुदित जन-जन का मन है। 
किसे देखने दिनकर का रथ, नभ मे आन रुका हैं ” 
कौन रत्न 'सागर' का, गिरि' की सीमा प्र चमका है? 
हर हिलोर सागर की, किसके लिए अधीर हुई है ? 
हर-लहर मे परि-चित्रित, किसकी तस्वीर हुई है ” 
जैन-जगत मे फहर रही है, किसकी यश्-वेजती ? 
हम सब मिलकर , मना रहें, किसकी पृण्य-जयन्ती ! 


कौन मनस्वी है वह जो, रागादिक से रीता है? 
कोन तपस्वी है वह जो, समता अश्रमत पीता है?” 


वह तुम हो ! जिसने पहिले, श्रपना अ्रतर फभॉँका है 
ओर अभागे मानव का भी, सही सृल्य श्रॉका है। 
भेद-भाव के तूकफानो में, हमने तुम्हे पुकारा, 
मिथ्यातम के अगम सिधु में, तुम बत गए किनारा । 
चिर अज्ञान-निशा में लाए, तुम-शुभनज्ञान सबेरा, 
वह तुम हो, जिसने वन्ध्या को, 'माता' कह कर टेरा । 
वह तुम हो, जिसको जननी से, अधिक धर्म माँ भाई, 
तुमको पाकर अमर हो गई, धन्य “चिरोजा बाई'। 
ममता, समता, क्षमता, की, शुचि धाराओं के सगम, 
तुम्ही कर सके महावीर 'की, वाणी को हृदयंगम । 
तुमने कहा कि जीवन्सात्र को, धर्मामत पीचे दो 
गंज उठा तब महावीर का, जियो और जीने दो 
मानवता की थाती के, ओ' सबल सचेतन प्रहरी 
तुम्हे हुई अनुभूति विश्व-बन्धुत्व तत्व की गहरी । 

यही कामना है युग-युग तक, 

जन हिताय' तुम डोलो । 

युग युग तक जन-जन के मन मे 

समता का रस घोलो ॥। 





व्यवाइबकन- याइूडााान...न्पूडाहन- समकहाम. नयइकाक आस धाक भय महा जहा जिया कक पाक धनु जान पान कामनदक ४ नयडाकन 








प्र 


शाश्वत सहज प्रकाश ह 
-मनीरज जेन, सतना 
(वर्णी-जयन्ती १९५९ को पठित) दि० २५-८-५९ 


सन्त तुम्हारा जीवन मानवता का चरम विकास है, 
लौ कम्पित हैं, किन्तु अकम्पित शाइवत सहज प्रकाश है। 


तनका ताप तुम्हारे मन को छुने में असमर्थ है, 
ओर वेदती के दल की सारी बरजोरी ब्यर्थ है, 
जहा निराकुलता' का सीमा - हीन सिन्धु लहरा रहा, 
वहा तुच्छ तन की पीडा के बेदन का क्या श्रथे है। 


तीन दोष विश्वसल बाहर जितनी बाधा दे रहे, 
भीतर उतना ही रत्नत्रय का निर्दोष विकास है। 


देह दीप-दुर्दान्त-दोषमाला से हुवा मलीन है, 
जजंर-जीवन-ज्योति-जरा के आधघातो से क्षीण है, 
यह भनरभव के आयुनिषेको का जो पारावार था-- 
निर्मिष प्रति निमिप खिरता जाता, पल पल होता हीन है । 


काया का कारागृह जितना दुर्बंल और अशृक्त है, 
उतना हो दृढ सुदुढ तुम्हारे अन्तर का आवास है। 


इन्द्रिय शिथिल रहे पर जागृत पूर्ण चेतना (ज्ञान) है, 
काया हो निस्तेज, आत्मा वैसा ही बलवान है । 
नव्वर यह व्यवहार, ब्याधि, पीड़ा, उपचार समस्त है-- 
श्रो प्रबुद्ध विज्ञानी | स्व-पर विवेक तुम्हे हर आन है। 


“55 नम' सिद्धेभ्य है! आने वाली हर स्वास मे-- 
भीतर अंतमंखी चेतना का अ्रदूुभुत विन्यास है । 


फ््े 





१७२ | 





आशंका भरी एक चिट्ठी नरेन्द्र विद्यार्थी के नाम 


-नीरज जेन, सतना 


(अवसान पूर्व जन्म-जयन्ती पर १९६० में ईंसरी से लिखा एक पत्र) 


बन्चु | किन्तु आत्म आनन्द निरन्तर 
गत वर्षो की भाँति ध्यान धरा पर प्रवहमान है । 
पर्यूषण के जाते ही, वेसे नशवर तन-- 
हम प्रस्थित हो गये, ओर फिर-- म्विनश्वर आत्म तत्त्व का 
परम पूज्य बाबा को थोड़े दिन का मीत 
जन्म-जयचन्ती के भ्रवसर पर बन्धु अब दिखलाता है । 

उस कुटिया मे जाकर, आ्रागे जो भवितव्य, 
माथा टेका, किन्तु यह अ्रहम प्रश्न है-- 
जिसमें विगत पाँच वर्षो से बाबा जी के बिना समूचे ही समाज मे 
पूज्य चरण विश्वाम पा रहे । घनीभूततम छा जाएगा । 

के के और भयाकुल होता है मन, 


कि उलभन्त भरी राह में तब फिर 
पथ-प्रदर्शिका किरण प्यार की 
कौन सहज ही चमकाएगा । 

>८ >< >< 
नही सोच पाता फिर ग्ागे, 
नहीं जानता फिर क्‍या होगा ? 


धूम-धाम से सब भक्‍तो ने, 
अपनी श्रद्धाजलि अपित कर, 
अपने को कृतकृत्य बनाया । 
बड़े-बड़े पद-रज पाकर ही 
अ्रपनी लघुता प्रकट कर सके । 


»< >< »< किन्तु ग्रमिट होनी के आगे, 
अब यह अनुभव हुवा, अपनी कुछ श्रोकात कहाँ है ? 
पूज्यवर बाबा जी का-- चलो कामना करे 
अन्तरग का स्वास्थ्य, पूज्य श्री के चरणों की 
(ओर भश्रस्वास्थ्य देह का) छाया युग युग तक 
दिन प्रति दिन बढ़ता जाता है । हम सबको और प्राप्त हो । 
+ 


मन मिट कल 


हू 
५ 


(्र 


५588 बच्चों के वर्गों जी डरे! 
“डा० नरेन्द्र विद्यार्थी, छतरपुर (म प्र ) 
था अशोक भोला सा बालक, करता फिरे किलोल । 
कोतुक-वश पहुँचा प्रदर्शनी, देखा चित्र अभ्रपोल ॥ 
प्रम-तपस्वी, साधु-सन्त-जन, के थे चित्र अनेक । 
अ्राकषेक था वर्णी जी का, केवल चित्र सुनेक्त ।। 
पहुंचा निज माता के सनन्‍्मुख, लेकर के वह चित्र । 
माता मेरी जल्द बता दे---“किसका है यह चित्र ? 
काका जेसा श्रोढ़े चादर, लगते जैसे सन्त । 
बाबा जेसी लाठी टेक, बेठे लगे महन्त ॥। 
भाई जैसी पोथी पढते, बनते बूढ़े छात्र । 
जिन्हे न खेद शोक चिता है, एक लेश भी मात्र ।। 
कभी-कभी जो बाते करते, हँसते हैं ज्यों बाल। 
मन प्रसन्न हो या नाराजी, कभी न पलटे चाल ॥। 
कौन अलौकिक महा-पुरुष का, है यह सुन्दर चित्र । 
माता मेरी जल्द बता दे, परिचय-पूर्ण-पवित्र 


माँ का उत्तर :-- 
चिरजीव तू भाग्यवात है, सफल परिश्रम आज । 
प्रम-तपस्वी, गृरुवर हैं यह, राजषि सिरताज ॥। 


ज्ञान-कल्पतरु की छाया सम, विद्या-केन्द्र अनेक । 
सस्थापित कर जैन-जगत मे, किए अनेक-सुनेक ।। 
समय-समय पर जिनकी वाणी, बालक - वृद्ध - जवान । 
जागृत करती और सिखाती, मानव की पहचान ।! 


यही चिरौजा माँ के सुत है, भारत-माँ के लाल । 
दीन-दु.घी-जन इनको पाकर, उन्नत करते माल ॥। 


धिज्ञ - शिरोमणि विद्वानों में कहलाते विवृधेश । 
बेटा | प्यारे ' इनको कहती दुनिया वर्णि-गणेश ! ! 


ह 


४0 गणेश सन 


(६ पं 


समय को धारण कर, 

लिया ब्रह्मचय ब्त 
कमंग्नत्र॒ का विनाश, 

चित्त में समाया था। 
काम क्रोध मोह लोभ 
न्‍ आ्रादि श्राठ जीतूं कब । 
पही एफ सोच, सीच, 

मत, अकुलाया था। 
कीति वंग ने भूखा था 

लोॉलुपी न यश का था । 
पययपि सत्‌ कम का हो, 

बीडा उठाया था। 


बर्देनलण्ड फ्री घरिणा पर, 
ब्र्णी जी का ग्रवतार हुमा । 
पदरण पो छ गातमतिय सा 
मानवता का उद्धार हुआा। 


पंणनवर योवन से जिनको, 
कि पितू बलिमान वी थाया | 
जिनेश परशी ने तीस हक़ा 


न 


| ओऔी, महासंत वर्णी महान ३६ 


तक 
क्‌ 


०]: 
भीया। था | ॥# 
--भी सुमेरचन्द्र 'कौशल' एडवोफेट (सिवनी ) 


न्याय का आचाये और, 

विद्या भडार परम। 
भारत के ओर छोर, 

जिसका यश छाया था । 
जनवर्म जाति लाज, 

वर्णी जी के थी हाथ । 
जानता हूँ सव समाज, 

काम जो कराया था। 
गणपति, गौरीसुत, 

गिरिजा को परत नहीं । 
सत्य यही “कौशल, 

गणेश मत भाया था| 


+ ५ है 


&॥$ 
“भमचन्द्र जेन विद्यार्थो दमोह (म.प्र ) 


जिनके आश्रादर्शों पर चलकर, 

मानव को पथ-निर्वाण मिला | 

लिन झाशीयों से, पीड़ित--- 

धापित जन की फायाण मिला । 
दानी, ज्ञानी गो मटहामन, 
भवब-सावमर फो नोठा समान | 
गत रात प्रणाम, को चीलराग, 
थी  मठाय॑त्र वर्णी मढान | 


् 


ढॉ न 


( है> . 


908 मेरे वर्णो मेरे महान 


रा 
नर 


“शी ज्ञानचद्र जन आलोक' डालमियानगर, 


(वर्णी जयन्ती १९५६ पर पठित ) 


भारत - भू के भूषण - स्वरूप, 
गोरव गण-गरिमा से गरिष्ठ । 
जनहित की सफल साधनाये, 
एकान्तलीन, तुम हो बशिष्ठ ॥| १॥। 
96 >< 
तुम कर्मवीर, क्ृतिमान स्वय, 
कर्ता, कारक, कारण महान । 
तव दिव्य दृष्टि मे दिखता है, 
परभिन्न एक आत्मा महान ।॥। २।। 


>< >८ 
तुम क्रोध रहित, करुणासागर, 
हो तप शुद्ध, उन्नत विचार | 


प्राचीतः सभ्यता के प्रतीक, 

हे अमर - ज्योति, हो मदनमार ॥। ३ ॥। 
३ >< 

तुम ज्ञान और गरिमामर्भित, 

हो वृद्ध तपस्वी एक - निष्ठ । 

स्थित हो जहाँ सुसस्थित थे, 

आशा है तुममे सुप्रतिष्ठ ॥| ४ ॥ 


जनो का गत छह दशको का 

इतिहास तुम्हारी गाथा है। 

जीवन दुष्टा, जीवन के कवि 

जन जन स्वदेश का अ्राता है।॥ ५॥ 
>< >< 

चिन्तन तेरा वर्णी असीम, 

अध्यात्म - विषय के ऊपर है । 

तेरे क्षण क्षण का सदुपयोग, 

होता रहता इस भू पर है ॥ ६॥ 
>< >८ 

न्यायाम्बुधि तेरा यशगौरव, 

अम्बर से दिनकर आक रहा । 

टकट:” लगा, करतूली ले, 

तेरी ही प्रतिमा बना रहा ॥७॥। 
>< 

तुम जागरूक, ध्वनिवाहक हो, 

है मात चिरोजा के नन्दन । 

रात शत जीओ इस भूतल पर, 

कर रहा विश्व नत अभिननन्‍्दन ॥| ८ ॥। 


चन्दा सूरज जब तक तब तक, गाऐँ तेरा हम यशोगान, 
मेरे वर्णी, मेरे महान ।! 


दि 
है 


ही शेर 
28 मानवता के अमर प्राण श्र 


बेद्य श्री ज्ञानचद्र जेन “ज्ञानेन्द्र'' ढाना, म. प्र. 


तुम शत-शत वर्ष जियो जगती पर 


सानवता 


(१) 

प्रज्ञान तिमिर की घोर घटा 

जब उमड़ घुमड़ कर आई थी, 
घर घर में घुस कर जड़ता ने 

जब जड़ मजबूत जमाई थी। 
तब खोले विद्यालय शअनेक 

गढ़ डाले अ्रगणित ज्ञानवान, 
लोहे को सोना बना दिया 

ग्रो पारस मणि, ओ नर महान । 
केमे कर पाये कोटि कण्ठ से 

कोई कवि तब यशज्ञोगान, 
तुम शत-शत वर्ष जियो जगती पर, 

मानवता के अमर प्राण । 


(२) 


त्यागी समाज की देख दशा 

छाई चहूँ ओर निराशा थी, 
यम, नियम, श्राह्वर विहारादिक की 

प्रथकड-प्रथक परिभाषा थी । 
तब स्‍स्वय सन्‍त बनकर तुमने 

तीथंडूर वाणी के स्वरूप, 
ग्राध्यात्मवाद॒ व सत्य अ्रहिसा 

का वर्षाया 
श्रो महामना ! ओ तपः पुज्ज ! 

ओझो निविकार ! ओ निरभिमान, 
तुम शत-शत वर्ष जियो जगती पर, 

मानवता के शग्रमर 


मेह - रूप । 


ताण । 


ञ्रः 


के अमर प्राण । 


(३) 

“भैया” इस नेह सिक्त स्वर में 

जादू था, या थी सुधा धार, 
कितने सदग्रथो का निचोड़ 

मधुरस मिठास का छिपा सार । 
गआतसरस की वाणी वणित है 

भवसागर मे 
इस लिये तुम्हे दुनियाँ वाले 

कहते वर्णी जी! वणी जी 
हे कोटि-तीथं, हे कोटि-धाम, 

स्वीकार करो शत-शत प्रणाम, 
तुम शत-शत्त वर्ष जियो जगती पर 

मानवता के अमर प्राण । 

(४) 

कितनों ने जीवन सफल किया 

चरणों मे माथा ठेक ठेक, 
इंगित पर करके दान धन्य 

हो गये अवनि पर नर अनेक । 
वह गली-गली बन गई पृज्य 

डग-मग डग-मग पग पड़े जहाँ, 
वह - भूमिखण्ड बन गया तीथे 

रुक गये एक क्षण आप जहाँ। 
जजर तन और लंँगोटी पर 

न्यौछावर होते कोटि काम, 
तुम शत-शत वर्ष जियो जगती पर 

मानवता के अ्रभर प्राण । 


तरणी सी, 


[ १७७ 


25 चिरोंजा माँ के चरणों में ! 


तेरी स्तुति वन्दन को कोई 
शब्द खोज नहि पाता हू । 

हठकर फिर भी तेरे पवित्र 
चरणो मे शीश भूकाता हू । 

जन्मती है 
कख से ही तो शिशु हमेश । 

पर तुमने तो गोदी में ही 
जन्मा है सुत वर्णी गणेश । 

शोभित है कितने ही मानव 
उसकी लघु एक निश्ञानी से । 

देवालय 
गुजित है जिसकी वानी से । 

काशी, वरुआ सागर, सागर मे 
जगा गये जो ज्ञान ज्योति । 

कि जबलपुर श्रौर ललितपुर मे 
उस प्रखर रश्मि से है उद्योत । 


हर माताये 


कितने विद्यालय, 


जीह हृदयोद्गार जह 


“भरी राजकुमार शास्त्री, निवाई (जयपुर ) 


बगक 


ब्के १5 
नर 


वेद्य श्री ज्ञानचन्द जेन ज्ञानेन्द्र ढाना, म प्र 
पड़ गये जहाँ प्र चचत है 
वह गाँव और वह गली गली - 
वह भूमि हो गई धन्य जहाँ 
भलकोी आतम-रस की वल्ली । 
वर्णी जी की गौरव - गाथा मे 
कितने शपन्ना-लाल' 
जो आदर्शो सरिद्धान्तों के 
कितने कलाश कर रुपे खडे। 
जिनकी वाणी की वीणा से 
कितने वंशीधर ध्वनि पाये 
कितने ही कुन्दन' से चमके 
व कितने ही शोभा पाये। 
कितने शान्ति प्रसाद' पाये 
व सहजानन्द आनन्द धाम । 
अधपित है उन युग चरणो मे 
शत शत वन्दन, शत शत प्रणाम | 


जड़े । 





सरल सौम्य, सौजन्य सिन्धु साधक सर्वोत्तम । 
सत्‌ श्रद्धा के योग्य, सभी के है परमोत्तम । 
परमेष्ठी के भक्त, परम - पद के अभिलाषी । 
शत शत वदन तुम्हे, लहो तुम पद अविनाशी । 
हे प्रभो-क्षुल्लक गणेश स्वस्थ सतत शतायु हो । 
वर्णी, लोक कल्याण हित जुग जुग जिये चिरायु हो । 
श्रद्धा समेठे सब हृदय की 'राज' को कुसुमाजलि । 
स्वीकार हो, तव पद कमल पर तुच्छ यह श्रद्धाजलि । 


+ह 





4 पज्य वर्णो जी के प्रति ड्रैई 


(ईसरी मे दिनांक ७-२-५८ को पठित) 
--श्री निर्मेल जन, सतना 


हे क्षमा दया की मूर्ति तुम्हें शत नमस्कार । 
साकार सरलता के स्वरूप शत नमस्कार । 
बन्देलखण्ड के प्राण तुम्हे शत नमस्कार । 
और मात चिरोजा के सचित अरमान तुम्हे शत नमस्कार । 


तुमने हमको जो दिया प्रभो, 

हम ऋणी रहेगे युग-युग तक । 

गाते इस गौरव की गाथा, 

हम नही थकंगे युग-युग तक । 
पर अभी ओर भी कुछ हमको, 
प्रभु इन चरणो से लेना है । 
केसे हम आगे बढ़े कहो, 
यह बिन नायक को सेना है। 

यदि एक बार फिर हो जाये, 

उस ओर कृपा को कोर प्रभो। 

तो बंध जाये बृदेलखड की, 

टट रही यह डोर प्रभो। 
तुम देखो तो बृदेलखड का, 
जन-जन तुम्हे बूलाता है । 
तुम तोड़ नही सकते उस, 
धरती से जोड़ा जो नाता है। 

तुम हेरो तो उठ जाये, तुरन्त ही, 

कोटि-कोटि डग उसी ओर । 

तुम टेरो तो उठ जाये, उसी क्षण 

कोटि-कोटि पग उसी ओर । 
तुम भावों को यदि मूतं, 
रूप दो एक बार । 
तो जाग उठे हर नगर, 
गाँव का छोर -- छोर । 


[. १७६ 


पारस प्रभु का आशीर्वाद, 

है सदा तुम्हारे साथ प्रभो। 

बृदेलखलंड की बागडोर, 

है सदा तुम्हारे हाथ प्रभो । 
प्रभू एक बार बृदेलखड, 
की भूमि पुन: पावन कर दो । 
लाखो हृदयों को एक बार, 
इस वाणी से शीतल कर दो । 


रा 


246 शत-शत अभिननन्‍्दन ड्रेंई 
“हास्य कवि श्री हजारोलाल 'काका 


भाव प्रसून युगल चरणो मे श्रद्धा सहित समपंणा, 
वर्णी जी को इस शताब्दी पर शत शत अभिननन्‍्दन, 


(१) 
उन्निस सौ इकतिस अश्विन की चौथ रात पअ्रधियारी, 
हीरालाल पिता, माता पाई जिनने उजयारी, 
श्री गणेशप्रसाद नाम से वीता जिनका जीवन 
वर्णी जी का इस शताब्दी पर शत शत अभिनन्दन, 


(२) 


धन्य घरा हो गई हँसेरा की वर्णी को पाकर 
अमर हुई माता उजयारी वर्णी सा सुत जाकर 
घन्य हो गये पिता गोद में ले हीरा सा नन्दन, 
वर्णी जी का इस शताब्दी पर शत शत अभिनन्दन 
(३) 
भारत के कई विद्यालय गाते हे जिनकी गाथा, 
जिनसे कई विद्वान निकल कर जिन्हे नवाते माथा 
ग्राज उन्ही त्यागी गुरुवर को हाथ जोडकर वदन, 
वर्णी जी का इस शताब्दी पर शत शत अभिननन्‍्दन, 


रा 


अ्री4 सो सो बार प्रणाम ड्रेई 


“श्री शर्मनलाल जन “सरस' 


सदा प्रग्रसर रहे विश्व - हित, लिया न कभी विराम, 
हे ! युग-पुरुष तुम्हे इस युग का, सौ सौ वार प्रणाम । 


भंगद जसा बना शी जीवन का हर मोड़, 
तुमने दूषित परिपाटी को, दिया क्षणों में तोड़, 
सामाजिक जीवन का तुमने, किया नया उत्कषं, 
इवास दवास पर लिखा तुम्हारा, इतिहासिक सचषे, 
मानवता के लिए हमेशा लगे रहे अविराम, 
हे युग-पुरुष तुम्हे इस युग का, सो सो वार प्रणाम । 


थे--तुम ऐसे सत्त, कक वाक्य वाक्य था मत्र, 
थै--तुम सत्य शिवम सुन्दर तम, मृतिमान जनतत्र, 
तुम-अपने युग के गोतम थे, बापु की तस्वीर, 
तुमने सदा पराए आँसू, समझी अपनी पीर, 
तुमने बदल दिया था, युगका--कोलाहल कुहराम, 
हे--युग-पुरुष तुम्हे इस युगका, सो सो वार प्रणाम । 


नही कर सका पूर्ति 5. तुमसा बन कर श्रन्य, 
हुई धरा बृदेलखड थी, तुम्हे जन्म दे धन्य, 
तुमने जो विद्यालय खोले, दिया दिव्य आलोक, 
उससे मुक्त न हो पायेगा, इस धरती का लोक, 
युगो युगों युग याद करेगा, लेकर पावन नाम, 
हे युग-पुरुष तुम्हे इस युगका सौ सौ वार प्रणाम । 


है: 
वर्णी तुमने जो छोड़ी । है, आदर्शों की छाप, 
आज समय ने उसे पुकारा, सच मुच अपने आप, 
जहाँ कही हो मानवता के, प्यारे पहरे दार, 
“सरस जन” की इस अवसर पर लो श्रद्धा स्वीकार, 
यही हमारे सुमन समपर्ण कर, करते प्रणाम, 
हे युग-पुरुष तुम्हे इस युगका सो सौ वार प्रणाम । 


हु 


[ १८१ 


2५54 चर्णोजी अर 5८ 
38 वर्णोजी की अमर कहानो ड्रैंई 
-श्री धरणेन्द्रकुमार जन कुमुद' शास्त्री, 


श्रद्धा से नत मस्तक तेरे चरणों मे गुरुदेव हमारा । 


देकर जन्म बदेलखण्ड ने, भारी अपना मान बढाया, 
धन्य चिरोजाबाई जिनने, गुरुवर तुम्हे सुयोग्य बनाया । 
सागर-सागर बना ज्ञान का, तुमसे पावन तीर्थ कहाया, 
प्रहो भाग्य है जैन जाति, तूने वर्णी-सा नेता पाया । 
श्रॉक नही सकता कोई है, अ्रगम ज्ञान भण्डार तुम्हारा । 
श्रद्धा से नतमस्तक तेरे, चरणों मे गुरुदेव हमारा । 


गाँव-गाँव घर-घर में जाकर, तुमने योगी अलख जगाया, 
लुप्त हुई आध्यात्मिकता का, फिर भारत मे स्रोत बहाया। 
वीरप्रभु के परम धर्म का, मर्म मानवों तक पहुंचाया, 
और कुपथ से उन्हें हटा, दे सदुपदेश सन्‍्मार्ग दिखाया । 
देव | अलौकिक प्रतिभा से, सब भगा अविद्या का अ्रधियारा, 
श्रद्धा से नत मस्तक तेरे चरणों मे गुरुदेव हमारा । 


रे 
गाँव गाव मे जाकर के तुमने प्रचार की मन में ठानी, 


सघ सहित चल पडे साथ मे, त्यागी और अनेकों दानी। 
दुनियाँ कहती चमत्कार भग्र, बाबा तेरी है मृदुवानी, 
मोहित कर लेती है सब॒ को तेरी अद्भुत आत्म कहानी । 
बनो जितेन्द्री और विवेकी, यही तुम्हारा सुन्दर नारा, 
श्रद्धा से नत मस्तक तेरे, चरणों मे गुरुदेव हमारा। 
ढं 
सयम सदाचार की किस निर्मेसल धारा पुन' बहाई, 
सुखद शान्ति दायक सुबोध की, भ्रमल श्रखण्डित ज्योति जलाई । 
काम कषाय मोह निम्नह मे, तुमते पूर्ण सफलता पाई, 
सत्य अहिसा की महानता, तुमने दुनियाँ को समभाई। 
भावी सन्‍्तति याद करेगी, देख कलामय कार्य तुम्हारा, 
श्रद्धा से नत मस्तक तेरे चरणों मे गुरुदेव हमारा। 


य 
2 


दे स््न्न्प5 श्नू ख्ल््5 जे य्स्स्- कु स्ट्स्ड्ड दब का 8 77८ वश ल्य्य्--5 डेप स्स्झझिझ बक् >>ननसय आधा 


। 
| 
| 
॥ 
| 
] 
; 
! 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
॥ 
| 
| 


॥॥ 
| | 


्ास्््य्माध्य्य्य्ज् 


हि न 
न्‍बरवरम»कक्नापन-सक्मनन्‍बबबन-अन.. 
अधनापननपनणपानना नमन सम. 
क्रनमफरब्नाः-अरहालमाूम् अमइक 


“न 


अथ--आसकनकन्कण०->ानमक. 
_अलपकपमसकमपतानननाय मनन. 
मा मन 
_अम्याक्रााधमनाममतकट य. 


हक 


॥| 
॥ 


कन++--०------ ना नन+-+- नाक. 
वन जतणन--०_>+ कि ढआ .....०० कि ही 


वर्णो हि. णो किक. 
वर्णो जी के चरणों में 
श्री धरणन््रकुमार जन श्ञास्त्री कुम्ुद' 
तुम्हे शतवन्दन सन्त महान्‌ । 
ग्रपने अथक यत्न के बल पर उन्नति की बाधाएँ सहकर, 
बनते विरोधी भी अनुयायी, आज तुम्हे पहिचान। 
(२) 
तुम मानवता के निर्माता, आत्मतत्त्व के अनुपम ज्ञाता, 
है अगाध पाण्डित्य तुम्हारा, तुम गुरुवर्य महान। 
(३) 
तुमने ज्ञान प्रसार किया है, विद्वानों को जन्म दिया है, 
कलह विवादों से सुदर रह, किया आत्म कल्यान । 
(४)... "| 
रहा सदा यह ध्येय तुम्हारा, बने समाज विवेक़ी सारा, 
क्रियाकाण्ड अररु कुरीतियाँ सब हो जाए निष्प्रान। 
(५) 
जैेनागम के बुद्ध पुजारी, है सेवाएँ अमुल्य तुम्हारी, 
कहो उक्रण कंसे हो सकते, कर किच्चित सम्माव । 
(६) 


फिरभी हम, सब प्रमुदित होकर, करते श्रद्धाजली समर्पित, 
करो इन्हें स्वीकार तपस्वी हो तुमसे उत्थान । 


24. 
$ ** 


| 
॥ 


| 
| 
। 
| 
॥॥ 


ल्््ज्जि कक आज 





वर्णो महान ! 


“शी फलचंद्र मधुर सागर, म॒ प्र. 


वर्णी महान ! वर्णी महान ' 
युग युग तक श्रद्धा से, मानत्र गावेगा तेरा यशोगान 
वर्णी महान | वर्णी महान | ! 

तुमने युग धर्म सिखाया है 

जीवन का मर्म बताया है, 

गुमराह युगो के मानव को, 

फिर जीवन पथ दिखलाया है। 
लघु मानव है कितना समर्थ, बतनाता तेरा स्वाभिमान 
वर्णी महान वर्णी महान ! ! 

कहता जग हम स्वच्छ॒न्द नही, 

टूटे जीवन के बन्ध नही 

इस पर बोले गुरुवयें ! श्राप, 

“मानव इतना निष्पन्द नहीं” 
दो तोड विवशता के बन्धन, बन जाग्रो अ्रब भी युगप्रधान । 
वर्णी महान ! वर्णी महान [| 

तुम जगा रहे हो निखिल विश्व, 

लेकर के कर मे ज्ञान दीप, 

वह॒ ज्ञान कि जिससे मानव का, 

ग्रन्तस्तल है बिलकुल समीप, 
युग युग तक अनुप्राणित होगा, पाकर जग तेरा ज्योति दान 
वर्णी महान | वर्णी महान 

उज्वल यश-किरणो से तेरी, 

हो रहा व्याप्त यह धरा धाम, 

तू इस युग का योगी महान, 

युग का तुभको शत श्ञत प्रणाम, 
श्रद्धा से नत हो उठे ग्राज, चरणों मे तेरे, प्राण प्रान ' 
वर्णी महान | वर्णी महान ! | 

२6. 


| 
॥ 
है 
॥ 
| 
| 
॥] 


। 
“पा 


॥ 


| 
| 
॥ 
॥ 
] 


॥| 


के दि - > 
है श्रो जेन जाति के बादशाह ! डरे 


--श्री जीवेन्द्रकुमार सिघरई, सागर. 


(भक्ति-भाव से ओत प्रोत कवि की एक भावपूर्ण रचना ) 


ग्रो ' जेन जाति के बादशाह, 
ग्रो ब्रह्मचयं के अटल वीर । 


तुम बढ़े साधना के पथ पर, 
मानवता का अ्रभिमान लिये । 
भो सत्य अभ्रहिसा के राही, 
जन जन के नव अरमान लिये ।। 


ग्रो अडिग | हिमाचल से प्रहरी, 
हम सबकी कमकी तुम्हे पीर । 


ग्रो' जन जाति के बादशाह, 
श्रो, ब्रह्मचयं के अटल बीर ॥। 


काशी मे एक उभार उठा, 
तब सागर में भी ज्वार उठा। 
ग्रों वर्णी देरे इंगित पर, 
सब मे शिक्षा का प्यार उठा ॥। 


क्यो कृष्ण भला चुप बेंठ सके, 
खिच रहा सभा में जहा चीर । 


ञ्रो जेन जाति के बादशाह, 
ञ्री, ब्रह्मचयं के अटल वीर ॥। 
युग पुरुष अरे भ्रो युग दृष्टा', 
युग नायक शत शत नमस्कार । 


रे 


- तलैरी गति मे युग को करवट, 


स्वासों मे जन जन की पुकार ।॥। 


यूग युग तक तेरी कीति अमर, 
होगी ओभ युग के सूत्रधार ' 
हे बोधि वक्ष, हे योगीश्वर, 
हे गगा जेसे विमल नीर ॥। 


ग्रो जेन जाति के बादशाह, 
गो, ब्रह्मचर्य के श्रटल वीर ।। 


लिप्सा की काली संध्या में, 
मानव का दामन काला था। 
तब तू ही एक प्रकाश दीप, 
फलाता चला उजाला था ॥ 


तूनें मानव को पहिचाना, 
मानव को पीड़ा पहिचानी । 
जीवन भर उसकी अजलि में, 
अमृत का -ही रस ढाला था ॥। 


फंला है तैरा तेज पुज, 
प्राची तक तम का क्षितिज ची र ।। 


ग्रो जन जाति के बादशाह, 
झो, ब्रह्मच्य के अटल वीर ।। 


| १८०५ 


अ्रध्यात्मिक योगी ! 


(१) 
हे पूज्यवर्य | हे गुण-निधान ! 
हो गई धन्य यह बसूधरा । 
तुमने अपने विद्या रवि से, 
अज्ञान-तिमिर को, दिया हटा ।। 
शिक्षा से ही मानव बढ़ते, 
शिक्षा ही जीवन-दायक है । 
तुमने ही है यह सिखलाया, 
शिक्षा विवेक उन्नायक है”॥। 
बस एक अमिट यह चाह पाल, 
तुम बने सदा से हो अभ्रकाम । 
भारत के आध्यात्मिक योगी, 
स्वीकार करो जग का प्रणाम || 


(२, 
तुम परम मधुर भाषण-कर्ता, 
ग्रतर-बाहुर हृ॒द से निर्मल । 
है वाणी शुचितम गगाजल, 
गुृज्जित सुरभित जिसमे नभ-थल । 
हे क्षमा-देवि के चिर सुहाग । 
तुमको वरकर वह हुई अमर || 
हृदतल मे सदा तुम्हारे तो । 
उमडा रहता करुणा-सागर ॥। 
अधरो पर शिक्षु मुस्कान धार, 
कतंव्य-निरत तुम अनविराम । 
भारत के गाध्यात्मिक योगी, 


स्वीकार करो जग का प्रणाम ॥। 


ब्गे 


- श्री नेमिचन्द्र विनम्र, सा: 


(२) 
“मेरे जिनवर का नाम राम, 
है सत | तुम्हे सादर प्रणाम” । 
युग कवि को इस श्रद्धाजलि से, 
श्रद्धा का सार्थक हुआ नाम ॥। 
निन्‍दा स्तुति दोनों ही से तो, 
अपने को चिर निलिप्त रखा । 
कर्मों की कालिख हरने को, 
तुमने तप को कर लिया सखा ॥। 
निज तपश्चरण से, हे ऋषिवर ' 
पा ही लोगे कंवल्य-धाम, 
भारत के आध्यात्मिक योगी, 
स्वीकार करो जग का प्रणाम । 
(४) 
वह पुण्य दिवस जब आश्रम में 
तुमसे ऋषि भावे स्वय मिले । 
वे भूमि-दान के अन्वेषक, 
जिससे लिप्सा के मेरु हिले ॥। 
तुम आध्यात्मिक सुख के दाता, 
कर रहे मलिन श्रन्तर पवित्र । 
वे भौतिक क्लेशो के नाशक, 
कर रहे शुद्ध मानव - चरित्र ॥। 
तुम दोनो ही युग पुरुष मान्य, 
ज्योतित करते भारत सुनाम । 
भारत के आध्यात्मिक योगी, 
स्वीकार करो जग का प्रणाम ॥। 


ब्यासीवें जन्म दिवस पर कवि; 
भावों का अ्रर्ध चढाता है। 
छनन्‍्दों की छोटी सी माला, 
पहिनाने हाथ बढ़ाता है । 


(५) 


्््ः 


कवि पर युग युग तक तना रहे, 
इन वरद करो का वर-वितान । 
भारत के आध्यात्मिक योगी, 
स्वीकार करो जग का प्रणाम । 


द्वार गुरु गणंश हे 


री अरी लेखिनी तू लिख दे, 
मेरे गुर की गुरुता महान । 
चित्रित कर दे वह सजग चित्र 
जिसमें उनकी प्रभुता महान ॥१॥। 


श्री दुढ- प्रतिज्ञ ओ सन्यासी, 
ग्रो। आषे -मार्ग के उन्नायक। 
गझ्रो | विछत्र - हितेषी, लोकप्रिय, 
गो |! आझादि भारती के गायक ॥॥२॥। 


वात्सल्थ - मृति सच्चे साधक, 
ओ ! नाम - मात्र श्रशुक - धारी। 
गे! भूले युग के मान्य पुरुष, 
जन - मन में समता - सचारी ।।३।। 


हल 
+*4 ' 


श्री रवीन्द्र कुमार जन 


तुम नही परिस्थिति के वज्ञ में, 
तुमने ही उसको किया दास । 
ग्रपमानों अत्याचारो मे, 
पल कर तुमने पाया प्रकाश ॥॥४॥। 


सान्‍त्वगा - पूर्ण तेरी वाणी, 
मानव - मानस की परिचित की। 
कुछ कह देती समा देती, 
सत्पथ. दर्शाती परिमित सी ॥५॥ 


मानस - सानस कितना निर्मल, 
है राग द्वेघ का लेश नहीं। 
तुम नि सकोची सत्य - प्रिय, 
है छूंद्य तुम्हारा वेष नहीं ॥६॥ 


| ८७ 


० समा 





हे 5 बहन बे > ० > ड़ ञ् रा रा पलट) )] [9 क७ + आ-स2रे ५ किया -+ ् हा 
खत! पक, के का] 5 ] 
| जान थ यू प्र जा: हक आन की हे -# 3 । है 
त् 


नम “-पनन-+-33८-स ० म-> का नपक०->० ७ न-< कान इक. 
अकडिनीन-लन---न--मन-पागर पतन सिम» नरनम नाक 


«० * रॉ इज आातआ7 ५ 
७. 2 फंकमम-नओ-+-त333--६.रमनमपनकपन- 3. स्‍न-+3-+43%>ममका."ी- “पनन-+ममानामममनाीन-पन-+43७७ 4 +++कनणखणए सान्‍ग मा“ +»मा ना... ओी>3५०५:आ७+ अद्ान्मातााकन्पान्पाहनम्यन्‍्ग॥..धन्‍माए-महीन#॥# माना". पिनमपाननमयानममकममी न. च्बः 


न्‍अननेलन&«ब५-3-3#आक+-मनकक-भालमपमनकमृ# अर. १ - '७७४+“काााप्यक, 
न्का 


. ५ 
डर 


न्‍ अ«»०»न«छ»«भे+8*क»७०००»»»»«»»» न» -+ पक" ५०७ «३००००००००० अल“ की-3-.4७७७७७०७०७७०००-+ ०७०७७ -५+++++त--न न 33 न की “0-40 9-9“ 340७. ५७७७०. ७७७७७ +3७७७७७७७..५५५७७७७७७७५५७.++७+++3333५७५-«म»क--3- “न न न" कान परमनकन किन यान न का घ के ताक किन कना-यण-- ४“ 90७७७७०४ह8॥७७०७॥७००-+३०७७७४७७७+०+७++++++++++<+++++«<+<+<++<++५33++«५++ऊऊ+<+<+5भ 9७ मर नन-+-तनकनन-+ कान 


आला के 





शत शत बवबन्दन शत शत वन्दन 
वद्य श्री दामोदरदास जन, घुवारा, छतरपुर 


(१) 
विद्यासागर गुण गुण आगर, नीतिज्ञ तपस्वी विपुल ज्ञान । 
कर्मठ श्रादर्श गुणी सुस्त, आध्यात्मिक निधि के हे निधान ।। 
हे प्राणवान गौरव-विशाल, क्षुल्लक गणेश वर्णी सु नाम। 
ऐसे महात्मा के पद मे, शत शत बन्दन शत शत प्रणाम ।। 


(२) 
हे धर्ममति राजषि ब्ती, विद्याप्रेमी प्रकाण्ड-पण्डित । 
सत्शोधक तत्त्वसमीहक हे, उत्कृष्ट त्यागि शान्ति-मण्डित ।! 


मानवता के आदशरूप, जीवन की निधियों के ललाम । 
शुभवक्ता हित उपदेशी को, शत शत वन्दन शत शत प्रशाम ।। 


(३) 
आध्यात्मिक सन्त सुज्ञान-सू्ये, बहु शत सस्था के निर्माता । 
निश्छलता के प्रतिरूप अरे, सर्वोदिय के तुम हो ज्ञाता ॥। 
हे विद्वानों के हितचिन्तक, स्तम्भ अहिसा न्‍्याय-धाम । 
विद्वेष-हारि तुम पृज्यपाद-शत शत वन्दन शत शत प्रणाम ।। 


|) 
आगम-बारिधि मथकर तुमने, पाय। आत्मिक अमृत महान । 
बन गये अश्रमर जगको तुमने, बॉटा अमरत्व श्ररे प्रकाम | 


निर्माति ज्ञान गुरु-तुम गुण का-नहि अन्त कहा क्या किया काम । 
ज्वाज्वल्यमान जग्र के नेता, शत शत वन्दन शत शत प्रणाम ।। 


बी 5... 

महासन्त श्री वर्णी जो हा 

नमः श्री क्र० माणिकचंद्र जी खबरे, कारंजा |[बरार| 4228 

50 वेद अग्ति से बचे जो थोड़े कही कही मिल जाते है। ३६ 

5: पुरुष वेद से बिरले उनमे वेद विजेता वर्णी है। १। रि 

7. बालस्वभावी युवा विवेकी वृद्ध अनुभवी बाबा है। 2 

: बाहिर स्वर्णी भीतर शुक्ला-बर्ण हमारे वर्णी हैं २। मम 

7 स्वयं सचेती दृष्टि बदौलत बदला जीवन सारा है। ; 

$7 समयसार वह जीवन साथी जिनका ऐसे वर्णी है। ३। 4:22 

5 चैतन्य रस से रचा पचा चितपिण्ड अखण्ड निराला है। 232 

77 तोल-मोल से, वरम तुला से, वर्णी हस निराला है।४।. ££ 
8 शाह था थे हमड्अब्रमक न बडे हशड मन या 8 88 |_३४७॥४क७कऊऋछ अभय ही 29 कर संशय लक हा; 
नम 77474 77454: 

र्र्ि 428 

28 पा 

99 ई 


| १५८६ 


#; छोड़ तन वर्ण महान पद पा गये डरे! 
-श्री प्रकाश जन, प्रभाकर, पटना 


शिखर सम्मेद के सुहावने उस अश्रक बीच, 

लगता निशक हो मयक खुद आ गया । 
भक्त चातको का व्यूह्‌ जय जय बोलता था, 

जिसने भी चाहा वही सुधा-बिन्दु पा गया। 
ज्ञानियो के ज्ञान की पिपासा तृप्त होती सदा, 

मानियों का मान शीश सादर भूुंका गया। 
चन्द्रहीत गगन त्यो वर्णी विहीन उस, 

आश्रम उदास में अधेरा आह ! छा गया। 
कारे कजरारे, धूम -धवल - ध्ुग्रारे - धन, 

भर जाते जल से तो तुरत बरसते । 
पादपो की डाले, भर जाती है फलो से, 

नत शशि हो सर्देव तरु धरती परसते । 
उसी भांति ज्ञान गरिमा श्रो, तप-तेज युक्त, 

फिर भी सदेंव नम्र होकर हरसते । 
वर्णी | तुम्हारी तप-क्ृश छवि देखते जो, 

उनके हृदय में थे सावन सरसते । 
रात थी अधेरी, घनघोर घन छाए हुए, 

चाद श्री. सितारे सब मुह सा छिपा गए । 
चपला तड़पती विकल बेदना को लिए, 

अम्बर की श्राख मे भी अश्वु बिन्दु छा गए । 
ईसरी के आश्रम मे व्यथित-से भक्त - गण, 

धन्य भाग मानते थे दरस को आ गए। 
सिद्ध को नमत, मन वचन से किया और, 

छोड़ तन वर्णी महाच पद पा गए । 
दु.खी था समाज क्योकि उठ गया छाया छंत्र, 

वर्णी थे वर की विभूति इस कालके। 


राज के प्रमुख भी वियोग से विकल हुए, 
थे वे चूकि शीक्ष-फूल भारत के भाल के । 
विद्वतृ-समाज भी अधीर हुआ, चूकि नही, 
दरस मिलेगे, ज्ञान मानस मराल के। 
भारती दु खी क्योकि खाली हो गयी थी गोद, 
सुनेगी कहाँ से बोल फिर उस लाल के। 
+ह 





एक बार फिर आना होगा 


श्री फूलचन्द्र पृष्पेन्दु, खुरई (म. प्र.) 


बाढ़ श्रॉसुओ की आई है, बॉध घेये का टूट चुका । 
अहमिन्द्रो का भाग्य जगा है, किन्तु हमारा फूट चुका । 


(१) 
मत्यंलोक में धर्म-राज्य के, भडे अपने आप भूके । 
स्वगलोक में वर्णी अभिनन्‍दन के, भडे फहर चुके ।। 
मत्यलोक में धर्मं-पिता की, देह चिता पर जलती है । 
स्वगेलोक मे श्रमर आत्मा-वर्णी जी की पलती है ॥। 
मत्यंलोीफक मे हाहाकारों की, छाई घनघोर घटा । 
स्वगंलोक में छिटक रही है, वर्णी जी की दिव्य छटा ॥ 


(२) 
किन्तु नही है स्वगंलोक मे, मोक्षधाम सम्मेद शिखर । 
जेसा है वह मत्यंलोक मे, उसकी पावन धरती पर । 
पादइवेनाथ की चरण - बदला, कंसे वहाँ करेगे आप? 
णमोकार की या सोहहम्‌ की, कंसे वहाँ करेगे जाप ? 
वहाँ नहीं बुदेलखड है, नहीं चिरोजाबाई जी | 
वहाँ नहीं विद्यालय कोई, होती नहीं पढाई भी ।। 


(३) 
वहाँ न 'भेया' बोला जाता, वहाँ नही मुनि हो सकते । 
बीज भव्यता का तुम हममे, नही वहाँ से बो सकते ।। 
फिर कंसे अपने स्वभाव मे, सहजरूप से ठहरोगे ? 
तो क्या सचमृच एक बार फर, नरभव धारण कर लोगे ? 
स्वर्गंलोक से मिला न करता, मोक्षनगर का टिकट प्रभो । 
मत्येलोक का बुकिंग खुला है, मोक्ष यहासे निकट प्रभो । 














पज्य वर्णी जी के निधन पर 


“श्री निर्मेल जन, सतना |म, प्र. | 
तुम गये कि जेसे मानवता का, 
मदिर कलश - विहीन हो गया। 
तुम गये कि जेसे बृदेलखड का, 





खड खड श्रीहीन हो गया । 


तुम गये कि जेसे समता का, 
शब्दाथं खो गया शब्दकोष से । 


तुम गये कि जेसे ममता की, 


रू प्रतिमुति लुप्त हो गईं देश से। है 


है... 


द्वितीय खण्ड 


व्यक्तित्व और कतित्त्व 


उनके श्क्षर-उनकी बात 


उद्गग या सकलेग ही मनुष्य को दुखदायी होते है । ससार के समस्त कार्य 
समय पाकर ही सिद्ध होते है यह ग्रमर सन्देश पृज्यवर्णी जी के एक पत्र मे इस 
प्रकार गुथित हुआ-- 


भी मुतचिरतेओ नरेन्द्र मी बेटे काका ४ ज- हे नज-+++ 

पता साया व्कक अशाइहू-हुा 06७ ज़दध्य है 

यह #न्तशे_ झुब्दरे ४ दोिआ४-- जप: जद /दद्धवने व्विततओं 
उफ्लेए जे डश्ला -- सम्स बफा_काप छेए-- 
में जे वह बए्‌ फ़रीअज्यास वर लिप! हैं, ो॥अयप्राय: 4६८ 
रैना भी त्याज रिणा * वश्चास्त मरे १बाएष्ठी मज़ 2०7४ 
ही उभया हे लिया परे प्री लगा <. जे उन्नत 
जीबन सुख मवा बीवैशॉ---7 कं 
अअक्ा हूँ है कविष्यभा वु्ा _ए 2) * तुजक्कर 


+ पी ५४४ तगरी रखता 


श्ज्ा। आरा... 


री 
यलशदिवाई, हल 
हे 2*११ स् धजावाथ 


कौन से है वे प्रमुख गुण जिनकी सुरभि से यह मानव जीवन सुरभित ही 
सकता है ”-- 
प्रश्य में सम “के कीकह के २ वरशाओ लिल्दा शाही होतायाहिए" 
वच्य! जोएय जप ५५ श्च्यार दोछ। 7... तबत् ऋतणव्ए्ततव्य यरतन्‌ 


4; प्री पक अश्राजम्ा>णोस < ५५ अंकल १ रही । ऊरुटे 
पबन्तु उश्नल्णय से दफन नद्वे- 





गणेश नर्गी 


$ 


वर्णी जी और उनकी उपलब्धियां 


जन्म बसुन्धरा-- 
बुन्देलखण्ड विन्ध्याचल का वह इला-खण्ड है---भूखण्ड 
है, जहां गुरुक्‍तादि मुनिभ्रों की निर्वाणभूमि द्रोणगिरि, 
वरदत्तादि ऋषि-राजो की सिद्धि स्थली रेशन्दी गिरि, अन्तिम 
अननुबद्ध केवली श्रीधर स्वामी की मुक्तिभूमि कुण्डलपुर, 
नड़ अनद्भ मुनिराजो की साधना भूमि सोनागिरि, 
अतिशय क्षेत्र पपौरा, अहार तथा भारतीय कला का अनुपम 
निकेतन खजुराहो विद्यमान है । इन क्षेत्र भूमियों 
निमित, उत्तड़ कलापूर्ग जिन-मन्दिर जैनधर्म की गरिमा 
को प्रकट कर रहे है । इसी बुन्देलखण्ड मे क्षत्रिय शिरो 
मणि महाराज छत्रसाल की शौय कथाएँ तथा ग्राल्हा ऊदल 
आदि की गौरव गाथाएँ जन जन के मानस में महत्त्वपूर्ण 
स्थान बनाये हुए है। 'सौ दण्डी एक बुन्देलखण्डी' यह 
लोकोक्ति जहाँ बुन्देलखण्ड के निवासियों की शौयें कथा 





एक बुन्देलखण्डी की सथम साधना स्वत, होती है-इस अर्थ 
से उनकी धर्मपरायणता को भी सिद्ध करती है । 
.. इसी बुन्देलसण्ड के ललितपुर जिला भे महरौनी तहसील 
के अन्तर्गत मदनपुर थाने से लगने वाला एक हँसेरा गाव 
है। यहा के वेष्णव धर्मावलम्बी असाटी वैद्य जाति भे श्री 
हीरालाल असाटी रहते थे। उत्तकी पत्नीका नाम उजियारी 
था। हीरालाल मध्यम स्थिति के व्यक्ति थे। सतोष 
से अपने परिवार का पालन करते थे। यद्यपि वे 
वेष्णव धर्मावलम्बी थे तथापि जैनधर्म के णमोकार मस्त्र 
, की महिमा का स्वयं अनुभव कर चुके थे इसलिये जैनधर्म 
की ओर उनका आकर्षण रहता था। 

' हीरालाल जी एक! बार बैल पर सामान लादकर 
इूसरे गाव से अपने घर आरा रहे थे। संध्या का कुछ-कुछ 


डा. पनच्मालाल जन, साहित्याचारय, सागर 


श्रन्धकार फल रहा था । उसी समय उन्हे सामने से दहाडता 
हुआ एक भयकर सिंह दिखा। रक्षा का कुछ उपाय न देख 
उन्होंने बेल का सामान नीचे गिराकर उसे स्वतन्त्र कर 
दिया और स्वय स्थिर आसन लगाकर णमोकार मन्त्र का 
जाप करने लो। सिंह कुछ भी उपद्रव किये बिना उनके 
पास से ही आगे निकल गया । सिह के चले जाने पर वे 
अपने घर झा गये । इस घटना से उत्की आन्‍्तरिक श्रद्धा 
हो गयी कि जिस जिनधर्म के णमोकार मन्त्र ने आज मेरी 
रक्षा को है उसकी महिमा भ्रवरश्य ही लोकोत्तर है । उसकी 
शरण से ही जीवों का कल्याण हो सकता है । 


ज्योति-पुरुज का उदय-- 


आश्विन कृष्णा ४ वि. स १६३१ के प्रात. काल श्री 
हीरालाल की धर्मंपत्नी उजियारी की कुक्षि से एक बालक 
का जन्म हुआ जो झागे चलकर गणेशप्रसाद वर्णी के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ । पुत्र जन्म की खशियो से ही रालाल का द्वार 
गीत वादित्र की ध्वन्ति से गूज उठा । 'होनहार विरवान्त के 
होत चीकनेपात,' के अनुसार बालक गणेश॒प्रसाद के बाल्य- 
काल से ही कुछ ऐसे शुभ लक्षण प्रकट हुए थे जो उनकी 
भावी गरिमा को प्रकट करते थे । ज्योतिपी ने बताया कि 
पुत्र बड़ा भाग्यशाली होगा ।॥ _ , 


हेसेरा मे पढ़ाई के कोई साधन नही थे अ्रत: हीरालाल 
छह वर्ष के बालक को लेकर मड/|वराओ गये। यहाँ के स्कूल 
में गणेशप्रसाद ने सात वर्ष की अवस्था मे प्रवेश किया और 
नीदह वर्ष की अवस्था मे मिडिल पास कर लिया | 

मडावरा एक अच्छी बस्ती है। जन घन सम्पन्न कस्वा 
है। यहां ग्यारह शिखर बन्द जिन मन्दिर है । एक वैष्णव 
मन्दिर भी है। मन्दिरों की अ्रधिक सख्या' होने से यह 


२] 


मन्दिरों का गांव कहलाता है। पूणिमा की चादनी रात में 
मन्दिरों के शुक्र शिखर निराली धवलिमा छोडते है। 
हीरालाल का मकान गोरावालो के मन्दिर के सामने है । 
मन्दिर का विज्ञाल चबूतरा है, उस पर गर्मी की ऋतु में 
शास्त्र प्रवचन होता था । बालक गणेश प्रसाद उस प्रवचन 
को बड़ी रुचि से सुनता था। पद्च-पुराण की कथा उसे 
रामायण की कथा से अधिक रुचिकर प्रतीत होती थी। जैन 
मन्दिर मे जब भाभझ मेंजीरो के साथ भगवान्‌ का पूजन 
होता था तब गणेशप्रसाद अपने कौतृहल को नहीं रोक 
पाता था और श्ञान्तभाव से मन्दिर में जाकर पूजा का 
दृश्य देखा करता था । रात्रिभोजन और अनछने पानी से 
उसे घृणा हो गयी थी । पूवेभव के सस्कार से बालक मे 
जैनकुल के लक्षण धीरे-धीरे स्वत प्रकट होते जाते थे । 


विवेक का बेभव-- 


कुल-परम्परा से चली आ रही मिथ्या रइंढियों मे वह 
विवेक से यथा्थंता को खोजता था पर खोजने पर भी जब 
यथार्थता नही दिखती तब उन्हे छोडने मे उसे सकोच नही 
होता था। गणेश प्रसाद सायकाल शाला के वेष्णव मन्दिर 
मे जाता था। जब वह रामायण की कथा सुनता और 
जैन मन्दिर में सुनी पद्म-पुराण की कथा की तुलना करता 
तब उसे लगने लगता था--जसका मन तक करने लगता 
था । खासकर मोक्ष गामी हनूमान्‌ को वानर मानना उसे 
बिलकुल ही नही रुचता था। उसे पद्मपुराण के अनुसार वानर 
वश मे उत्पन्न हुआ मानना अधिक उपयुक्त लगता था। 
एक बार शाला के मन्दिर मे पेडो का प्रसाद बाटा गया 
परन्तु गणेश प्रसाद ने यह कहकर कि 'मैं रात्रि को नही 
खाता' प्रसाद नही लिया । एक बार गुरु जी ने बालक 
गणेश प्रसाद से हुबका उठा लाने को कहां। तो गणेश 
प्रसाद हुकका फोडकर आया और गुरु जी से कह दिया 
कि गुरु जी उससे बहुत दुर्गन्ध आती थी, इसलिये मैंने 
उसे फोड दिया । श्राप उसे क्यो पीते है ? गणेश प्रसाद 
की भावना को आदर देते हुए गुरु ने कहा- अच्छा श्रब 
हुक्‍का नहीं पिएगे । १२ वर्ष की अवस्था में गणेशप्रसाद 
के यज्ञोपवीत का अवसर आया तब कुल-पुरोहित ने एक 
मन्त्र देते हुए कहा कि इसे किसी को बताना नही । गणेश 


वर्णी जी और उनकौ पर 


प्रसाद ने कोतुहल-बुद्धि से तर्क करते हुए कहा कि गुरु 
आपने तो यह मन्त्र सेकडो शिष्यो को बतलाया होगा 
फिर बतलाने से मुझे क्यो रोकते हैं ? बालक के तक 
पुरोहित जी आग बबूला हो गये और माता को भी बहु 
दु ख हुआ, परन्तु गणेश प्रसाद ने माता को दो दूक उत्त 
दे दिया कि माजी मेरी इस क्रिया-काण्ड भे श्रद्धा नही 
में तो जेनुधर्म को द्वी कल्याण कारी धर्म मानता हूँ । 


परिवार का दायित्व-- 


मड़ावरा मिडिल स्कूल तक ही पढाई का साधन 
इसलिये १४ वर्ष के बाद इनका पढना बन्द हो गया 
४ वर्ष खेल-कूद मे गये। १८ वर्ष की अ्रवस्था मे वि 
हो गया। गणेशप्रसाद के दो भाई और थे। ए 
का विवाह हो चुका था, दूसरा छोठा था। परल्तु द॑ 
का ही असमय मे देहान्त हो गया । विवाह के हु ! 
पिता का भी स्वर्गंवास हो गया । स्वरगंवास के पु पि। 
ने गरणंश प्रसाद से कहा -- 
“बेटा, ससार मे कोई किसी का नही, यह श्रद्ध 

दृढ रखना । मेरी एक वात और दृढ रीति से हुृदयः 
कर लेना । वह यह कि मैने णमोकार मन्त्र के स्मरण 
अपने को बडी-बडी आपत्तियो से बचाया है ।॥ 7 
निरन्तर इसका स्मरण रखना। जिस धर्म मे यह मन 
उस धर्म की महिमा का वर्णन करना हमारे तुः 
ज्ञानियों द्वारा होना श्रसभव है । तुमको यदि ससारबन 
से मुक्त होना इष्ट है तो इस धर्म मे दुढ श्रद्धान र 
और इसे जानने का प्रयत्न करना । बस हमारा य 
कहना है। 
जिस दिन पिता ने यह उपदेश दिया था उस 
११० वर्ष की अवस्था वाले इनके दादा ने वंद्य से १ 
कि महाराज हमारा बेटा कब तक अच्छा होगा ? 
महोदय ने कहा कि शीघ्र नीरोग हो जायगा । यह ९ 
कर दादा ने कहा--मिथ्या क्यों कहते हो ? वह 
प्रात काल तक ही जीवित रहेगा ? दुख इस बात क 
कि मेरी अ्रपकीरति होगी--बुड्ढडा तो बेठा है पर लः 
मर गया । इतना कहकर वे सो गये । जब प्रात. 
उन्हे जगाने के लिये गणेश प्रसाद गये तब वे मृत 











वर्णी जी और उनकी उपलब्धियां 


गये । उन्हे जलाकर लोग आये. कि इधर पिता-हीरालाल 
का देहान्त हो गया | दुःख का पहाड़ दूट पड़ा । खूब 
रोये, पर रोने से क्‍या होता ”? परिवार का सारा 
दायित्व अठारह वर्ष के गणेशप्रसाद पर भआ्रा पडा। 
पर वह घबरायरे नही । आजीविका के लिये मदनपुर गॉव 
में मास्टरी करली। चार माह काम किया, फिर ट्रेनिंग 
लेने के लिये श्रागरा चले गये । वहाँ दो मास ही 'रह 
सके । फिर इन्दौर रियासत के शिक्षाविभाग में नोकरी 
कर ली । देहात मे रहना पडा श्रत. मन नही लगा 
और घर वापिस झा गये ॥ 


सार्मदशेक कड़ोरेलाल भायजी-- 


द्विरागमन के बाद जब पत्नी घर आयी तो वह भी 
माता के बहकाये से आ गयी। उसने भी कहा कि 
जन-धर्म छोडकर कुल-घर्म मे आ जाओो | परन्तु गणेश- 
असाद अ्रपनी श्रद्धा से विचलित नहीं हुण। माता का 
स्नेह और पत्नी का अनुराग उन्हे जैनधर्म की श्रद्धा से 
विचलित नही कर सका । इनके चचेरे भाई लक्ष्मण का 
विवाह था। उस समय ये अपनी जातिवालो के साथ 
पद्धिभोजन में शामिल नही हुए, इसलिये जाति वालो 
ने बहुत धमकाया कि हम तुम्हे जाति से बन्द कर देगे। 
इन्होने उसकी जरा भी चिन्ता नही की। कारी टोरन 
में मास्टरी करते थे वहाँ से चलकर टीकमगढ आ गये । 
यहा श्रीराम मास्टर से परिचय बढा। उन्होने जतारा 
स्कूल का मास्टर बना लिया । जतारा मे मोतीलाल वर्णी 
और कड़ोरेलाल भायजी तथा स्वरूपचन्द्र जी वानपुरिया 
आदि से सम्पर्क बढ़ा । मोतीलाल वर्णी और गणेशप्रसाद 
तथी अ्रवस्था के थे परन्तु कड़ोरेलाल भामजी अच्छे 
तत्व-शानी थे। वे बार-बार समभाया करते थे कि 
उतावली मत करो, जेनघर्म के मर्म को समझो तब 
चारित्र के मार्ग मे आगे बढ़ो । बातचीत के दौर में 
इन्होने भायजी को यह भी बता दिया कि मैने अपनी 
माँ श्र पत्नी को यह कह कर छोड दिया है कि जबतक 
जनधम को धारण नहीं करोगी तब तक हम आपसे 
सम्बन्ध नही रखेंगे । आपके हाथ का भोजन नही करेंगे । 
भायजी साहब ने समाया--किसी का- बलात्‌ धम्मंपरि- 


[ ३ 
वर्तत नही कराया जांता । जैंतारा के तालाब पर बैठकर 
इन सबके बीच चर्चा होती थी तो गणेशप्रसाद के मुख 
से यही एक प्रशुत निकलता था--भावयजी साहब ? वह 
मार्ग बताओ जिससे मै संसारबन्धन से छट जाऊँ। 
धर्मंमाता चिरोंजा बाईजी-- 

एक बार कड़ोरेलाल भायजी ने कहा कि सिमरा मे 
एक चिरोजा बाई रहती है। वे जनवमं का अच्छा ज्ञान 
रखती है उनके पास चला जाय । गणेशप्रसाद ने कहा 
कि बिना बुलाये कैसे जाया जाय ? उन्होने कहा कि 
वहाँ एक क्षुल्लक रहते है। उतके दर्शन के लिये चला 
जाय वही बाईजी से मिलाफ हो जायगा । निदान, 
गणेशप्रसाद अपनी गोष्ठी के. साथ सिमरा पहुँचे । 
पुललक जी के दर्शन हुए। भायजी साहब ने गणेशप्रसाद 
से शास्त्र पढवाया । बाई जी ने श्ञास्त्रश्रवण करने के 
बाद सबको भोजन के लिये घर पर आमन्त्रित किया । 
अपरिचित होने से गणेशप्रसाद भोजन में शरमा रहे 
थे। यह देख बाई जी ने करोडेलाल भायजी से कहा 
कि यह बालक क्या मौन से भोजन करता है? इसे 
देख मुझे ऐसा लग रहा है जैसा जन्मान्तर से इसके साथ 
मेरा सम्बन्ध हो । भोजन के बाद भायजी ने और भी 
विशेष जानकारी देते हुए कहा कि यह मडावरा का 
रहने वाला है। वेष्णवंधर्म के धारक असाटीकुल मे 
इसका जन्म हुआ है, परन्तु अब जेनधर्म का श्रद्धालु है। 
इसकी परिणति से ऐसा जान पडता है कि यह पूर्वभव 
में जेनधर्मी था। किसी कारण इस भव में अजेनकुल 
में उत्पन्न हुआ है । 

बाई जी ने कहा--बेटा ! तुझे देख मेरे हृदय मे 
पुत्र का स्नेह उमड़ रहा है और मुझे लगता है कि 'तू 
मेरा जन्मान्तर का पुत्र है। मेरी सारी सम्पत्ति आज से 
तेरी रक्षा के लिये हैं। तू सकोच छोडकर आनन्द से 
रह । भायजी ने कहा--इसकी माँ और पत्नी भी है। 
बाई जी ने कहा-कुछ हानि नहीं है। उन्हे भी 
बुला लो। मै सबका पालन करूँगी । बाईजी ने यह भी 
कहा कि क्षुल्लक जी विशेष ज्ञानी नही है इसलिये यदि 
तुम्हे पढने की इच्छा है' तो जयपुर चले जाओ । वहाँ 
तुम्हारी भावना पूरी होगी। व्यवस्था मैं कर दूंगी । 


४ ] वर्णी जी श्रौर, उनकी 


असली 


एक दिन ,श्ञास्त्र सभा के बाद गणेश प्रसाद' ने तीन मील दूर भार्चागात्र मे स्वरूप चन्द्र जी व 
मुललक जी से कहा कि महाराज ? ऐसा उपाय बताओ या के यहा रहने लगे । उनके साथ स्वाध्याय कर 
जिससे संसार का वन्धन छूट जाय | कषुल्लक जी ने कहा तत्त्वज्ञान प्राप्त किया । किसी समय उन्ही वान पु 
सब हो जायगा । हमारे साथ रहो शौर शास्त्र लिख कर के साथ खुरई गये । उस समय श्रीमन्‍्त सेठ मोहन 
श्राजीविका करो । गणेशप्रसाद को क्षुल्लक जी द्वारा जी के प्रभाव से खुरई का बडा महत्त्व था। अच्छे अ्र 
बताया हुआ आजीविका का साधन पसन्द त्हीं आया। ज्ञानी जीवों का वहा आगमन होता रहता था । उस व 
उन्होंने निर्भभता के साथ कह दिया- महाराज मैं वहा पन्नालाल जी स्यायदिवाकर आये हुए थे। उन 
आजीविका के लिये तो मास्टरी करता हूँ, आपके द्वारा - सारगभित प्रवचन सुन कर गणेशप्रसाद बहुत प्रसन्न हु 
बताया हुआ उपाय मुझे; पसन्द नहीं है। आप तो वह हे 
मार्ग बताइये जिससे भव-म्रमण का चक्‍कर छूट जाय । 32७४४ 
सिमरा से वापिस आते समय बाई जी ने कहा-वेटा ! एक दिन अ्रवसर पाकर उन्होने पण्डित जी 
चिन्ता नही करना, भाद्रमास में यही श्रा जाना । गणेश अपना परिचय देकर कहा “आप मुझे ससार क्‍ ।ग 
प्रसाद बाई जी की थ्राज्ञा शिरोधाय कर जतारा चले गये. पार होने का मार्ग बतलाइये, मैं वैष्णव कुल में जन् 
और भाद्रमास मे सिमरा श्रा गये । इन्होने एक माह के 'परल्तु मेरी श्रद्धा जन घ॒र्में मे हो गयी है ।” पण्डित २ 
लिये छहो रसो का त्याग कर दिया । बाई जी ने ब्रत का केंहा कि लोग ज॑वधर्म के तत्त्तको समभते तो हैं 
पालन कराया और अच्त मे उपदेश दिया--तुम पहले सिर्फ भोजन के लोभ से जैनधर्म धारण करने की 
ज्ञानाजन करो, पश्चात्‌ ब्रतो को पालना। शीघ्रता मत करने लगते हैं। न्‍्यायदिवाकर जी के यह वचन 
करो, जैनधर्म ससार से पार करने की नौका है। इसे अभंसाद के हृदय में तीर से चुभ गये। उन्होने कः 
पाकर प्रमादी मत होना | कोई भी काम करो, समता से महानुभाव | मैंने आप से कुछ घन की सहायत 
करो । जिस कार्य में श्राकुलना हो उसे मत करो । गणेश मेंधुर भोजन की याचना तो की नहीं थी, सिर्फ 
प्रसाद ने बाई जी की शआ्राज्ञा स्वीकृत की और भाद्रमास कल्याण का मार्ग पूछा था। आपने इतने कटुक श् 
वाद निवेदन किया कि मुझे जयपुर भेज दो । कर मुझे निराश कर दिया। इसे मैं अपना < 
बाई जी ने सब सामान जुटा कर उनको जयपुर जाने. नह सोभाग्य होगा तो मैं भी कभी ज॑ 
की व्यवस्था कर दी। बाई जी को प्रणाम कर गणेश फेस को समझ सकूगा । खुरई में दो तीन दिन र 
प्रसाद सोनागिरि के लिये चल पडे । वहा की वन्दता कर सादे मां के पास मड़ावरा पहुंच गये । 


& गे गया 
ग्वालियर पहुचे और चपाबाग की धर्मशाला मे ठहर गये ।. की कि मेरा बेटा अरब सुमागगे पर भरा गया है । 
फिर से अपना वेष्णवधर्म घारण करने की प्रे 


जयपुर की श्रसफल यात्रा-- परन्तु चिकने छडे पर पानी के समान मा का समः 

एक दिन धर्मशाला के कोठा में सामान रख कर उपदेश गणेश प्रसाद के ह्ँदय मे स्थान त पा सक 
शौच से निव॑त्त होने के लिये बाहर गये । लौटकर देखते चलकर बमराना आ गये । वमराता में श्री सेठ 
है तब ताला खुला मिला | सब सामान चोरी चला गया । चन्द्र जी से परिचय हुआ । उन्होंने आदर से गणे 
साथ मे जो छन्ना लोटा धोती और एक छाता ले गये थे को रखा और जब जाने लगे तब दस रुपये देका 
वही शेष बचा। बिना साधन के जयपुर नहीं पहुच किया । बमराना से मडावरा आये और पाच दिन 
सके । छह श्राना मे छाता बेच कर दो दो पैसे के चना मा से अनुमति लिये बिना ही. रोशन्दी गिरि,तथा कु 
चबाते हुए घर वापिस आ गये । इस असफल यात्रा का की यात्रार्थ घर से निकल पडे । पेंद्रल ही चलते 
समाचार उन्होने बाई जी से भी नहीं कहा। जतारा से क्रम क्रम से अनेक ,गावो से ठहरते हुए रोशन्दीगि 








वर्णी जी और उनकी उपलब्धियां 


पश्चात कुण्डलपुर पहुंचे । घर पर कोई ग्राकर्षण नही था । 
हृदय में आत्म कल्याण की भावता सजग थी इसलिए 
तीर्थ-यात्रा की भावना से आगे बढते गये । जबलपुर तथा 
सिवनी के मार्ग से चलवे चलते रामटेक पहुँच गये। 
भगवान्‌ शान्तिनाथ की सौम्य मुद्रा के दर्शन कर मार्ग का 
सब श्रम भूल गये । रामटेक से अ्रमरावती होते हुए मुक्ता 
गिरि पहुंचे । प्राकृतिक सुषमा के भाण्डार मुक्तागिरि के 
दर्शन कर गणेशप्रसाद का हृदय पुलकित हो गया । 
केसे चक-- ह 

पेसे की कमी और पैदल भ्रमण से गणेशप्रसाद का 
शरीर क्षीण हो गया । खाज हो गयी और तिजारी नामक 
ज्वर श्राने लगा । मार्ग में अनेक कष्ट भोगते हुए पैदल ही 
गज-पन्या पहुँच गये । वहाँ श्रारबी के एक सेठ के साथ 
गज-पन्था की वन्दना की तथा सेठ जी के यहाँ भोजन 
किया । सेठ जी ने ब्रत-भाण्डार मे बहुत दान दिया पर 
गणेशप्रसाद के पास इकन्नी ही शेष रही थी वही उन्होने 
व्रत भाण्डार में दे दी । इस इकन्नी के दान ने गणेशप्रसाद 
की दशा बदल दी । 


बम्बई का वेभव-- 

भारबी वाले सेठ उन्हे अपने साथ बम्बई ले गये । 
बम्बई का वेभव देखकर गणेशप्रसाद आइचर्य मे पड गये । 
सेठ जी उन्हे धर्मशाला मे ठहराकर तथा आठ आना पैसे 
देकर चले गये। मलिन बस्त्र पहिने हुए गणेश प्रसाद 
भूलेश्वर के मन्दिर मे शास्त्र-स्वाध्याय करने लगे । इतने 
से खूरजा निवासी बाबा गुरुदय।लदास की दृष्टि इन पर 
पड़ी । उन्होंने सब परिचय पूछा और कहा कि कहाँ ठहरे 
हो ?, गणेश प्रसाद ने धर्मशाला का स्थान बताया । थोड़ी 
देर बाद बाबा जी उज्वलवस्त्र और खाद्यसामग्री लेकर 
उनके पास पहुचे ओर बोले “दुखी मत होना, हम तुम्हारी 
सब प्रकार की सहायता करेगे ।” बाबा जी कुछ कापिया 
इन्हे दे गये और कह गये कि उन्हे बाजार मे फैरी द्वारा 
बेच आना । कापियों के बेचने से गणेश प्रसाद के पास 
इकतीस रुपये छह आने हो गये । 


विद्याध्यपन का सुयोग-- 
उस समय बम्बई में पन्नालाल जी वाकली वाल रहते 


[ ५ 


थे । उनके पास गणेशप्रसाद रत्नकरण्ड भावकाचार 
पढने लगे । उन्हीं के आदेशानुसार जीवाराम जी से 
कातन्त्रव्याकरण पढने लगे । भाद्र मास में गणेशप्रसाद 
ने इन दोनो विषयो में परीक्षा दी श्लौर पास होकर २५) 
पुरस्कार प्राप्त किया। उसी वर्ष दानवीर सेठ माणिक 
चन्द्र परीक्षालय खला था। यह उसके प्रथम परीक्षार्थी 
थे । उस समय बम्बई मे गोपालदास जी वरैया भी रहते 
थे उन्होने भी गणेशप्रप्ताद का उत्साह बढाया | देहली के 
भवेरी लक्ष्मीचन्द्रजी ने कहा कि हम १०) मासिक देंगे, 
खूब अध्ययन करो | यह सब साधन बम्बई मे श्रनुकूल थे 
पर पानी अनुकल न होने से गणेश प्रसाद पूना गये और 
वहाँ से केकडी गये। केकडी में कुछ समय रहकर 
चिरकाक्षित जयपुर पहुच गये । 


जयपुर मे ठोलियाजी की धर्मशाला मे ठहर गये । 
जमुना प्रसादजी काला ने सब व्यवस्था कर दी जिससे 
वीरेश्वर शास्त्री के पास कातन्‍त्रव्याकरण और चन्द्रप्रभ 
चरित पढने लगे । तत्वार्थ सूत्र और एक अ्रध्याय सर्वार्थ 
सिद्धि भी पढ ली । पढने के बाद बम्बई परीक्षा में बेठ 
गये। कातन्‍्त्रव्याकरण का प्रश्न पत्र लिख रहे थे तब 
घर से पत्र आया उसमे पत्नी के देहान्त का समाचार 
लिखा था। गणेशप्रसाद ने मन ही मत विचार किया कि 
आज में बन्धन-मुक्त हो गया। जमुनालाल जी काला 
ने जब पत्र पढा तब सान्‍्त्वना देते हुए कहा कि चिन्ता 
न करो हम दूसरी शादी कर देंगे। गणेशप्रसाद ने कहा 
कि अभी तो प्रशन-पत्र लिख रहा हूँ फिर “ सब समाचार 
श्रवण करारूँगा | परीक्षावाद जमुनालाल जी को सब 
समाचार सुना दिया और बाई जी को भी पत्र लिख दिया 
कि आज मे बन्धन-पमुक्त हो गया । श्रब नि शल्य भाव से 
अध्ययन करूँगा । ह 


जयपुर से सथुरा-- 


प्रीक्षाफल निकलने पर प० गोपाल दास जी वर॑या 
ने गणेश प्रसाद को पत्र लिखा कि मथुरा मे महासभा का 
विद्यालय खुला है चाहो , तो यही श्रध्ययनत् करो । पत्र 
पाते ही वे मथुरा पहुच गये ओर प० बलदेव दास जी से 
सर्वार्थ सिद्धि पढने लगे । सौभाग्य से प, ठाकुरदास जी 


६ ] 


की नियुवित मथूरा के विद्यालय मे हो गयी श्रौर उनके 
पास वे श्रच्छी तरह अ्रध्ययन करने लगे। दो वर्ष तक 
मथूरा मे रहे, फिर वहाँ से खूरजा चले गये । 


सथुरा से खुरजा-- 


खुरजा में दो वर्ष रहकर बनारस की प्रथम परीक्षा 
और न्याय-मध्यमा का प्रथम खण्ड पास किया । इसी 
खुरजा से चलकर जेठमास को कडकती गर्मी में आपने 
तीथ राज सम्मेद शिखर जी की वन्दना की । वहाँ परिक्रमा 
में मा्गे भूल जाने से जब प्यास की वाघा ने सताया तब 
एकाग्र चित्त से पाइवँप्रभुका स्मरण किया जिसके प्रभाव 
से वन मे जल से लवालब भरा हुआ कुण्ड उन्हे मिला । 
उसका पानी पीकर पिपासा शान्‍्त की । सम्मेदशिखरजी 
से लोट कर बाई जी के पास कुछ समय तक रहे और 
वहाँ से टीकमगढ में रहने वाले महानंयायिक श्री दुलारभा 
_के पास चले गये। उनके पास मुक्तावली तथा पञ्च- 
लक्षणावली आदि ग्रन्थो का अध्ययन किया । श्री दुलार 
का यद्यपि न्यायशज्ञास्त्र- के श्रद्धितीय विद्वान्‌ थे तथापि 
वलिप्रथा के समर्थक होने से इनका मन उनके पास नहों 
रमा अत बाई जी के पास सिमरा वापिस चले गये । 
कुछ समय बाद बाई जी से आज्ञा लेकर हरिपुर चले 
गये । यह इलाहाबाद से पूर्व भूसी से पन्द्रह मील पर 
हंडिया तहसील मे है । वहाँ प० ठाकुरदास जी रहते थे, 
बडे ही सौम्य प्रकृति के विद्वान थे। उनके पास तीन चार 
माह रहकर आपने प्रमेयकमलमातंण्ड और सिद्धान्त 
कोमुदी का कुछ अश पढा । ठाकुरदास जी तथा उनकी 
पत्नी की इन पर शअ्रपूर्व कृपा थी । गणंशप्रसाद को वे 
पुत्रवत्‌ घर पर ही भोजन कराते थे श्रौर इन्हे भोजन 
कराने के लिये स्वय पानी छानकर पीने लगे थे। रात्रि 
भोजन का त्याग कर दिन में ही भोजन करने लगे थे । 
पँ० ठाकुरदास जी के पास कुछ समय अध्ययन कर 
गणेशप्रसाद सस्क्ृत विद्या की प्रसिद्ध नगरी वाराणसी 
चले गये । यह वि. सें १६६१ की बात है। विद्याध्ययन 
की टोह मे गणेद्प्रसाद दस बारह बर्ष तक इधर उधर 
भटक लिये थे । इनकी श्रवस्था श्रव तीस वर्ष के लगभग 
ही गयी थी । 







व्यक्तित्व और 


जनत्व का श्रपमान-- 


उस समय वाराणसी के क्वीन्स कालेज मे न्याय 
मुख्य अध्यापक जीवनाथ मिश्र थे । एक दिन गण 
ने उनके घर जाकर तथा एक रुपया भेंट का चढ़ा 
प्राथंना की कि मुझे न्‍्यायशास्त्र का श्रध्ययन करना 
ग्रापकी आज्ञा हो तो आपके बताये समय पर उपसि 
हो जाया करू। मिश्र जी ने गणेशप्रसाद' से पूछा 
कौन ब्राह्मण हो ? उत्तर में जब उन्होने कहा कि 
ब्राह्मण नही जैन हूँ! तब शर्मा जी का क्रोध भड़क उ 
उन्होने रुपया फेकते हुए कहा कि मैं जैनो को नही प॑ 
बहुत कुछ अनुनय विनय करने पर भी जब 
क्रोधाग्ति शान्त नही हुई तव गणेशप्रसाद निराश 
मेदागिन लौट आये और कमरे मे बैठकर खूब 
उनके मुख से यही निकलता था कि जिस वाराणंस 
सुपादरव और पारव इन दो तीर्थंकरों का जन्म हुोे 
जैनधर्म की दुन्दुभी वजी । उस वाराणसी मे जेनत्व 
इतना अपमान ? यहाँ जेनघधर्म की शिक्षा देने वाला 
भी श्रायतन नही । 


स्याद्याद विद्यालय की स्थापना-- 


रात्रि को स्वप्न मे गणेशप्रसाद से कोई कहता है 
तुम बाबा भागीरथ को बुलाशो। उनके सहय 
तुम्हारा मनोरथ अवश्य ही सिद्ध हो जायगा। स्व 
स्वप्न ही था, जागने पर कोई नही दिखा । प्रात 
होने पर के स्तानादि से निवृत्त हो मन्दिर गये । फिर | 
उधर घृमते हुए श्वेताम्बर विद्यालय मे पहुँचे । < 
संचालक धमंविजय सूरि को सब कथा सुनायी । सुन 
वे उन्हे उस विद्यालय के श्रध्यापक अम्बादास जी 
के पास ले गये । प्रथम साक्षात्‌कार मे ही शास्त्री ज् 
गणेशप्रसाद की भावता को परख लिया और कहा 
हम यहाँ से एक घण्टा बाद घर चलेंगे तब हमारे 
चलना | गणंशप्रसाद एक घटा बाद श्ञास्त्री जी के साथ 
घर पहुंचे । शास्त्री जी ने पढाने की स्वीकृति दी 
गणेशप्रसाद बडी प्रसन्नता से उनके पास अध्ययन ' 
लगे । इसी बीच उन्होने बाबा भागीरथ जी को पत्र | 
बुला लिया । बाबाजी श्रागये 'परन्तु पैसे के बिता 


















व्यक्तित्व श्र कृतित्व 


लय कंसे खले ?इस चिता में दोनों व्यग्र थे । चर्चा करने 
पर कामा के रहने वाले भम्मनलाल ने गणेशप्रसाद को 
एक रुपया दिया | गणेशप्रसाद ने एक रुपये के ६४ पोष्ट 
काड खरीद कर ६४ जगह पत्र लिखे । अनेक लोगों ने 
उनकी भावना को समझा ओर अच्छी सहायता के वचन 
दिये । फलस्वरूप श्रुतपञ्चमी (जेठ सुदी ५ वि. सं. 
१९६५) के शुभ मुहते मे दानवीर सेठ माणिकचन्द्र जी 
के हाथ से मर्देनीघाट पर स्थित मन्दिर के मकान मे 
स्पाहाद-विद्यालय का उद्घाटन हो गया। गणेद्यप्रसाद 
की सलाह से अम्बादास जी शास्त्री तथा श्रन्य दो श्रध्या- 
पक नियुक्त हो गये । धीरे-घीरे छात्र संख्या बढने लगी । 
गर्णशप्रसाद स्वय ही विद्यालय के छात्र बन गये ओर 
बाबा भागीरथ जो की देख रेख मे विद्यालय का काम 
चलने लगा ।. बाबा जी बडी व्यवस्था और नि स्पृहता के 
साथ विद्यालय का संचालन करते थे। जैन समाज के 
विद्वानों में शअ्रग्रगण्य स्व० पं० वंशीधघर जी न्यायालंकार 
स्व० पं० देवकीनन्दन जी श्रीर स्व० पं० माणिकचन्द्र 
जी न्‍्यायाचार्य आदि महानुभाव उस विद्यालय के छात्र 
बने ओर घुरंधर विद्वान बत कर निकले। स्याद्वाद 
विद्यालय आज जैन समाज का सर्वोपरि विद्यालय माना 
जाता है । 


हिन्दू-विश्व-विद्यालय में जन कोर्स की स्थापना-- 


कुछ समय बाद वाराणसी में नररत्न महामना पण्डित 
मदनमोहन मालवीय के पुरुषार्थ से हिन्दू विश्वविद्यालय 
खुला । उसमे अनेक प्राच्यदर्शनो के ग्रन्थ कोसे में रखे 
गये । १० अम्बादास जी शास्त्री गणेशप्रसाद के हाथ 
जनदशन के कितने ही ग्रन्थ लिवा कर पाठ्यक्रम निर्धा- 
रिगी सभा मे पहुँचे । उसकी अध्यक्षता €व० मोतीलाल 
जी नेहरू कर रहे थे। शास्त्री जी के प्रयत्न से विश्व 
विद्यालय में जेनदर्शन का पाठ्यक्रम निर्धारित कर किया 
गया ओर उसके अनुसार पढ़ाई तथा परीक्षा चाल हो 
गयी । इसी बीच धर्ममाता चिरोजाबाई के सिर भे शुल 
रोग हो गया जिसके कारण गणेशप्रसाद को उनके 
पास जाना पडा। बाई जी बरुवासागर आकर रहने 
लगी थी । 


सागर में सत्तकंसुधातरज्िो/ 
पाठशाला की स्थापना- 
एक बार विमानोत्सव में सम्मिलित होने के लिये 
गणेशप्रसाद जी ललितपुर गये थे। सागर के भी कुछ 
सज्जन उस विमानोत्सव में सम्मिलित हुए थे | सागर के 
लोग आग्रह कर गणशप्रसाद जी को सागर ले श्राये और 
अपने यहाँ भी एक बडी पाठशाला खोलने की जाथना 
करने लगे। फलस्वरूप समाज की उदारता से यहाँ 
वीरनिर्वाणगसवत २४१२५ वि. स॑ १६९६८ की शअ्रक्षय तृतीया 
के शुभ मुह॒त में भी सत्तक सुधा तरद्धिणी नाम की 
पाठशाला स्थापित हो गयी । तब से यह पाठशाला दिन 
दूनी रात चौगुनी उन्नति करती चली श्रा रही है | वही 
पाठशाला श्राज गणेश दिगम्बर जैन सस्क्ृत विद्यालय के 
नाम से समाज मे प्रर्यात है। हजारो गरीब छात्रो का 
इससे उपकार हुआ है | गणेशप्रसाद जी यहाँ स्थायी रूप 
से रहने लगे । धर्ममाता चिरोजाबाई जी भी यही रहने 
लगी । इनकी देख रेख मे समाज ने विद्यालय को अच्छी 
सहायता पहुँचायी । 


निवत्ति की श्ोर-- 


इसी सागर में गणेशग्रसाद जी ने जो अरब तक समाज 
मे बडे पण्डित जी के नाम से प्रख्यात हो चुके थे ब्रह्म चर्य 
ब्रत धारण किया और कुण्डलपुर में बाबा गोंकुलदास जी 
(पं० जगमोहन लाल जी कटनी के पिता) के पास ब्रह्म- 
चर्य प्रतिमा धारण करने से आप “वर्णीजी' नाम से प्रसिद्ध 
हुए श्रब आपकी वेषभूषा परिवर्तित होकर एक धोती 
दुपट्टा के रूप में रह गयी । 


रूढ़ियों की राजधानी-बुन्देलखण्ड सें-- 


उस समय बुन्देल खण्ड मे अतेक रूढियों का प्रचार 
था। जरा-जरा सी बात में लोगो को जाति से च्युत कर 
दिया जाता था। बाद में उनसे पक्की और कच्ची पगत 
लेकर ही उन्हे शुद्ध किया जाता है। इस प्रक्रिया से 
गरीब लोग बड़े संकट में रहते थे। वर्णी जी ने अपने 
सहयोगियों के साथ जगह-जगह भ्रमण कर अनेक कुरूढियों 
का निवारण कराया और त्रस्त गरीब जनता का उद्धार 


८ | 


कराया । नेनागिरि, द्रोणगगिरि, पपौरा तथा अ्रहार आदि 


स्थानों पर शिक्षा सस्थाएँ खुलवाई जिससे प्रान्त मे शिक्षा, 


का अच्छा प्रचार हुआ । जहाँ सस्क्ृत की बडी पुजा और 
मूल तत्त्वाथ॑सूत्र वाच देने वाले भायजी भी दुर्लभ थे वहाँ 
आज सस्कृत के धुरन्धर विद्वान तैयार हो गये । _ 


चकोती में-- 


सवत्‌ १९८४ में वर्णी जी शान्तिलाल नैयायिक के 
साथ न्याय-शास्त्र का विशिष्ट अध्ययन करने के लिये 


दरभगा जिला में स्थित चकौती गये और वहाँ सहदेव का 


नेयायिक के पास सामान्यनिरुक्ति पढने लगे। वहाँ का 
वातावरण नव्यन्याय से तन्‍्मय था। जहाँ देखो वहाँ 
अवच्छेदकावच्छेदेत की ध्वनि सुनायी पडती थी। वहाँ 
पढने की तो सुविधा थी परच्तु समस्त मैथिल ब्राह्मण 
मत्स्यभोजी थे। खास अवसर पर बकरा की वलि भी चढाते 
थे इसलिये वर्णी जी सदा उदास रहते थे। आहार की 
पर्याप्तता न होने से इनका शरीर भी दुर्बल पड गया । 
एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण ने इनसे दु्बंलता का कारण 
पूछा तब इन्होने कहा कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ लोग 
मत्स्य का मास पकाते है उसकी दुर्गन्ध से मुझे भोजन 
अच्छा नहीं लगता। वृद्ध ब्राह्मण ने गाव के लोगो को 
एकत्रित कर नियम करा दिया कि जब तक यह विद्या- 
व्ययत्त के लिये श्रपने ग्राम मे रहते है तब तक कोई मत्स्य 
मास न पकावे न खावे और न किसी प्रकार का वलिदान्‌ 
ही चढावे । इस प्रकार वर्णी जी की भावना के श्रनुसार 
गाँव का वातावरण अहिसा रूप मे परिवर्तित हो गया । 

इसी चकौती में एक द्रौपदी नामक ब्राह्मण की लडकी 
रहती थी। विधवा होने पर उसने घोर पाप किया परन्तु 
अ्रन्त मे उसके हृदय मे पाप से इतनी अधिक ग्लानि हो 
गयी कि उसने सब के समक्ष अपने गुप्त पाप का उल्लेख 
किया तथा निराकुल हो पुरी की यात्रा के लिये गयी और 
वहाँ. शकर जी को जल चद्मती-चढाती परलोक को प्राप्त 
हो गयी । । 

चकौती में रहते समय वर्णी जी की पीठ मे एक भयकर 
फोडा हो गया जिसके कारण आठ दिन तक बहुत कष्ट 
मे रहें । विहारी मुसहढ ने उस पर कोई जडी पीस कर 


व्यक्तित्व और कृतित्व 


लगायी जिससे बारह घण्टा नीद आयी और फोडाः बैठ 
गया। वर्णी जी ने उसे दश रुपये का नोट देना चाहा 
परन्तु उसने लेने से मना कर दिया और अच्छा भाषण' 
दे डाला | उपस्थित लोगो को ऐसा लगा कि नींच जाति 
में भी उच्च विचारो का होना दुलेभ नही है । चकौती 
से चलकर नवद्वीप गये परन्तु वहाँ भी सामिप भोजन की 
प्रचुरता देख कलकत्ता चले गये | वहाँ प० ठाकुरदास जी 
के साथ पहले' ही परिचय था। उन्होने एक बगाली विद्वान 
से परिचय करा दिया जिससे उनके पास न्यायश्ञास्त्र का 
अ्रष्ययन करने लगे । वर्णी जी के हृदय में न्‍्यायशास्त्र के 
प्रति गाढठ अभिरुचि थी । यही कारण-रहा कि वे उसकी 
गहराई तक पहुँचने के लिये निरन्तर परिभ्रमण करते रहे । 


गुरु भक्त वर्णीजी-- 


वर्णीजी अत्यन्त गुरुभक्त थे । अम्बादास जी शास्त्री 
के पास जब उत्तकी_ अष्टसहसी पूर्ण हुई तब उन्होने भक्ति 
से गदगव होकर हीरा की एक अगूठी समर्पित कर दी। 
एक बार सवत्‌ १६७२ मे वे शास्त्री जी को सागर भी 
लाये थे । मलेया प्यारेलाल किशोरीलाल जी के यहाँ 
मन्दिर की शिखर पर कलशारोहण का उत्सव था। 
उस उत्सव मे शास्त्री जी का सस्क्ृत मे भाषण कराया 
था और स्वयं ने उसका हिन्दी भाव जनता को समभाया 
था-। उसी समय सागर विद्यालय के लिये बीस हजार 
का प्रोव्य फण्ड प्राप्त हुझ था। अम्बादास जी ही क्यो 
जिस-जिस के पास आपने श्रष्ययनत क्रिया उन सब की 
भक्ति में कभी कमी नहीं की। विद्वान मात्र के प्रति 
आपके हृदय मे श्रपार आदर था । जो विद्वान, वर्णी जी 
के शिष्यानुशिष्य होते थे उनका भी उत्तम आदर करते 
थे शोर समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढे इसका सदा ध्यान 
रखते; थे-। , “ हे 
उदारसना वर्णोजी-- +. ६ ॥] 


: वर्णीजी की उदारता की क्या चर्चा की जाय, वे 
उदारता गुण के मानो श्रवतार ही थे । श्रपने लिये आयी 
हुई वस्तु को वे सदा दूसरो को बाट देते थे। एक बार 
वाराणसी से लंगडो झामो की टोकत्ी लेकर सागर गा 
रहे थे) सागर के करीब पडने वाली गनेशगज स्टेशन 


व्यक्तित्व श्र कृतित्व ५ 


डर 


पर उन्होने देखा कि कुछ गरीब लडके मुसाफिरों के द्वारा 
फेंकी हुई श्राम की गुठलियो को उठाकर चूस रहे है । 

उन्होंने उन बालको को पक्तिबद्ध खडा कर साथ में लाये 
हुए सब लगडा आम बाट दिये। सागर आने पर जब 
बाई जी ने पूछा--भेंया ? बनारस से लगडा न्ही लाये ? 
वर्णी जी ने उत्तर दिया-बाई जी लाया तो था परन्तु 
गनेशगज स्टेशत्त पर गरीबों को बाट आया । बाई जी ने 
सतोष प्रकट करते हुए कहा कि अच्छा किया । उन्हे कब 
नसीब होने वाले थे । 


दया के श्रवतार--- 


वर्णी जी दूसरे के दुख को देख कर सिहर उठते 
थे-- उनका रोमरोम अनुकम्पित हो जाता था। दुखी 
मनुष्य का दुख दूर करने के लिये श्राप शीतकाल मे 
भी अ्रपना रवेत दूसरे को दे देते थे और स्वयं ठण्ड से 
कापते हुए घर आ जाते थे । एक बार बरायठा से सागर 
वापिस आते समय एक हरिजन' महिला को पानी पिला 
कर लोटा उसे ही दे दिया तथा श्रपने शरीर पर धारण 
किया हुआ घोती दुपढ्ा भी दे डाला और एक लंगोट 
पहिने संध्या के अन्धकार में सागर वापिस आये । मनुष्य 
ही नही कुत्ता, बिल्ली तथा गधे झादि पशु तक शआ्आपकी 
दया के 'पान थे । 


हृदय के पारखी-- 


वर्णीजी मे दूसरे का हृदय परखने की अद्भुत क्षमता 
थी। उहण्ड से उहृण्ड लड़को के हृदय को-वे' परख 
लेते थे और उन्हे अपने साथ लाकर पढाते लिखाते थे । 
जन समाज के ख्याति प्राप्त विद्वान स्व. पं. देवकी नन्‍्दन 
जी बखूवा सागर के रहने वाले थे। बडे उहण्ड लडको 
में से थे जब वे उन्हे वाराणसी ले जाने लगे तब बरु्ओआा 
सागर के' लोगों ने कहा! कि इस उत्पाती को क्यो लिये 
जा रहे हो / पर वर्णीजी ने कहा कि जिसे श्राप उत्पाती 
समभते है उसी की खुशामद करते हुए आप लोगो का 
मुख सूखेगा ? हुआ भी ऐसा ही । 


वकक्‍तृत्व कला के पा रगामी-- 
वर्णीजी के वक्‍तृत्व मे अमृत भरता था। उनकी 


[ & 


वाणी श्रवण करते समय श्रोता ऐसा अनुभव करने लगता 
था कि 'मुख चन्द्रते अमृत' भरे -- मानों इनके मुख रूपी 
चन्द्रमा से अमृत ही भर रहा है । आगम के गहन विषयो 
को नाना दृष्टान्तो और उपकथाशओ के द्वारा श्रोता के हृदय 
मे उतार देने मे आप सिद्धहस्त थे। न केवल घामिक विषय, 
अपितु राष्ट्रीय विषयो पर भी आपका वक्‍षतृत्व अत्यन्त 
लोक-प्रिय होता था। हजारो की जनता मन्‍न्त्रमुग्ध की 
तरह आपकी बाणी का रसास्वादन करती थी। जिस 
जलसे, मेले भ्रथवा सभा-सोसायदी में वर्णीजी पहुँच जाते 
थे उसमे रौनक आ जाती थी । यदि, आप हँसाने बैठे तो 
श्ोताओ्रों को खूब हँसाते थे और रुलाने बैठे तो श्लोता आ्रासू 
पोछते पोछते परेशान हो जाते थे। श्रापकी भाषा बुन्देल- 
खण्डी मिश्रित खडी बोली थी । फिर जहाँ जैसा अवसर 
देखते थे व॑ंसा भाषा को परिवर्तित कर लेते थे । 

वर्णीजी का जीवन स्वय अनेक घटनाओं से भरा हुआ 
हैं। उन्ही घटनाञ्रो को वे इस कला के साथ प्रस्तुत 
करते थे कि कभी श्रोता की घिग्घी बंध जाती थी और 
कभी हास्य से लोटपोट हो जाता था | बालक, वृद्ध, 
तरुण, स्त्री, पुरष, सभी लोग उनकी कला से प्रभावित 
रहते थे। उनका प्रवचन सुनने के लिये नर नारियों की 
बहुत बड़ी सख्या पहले से द्वी जाकर आगे का स्थान घेर 
लेती थी। उनके परिचय का कोई विद्वान या श्रीमान्‌ 
पीछे पहुँचने के कारण यदि सभा मे बैठने के लिये उचित 
स्थान नही पा सका और उस पर उनकी दृष्टि पड़ गयी 
तो उसे वे तत्काल आगे बुला लेते थे। कभी किसी की 
निन्‍्दा उनके मुख से सुनने मे नही आयी। प्रशसा के 
हारा वे सामान्य व्यक्ति का : प्रभाव भी जनता पर अच्छा 
जमा देते थे। कोई वक्ता यदि उनके सामने बोलता था 
तो उसके बोलने के बाद वे यही कहते थे--बहुत अच्छा 
कहा आपने । इसी प्रकार यदि किसी प्राथमिक लेखक 
का लेख या कविता पर उनकी दृष्टि पड़ती थी तो वे 
उसकी प्रशंसा करते हुए कहते थे -भैया बहुत अच्छा 
लिखा आपने । मैने देखा है कि सन्‌ १६४४ में उनेके सागर 
थाने पर जो कवि-प्रम्मेलन बुलाया था उसमे आप रात के 
दो बजे तक बेंठे रहे । 'एक बार रेशन्दी गिरि के मेला में 


एक लड़की।ने इस झाशय की कविता सुनायी कि आज 


९० | 


का मानव पत्नी को तो सीता बनाना चाहता है पर स्वय 
रावण बनता जा रहा है । कविता से प्रसन्न होकर श्रापने 
भ्रपता खेस उतार कर उसे पुरस्कार मे दे दिया और रात- 
भर आप शीत की वाघा सहते रहे । 


सफल लेखक--- 


पूज्यवर्णी जी ने अपनी स्वाभाविक भाषा में बहुत कुछ 
लिखा है। उन्हें डायरी लिखने की कला प्राप्त थी। 
डायरी में वे घटनाश्रो का उल्लेख तो करते ही थे साथ 
में उससे निकलने वाले परिणाम को भी सुभाषित के रूप 
मे लिख देते थे । समाधि मरण मे स्थित व्यक्तियों के लिये 
जो उन्होने पत्र लिखे थे उनके कई सग्रह प्रकाशित हो चुके 
है। वे पत्र क्या है मानो आगम का सार उनमे समाया 
हुआ है । मिरी जीवन गाथा” नाम से जो उन्होने श्रात्म- 
कथा लिखी है उसकी लोक-प्रियता इसी से सिद्ध है कि 
उसकी भ्रल्पकाल मे ही चार आवृत्तियाँ निकल चुकी है। 
उनकी डायरियो के सुभाषितों का सार लेकर भी डा 
नरेन्द्रजी ने वर्णीवाणी के ४ भाग प्रकाशित करा दिये हैं । 
श्री कपूरचन्द्रजी वरैया लश्कर ने उनके प्रवचनों का सार 
सक्षेप लेकर 'सुख की भलक' नाम से १४ भाग प्रकाशित 
किये है । 


कुन्दकुन्द के समयसार पर जो उन्होने प्रवचनात्मक 
ढंग से टीका लिखी है । उसका प्रकाशन वर्भी ग्रन्थमाला 
वराणसी से हो चुका है । वह समाज के स्वाध्याय प्रेमी 
जनता को भ्रन्यन्त रुचिकर हुआ है और उसके फलस्वरूप 
उसकी पहली आवृत्ति अल्पकाल मे समाप्त हो गयी है । 
उसका द्वितीय सस्क्रण निकालने की तेयारी हो रही है । 
गद्य लिखने के साथ श्आापने कितने ही दोहों की भी रचना 
की है जो सुभाषित के रूप मे कितने ही जगह दीवालो 
पर अकित किये गये हैं। वर्णीस्मृुतिभवन सागर की 
दीवालो पर ऐसे गद्य-पद्यात्मक अश्रनेक उपदेश आ्रायलपेट 
से लिखाये गये हैं । श्लोक-बातिक की टीका लिखना भी 
उन्होने शुरू किया था पर वह पुरी नही हो सकी । उसके 
कुछ पत्र ही उनके कागजातो में पाये गये थे । इस प्रकार 
हम उन्हें एक सफल लेखक के छप मे पाते है। 


व्यक्तित्व और कृतित्व 


डर 


गोरव संरक्षक-- 


वर्णीजी शिक्षा-सस्थाओ्रो के सचालन के लिये यद्यपि 
समाज से दान की प्रेरणा करते थे तथापि वे प्रान्त के 
गोरव का अ्रवर्य ध्यान रखते थे । उनकी अधिक भावना 
यही रहती थी कि जिस प्रान्त मे सस्था चल रही है उसी 
प्रान्त के लोग उस ससथा का सचालन करें। इसी में 
उनका गौरव है । प्रान्त के बाहर के लोग यदि स्वेच्छा से 
देते थे तो उसे स्वीकार करते थे और किसी प्रकार उन्ही 
दाता के समक्ष उस प्रान्त के लोगों की शक्ति को भी 
वृद्धिगत करते थे । इसके लिये एक दृष्ठान्त पर्याप्त है-- 

एक बार समाज के मान्य सरसेठ हुकम चर्द्रजी 
साहब वर्णीजी के दर्शनार्थ सागर पधारे | वर्णीजी के प्रव- 
चन से प्रभावित होकर सेठ जी ने पच्चीस हजार का 
चेक उनके चरणो मे यह कहते हुए रख दिया कि आप 
जहाँ चाहे दे दें । दूसरे दिन के प्रवचन मे जब सेठजी 
विराजमान थे तब वर्णीजी ने सागर को समाज को सबो- 
धते हुए कहा कि सेठजी के यह पन्‍चीस हजार रुपये यदि 
श्राप लोगो को अपनी सस्था--विद्यालय के लिये चाहिये 
हैं तो इसमे इतने ही आप लोग मिलाइये। अन्यथा में 
किसी दूसरी संस्था को दे दूँगा | क्योकि सेठजी ने इनका 
वितरण मेरी इच्छा पर निर्भर किया है। सागर की 
समाज ने आ्राध घटे के अन्दर पच्चीस हजार का दान लिखा 
दिया । इससे सस्‍्था को द्विमुणित लाभ हो गया और 
सागर समाज के गौरव की वृद्धि भी हुई । 

लाखो का दान कराकर भी उन्होने कभी रुपये को 
हाथ नही लगाया । रुपयो का वसूल करना संरक्षण करना 
तथा उनका उपयोग करना यह व्यवस्थापको के ऊपर 
छोड देते थे । प्रान्त के बाहर की सस्थाओ का चन्दा यदि 
कही उनकी उपस्थिति मे होता था तो वे सागर के सिंघई 
कुन्दन लालजी का दान अवश्य लिखा देते थे और वर्णीजी 
की सूचना आ्राने पर सिघईजी उस रकम को भेज देते थे । 


समदर्शी-- क्‍ 

कषायवश कई नगरो अ्रथवा ग्रामो में फूट पड जाती 
है परन्तु वर्णी जी अपनी चतुराई से वर्षों से चला प्राया 
मनोमालिन्य अल्प समय मे ही दूर, करा देते से । वे बड़े 


व्यक्तित्व और क्ृतित्व 


दूरदर्शी थे, प्रथम तो उनके सन्निघान में लोग उत्तेजित 
होते ही नही थे । यदि अपवाद रूप में कही उत्तेजना 
फैलती थी तो उसे ढील देकर इस तरह निपटा देते थे कि 
जिससे वातावरण अ्रधिक दूषित नहीं हो पाता था। वे 
कहा फरते थे कि उलभी हुई रस्सी को जोर से मत खीचो 
अन्यथा गाठ पड जाने से सुलभना कठिन हो जायगा । 


विकट स्वाभिमानी-- 


एक बार वर्णीजी, सागर से द्रोणगिरि जा रहे थे । 
मोटर की भ्रागे की सीट पर आपको बेठा दिया गया। परतु 
कुछ देर बाद सरकारी आभ्राफीसर के आने पर उन्हे वह 
सीट छोडकर पीछे बैठने के लिये बाध्य किया गया। 
वर्णीजी को यह बात सह्य नहां हुई और उन्होने सवारी 
मात्र का त्याग कर दिया । उनके मुख से यही वाक्य 
निकला कि परपदार्थ को अपनी इच्छानुकूल कौन परिणमा 
सकता है ? वाहन का त्याग कर देने के कारण वे पंदल 


ही सागर से पाश्वंप्रभु के पादमूल में गये और कुछ वर्षों 


बाद पंदल ही वापिस आये । ७०० भील की लम्बी पेदल 
यात्रा कितनी कष्टप्रद हो सकती है यह सहज ही समभा 
जा सकता है परन्तु वर्णीजी श्रपनी बात के धनी थे इस- 
लिये उन्होने उसे पूर्ण रूप से निभाया । 

सन्‌ १६४४ मे जब ईसरी से सागर आये तब आपने 
दशम प्रतिमा के ब्रत स्वतः लिये थे। उनके श्राने पर 
सागर मे हुँ की एक लहर दौड पडी थी । कवि सम्मे- 
लनो में कविताएँ पढी जाती थी--'सागर में आई एक 
लहर । सागर के आसपास भ्रमण कर उन्होने जनता में 
शिक्षा के प्रति अच्छा आकषंण उत्पन्न किया था। फल- 
स्वरूप कटनी, जबलपुर, तथा खरई भ्रादि मे श्रच्छा चदा 
हुआ था और उससे चालू संस्थाप्री को श्रच्छा पोषण 
प्राप्त हुआ था । जबलपुर की महिया जी का विकास 
तथा वहाँ वणि विद्यालय की स्थापना वर्णीजी के प्रभाव 
से ही संपन्न हुई थी । 

सागर से पेदल ही बिहार कर वे बरुवा सागर गये 
थे । बर्वा सागर से वर्णीजी का बहुत बडा संपर्क रहा है । 
सागर आने के पहले चिरोजाबाई जी बरुवा सागर ही 
रहती थी । वहाँ के सिंघई मूलचन्द्र जी बाई जी को 


| ११ 


अपनी - बहिन मानकर बडे सम्मान के साथ रखते थे । 
बाई जी के कारण वर्णी जी का भी वहाँ आना जाना 
होता रहता था। 'ेरी जीवन गाथा” में वर्णी जी ने 
बरुवा सागर मे घटित अनेक घटनाशओ्रो का श्रच्छा वर्णन 
किया है। वर्णी जी के प्रभाव से वहाँ जन विद्यालय की 
स्थापना हुई थी । बाबू रामस्वरूप जी वर्णीजी के प्रमुख 
भक्तो मे थे । 

सागर से पंदल ही भ्रमण करते हुए जब बरुवासागर 
पहुँचे तब वहाँ बडा उत्सव हुआ था। वही पर वर्णी जी 
ते जिनप्रतिमा के सामने फागुन सुदी ७ वीर निर्वाण 
२४७६ को क्षुल्लक दीक्षा ली थी। क्षल्लक अवस्था मे ही 
ग्रापका उत्तरप्रदेश तथा दिल्‍ली मे बिहार हुआ था और 
लौटतेसमय फिरोजाबाद मे श्रापकी हरिक जयन्ती मनायीं 
गयी थी । 


हीरक जयन्ती-- 


जब वर्णी जी ईसरी से सागर पधारे थे तब उनकी 
हीरक जयन्ती मनाने का श्रायोजन निश्चित किया गया 
था। परंतु श्रीमान्‌ साहु शान्तिप्रसाद जी के इस आग्रह से 
कि वर्णी जी वैसे संत पुरुष की हीरक जयन्ती किसी बड़े 
शहर में बडे रूप से मनायी जाना चाहिये । सागर की 
जनता ने उनकी उचित संमति को आदर देते हुए अपने 
यहाँ ही रक जयन्ती का उत्सव स्थगित कर दिया । परन्तु 
भावना बलवती थी अ्त' उसे समूल समाप्त नही किया 
जा सका। 4€वर्णी अभिनन्दन ग्रन्थ/ तेयार करने की 
योजना बनी और ग्रन्थ के निर्माण में शक्ति लगायी जाने 
लगी। श्री १० खुशालचन्द्र जी गोरावाला वाराणसी के 
संपादकत्व में अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित हुआ और उसके 
समपंण के लिये दानवीर सेठ छ॒दामीलाल जी फिरोजाबाद 
ने अपने यहाँ एक बड़ा उत्सव किया । उसी समय वर्णी जी 
महाराज की हीरकजयन्ती मनायी गयी । काका कालेलकर 
के करकमलो द्वारा वर्णीजी को “वर्णी अभिनन्दन ग्रन्थ” सम- 
पित किया गया । फिरोजाबाद का वह मेला दर्शनीय मेला 
था। उस समय आचार्येवर्य सूरसागर जी महाराज भी 
ससंध वहाँ पधारे थे । विशालन्नती सम्मेलन हुआ था और 
सेठ छुदामीलाल जी ने विशाल मन्दिर का शिलान्यास 


१२ ] 


कराया था । आज फिरोजाबाद का वह मन्दिर भारतवर्ष 


का एक दर्शनीय मन्दिर माना जाता है । 


सागर सें पुनरागसन--- 


हीरक जयन्ती के आयोजन के बाद आप ऋमश 
विहार करते हुए पैदल ही पुन सागर पधारे | सागर के 
साथ उनका कुछ आत्मीय भाव था । यहाँ की सस्थाओ 
के विस्तार को देखकर उन्हें श्रान्तरिक हे होता था । 
उनका चातुर्मास भी सागर में ही हुआ । वेसे उनके 
प्रवचन प्रतिदिन हुआ करते थे परन्तु पर्यूषणपर्व के प्रवचन 
जो कि यहाँ के चौधरन बाई के मन्दिर मे हुआ करते 
थे बड़े झ्ाकषंक रहे । उन प्रवचनों को सुनने के लिये 
विशाल मन्दिर मे बडी भीड एकट्टी होती थी। प्रवचन 
क्या थे मानो अमृत के भिरना थे। उन प्रवचनों का सार 
ञ्ागे दिया गया है । 

एक दिन अ्रचानक ही आपने घोषणा कर दी कि में 
आज सम्मेद शिखर के लिये प्रस्थान करूगा। सारी समाज 
में यह समाचार बिजली की भाति फल गया । जनता ने 
बहुत श्राग्रह किया परन्तु उन्होंने श्रपता निश्चय नही 
बदलां और शीतकाल की माहोद के होते हुए भी यहाँ से 
प्रस्थान कर दिया । मार्ग की व्यवस्था श्री चपालाल जी 
सेठी गया-वाले करते थे। सतना, रीवा; मिर्जापुर तथा 
बनारस आदि स्थानों मे विहार करते हुए गया पहुँचे । 
चातुर्मास का समय आ गया था इसलिये वही वर्षा योग 
किया । चार पाँच माह गया मे धर्मामृज की वर्षा हुई । 
वर्षा योग समाप्त होने पर चिरकाक्षित ईसरी पहुँच गये 
और अन्त अन्त तक उसी प्रान्त मे रहे । जब कभी 
गिरीडीह श्रथवा कोडरमा जाना हुआ । 


स्याहाद विद्यालय बनारस और, 
गणेश विद्यालय के स्वर्ण जयन्ती महोत्सव--. 


-. स्थाद्वाद विद्यालयय।और गणेश विद्यालय आपके द्वारा 
सस्थापित शिक्षा सस्थाओ मे प्रमुख संस्थाएँ है । समाज 
मे काम करते हुए इन सस्थाओ्रो का लम्बा समय बीत 
गया है। सस्थाओ्रो के सचालको' की इच्छा हुई इन 
सस्थाओ के स्वर्णजयन्ती उत्सव करने की। वर्णी जी 


व्यक्तित्व और कृतित्व 


ईसरी से अन्यत्र नही जा सकते थे इसलिये उत्सवो की 
आयोजना उन्ही के पादमृल मे सम्मेदशिखर जी मे 'की 
गई । सन्‌ १६५६ मे स्थाह्गाद विद्यालय का उत्सव हुआ । 
सन्‌ १९५७ में गणेश विद्यालय का उत्सव संपन्न हुआ । 
सागर विद्यालय के उत्सव के समय श्री कानजी स्वामी 
भी ससंघ सम्मेद शिखर जी पधारे थे। एक मझूुच पर 
पूज्यवर्णी जी और कान जी स्वामी को समासीन देख 
जनता हृदय मे प्रसन्नता का अनुभव कर रही थी । दोनो 
विद्यालयों को यथा-योग्यग आथिक सहायता भी इस 
अवसर पर प्राप्त हुई । 


ईसरी का विकास-- 


देखते देखते ईसरी का अत्यधिक विकास हुम्ना है। 
पृज्यवर्णी जी के विराजमान रहने से वह स्वयं एक तीथ 
बन गयी हे और शिखर जी श्राने जाने वाले लीगो का 
वहाँ रुकना अ्निवाय जैसा हो गया है । वहाँ बीमत पंथी 
और तेरा पंथी घर्मशालाओं के निर्माण के अतिरिक्त श्री 
पारव॑नाथ उदासीनाश्रम का भी निर्माण हुआ है। उदा- 
सीन श्रावको के रहने के लिये विस्तृत भवनो,'की रचना 
हुई है । प्रवचन-मण्डप बनाये गये हैं और घर्माराधना 
के लिये उदासीना-श्रम के सामने हीं एक विशाल मन्दिर 
बनवाया गंया हैं । कुछ सहधर्मी वन्धुओं ने अपनी कोठिया 
भी वहाँ बनवाई है। श्री त्र कृष्णाबाई से एक महिला 
श्रम का निर्माण करा कर उसमें एक मन्दिर भी बनवाया 
है जिसमें पाइवेनाथ भगवान्‌ की विद्ञाल प्रतिमा विराज- 
मान केरायी है ।. ' है ध 


ग्रन्तिम साधना-- 


'चर्णी जी सागर पहुँचकर जब दूसरी बार पैदल ही 
सम्मेद शिखर के-लिये प्रस्थान करते लगे तब उनसे कहा- 
बाबा जी | इस वुद्धावस्था मे इतनी लम्बी पैदल यात्रा 
कष्टदायक हो सकती है श्रत आप इसी प्रान्त मे द्रोण गिरि, 
तैनागिरि तथा कुण्डलपुर आदि क्षेत्रों मे से जहाँ रहना 
चाहे 'रहे | ७०० मील पैदल यात्रा ने कर । लोगो की 
प्राथुना, सुनकर उन्होने कहा भेया । हमारा सकल पाइव- 
प्रभु के पादमूल मे समाधि मरण करने का है। प्रथम ती 


हक 


व्यक्तित्व और इतित्व 


मुझे,विश्वास है कि मैं उनके पादमूल में श्रच्छी तरह 
पहुँच जाऊँगा । फिर कदाचित्‌ न पहुँच सका तो सक्रल्प 
तो वही का है। वर्णी जी का उत्तर सुनकर लोग चुप 
रह गये । 

वृद्धावस्था धीरे-धीरे उनके शरीर पर ,आाक्रमण 
करती गयी और उसके फलस्वरूप. उनकी - गमन शक्ति 
एकदम क्षीण हो गयी। चर्या के लिये ज(ना भी कठिन 
हों गया । भ्रब तक श्रापकी झ्वस्था ८७ वर्ष तक पहुँच 
चुकी थी । सावन के माह मे उन्होने हृदय मे सल्‍लेखना 
का संक्रप कर लिया और आगमानुसार उसकी सारी 
व्यवस्था निश्चित कर ली । वे समभते थे कि सललेखना 
धारण करने का यदि प्रचार करता हूँ तो यहाँ जनता की 
अत्यधिक भीड इकट्ठटी हो जायगी | इसी कारण उन्होने 
अपना यह नियम किसी के सामने प्रकट नही किया । किंतु 
ज़सा उन्होने नियम ले रकखा था उसी के अनुसार वे चलते 
रहे । जब उनके क्षन्यासकाल मे अन्न या उसके रस का 
काल निकल चुका तब उन्होने प्रमुख श्रात्मीय लोगो का 
आग्रह होने पर भी रस औौर पानी के सिव।य कुछ नही 
लिया । जब रस का भी काल निकल गया तब पानी के 
सिवाय कुछ नहीं लिया और अन्तिम १७ घटो में तो 
ध्वेच्छा से नग्त दिगम्बर मुद्रा के धारक बन कर चतुराहार 
विसर्जन पूर्ण रूप से क्र दिया | समताभाव से श्राद्रपद 
कृष्णा ११ वीर त्ति० २४८५७, वि, स २०१८ सन्‌ १९६६१ 
को रात्रि के एक बजकर २० मिनट पर इस नश्वर देह 
का परित्याग कर वे स्वर्गवासी हो, गये।। चारो ओर 
शोक की लहर व्याप्त हो गयी । सूचना पाते ही हजारो 
की भीड,ईसरी मे एकत्रित हो गयी । उनके पार्थिव शरीर 
को एक विमान मे रख कर शवयात्रा निकाली गयी और 
वापिस आने पर उदासीना-श्रम के प्राद्भण मे श्रतिम संस्कार 
किया गया । देखते देखते अग्ति की भीषण ज्वालाओ ने 
उनके पाथिव शरीर को आत्मसात्‌ कर लिया । 

जगह-जगह शोक सभाए हुईं और समाचार पत्रों 
ते अपने श्रद्धांजलि विशेषाक निकाले। आज उनको 
दाह स्थान पर समगमर्मर का सुन्दर स्मारक बना हुश्ना 
है जो वहाँ पहुँचने वालो के हृदय मे पृज्य वर्णीजी की 
मधुर स्मृति उत्पन्न कर देता है और दर्शक एक लम्बी 


| १३ 


आह भर कर चूपके से अपने आँसू पोछ लेता है। 
उन्हे स्वर्गंवासी हुए १३ वर्ष बीत चुके हैं। उनको 
स्मृति धीरे-धीरे धूमिल होती जाती है परच्तु विद्वत्परिः 
षद के सदस्यो में उनके शिष्य प्रशिष्यो की एक लम्बी 
शुखला है।: प्रत्यक्ष. या परोक्ष रूप से सभी विद्वान 
उनसे समुपक्ृत है श्रत विद्व॒त्परिषद्‌ ने शिवपुरी , मे 
सम्पन्न अपने रजतजयन्ती अधिवेशन में यह निर्णय किया 
कि विक्रम सवत्‌ २०३१ को उनका हताब्दी समारोह 
मनाया जाय । और इस प्रसद्भ से हमारी विद्व॒त्परम्परा 
उनके गुणस्मरण द्वारा अपनी छतज्ञता प्रकाशित कर 
सके । 


वर्णीजी का कृतित्व-- 


वर्णी जी ने झपना समस्त जीवन परोपकार मे ही 
बिताया । उनकी मनोवृत्ति अत्यन्त नि.स्पुह थी। वे 
स्वय का कोई स्वार्थ नही रखते थे इसलिये उनकी वाणी 
का प्रभाव दिन दूता रात चोग्रुना बढता जाता था। 
जिससे जो कह दे वह उस कार्य को सम्पन्न करने में 
शपना गोरव समभता था। वर्णी जी का विश्वास था 
कि सासारिक और पारमाथिक उन्नति का साधन सस्य- 
ज्ञान ही है इसीलिये वे सम्यग्ज्ञान के प्रचारार्थ अनेक 
शिक्षा सस्थाए स्थापित करते रहते थे । यहाँ कुछ स्थानों 
की सस्थाओं का उल्लेख किया जाता है जो वर्णी जी 
के द्वारा स्थापित अथवा वृद्धिगत हुई है-- 
(१) वाराणसी मे जेठ सुदी ५ वीर निर्वाण सवत्‌ २४३२ 

को स्थाह्वाद विद्यालय की स्थापना । 
(२) सागर मे वेशाख सुदी ३ वीर निर्वाण २४३५ को 
सत्तकंसुधा तरज्िंणी दि. जेन पाठशाला की स्थापना, 
जो अब गणंश दि. जन विद्यालय के नाम से 
प्रख्यात है । | 
मडावरा में विमानोत्सव के समय स्थानीय जैन 
पाठशाला की स्थापना । 
बरुवा सागर में जन विद्यालय को स्थापना तथा 
उसका सपोषण । 
द्रोगगिरि मे वेशाख वदी ७ वीर नि. सौ, २४८४५ 
को जन विद्यालय की स्थापना | 


ञ् 


डॉ 


१४ | 


रै 


(६) जबलपुर में शिश्रा मन्दिर की स्थापना । 
(७) शभरहार क्षेत्र मे शान्ति नाथ द्वि. जेन विद्यालय की 
स्थापना । 

(८) शाहपुर (सागर) मे जेन विद्यालय की स्थापना । 
(६) खतौली मे कुन्द-कुन्द महाविद्यालय की स्थापना । 
(१०) जबलपुर में दूसरी बार गुरुकूल को स्थापना । 
(११) कटती मे कन्या विद्यालय का वृद्धीकरण । 
(१२) इटावा में सस्कृत विद्यालय की स्थापना । 
(१३) ललितपुर मे वर्णी इन्टर कालेज की स्थापना | 

इनके सिवाय स्थानीय पाठशालाए अनेक स्थानों पर 
स्थापित कराई थी। अनेक तीथे क्षेत्रो पर विकास कार्य 
सम्पन्न कराये थे और अनेक नगरो में श्रापसी वेमनस्य 
को दूर कर परस्पर सामजस्य स्थापित किया था। इस 
दृष्टि से इस युग में पृज्य वर्णी जी का कृतित्व 
सर्वोपरि है । 

यह तो रहा परोपकार गत कृतित्व परन्तु जब उनके 
आत्मोपकार गत कृतित्व की ओर दृष्टि जाती है तब 
लगता है कि इनके समान कृतित्व किसी दूसरे का नही 
है। अजन कुल मे उत्पन्न होकर जेनधर्मं धारण करना 
उसका पूर्ण तत्त्वज्ञान प्राप्त करना और साधारण सद- 
गृहस्थ की भूमिका से लेकर मुनिपद तक की भूमि को 
प्राप्त करना साधारण बात नहीं है । 

इनकी सरल-शान्त मुद्रा, स्नेहभरी दृष्टि और 
बात्सल्यपूर्ण वाणी मे बडा आकर्षण था। विरोध को 
भावना लेकर इतके समक्ष पहुंचने वाले व्यक्ति भी सब 


विरोध भूलकर उन्हे आत्मीय समभने लगते थे। विरो- 


घधियो का विरोध शान्‍्त करने को उनमे अद्भुत क्षमता 
थी । इसके लिये एक उदाहरण पर्याप्त है -- 

द्रोणगिरि सिद्ध क्षेत्र पर एक पाठशाला की स्थापना 
हुई श्रौर छात्रो के रहने के लिये कुछ कमरे बनाये गये 
इससे जैनेतर जनता के कुछ विद्वेषी लोगो मे ईर्ष्या का 
भाव उत्पन्न हुआ । उन्होने छात्रो को मकान के बाहर 
लघृशका आदि करने पर परेशान करना शुरू कर दिया । 


व्यक्तित्व ओर कृतित्व 


छात्र दुखी हुए। वहाँ जैनो के अत्यन्त श्रल्प घर थे 
श्रत. छात्रों का कोई प्रमुख रक्षक नही था। वर्णी जी 
को जब इस बात का पता चला तब वे ग्रीष्मावकाश 
में १-२ माह द्रोगगिरि रहे। उस काल मे उन्होने 
दीवान साहब भादि से बहुत बडा सपर्क बनाया । उसी 
समय में भी सागर से द्रोणगिरि गया । दो चार 
दिन के लिये वर्णी जी को ज्ञाक साथ में लेता गया' 
क्योकि देहात होने से वहाँ शाक मिलती नही थी। 
वर्णी जी ने उस श्ाक में से थोडी शाक अपने लिये रखवा 
कर शेष शाक दीवान आदि के घर भिजवा दी। मैंने 
कहा बाबा जी, यह शाक तो में आपके लिये लाया 
था। वे बोले--भैया ! अपन लोग तो चाहे जब खाते 
है यहाँ के लोगो को यह दुर्लभ है। यह रही शाक 
की बात, फल वगरह भी उनके पास पहुंचते थे उन्हें 
भी वे इसी तरह वितरण कर देते थे। वर्णी जी की 
इस उदारता का फल यह हुआ कि सब विरोधी लोग 
अपने श्राप शान्त हो गये और छात्र निहंन्द्रूप से वहाँ 
रहने लगे । 


वर्षा योग-- 


क्षुललक दीक्षा के बाद निम्नाकित स्थानों मे वर्षायोग 
धारण कर आपने वहाँ भव्यजीवो को उपदेशामृत से 
सतृप्त किया । 
वीर निर्वाण विक्रम सवत ईशवीय सन्‌ स्थान 


२४७४ २००४ १६४८ मुरार 
२४७४ २००६ १६४६ दिल्ली 
२४७६ २००७ १६५० इटावा 
२४७७ २००८ १६५१ ललितपुर 
२४७८ २००६९ १६५२ सागर 
२४७६९ २०१० १९५३ गया 
२४८० २०११ १६५४ ईसरी 
२४८७ तक २०१८ तक १६६१ तक # 


(शाभााकभक, ५०००-०9) साकमगामाा कममामयाकमगानमक 


के 


ग्रात्म-विश्लेषक गणंश वर्णी का पत्र 
साधक गणेश वर्णी के नाम 


श्रीमान वर्णी जी ! 

योग्य इच्छाकार 

बहुत समय से आपके समाचार नहीं पाए, इससे 
चित्तवृत्ति सदिग्ध रहती है कि आपका स्वास्थ्य श्रच्छा 
नही है । सभव है श्राप उससे कुछ उद्विग्न रहते हो और 
यह उद्विनता आपके अ्रन्तस्तत्व की निर्मेलता के कृश 
करने में भी असमर्थ हुई हो। यद्यपि आप सावधान है 
परन्तु जब इस शरीर से ममता है तब सावधानी का भी 
ह्वास हों सकता है । आपने बालकपने से ऐसे पदार्थों का 
सेवन किया जो स्वादिप्ट और उत्तम थे। इसका मूल 
कारण यह था कि ग्रापके पूर्व पुण्योदय से श्री चिरौजा- 
बाई जी का ससर्ग हुआ, तथा श्रीयुत सर्राफ मूलचन्द 
जी का ससर्ग हुआ । जो सामग्री श्राप चाहते थे, इनके द्वारा 
आपको मिलती थी। आपने निरन्तर देहरादून से चॉवल 
मेंगाकर खाए, उत्त मेवादिका भक्षण किया जो अन्य हीन 
पुण्यवाली को दुर्लेस थे तथा उन तैलादि पदार्थों का 
उपयोग किया जो घनाढ्यों को ही सुलभ थे। केवल 
तुमने यह श्रति अनुचित कार्य किया किन्तु तुम्हारे आत्मा 
में चिरकाल से एक बात अति उत्तम थी कि तुम्हे धर्म 
को दृढ़ अद्धा और हृदय में दया थी, । उसका उपयोग 
तुमने सवंदा किया । तुम निरतर दु.खी जीव देखकर 
उत्तम से उत्तम वस्त्र तथा भोजन उन्हे देने में सकोच नहीं 


करते थे । यही तुम्हारे श्रेयोमार्ग के लिए एक मार्ग था । 
ने तुमने कभी भी मनोयोग पूर्वेक अध्ययन किया, न 
स्थिरता से पुस्तकों का अवलोकन ही किया, न चरित्र का 
पालन किया और न तुम्हारी शारीरिक सपदा चारित्र पालन 
की थी । तुमने केवल आवेग मे आकर ब्नत ले लिया। 
व्रत लेना ओर बात है और उसका आगमानुकूल पालन 
करना अन्य वात है । लोग तो भोले है जो वाचाल और 
वाद्य से ससार असार है ऐसी काय की चेष्टा से जनाते 
है। उन्ही के चक्र मे आ जाते है, उन्ही को साधु पुरुष 
मानने लगते है, और उनके तन, मन, धन से श्राज्ञाकारी 
सेवक बन जाते हैं। वास्तव में न तो धर्म का लाभ उन्हें 
होता है श्रोर न आत्मा में ही शान्ति का लाभ होता है । 
केवल दम्भिगणों की सेवाकर अन्त में दम्भ करने के 
ही भाव हो जाते है । इससे आत्मा श्रधोगति का ही पात्र 
होता है । 

इस जीव को मैंने बहुत कुछ समभाया कि तू पर- 
पदार्थों के साथ जो एकत्व बुद्धि रखता है उसे छोड दे 
परन्तु यह इतना मूढ है कि अपनी प्रकृति को नहीं 
छोड़ता, फलत: निरन्तर झ्राकुलित रहता है। क्षणमात्र 
भी चेन नहीं पाता । 

ईसरी 


आा० शु० चि० 
माघ शुक्ल १३ सं० १६६६ |] 


गणेश वर्णी 


“:(वेर्णी-वाणी भाग ४ से उद्धत) 


गं॥ यंग अब आन लाल का 


रे 


रोशनी का बेटा 


डॉ. नेमीचन्द जैन, (सपादक तीर्थकार), 


प्रादमी जनमता है, जीता है, ओर कालकवलित हो 
जाता है। यह उसकी स्पष्ट निर्यात है। सामान्यत, इस 
प्रक्रि] मे लोग जान भी नही पाते कि कभी कोई हुग्रा 
भी था, या नहीं । ऐसे लोग घरा के बोभ होते है और 
धरती इनकी अपेक्षा बा होना अधिक पसन्द करती है, 
किन्तु गणेशप्रसाद वर्णी का जीवन आरम्भ से ही बिलकुल 
भिन्न था। वे जिस धातु के थे, उसके बहुत कम लोग 
होते है । यह नही कि उनमे दुर्बलताएँ नहीं थी, थी, 
किन्तु वे बहिरन्तर उन्हे जानते थे और उनसे श्रनवरत 
जूभते थे। उनमे भअन्तर्दूष्टि का एक बारहमासी दिया 
सर्देव जलता रहता था। वे उन आँखो से नहीं देखते थे 
जिनसे दुनिया देखती हे, वरन्‌ वे उन श्राँखो का उपयोग 
करते थे जो व्यक्ति को योगीश्वर बना देती है । 

_क्षुल्लक गणेशप्रसाद वर्णी की निष्कामता, सारल्य, 
साफगोई और प्रतिक्षण जागरूकता की कोई मिसाल नही 
है । वे अ्रपती निष्कपटता और साहस के आगे किसी के 
भी बहिरन्तर को जान जाते थे। व कभी किसी से डरते 
न ये । नीतिकुशल और आत्माभिमानी वे थे ही, साथ ही 
सकलल्‍प और धुन के भी पक्के थे । बहुधा धुन के पक्के 
लोग व्यसनो की ओर मुड जाते है और उनकी सकत्प- 
शक्ति रचना की श्रपेक्षा ध्वस मे उतर जाती है, किन्तु 
वर्णीजी एक दूरद्रष्ठा पुरुष थे, और जानते थे, उन्हे क्‍या 
करना है ? उनका एक-एक पल अज्ञात से जूकने और 


्एफ/ऊ/३ ३३ ७ ___ृ _-इऑअ्््कंं अजिजज--+त++++++_+>+“+“त+ 


इन्दोर 

उसे पूरी ताकत से पछाडने में गया । उन्होने जो, जैसा 
और जितना काम किया है वह कई सौ आदमी एक पूरे 
युग में लगे रहने पर भी नहीं कर सकते थे । वे ज्ञान की 
विचार की, विवेक की शक्ति को मलीभाँति जानते थे, इसलिए 
ज्ञान की समाई उनसे जहाँ बनी वहाँ उन्होने प्रज्वलित 
कर दी । यथार्थ मे वे रोशनी के बेटे थे। उनकी माता का 
नाम उजियारीबाई था। पिता वाल्यावस्था में ही नहीं 
रहे । वर्णीजी की इरदशिता यह थी कि जैनेतर परिवार 
मे रहकर भी वे ज॑नो के सद्दिचार को पकडते रहे । उनमे 
किसी भी धर्म के प्रति द्रोह था ही नहीं; थे तो आत्म- 
कल्याण के पथिक थे, उसमे जो उपकारक सिद्ध होता था 


उसे स्वीकारते थे । 


माना, उनका अ्रसली क्षेत्र कम को, संधिना का; 
बुन्देलखण्ड ही रहा, किन्तु उसे भी उन्होंने किसी सकीण 
घरातल पर नही रखा । उन्होने जैन9र्म से प्रेरणा लेकर 
मानव-पमात्र की सेव की | उतकी सेवए-सावना ने कभी 
थह नही देखा कि कोई किस जाति, या सम्रदाय का है, 
उन्हे जहाँ भी, जब भी कोई ,सकट में दिखलायी दिया, 
उसकी भरपूर मदद उन्होने की । करुणा उनके रोम-रोम 
में थी। जैनघर्मं का मुख्य धरातेल करुणा ही है। मेरी 
जीवन-गाथा' एक ऐसा दस्तावेज है जिसमे जैन समाज के 
सौ वर्षों के मानसिक विकास को दर्पण की तरह देखा 
जा सकता है। इस गाथा' को पढकर ऐसा लगता है कि 





न्‍म हंसेरा उत्तरप्रदेश आदशि्विन कृष्णा ४, वि. स. १४२१ (१६-६४-१८७२ ) 
निधन ; ईसरी : बिहार . भाव्रपद कृष्णा ११, वि. स. २०१८ 



































रोशनी का बेटा 


वह विराट-भव्य-जीवन्त व्यक्तित्वे श्राज भी हम॑ संबके 
बीच है । ऐसे लोग मरा नही करते, समाज के प्राणों में 
वितरित हो जाते है। सौ साल हुए एक महाशक्ति ने 
जन्म लिया था, यह शअ्रध्यात्म की ताकत थी; कमठता, 
निशछलता, और निरचलता की ताकत थी। यही कारण 
है कि क्षुल्लक गणेशप्रसाद वर्णी ने जिन कामो का 
श्रीगणेश किया वे आज भी उनकी कीति-कथा कह रहे 
है। आज स्थिति बदल गयी है, नये काम हो नही पाते 
है, पुराने कामो को चलाने की जोखिम उठाने को कोई 
तेयार नही है, इसीलिए श्राज नये काम शुरू करना 
उतना जरूरी नही है जितना यह जरूरी है कि हम देखे 
कि जो काम इस आदमी के द्वारा स्थापित किये गये है 
आज किस स्थिति में है। इन्हे देखे, निभाणे और इनकी 
अगली सास की व्यवस्था करे । 

गणेशप्रसाद वर्णी स्वभाव के क्रोधी थे, सस्कार के 
सुकुमार थे। स्वभाव में खालिस' चाणक्य थे किन्तु सस्कार 
में घरती-जेसी क्षमा के स्वामी थे | वे खुदंबीन की भाँति 
सृक्ष्मद्रष्टा थे ग्रोर दूरबीन की तरह दूरद्रष्टा । वे गुलाब 
से खिले हुए; और आपषाढ के पहले दिन की धरती की 
तरह सुवासित थे | उनकी सबसे बडी विशेषता, जो भ्राज 
के नेतृत्व मे नही है, यह थी कि वे प्रशसा जमकर करते 
थे । निन्‍दा तो वे जानते ही नहीं थे । उनकी भेरी 
जीवन-गाथा का काफी बडा भाग प्रशसाओ्रों से भरा पडा 
है । यही कारण हे कि उनके अनुयायियो के ऐसे दल झराज 
उपस्थित है जो कुछ कर गुजरने की अभिलापा रखते है । 
वे श्रसीम उदारता के धत्ती थे, उपेक्षा, अवहेलना, या 
तिरस्कार की बात उनके दिमाग में कभी आती ही नहीं 
थी। किसी को आत्मीय बना लेना और मगल कार्य की 
शोर उप्तके चित्त को मोड देना वर्णीजी के लिए बच्चो-जैसा 
खेल था, इसीलिए उनकी वाणी टक्साल थी, जिससे वे 
जब चाहते, जितना चाहते अपने वर्ण-वर्ण का स्वर्ण बना 
लेते ये। उनकी जीवन-गाथा में ऐसे अनगिन प्रसंग 
हैं जो इस कथन की साक्ष्य भर सकते है। असल मे वे 
मानवीयता की कला के धनी थे और ऐसे किसी झ्वसर 
को हाथ से नही जाने देते थे जिसके द्वारा झृढियो के 
कोचड से गहरे धसे समाज को ऊपर खींचा जा सके । 


[ १७ 


गणेशप्रसाद वर्णी ही पहले व्यक्ति थे'जिन्होने जैनसमाज को 
अन्धी परम्पराओ के श्रन्धे कुए से बाहर खींचा और 
ग्रनेकान्त को शुभ नसेनी से सज्जित किया ताकि वे ऊपर 
ही बने रह सके । धन-दौलत का मोह तो उन्हे था नहीं, 
साधना और समर्पण उनके दाये-बायें हाथ थे। वे 
समपित होना जानते थे, काम करना जानते थे । वे इस 
बात का प्रतिपग ध्यान रखते थे कि जहाँ तक सम्भव हो 
आदमी की श्राॉख को ज्ञानाजंन की शलाका से ऑजा 
जाए। मूलत. उनका ध्यान समाज के स्थल, या बाह्य 
व्यक्तित्व की ओर नही था, वे चाहते थे वर्तमान तो बने 
ही भावी पीढियो को भी रोशनी मिलती रहे । 

वर्णीजी वेसे बहुत सुन्दर नहीं थे, किन्तु हम उन्हें 
कुरूप भी नहीं कह सकते, उनकी आत्मा का शअ्रनुशासन 
अ्रपूृ्व था और वे अन्तरग मे अत्यन्त व्यवस्थित थे । उनका 
चित्त सुन्दरता की खान था, विदुद्धत्व का कोष था । 
उन्हे अनुशासन खूब रास भाता था और इसीलिए वे 
व्यर्थ की पोगापथी में नहीं पडते थे। वे कभी किसी 
पोथी से बचे नहीं और न ही कभी किसी पोथीषारी की 
खुशामद उन्होने की । वे ज्ञान की पूजा करते थे, और 
वह उन्हे जहाँ भी मिला, उसे पाने के लिए वे लम्बी से 
लम्बी ओर कष्टसाध्य यात्राएँ करते रहे । 

चिरोजाबाई का व्यक्तित्व उनकी सासो में ढल गया 
था। बाईजी ने गणंशजी को खूब सहा है। गणेशजी का 
गुस्सा, उनके करुणा से श्रोतप्रोत खब्त, उनकी मनमानी; 
सब कुछ वाईजी ने सहे, किन्तु बाई बहुत गहरी थी । वे 
धर्म का मर्म जानती थी, वे यह भी जानती थी कि 
गणेशप्रसाद मामूली व्यक्ति नही है। उसमे समाज की नयी 
'इमेज' बठी है; इसीलिए उन्होने 'वर्णीजी इन द मेकिंग' 
को अ्रभग सहन किया । वाईजी की अपार सहिष्णुता और 
सयम ही आगे चलकर वर्णीजी के व्यक्तित्व का अभिन्न 
अग बने । 

वर्णीजी की 'मेरी जीवन गाथा' मानव-समाज का 
एक बहुमूल्य आलेख है । वह इतिहास की भाँति महत्त्व- 
पूर्ण तो है ही, प्रकाशस्तम्भ की भाँति व्यक्ति की और 
समाज को रक्षा करने में भी समर्थ हे । जितना महत्त्व 
अशोक के शिलालेब्न का या 'पावा नयी, पावा पुरानी' 


श्८ष |] 


की बहस का है, उससे कही अ्रधिक महत्त्वपूर्ण है यह 
किताब जिसके लाखोलाख सक्षिप्त सस्करण निकलने 
चाहिये । इसकी सबसे बडी खूबी यह हैं कि जीवन-गाथा- 
कार ने कही भी स्वयथ को क्षमा नहीं किया है । इससे 
कोई ऐसा प्रसग नही है जो जन समाज के हृदय को प्रकट 
नही करता हो । दोनो खण्ड पढ़कर जहाँ एक ओर 
वर्णीजी महाराज का व्यक्तित्व अ्रपनी सपूर्णता मे हमारे 
सामने आ जाता है, वही दूसरी ओर समाज के उपयोगी 
ग्रवयवों का भी अन्दाज लग जाता है और हम यह भी 
जानने लगते है कि हम कहाँ कमजोर है और हमे कहाँ- 
कहाँ मरम्मत की जरूरत है । 

वर्णीजी मे नेतृत्व की, निष्काम और सकलल्‍्पवान नेतृत्व 
की बहुत बडी प्रतिभा थी । वे जो भी धार लेते थे, उसे 
बडी नीतिमत्ता से पूरा करते थे । समाज को सच्चरित्रता 
ओर सम्यरज्ञान की ओर मोडने का काम जिस कुशलता 
से उन्होंने किया वह हर आदमी के हाथ की बात नहीं 
थी । वस्तुत उनकी जीवन-गाथा धूप-सी सुखद और 
चॉदनी-सी शीतल है । वह सकट में मुस्कराहट भरती है 
और परिग्रह मे निष्काम अपरिग्रह का उपदेश देती है। 
वह जैनधर्म का एक श्राचरणगत भाष्य है, जो मानवता 
की डगर पर कदम डाले किसी भी आदमी के लिए पाथेय 
का काम दे सकती है। उनकी यह जीवन-गाथा बडें- 
से-बड़े अधेरे से जुभने का पुरुषार्थ उत्पन्न करने मे 
समर्थ है । 

वर्णीजी का व्यक्तित्व पुण्यशाली था । धन-दौलत पर 
वे न्‍्यौछावर नही थे, धन-दौलत उत्त पर न्यौछावर थी । 
वे समाज के भ्रनुगामी नहीं थे, समाज उनका श्रनुगामी 
था। वे स्वभाव के स्वच्छुन्दतावादी थे, रूढियो का व्यर्थ 
बोझ उनको पसन्द न था इसीलिए वे कभी बधी-बधायी 
स्थितियों मे नही चले । उन्हे जडता अप्रिय थी, जीवन्तता 
मे जीने मे उन्हे आनन्द मिलता था। चुप बेठना उनकी 
प्रकृति नही थी, वे कुछ-न-कुछ , स्व-पर कल्याण में करते 
ही थे । उनकी जैनधर्म पर अश्रटल आस्था थी, कि्तु वे 
रेशे भर भी अ्रन्धविश्वासी नही थे । उनमे किसी प्रकार 
का पूर्वाग्रह भी नही था; जहाँ जो भी अश्रच्छा दिखलायी 
देता था, उसे वे स्वीकार कर लेते थे । वे ग्रुणप्राही, थे; 


रोशनी का बेटा 


सारग्राही थे; आत्मानन्दी थे। उन्हें जहाँ भी, जो भी 
अच्छा दिखायी देता था, उसकी मुक्त सराहना से वे 

कभी उदासीन नहीं होते थे। मेरी जीवन-गाथा' ऐसे 
प्रसगो का विश्वकोश ही हे । 

वर्णीजी की सबसे वडी विशेषता यह थी कि वे 
आदमी का मुल्य करते थे, आदमियत की परख रखते थे । 
नफरत का उनके व्यक्तित्व मे कोई स्थान ही नही था । 
वे करुणावान थे, ओर उनके हृदय में श्रकारण बन्धुत्व 
और, अहेतुक स्नेह स्देव हिलोरे लेता था । उनकी करुणा 
जिसे छ लेती थी, वह सुवर्णी वर्णी से बडा, बन जाता था । 
उनमे व्यक्ति की गहरी परख थी, इसीलिये वे सही वक्‍त 
पर, सही आदमी को, सही संदर्भ के लिए चुन लिया 
करते थे । उनकी भेधा का यह करिश्मा भी मेरी जीवन- 
गाथा' में कई जगह देखा जा सकता है । 

गुणो की परख, या सूंघ उनमे गजब को थी। एक 
श्रच्छे शातिर जासूस की “भाँति उन्हे यह भॉपते देर नही 
लगती थी कि कौन व्यक्ति कंसा है, शौर उसका किस 
सदर्भ मे उपयोग किया जा सकता है। ऐसा लगता है 
कि वे प्रम आत्मा के गुप्तचर थे, ओर सारे जीवन-भर 
यही पता लगाते घृमते रहे कि जैन समाज में कौन 
कितना भव्य है और कितना काम कर सकता है। कहाँ 
कौन से भ्रचल में जैन सस्थाओ की आवश्यकता है, कहाँ 
की जैन समाज बिना देव-दर्शन के अन्न-ग्रहण कर रही है, 
कहाँ कौन जैन मन्दिर सास तोड रहा है, कहाँ जैनत्व 
खण्डित, या दूषित हुआ्आा है। ऐसी सारी नाजुक स्थितियों की 
प्रख-पहिचान उनमे थी, झ्ौर उस ओर निधडक दौड पडने 
का अ्रपार साहस-पुरुषार्थ भी उनमे था । यही कारण है 
कि बीमारी के दिनो में भी वे आत्मकल्याण के साथ- 
साथ समाज के कल्याण में भी बराबर घृमते रहे । 

ऐसे सकट के समय , जबकि जेनधर्म का अध्ययन- 
श्रध्यापन-अनुसधाव एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर 
रहा था, इस महापुरुष ने वाराणसी में एके नही दो-दो 
सस्थाओ को जन्म दिया । ८७, वर्ष की जीवनावधि मे इस 
व्यक्ति ने श्रतिस्वनन विमान की गति-सा काम किया और 
जैन समाज के रथ को प्रगत्ति, कुष्ठाहीनता, और वैज्ञा- 
मिक चिन्तन के राजमार्ग पर डाल दिया। मजा यह था 


- रोशतो का बेटा 


कि वर्णी महाराज तो बिलकुल पैदल चलते थे; किन्तु 
उनकी सेवा-भावना उनसे कई कदम झागे चलती थी। 
उत्तरप्रदेश के बुन्देलखण्ड श्रचल में जन्म लेकर इस महान 
व्यक्तित्व ने मानवता की इतनी सेवा की कि सारा भारत 
निरुत्तर रह गया । पतां नही आज का नेतृत्व वर्णी महा- 
राज की अपरिग्रही निप्काम चेतता से कोई सीख-सबक 
क्यो नही लेना चाहता है, वस्तुत दोष व्यक्ति का नही 
है, युग का है । आदमी आज जितना स्टेशनरी पर खर्चे 
करना चाहता है, प्रचार-प्रसार पर खर्चे करना चाहता है, 
उतना वास्तविक काम पर खर्च करने की उसकी नीयत 
नही है | वर्णीजी के पोस्टकार्ड एक संस्था को जन्म दे 
सकते थे किन्तु आज का आदमी अच्छा सुटकित पत्र 
लिखकर भी एक मामूली-सी सस्था खड़ी नहीं कर 
सकता । भावना चाहिये, भावना में पावनता' का बल 
चाहिये और भीतर से फुसकार भरती उमग चाहिये । यह 


205, उषानगर, सुखनिवास मार्ग, 
इन्दोर-2 (म. प्र.) 


[ १६ 


सेब था वर्गी महाराज में । 

इसीलिए आज जबकि उनकी जीवन-गाथा की लाखी 
जेबी प्रतियाँ घर-घर मे पहुँच जानी चाहिये तब हम 
पाषाणपट्ट, या छायावान, या अभिननन्‍दन-ग्रन्थ को ओर 
ध्यान दे रहें है। ऐसा क्यो नहीं किया जाता कि वर्णीजी 
को सच्ची श्रद्धाजलि अपित करने के लिए हम एक “जेन 
शिक्षा-महाविद्यालय' की स्थापना करे जो सम्पूर्ण भारत 
के लिए अधुनातन जानकारियो से लेस जेन पडित, 
अध्यापक और प्रसारक तैयार करे, जहाँ उनका विधिवत्‌ 
प्रशिक्षण हो और जब भी जरूरत हो उनके ज्ञान को 
नयी महक और ताजगी देने को वहाँ उन्हें बुलाया जाए । 
वर्णीजी की जन्मभूमि .हसेरा हो, कर्मभ्ृमि सागर हो और 
निधत्त भूमि ईसरी हो, किच्तु इन पक्तियों के लेखक का 
विश्वास है कि उनका व्यक्तित्व क्षेत्रकालातीत था और 
इसलिए उनका स्मारक भी क्षेत्रकालातीत होना चाहिए । 


--वीर-निर्वाण विचार-सेवा, इन्दोर, के सौजन्य से 


न भविष्यत्ति 


“वर्णी जी जैसा विद्वान, वर्णी जी जैसा सुवक्ता, वर्णी जी जैसा सरल, वर्णी जी 
जैसा दयालु, वर्णी जी जैसा समभावी, वर्णी जी जैसा उदार, वर्णीजी जैसा महामना 
| होना दुलंभ है| एक ही व्यक्ति मे इतने सदृगुणो का आ्रावास विरल ही देखा जाता . 
है । जो एक बार उनके दर्शन कर लेता था वह सदा के लिए उनका भक्‍त बन'जाता 
था। जो एक बार उनका प्रवचन सुन लेता था उसे फिर अन्य किसी का प्रवचन 
अच्छा नहीं लगता था। कहावत है कि हितकर और मनोहर वचन दुलभ है । 
किन्तु वर्णी जी के मुख से सदा ही हितकारी और मनोहारी वचन निकलते थे ।” 


,. ““फेलाश चन्द्र शास्त्री 


ढ़ 


जैन संस्कृति के विकास में-- 
वर्णीजी का योगदान 


लेखक : प० दयाचन्द्रजी साहित्याचार्य, सागर 


जो वास्तविक श्रद्धा ज्ञान तथा आचरण के साथ 
विद्व के प्राणियों के प्रति मैत्नी भाव रखते है वे महात्मा 
कहें जाते है। विश्व के विरले ही मानव इस पद से 
विभूषित है। उनके जीवनवृत्त का अध्ययन कर तदनुकूल 
सदाचरण करके साधारण मानव भी महात्मा वतन सकता 
है । इसलिए मानवता के विकास हेतु एव जगत में शान्ति 
स्थापित करने के लिए सवंदा महात्माश्रो की सगति 
करना आवश्यक है। ग्रुणी पुरुषों की सगति के बिना 
मानव गुणवाल नहीं बन सकता । 

स्वर्गीय महात्मा गाधी की सगति और उपदेश से 
उनके साधारण सेवक तथा अनुयायी भी महान्‌ सुधारक 
झौर विचारक देखे गये है । 

भारतवर्ष के सन्‍त महात्माग्रो की परम्परा में 
श्री १०५ क्षुल्लक गणेशप्रसाद जी वर्णी महाराज भी एक 
महान्‌ सन्त आधुनिक युग में हो गये है, जो सस्क्ृत भाषा- 
विज्ञ महान्‌ श्राध्यात्मिक सन्‍्त थे। उनके जीवत चरित्र 
की विशेषताएं और घटनाएं मानव समाज के लिए अति 
शिक्षाप्रद है । 

यहाँ हम जैन सस्कृति के उन मौलिक सिद्धान्तों पर 
विचार करेंगे जिन पर आ्राकृष्ट होकर तदनुकूल श्रात्म 
पुरुषार्थ करते हुए वर्णीजीने श्रपने जीवन को उन्नतिशील 
और जैन सस्कृति के विकास मे सहयोग देने के लिए 
सुयोग्य बनाया । 


(१) श्रध्यात्मवाद--विश्व के सब द्रव्यो से पृथक्‌ 
आत्मद्रव्य की स्वतन्त्र सत्ता है जोकि निरचय दृष्टि से 
विशुद्ध ज्ञानदर्शन सुखशक्ति स्वरूपसपन्न तथा सुक्ष्म अरूपी 
है | व्यवहार दृष्टि से वतंमान में पुदूगल कर्म परमाणुणो 
का सयोग होने के कारण रागदह्वेप श्रादि विकारो से 
सहित, जन्म मरण रूप अशुद्ध पर्याय वाला तथा अज्ञानी 
हो रहा है । वह अपने पुरुषार्थ से विशुद्ध चेतन्य स्व॒भावी 
परमात्मा हो सकता है । 

(२) अहिसा--क्रोध, मान, कपट, लालच, राग, 
हेंष, मोह रूप विकार भावों के द्वारा अपने तथा अन्य 
प्राणी के इन्द्रिय आदि द्रव्यप्राणो का एवं ज्ञान दर्शन 
आदि भावधप्रागों का नाश होता हिंसा है । विकारों 
के श्रभाव में द्रव्य तथा भाव प्राणो का नाश नहीं होना 
तथा आत्मा में शुद्ध परिणाम का होना अहिंसा है। 
अहिसा परम धर्म है तथा विश्व शान्ति का सफल साधन 
है । “अहिंसा परमों धर्म यतो धर्मेस्ततो जय. । 

(३) अ्रनेकान्तवाद-स्यादृवाद--जगत्‌ का प्रत्येक 
पदार्थ श्रमत धर्म वाला है। प्रत्येक धर्म अपने परस्पर 
विरोधी धर्म के साथ सत्ता रखता है। उतन्त धर्मों की 
सिद्धि या केंथन स्थादवाद (अपेक्षा) शैली से होता है । 
जैसे एक ही पुरुष अपने पिता की श्रपेक्षा पुत्र है भ्ौर 
अपने पुत्र की अपेक्षा पिता है। इस प्रकार पिता पुत्र 
रूप दो धर्म एक ही पुरुंष मे सिद्ध होते है। उसी ग्रकार 


जैन संस्कृति के विकास में वर्णो जो का योगदान 


एक वस्तु में ही नित्य अनित्य रूप दो धर्म पाये जाते है । 
द्रव्य दृष्टि से जो वस्तु नित्य है, पर्याय दृष्टि से वही 
वस्तु अनित्य भी है । ' 

(४) श्रपरिग्रहवाद - आत्मा पुदूगल धर्मद्रव्य अधमे- 
द्रव्य आकाश और काल इन ६ द्रव्यों के समुदाय रूप 
इस लोक में आत्मा का स्वकीय द्रव्य एक परमाणु मात्र 
भी नही है । आत्मा इन द्वव्यो का स्वामी नहीं है और 
नये द्रव्य आत्मा के है। श्रात्मा इन छह द्रव्यो का न 
कर्ता है, न नाशक है और न रक्षक है। द्रंथ्यो का 
परिणमन स्वयमेव होता है । इन द्र॒व्यो का सयोग और 
विग्योग परस्पर अवश्य होता रहता है। यह लोक किसी 
व्यक्ति.या ईइवर की रचना नहीं है। इस सिद्धात का 
जीवन मे प्रयोग करने के लिए श्राचरण की दो धाराये 
होती है। प्रथम परिभ्रहत्याग महाब्रत-जिसमे अन्य द्रव्यो 
का तथा राग हेष भ्रादि विकारों का मोह त्याग कर 
आत्मा में ही रमण किया जाता है। इस महान्रनत के 
धारी मुनिराज प्रयोजनवश यद्यपि पीछी कमंडलु पुस्तक 
अपने पास रखते है तथापि उन वस्तुओं में भी उनका 
ममत्वभाव नही होता । जन्म से मरण तक के साथी 
शरीर में भी उनका मोह नही होता है। दितीय धारा; 
परिग्रह परिमाण अ्रणब्रत है, जिसमे एकदेश पर---वस्तुओरो 
का त्याग किया जाता है । इस श्रणृत्नत का धारी गृहस्थ 
नागरिक प्रतिज्ञा करता है कि मै जीवन मे यथा योग्य 
निश्चित सीमा के भीतर सम्पत्ति रखूंगा, श्रन्य द्रव्य का 
मुझे त्याग है। इस प्रकार सतोष से जीवन व्यतीत 
करता है। 

(५) मुक्तिवाद--जन दर्शन मे इस विश्व के 
श्रतर्गत कार्माण जाति के परमाणुओ की सत्ता मानी गई 
हे । राग, ढेष, मोह भ्रादि विकार भावों के कारण वे 
परमाणु भात्मा से सबधित होते है । श्रर्थात्‌ वे परमाणु 
दुग्ध और जल की तरह आत्मा के प्रदेशों मे मिल जाते 
है। उनके प्रभाव से आत्मा को जन्म मरण आदि के दुख 
भोगने पडते है। आत्मा में क्रैच आदि कषाय तथा 
मिथ्यात्व आदि विभाव उत्पन्न होते है। उन कर्म-पर- 
साणुश्नो के सुयोग से यह आत्मा पराधीन ससारी जीव 
के रूप मे रहता है। जब यह आत्मा समीचीन श्रद्धा, 


वास्तविक ज्ञान और यथार्थ चार्रित्र के माध्यम से भ्रात्म- 
शुद्धि या पूर्ण स्वतत्रा का पुरुषार्थ करता हैं तब यह 


 पराधीन ससारी आत्मा ही एक समय परमात्मा और सर्वज्ञ 


हो जाता है । ज्ञाता दुष्टा ओर आनन्द स्वरूप श्रक्षय बल 
सपन्न होता है । यही जैन दर्शत का मुक्तिवाद है। यहाँ 
आत्मा से परमात्मा बन जाने का मार्ग प्रत्येक जीव के 
लिये खूला है । 


जैन संस्कृति में स्वयं-बुद्ध दीक्षित वर्णोजी 


जैन सस्कृति का विकास या उत्थान वही व्यक्ति कर सकता 
है कि जिसने मनसा, वाचा, कमंणा जेन सस्क्ृति मे अपने जीवन 
को ढाल दिया हो। इष्ट स्थान पर पहुँचने के लिए जो व्यक्ति 
स्वय मार्ग पर नहीं चल सकता है वह दूसरे को कदापि 
नही चला सकता । श्री वर्णी जी ने विचार किया कि यदि 
हम जैन सस्कृति के तत्वों को नही अपनाते है तो आत्म 
कल्याण नही कर सकते, और न जैन सस्क्ृति का विकास 
ही कर सकते है। जैन संस्कृति पर स्वेयं चलकर ही 
श्रन्य व्यक्तियों को भी उस पर चलाना उपयुक्त हो 
सकता है । 
इस प्रकार विचारधारा मे बहते हुए वे पूर्वेजन्म के 
संस्कार से एवं स्वय बुद्धिबल से जैनत्व मे दीक्षित होने का 
मौन पुरुषार्थ करने लगे । सर्वप्रथम वे जन धर्मानुयायी 
विशेष व्यक्तियो की सगति प्राप्त कर उत्साह सम्पन्न हुए । 
जन सस्कृति के प्रति दढ श्रद्धा ग्रहण की, जन शास्त्रों का 
प्रवचन श्रवण करना प्रारम किया । मासाहार, मधु तथा 
नशीली वस्तुओं का सेवन न करने पर भी नियमानुकूल 
उनके आजीवन त्याग करने की प्रतिज्ञा की । रात्रि भोजन 
का त्याग किया | पच परमेष्ठो देवो का दर्शन स्तुति करना 
प्रारभ किया । जीव हिसा का त्यागकर दयाभाव को 
जागृत किया । शुद्ध छने जल का देनिक उपयोग करने 
लगे। इस प्रकार भ्राठ मुलगुणो को घारण कर तथा चूतक्रीडा 
(जुआ ) आदि सप्तव्यसनों का त्यागकर दस वर्ष की अवस्था 
मे जेत सस्क्ृति के मार्ग पर वर्णी जी ने प्रथम कदम बढाया ॥ 
आपके जीवन की यह महती विशेषता जात होती है कि 
आपने पूर्व सस्कार, स्वयवुद्धि तथा स्वाभाविक श्रद्धा के 
आधार पर ही जैन धर्म मे दीक्षा ग्रहण की । किसी 


२२ ] 


नी 


लौकिक आशा, /लोभ और झादर सम्मान के कारण 
उन्होने दीक्षा ग्रहण नही की । यद्यपि आपकी माता और 
कुटुम्बी इस नव-दीक्षा का विरोध करते थे, तथापि आपने 
अपने विचार एव श्रद्धा में कोई परिवर्तेत नहीं किया। 
अपने सिद्धात पर ही सुदृढ बने रहे । 

पहिले वर्णी जी श्रद्धा तथा ज्ञान का विकास जैन 
संस्कृति के अनुरूप प्रात्म हित के लिए. सतत करते रहे । 
इसके पश्चात्‌ सयम एवं चरित्र की ओर अपना विशेष 
ग्राचरण करने के लिए प्रयत्तनशील होने लगे । यद्यपि आप 
सयम की साधना अष्यास रूप मे करते थे । तथापि आत्मा 
को शुद्ध पविन्न बताने के लिए आपने प्रतिज्ञा रूप में 
नेष्ठिक प्रतिमा को धारण करना शआ्रावश्यक समभा और 
वि.स १६६६ एवं वीर नि, स, २४३९ मे कुन्डलपुर क्षेत्र 
(दमोह) में श्री बाबा गोकुलचद्र जी ब्रह्मचारी के निकट 
श्री! महावीर पूजन के अनन्तर विधिपृ्वक सप्तम प्रतिमा 
मे नेष्ठिक दीक्षा को ग्रहण कर लिया । इस दीक्षा से आप 
ब्रह्मचारी या वर्णी पद से प्रसिद्ध हो गये । 

कई वर्षो के पश्चात्‌ वीर स २४७४ में वरुआ्आासागर 
में नदीश्वर पर्व के शुभ अवसर पर आपने क्षूललक पद को 
ग्रहण किया । अत समय में मुनि पद को धारण कर, श्री 
१०८ गणेशक्रीति जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। 
इस प्रकार जन ससस्‍्कृति के अनुसार आपने जीवन मे श्रद्धा, 
ज्ञान और चारित्र का विकास किया । 


धामिकता के विकास में यो गदान--- 


सन्त वर्णी जी ने समाज में मनसा, वाचा, कर्मणा 
धामिकता के विकास मे सतत प्रयास किया। विद्वत्ता प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ आपने प्रात काल एवं सायकाल देतनिक 
प्रवचन किए | धामिक परे तथा उत्सवो में अनेक व्याख्यान 
सभाञ्रो मे भाषण दिए। इत सभाओो में आपने निश्चय 
धर्मं तथा व्यवहार धर्म के एकीकरण रूप उपदेश दिए । 
प्रथम निश्चय धर्म की व्याख्या करते हुए आपने दर्शाया 
कि आत्मा के अश्रस्तित्व पर सत्यश्रद्धा, यथार्थ तत्त्वज्ञान 
श्र वास्तविक शाचरण' करना जरूरी है। उसकी सिद्धी 
या साधना के लिए व्यवहार धर्म का पालन करना दर्शाया 
कि प्रत्येक मानव को हिंसा, असत्य, चौये, अन्नहा और 


/ 


जन संस्कृति के विकास में वर्णों जी का योगदान 


परिग्रह इत पच पाप कार्यो का त्याग करना झ्रावश्यक है । 
मद्य त्याग आदि अ्रष्ट मूलगुणी का धारण करना भी 
अ्त्यावश्यक है। इन निश्चय तथा व्यवहार धर्मो का अविरोध 
रूप पालन करते से ही मानव जीवन पविन्न होता है। 
आ्रात्मा का यथार्थ कल्याण होता है। इनके अतिरिक्त 
आपने दर्शाया क्रि गृहस्थोी को निश्चय तथा व्यवहारपुर्वक 
छह देनिक कत्तंव्यों का पालन करना नितात ग्रावश्यक है । 
वे कत्तेंव्य इस प्रकार हैं १ श्री पंच परमेष्ठी परम देवों 
का विधिपूर्वक देन पुजत करता । २ संविनय गुरुभक्ति 
एवं सत्‌ सगति प्राप्त करता । ३ धार्मिक तथा नीतिपूर्ण 
उपयोगी ग्रथो का अ्रध्ययत्त करता। ४ इचिय सयम 
तथा प्राणि संयम का पालन करना। ५ इच्छाग्नो को रोकना, 
च्त तथा आवश्यक नियमो का विधिपूर्वक पालन करना | 
६ स्वपर हित की कामना से आहारदान, ज्ञोत्दान, 
ग्रौषधिदान तथा अभयदान इन चार प्रकार के त्याग भावों 
का आचरण । इन छह देनिक कत्तेव्यों का पालन करने से 
मानव का जीवन महान्‌ तथा आत्मा पवित्र हो जाती है । 

चातुर्मास के अवसरो पर आपने समयसार, प्रववनसार 
ग्रादि आध्यात्मिक शास्त्रो पर सरल भाषा मे प्रवचन 
देकर जन तथा जनेतर जनता को आ्रात्म कल्याण का 
सदेश दिया है । इसी प्रकार श्री दशलक्षण पवें, अष्टान्हिका 
पर्व आ्रादि पर्वो के श्रवसरों पर भी दशलक्षण धर्म, षोड- 
शकारण धर्म और रत्नचय धर्म का निशुचय व्यवहारमयी 
मिश्चित दौली से व्याख्यान कर समाज में धामिकता का 
प्रसार किया है । 

आपके इन प्रवचनो का जैन तथा जेनेतर समाज 
पर अच्छा प्रभाव होता था। वि स १६८२ में एक दिन 
बरुआसागर मे वर्णी जी का शास्त्र प्रवचन हो रहा था। 
पडोसी धीवर की एक दश वर्षीय कन्या भी शास्त्र सुनने 
ग्राई। प्रकरण चल रहा था कि “किसी जीव को मारता 
हिंसा है। हिंसा से जगत्‌ में निंदा ही नहीं, प्रबल 
पापबध भी होता है जिससे हिसक व्यक्ति को भव-भव 
मे अनेक कष्ट उठाने पडते है |” इत्यादि । लडकी बहुत 
प्रभावित होकर घर गई । तडातड झोले उस समय वरस 
रहे थे। घरो के खपरे पडापड चकनाचूर हो रहे थे, तूफानी 
आँधी से अनेको सकाव और बडे-बडे वृक्ष धराशयी हो 


जेन संस्कृति के विकास में वर्णो जो का योगदान 


कक 


रहे थे। विचारा मल्लाह परेशान था। कुटिया का 
छुप्पर उड चुका था, कपड़े लथपथ पानी में भीग चुके 
थे। इस दशा में लडकी ने धैर्य बधाया--पिताजी ! 
संसार में सुख दुख के कर्त्ता न राम है न रहीम है । सुख 
दुख हमारे पूर्वोपाजित कर्मों का फल है। प््‌्वेंभव मे 
जो पाप किए- थे, उनका फल है कि हम दीन दरिद्री 
और त्ीच हुएं। मजदूरी करने पर भी दाने दाने और 
कपडे लत्ते को तरसते है, इत्यादि। छोटी सी श्रनपढ लडकी 
की ऐसी बातें सुनकर पिता गद॒गद हो गया, श्राखों में 
आँसू आ गए। प्रेम के साथ उसने लडकी से पुछा--- 
बेटी| तुम्हें यह ज्ञान कहाँ से मिला ? किसने पढा दिया? 
लडको ते उत्तर दिया-पिताजी, सराफ जी के यहाँ 
काशी के जो पडित जी श्राये,है उन्ही के शास्त्र प्रवचन 
में सुता था। माँ बाप दूसरे ही दिन लडकी के साथ वर्णीजी 
के पास पहुँचे और आजीवन मय, मास, मधु खाने का एवं 
मछली मारने का त्याग कर दिया । वर्णीजी ने उसे कुछ 
देना चाहा परन्तु उसने कहा कि जो आपसे लेने की 
इच्छा थी, मैं स्‍्वय ले चुका | केवल आशीर्वाद मुझे 
चाहिये जिससे मैं भ्रपनी प्रतिज्ञा पूर्णहृपेण पालन कर 
सके । 


श्री वर्णीजी का अंतिम उपदेश--- 


“कल्याण मार्ग केवल आत्मतत्व के यथार्थ भेद 
विज्ञान मे है। भेद विज्ञान के बल से ही आत्मा स्वतत्र 
होती है, पूर्ण स्वतत्रता ही मोक्ष है |” 

“श्री वर्णीजी एक महान प्रवचनकार थे । 'समय- 
सार! उनके प्रिय ग्रन्थी मे से एक था जिसको उन्होने 
अन्त तक नहीं छोडा। जब कभी वह प्रवचन करने 
बठते, तब इसी ग्रथ को सामने रखकर अपनी सरल एव 
मधुर भाषा मे इस प्रकार समभाते थे कि श्रोताओं को 
उसमे अपूर्व आनद झाता था। छोठे-छोटे चुटकुले, 
मनोहर दृष्टान्त एव अपने जीवत की बीती हुई घटनाएं 
सुना करके तो वे प्रवचनों मे चार चाँद लगा देते थे । 
जिससे श्रोता का श्रालस्य दूर हो जाता था और वह 
अपने मे एक ताजगी एवं उत्कठा का ग्रनुभव करता था। 
यही वजह थी कि समयसार जैसे गभीर तत्व विषयक 


| २३ 


ग्रंथ को भी लोग बड़े मनोयोग पूर्वक सुतते थे और 
उनकी आगे आगे सुतने की जिज्ञासा बनी ही रहती 
थी | )) 


जैन दार्शानिक साहित्य के विकास मे योगदाल--- 


दर्शनशास्त्र तत्व और सिद्धात को कसने की एक 
कसौटी है। जब किसी सिद्धान्त का परीक्षण या निर्णय 
करना होता है तो तक शास्त्र का आश्रय लिया जाता 
है। वर्णी जी ने भी भारतीय षटदशनों का इसी लक्ष्य से 
अ्रध्यपन किया कि जन सिद्धातो को तकेशास्त्र की 
कसौटी पर परीक्षण कर उनका दृढ श्रद्धापूर्वक ज्ञान 
प्राप्त किया जाय । 

आपने जैनेतर विद्वातों के पांस रहकर भारतीय 
दर्शनो का गहन अध्ययन किया और उसके आधार से जन 
सिद्धान्त म्रहिसा अनेकातवाद आदि का परीक्षण कर दृढ़ 
श्रद्धापर्वक उनका ज्ञान प्राप्त किया । 

आपने जन दर्शन साहित्य के प्रचार तथा प्रसार के 
लिए बहुत प्रयास किए। जैन दाशेनिक ग्रथो का पठन 
पाठन जन सस्कृत विद्यालयों में चालू कराया। जैन 
परीक्षालयों मे उनका पाठय-क्रम नियत कराया । 

वंगीय सस्कृत शिक्षा परिषद्‌ कलकत्ता की जैन 


न्यायतीर्थ परीक्षा देने के लिए छात्रो तथा अध्यापको को 


प्रेरित किया । जैन न्याय ग्रन्थो की टीका के लिए विद्वानों 
को उत्साहित किया । जैन दर्शनपाठी छात्रों को छात्रवृत्ति 
की व्यवस्था कराई । हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी मे 
जैन दर्शन का पाठ्य-क्रम निश्चित कराया और उसके 
श्रध्ययन का श्रीगणंश कराया । भारत के प्रमुख नगरो 
देहली, मथुरा, आगरा, प्रयाग, जबलपुर, सागर, वाराणसी 
ग्रादि नगरो में विशाल आम सभाओो में श्रापके दाशंनिक 
भाषण हुए । 

जब मुरार (ग्वालियर म. प्र.) स्थान में झ्रापका 
चातुर्मास योग हुआ उस समय आपकी श्रधष्यक्षता में वहाँ 
एक सर्वधर्म सम्मेलन हुआ । अनेक धर्मवादियों के 
भाषणों के पद्चात अध्यक्ष पद से श्रापका मासिक 
हुआ । आपने दर्शाया कि-भैया ! संसार मे र' 
धर्म मानव धर्म हैं। जब रत ० 


है 


3०५७ 


२४ | 


एक दूसरे के सुख दुख मे हाथ बटायेगा तभी ससार मे सुख 
शान्ति श्रायेगी । धर्म लडने के लिए नही, एक दूसरे की 
मदद करने तथा श्रात्म कल्याण के लिए है। इत्यादि ।” 
आपने शभ्रनेक सस्क्ृत के श्लोक सुनाये तथा मानवता व 
मानव धर्म की श्रनेक उदाहरणो द्वारा प्रशसा को | इस 
भाषण से सर्वेस्भा प्रभावित हुई । 


जन साहित्य के विकास में योगदान-- 


वर्तमान युग में जैन साहित्य का प्रकाशन भी जेन 
सस्कृति के प्रचार एवं प्रसार का महत्त्वपूर्ण साधन है। 
वर्णीजी ने शिक्षाप्रद आत्मकथा, समयसार की हिन्दी 
टीका और सैकडो आध्यात्मिक तथा नेतिक पत्र लिखकर 
जनतत्त्वो का प्रचार किया है। आपके महत्त्वपूर्ण भाषण 
लिपिबद्ध होकर तथा प्रवचन एवं भाषण “टेपरिका्ड” के 
रूप मे बनकर समाज में जन साहित्य का प्रचार करते 
हैं। ययपि आपने जीवन मे शब्द लेखात्मक निर्जीव 
साहित्य की रचना विशेष रूप से नहीं की, तथापि जैन 
सस्क्ृति के सैकडो विद्वानों को तेयार करके सजीव 
साहित्य की रचना विशेष रूप से की है। ये विद्वान 
मौखिक तथा लिखित रूप से जन साहित्य का प्रचार कर 
रहे है । इन जैन विद्वानों को तेयार करने के लिए आपने देश 
मे जन शिक्षा सस्थाझ्रो की भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 
स्थापना की है। वे सस्थाएँ जेन विद्यालय, जैन पाठशाला, 
छात्रावास, कन्याशाला, महिलाश्रम, वर्णी इन्टर कॉलिज, 
जैन हाईस्कल और उदासीन आश्रम के नाम से आज भी 
विद्यमान है जो जैन सस्क्ृति के विद्वानों का निर्माण 
करती है । 

श्री वर्णी जी के इस प्रयत्न के पूर्व जेन साहित्य का 
प्रसार इस भारत मे प्राय न्यूनरूप मे था । आपके सतत 
प्रयत्व द्वारा जैन सस्थाओं के माध्यम से जेन साहित्य का 
प्रसार देश मे अधिक रूप में हुआ । जन समाज मे विद्वानों 
का अधिक सद्भाव हुआ और जन साहित्य के पठन पाठन के 
साथ जैन साहित्य का महत्वपूर्ण निर्माण भी होने लगा । 


समाज संरक्षण मे योगदान-- 


सस्कृति और समाज का परस्पर घनिष्ठ सबध है । 
सस्कृति से समाज का सरक्षण और समाज के सरक्षण से 


जन संस्कृति के विकास में वर्णो जी का योगदान 


सस्कृति का सरक्षण होता है । जैन सस्क्ृति के अनुरूप 
समाज में सभ्यता क्रा निर्माण करना, जन सस्कृति का 
विकास करना है। वर्णी जी ने जेन सस्क्ृति के श्रनुरूप 
समाज का सगठन, सुधार, शिक्षण और पतितोद्धार किया 
है । उनके द्वारा किये गये समाज सरक्षण के कुछ उदाहरण 
निम्न प्रकार है -- 

(१) हरदी (सागर म. प्र.) मे पच कल्याणक के 
उत्सव पर, बड़गाव के करीव ५० वर्ष से बहिष्कृत २०० 
जन भाइयो को वहा की समाज मे मिलाकर समान 
अधिकार दिलवा दिया । 

(२) करीब २५ वर्ष से बहिष्कृत जतारा निवासी एक 
जन कुटुम्ब को जतारा समाज में मिला दिया और उसे 
मदिर प्रवेश का अधिकार दिलवाया। मदिर मे वेदी का 
निर्माण कराया तथा मृूति विराजमान करायी। उस 
बहिष्कृत भाई ने बहुत द्रव्य का दान भी दिया जिससे 
मदिर की व्यवस्था की गई । 

(३) हलावनी (भासी उ. प्र.) में एक कुटुम्ब कई 
वर्षों से समाज से बहिष्कृत था। दर्शन पूजन करने का 
भी अधिकारी नही था। वर्णीजी ने पचो को समझाया 
और उसे समाज मे मिलाकर दर्शन पूजन का अधिकार 
दिलवा दिया । 

(४) नीमटोरिया के एक बहिष्कृत कुटुम्ब को पचों 
की सम्मति से समाज मे मिलाया गया और समाताधिकार 
दिलाया गया । 

(५) शाहपुर (सागर) में एक स्त्री कुएँ मे गिरकर 
मर गई । समाज ने उस स्त्री के कुटुम्व का बहिष्कार कर 
दिया । खाली किए गए कुए का पानी पीना भी बद कर 
दिया । वर्णीजी ने कुएँ के घाट पर बैठकर मत्र पढ़कर 
क्रमश १०८ लौंगे कुएँ मे डाल दी ओर पानी खिचवाया | 
भूजे चने बुलवाये। समाज ,ने चने खाकर पानी पिया 
और महावीर स्वामी की जय बोलकर कुएँ का उद्घाटन 
किया । कुटुम्ब को समाज मे मिलाकर दशेन पूजन का 
अधिकार दिलाया । 

(६) शाहपुर के निकट छोटे-छोटे ग्रामो के अनेक 
जाति भ्रष्ट बहिष्कृत पुरुषो एव महिलाओ का स्थितिकरण 
कर समाज का सरक्षण किया । 


जन संस्कृति के विकास में वर्णो जी का योगदान | २५ 


एक समय बुन्देलखण्ड मे विशाल सभा के मध्य वर्णी जाता है ।” इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही आपने जैन 
जी ने समाज के सरक्षण हेतु एक दस सूत्री प्रस्ताव पारित- संस्कृति के विकास एवं सरक्षण के लिये आजीवन पुरुषार्थ 
कर समाज सुधार की घोषणा को थी। किया । आपने जन सस्कृति के उपर्यूक्त समस्त श्रगो तथा 

श्री वर्णी जी का उद्देश्य था “अपनी सस्कृति को भूल उपाज्धभो का विकास किया ओर देश के अधिकाश भाग में 
जाने से या छोड देने से समाज भी शक दिन नष्ट हो उसका प्रचार एवं प्रसार किया । 


सम्पक्त्व का निमित्त 


श्रीयुत १०५ महाशय क्षललक मनोहरलाल जी, 
योग इच्छाकार। 


पत्र आया, समाचार जाने। पदार्थ का निरूपण विवक्षाधीन है। नयों के 
विषय मे लिखा सो ठीक । मेरी समभ में वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। जो 
सामान्य को कहता है वह द्रव्याथिक है जिसका विषय केवल द्रव्य हैं। दूसरा विशेष 
को विषय करने वाला है | उसे व्यवहारनय कहते है । इनमें अनेक विकल्प है । अस्तु, 
निमित्त को न मानने वाले ही निमित्त से काम ले रहे है। वहाँ निमित्त को न 
मानने वालो की प्रचुरता है फिर आपको किस श्रथ ले गये ? कुछ सम में नही 
ग्रातत। अस्तु, फोकट चर्चा निमित्त की है। मेरा तो यह विश्वास है जो यथार्थ 
निरूपण करने वाला है, वही सम्यवत्व का निमित्त हो सकता है। सम्यक्त्व जिसके 
होगा उसकी श्रद्धा होगी तभी तो होगा । विशेष क्‍या लिखें । 


कार्तिक वदी १२ ! आपका शुभचितक 
स२००९ गणंश वर्णो 


“-वर्णी वाणी ४ [४६ 


नं 


पज्य गरुदेव के सम्पर्क में 
पं० शिखरचन्द्र जी, न्यायकाव्यतीर्थ, ईसरी 


(१) “स्वयं” शब्द 
ईसरी बाजार के उदासीनालय मे साथ रहते हुए भेरे 


अनेक वर्ष पृज्य वर्णी जी के सपर्क में व्यतीत हुए है। 
उनके शास्त्र प्रवचन और शका समाधान के अवसर पर 


साथ रहने का सौभाग्य मुर्के अनेको बार प्राप्त हुआझा है. ।?, 


उनके कुछ विचार और समाधान |नीचे लिखे-जाते है--- 


स्वय परिणमन्तेडन इत्यादि वाक्‍्यों में सूत्रों मे स्वय- 
शब्द को लोग क्रियावती शक्ति का परिणमन और भाववती 
शक्ति का भी परिणमन स्वत स्वतन्त्र स्वभाव से स्वीकार 
करते हैं। वे पर्यायकी उत्पत्ति मे सामग्री को स्वीकार करते ही 
नही है । अथवा कोई स्वीकार करते है तो भी तनिरर्थक 


मानते है । उपस्थिति मात्र मानते है। और उसकी उप-.. 


स्थिति मात्र रहने से उस सामग्री पर निमित्तपने का 
आरोप लगा देते है। ऐसा मतभेद बहुत दिनो से चला 
आरा रहा है । 

एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर प्रभाव या कर्तापना नही 
स्वीकार करते है । इसके प्रमाण में वे स्वयं सबको भागे 
रखते है । उसके समाधान के लिये--- 


२० वर्ष पहले ईसरी में श्रीमान्‌ पडित बाबूलालजी 
कलकत्ता से महाराज के पास भझ्राये थे। तब उन्होने 
महाराज से समाधान करने की प्रार्थनी/ की थी। महा- 
राज ने भी एक प्रवचन देना स्वीकार कर लिया । 

दूसरे दिन टेप रिकार्ड मशीन लेकर वे मध्यात्ले मे 
निश्चित समय पर प्रवचन लेने के लिये उपस्थित हो 
गये । उस समय का टेप रिकार्ड उनके पास सुरक्षित 


है । उसकी प्रुस्तक भी उन्होने उस समय छपा दी थी । 

उस समय महाराज ने प्रवचन में कहा था कि स्वय 
शब्द का श्रर्थ है कि---“कारण के बिना नहीं” । कारण 
के बिना कोई कार्य नही हो सकता है । 


कारण , का, श्रथ उपादान निभित्त दोनो है। एक 
उपादान स्वय नहीं परिणमता है। परिणमता उपादान 
कारण ही है। परन्तु परिणमन में सहायक अवश्य 
चाहिये। व्याकरण मे लिखा है कि भिद्यतेघट दण्डेन । 
नहिं भिद्यते घट दण्डेन। अपितु घट स्वयं भिचते ) 
इसका श्रर्थ यह है कि घट दण्ड से फूटता है। नही-- 
दण्ड से घट नही फूटता है | अपितु स्वय फूटता है । 

तो क्या स्वथ शब्द से दण्ड का सर्वथा निर्षध स्वय 
हो गया । नहीं-उस निमित्त की मुख्यता नहीं है। 
शिथिलःमवयवो की ही मुख्यता है। इसी प्रकार सर्वत्र 
जानना । हठवाद को आश्रय न देना । 


जब हम द्रव्य की उपादान शक्ति को ही देखते है तब 
सस्‍्वय कहा जाता है। जैसे जीव पुदंगल स्वयं गमन करते 
है तो भी सहायक निमित्त धर्म द्रव्य भी होता है। 
दीपशिखा स्वय टेढी होती है। उसके ठेढी होने में 
नि्ित्त वायु है ।' 

उरभे सुरभी आपही ध्वजा पवत के जौर। 

उरभे सुरझे- जीवही देत कर्म -ककभोर ।। 


(२) उपादान कारण, निम्मित्त सापेक्ष होता है- 


कई बार कलकत्ता आदि से कितने ही लोग महाराज 
का प्रवचन सुनने आते ये । वे अपने श्रभिप्राय से विवाद 


पुज्य गुरुदेव के सम्पक सें 


ओर बहस भी कर 'बेठते थे। कभी उलभ भी जाते थे, 
ओर तब महाराज युक्तियों से समभाते थे। मैं भी साथ 
में रहता था। अत मे भागम प्रमाण देते थे। 


साराश यह है कि अकेला द्रव्य बाह्य उपकरणों की 
श्रपेक्षा रहित कार्य-रूपसे नही परिणमता है। कार्य की 
उत्पत्ति के लिये अनेक उपकरणों की जरूरत होती है । 
इत्यादि । 


(३) निमित्त का प्रभाव पड़ता है-- 

आप यदि यह कहो कि भनिमित्त का प्रभाव नहीं 
पडता है तो महाराज कहते थे कि आपका प्रभाव मुझ 
पर नही पडेगा ? और मेरा प्रभाव आप पर नही पडेगा। 
तो फिर क्‍यों चर्चा करते हो। श्राप मेरे तिकट क्यो आये हो । 
इस बात से वे चूप रह जाते थे । फिर कुछ देर में दूसरी 
चर्चा छेड देते थे । 


(४) उपादान कारण और निम्तित्त कारण दोनों 
... समान है-- 

जैसे एक रुपये के पचास पचास पैसे दो जगह समान 
होते है। इसी प्रकार पर्याय की उत्पत्ति मे दोनों समान 
है। दोनो का आधा आधा हिस्सा है। इस पर राजा 
भोज का दुष्टात्त जो महाराज कहते थे। सो इस 
प्रकार है-- 

राजा भोज के यहा कितने ही प्रकार के अनेक 
विद्वान्‌ थे। उनमे दस विद्वाव्‌ प्रधान थे। उन्हें बड़ा 
गये था कि हम विद्वान है। एक दिन मे १०० शोक 
बनाते है। वे प्रभात में नदी पर स्नान करने जाते थे 
सो स्नान कर आते समय वे अपनी धोती आकाश मे 
फेक देते थे। वह धोती यो ही श्रधर आकाश मे सृखती 
चली आती थी। वे भी भूमि से कुछ ऊपर जल्दी- 
जल्दी चले जाते थे। यह उनके ब्रह्मचय का प्रभाव था । 
उन्हे इसका अ्रत्यधिक गव॑ हो गया कि हम अपने ही 
परिश्रम से प्राप्त अ्रन्न खाते है। हम कोई के अधीन 
नहीं है। यह खबर चारो दिशाओ्रो भे फैल गई। राजा 
भोज ने भी यह बात सुनी । तब उसे बडा खेद हुआ । 

पहले राजा भोज ही उनके भोजन, दूध, ईंधन, नमक, 
आवास भ्रादिका सब पूरा प्रबन्ध करता था.। जब राजा 


| २७ 


भोज ने अ्रपना तिरस्कार अपने ही सेवकों से सुना त्तो 
राजा को बहुत खेद हुआ कि ये विद्वान मुझे थोडा भी 
सहायक नही मानते है । ; 

अत, एक दिन भोजनशाला में राजा ने नमक लेजाने 
का सेवको को निर्षध कर दिया। जब भोजन करते 
विद्वान्‌ बेठे थे तो रसोइया ने प्रथम ही सूचित कर दिया 
कि राजा ने नमक नही भेजा है। सो नमक का प्रबन्ध 
क्र लीजिये । 

श्रभी तक तो वे विद्वान्‌ निराकुल होने से १०० 
शक प्रतिदिन बनाया करते थे। अब आकुलता होने 
लगी सो कम श्योक बनने लगे । 


दूसरे दिन राजा ने ईंधन नहीं भेजा सो रसोई ही 
तही बनी । तब और भी आकुलता उत्पन्न हो गई। 
इसमे उत्तका कुछ समय खर्च होने लगा । त्तब और भी 
कम श्लोक बनने लगे । जब राजा ने पूछा कि शोक कम 
बनने का क्या कारण है। तब उन विद्वानों ने झाकुलता 
बताई और सामग्री का अभाव । 


अन्त में राजाभोज ने कहा कि आपको एक अपना 
ही गये करना श्रच्छा नही है। हम भी निमित्त है। 
हमारा भी उसमे हिस्सा है । इस प्रकार उन विद्वानों को 
निमित्त भी स्वीकार करना पड़ा । और उन्होने गर्व करना 
छोड दिया । 

ऐसा उपादान निमित्त का बराबर का दर्जा जानता । 


(५) एक पर्याय के श्रनेक कर्त्ता-- 


. उपादान कारण का एक कर्म होता है। उसमे करण- 
रूप निमित्त कारण अनेक होते है। एक कर्मका उपादान- 
कर्त्ता एक होता है। उसके निमित्तकर्त्ता श्रनेक होते है । 
एक क्रिया एक उपादान की होती है । उसके निमित्तकर्त्ता 
अनेक होते है। एक उपादान की अनेक क्रिया भी होती 
है। जेसे भ्रग्ति की स्वेदत, दाहन, पाचन, तैल शोषण 
वर्तिकादाह, अधकार नाशन, प्रकाशकारण श्रादि । सामग्री 
भेदाद्धि काये भेद. । यह जिनावमत नही है। प्रत्युत 
जिन सम्मत है | जैसे एक अधःक रण के चार श्रावश्यक और 
अपूवंकरण अनिवृत्तिकरण के आठ आवश्यक होते है । और 
भी भनेक कार्य होते है। चावल का भात कर्म की पाक 


रद |] 


क्रिया का उपादान एक तन्दुल ही है। परन्तु उसमे पात्र, 
जल, अग्नि, वायु आदि अनेक निमित्त है । 


(६) प्दूगल पर निमित्त का आरोप-- 


जब जीव विभावरूप परिणमता है तब पुद्गल' को 
निभित्त होने का आरोप कर दिया जाता है। जब महा- 
राज के सामने यह चर्चा आती तो महाराज कहते थे कि 
जीव के ऊपर जब आरोप नही मानते तो पुदुगल पर 
आरोप लगाने का क्‍या अधिकार है। आरोप का श्रथथे 
होता है श्रभियोग, अपराध, दूषण । यदि पुदूगल के ऊपर 
अभियोग का मुकदमा चलता तो मैं पुद्गल की तरफ से 
गवाही देता कि हा साहब ! पुदंगल का कोई अपराध 
नही है। सब जीवका ही अपराध है। जीब ही अपने 
परिणामों को बिगाडता है और पुदुगल को बँघ जाना 
पडता है। जीव के किये हुये कर्म का दण्ड पुद्गल देता 
है तो इसमें पुदंगल को दोपी ठहराना उचित नही है। 
ग्रत आरोप छब्द का भी प्रयोग ठीक नहीं है। दोनो का 
निममित्त नै मित्तिकपना मानना ठीक है । 

अत निमित्त साधकतम है। जैसे काष्ठ छेदन करने 
वाले- के लिये कुठार आदि । यदि निमित्त पर आरोप 
लगाकर उसे व्यर्थ ही कहा जाय तो विभाव पर्याय 
बनेगी ही नहीं। सभी एक उपादान से होने से 
स्वभाव पर्याय ही कही जायगी । फिर ज्ञान में आगम 
का भी निमित्त व्यर्थ हो जाने से “आगमचेद्ठात दोजेट्टा 
और “आगमचक्ख साहू” यह आचारय॑-श्री का वचन भी 
श्रारोपयुक्त हो जायगा । 
(७) बंध की श्रपेक्षा जीव पुद्गल एक ही हैं-- 

बधपडि एयन सिद्धान्त के अनुसार तथा प्रवचन 
सार ज्ञेयाधिकार के अनुसार असमान जातीय पर्याय होती 
है। मैं स्‍्वय मे कितना ही भेद विज्ञान करता हू कि 
शरीर भिन्न है। आत्मा भिन्न है । जब मेरे शरीर मे पीडा 
होती है तो मैं ही भोगता हु । कोई सहायक नही होता है। 

इस बुढापे में पता लगता है कि कैसा शरीर भिन्न 


है। नही तो मै क्यो दुख सहता। शरीर ही सहता। 


खूब व्याख्यान देता और विदेश तक चला जाता। क्‍या 
कहे ), यह शरीर कभी न अपना हुआ और न होगा । तो 


है 


पुज्य गुरुदेव के सम्पर्क मे 


भी सबंध तो एक क्षेत्रावगाह श्रपूर्व है ही । 


“ (८) विद्वानो से सहायता-- 


एक बार महाराज ने चतुर्दशी का उपवास किया 
था। उस ही दिन एक विद्वात्‌ प उदयचद्र जी बनारस 
से गुरु भक्ति से प्रेरित होकर आये थे। तब उन्होने 
अपना परिचय दिया था कि पडित जी ! मेँ अभी यहा 
लड्जा से बौद्ध दर्शन का श्रध्ययन करके आ्ाया हु। 
श्रौर मुझे आपके प्रसाद से पढाने का स्थान भी मिल गया 
है । श्रव आपके आशीर्वाद की ही केवल जरूरत है। 
उत्तर मे महाराज ने कहा कि तुम्हारी निर्मेलता ही 
तुम्हे पूर्ण आशीर्वाद है । 


फिर ब्रौद्ध दर्शन पर चर्चाएँ अनेक हुईं। इससे 
महाराज श्रति प्रसन्न हुये । उस दिन पृज्य श्री ने उन 
ग्रभ्यागत पडित जी का भोजनादि से सत्कार किया। 

इसी प्रकार ईसरी में आने वाले श्रनेक विद्वानों को 
उपकृत किया | इस विषय मे महाराज कभी पीछे नहीं 
रहते थे । विद्वानों को हृदय का हार कहते थे और गोवत्स 
की तरह अच्तरज्भ से पूर्ण प्रेम रखते थे । 


(&) केवल ज्ञान की अपेक्षा ऋम-बद्ध पर्याय नही 


भगवान्‌ के ज्ञान मे मतिज्ञान से अवतगुणी सब ही 
पर्यायें युगपत्त ही भलकती है। इसमे कोई विवाद नहीं 
है । यह पो प्रतिभासका विषय है । प्रतिमास मे क्रम कैसा । 

उपदेश की वचन की अपेक्षा क्रम होता है। जेसा 
बहुविध मतिज्ञान है, सो उसके बहुत प्रकारो के जानने 
में क्रम है क्या। कोई कम नही है। नहीं तो भगवान 
का प्रतिभासज्ञान भी क्रम-बद्ध हो जायगा। तो वे 
अनतकाल बीत जाने पर भी अनेक पदार्थों की अनेक 
गुण पर्यायों का पूरा ज्ञान कभी नही कर सकेंगे । यह क्रम- 
बद्ध का सिद्धान्त आचारयों ने स्वीकार नही किया है । 


(१०) संकट में धीरता-- 

कोई भी व्यक्ति दु खी होकर महाराज के पास आता 
तो महाराज कहते ये कि मोह ही तो दुःख कराता है । 
सो मोह को छोडो । मोह मे दु ख होता ही हे । फिर 
यह वचन सुनाते थे-- 


पुज्य गुरुदेव के सम्पक में 


जो जो देखी वीतरागने सो सो होसी बीरारे । 
अनहोनी नहिं होसी कबहू काहे होत अ्रधीरा रे । 


(११) अकालसृत्यु-- 

कर्म सिद्धान्त की अपेक्षा अ्रकाल मृत्यु है। कम- 
सिद्धान्त भी श्री वीतराग जिनेन्द्रदेव कथित है | सुख दु ख 
जीवन-मरण आदि व्यवह।रनयके ही विषय है। सामग्री 
के ही अ्रधीन है । इन बातो में परमार्थनय लगाना उचित 
नही है। जहाँ जो नय लगे, वही नय वहाँ लगाना 
चाहिये । सबही जगह एक नयका विचार यथार्थ नहीं 
होता है । 
(१२) पूजा से केवल पुण्यबन्धही नहीं-- 

यह उपदेश श्रीकानजी स्वामी के सन्मुख मधुवनमे 
सर्वप्रथम दिये व्याख्यान मे दिया था। उसमे ऐसा अभि- 
प्राय प्रगुट स्पष्ट किया था कि पूजा परपरा मोक्षका 
मार्ग है । केवल पुण्ययध की ही कारण नही है । 

क्योकि पूजामे कोई विषयकषाय पोषनेका अभिप्राय 
ही नही है । पूजामे जिनेन्द्रका ही गुणगान है। और जो 
कुछ कहा भी है सो भक्ति के वश ही कहा है । इससे 
जडकी क्रिया या पुण्यवधका ही कारण मानकर पूजा भे 
धर्म का निषेध करना ठीक नही है । भक्ति तो गुणानुराग 
रूप ही है । जो कि निवृत्ति परक है । 

पूजाको प्रभावता अग में सम्मिलित किया है । पूजा 
को मुख्य श्रावक का धर्म कहा है। दानमें और वेयावृत्त्य 
में भी कथन किया गया है तथा इसे सम्यक्त्व की उत्पत्ति 
मे भी कारण माना गया है अ्रत. हेय नही है । 

महावीराष्टक स्तोत्र में कहा है-- 

यदर्च्चाभावेन प्रमुदितममा दर्दुर इह । 

क्षणादासीत्स्‍्वर्गी गुण गणसमद्ध:ः सुखनिधि: ॥ 

लभन्‍्ते समद्ध॒क्ता शिवसुखससाजं किस तदा । 

महावीरस्वामी तयन पथगासी भवतु नः॥। 

इसमे शिव, सुख, समाज (सामग्री) का लाभ पूजा से 
सखद्धक्तो को बताया है । 


(१३) महाराज की शिक्षा-- 


उनको इच्छा सबके जीवन को पवित्र बनाने की ही 
रहती थी । भैया काये उते सब श्रच्छे है।' ऐसी सबकी कुशल 


[ २६ 


पूँछते थे । तो देखो कि अष्टमी चतुर्दशी तीन अ्रष्टाक्लिका, 
तीन सोलहकारण, दशलक्षण पर्वो मे जरूर ब्रह्मचर्य रखता 
चाहिये | वाजार की चीजे न खाना चाहिये। जहाँ तक 
बने घर मे रहकर ममत्व को घटाबो । जितना घर में 
प्रतिदिन खर्च हीता है, उस पर कम से कम एक रुपया 
पर एक पैसा दान के लिये जरूर निकालो । फिर कही भी 
दो। एक पाठ मेरी भावना का जरूर याद करो । श्री 
मगतराम कवि की बारह भावना का पाठ किया करो। 
और घर मे बच्चों को भी धर्म शिक्षा जहूर दिया करो । 
एक ग्राम मे एक विद्वान स्थान्तीय जरूर हो जो सबको शिक्षा 
दिया करे | स्वाध्याय कराये । बाहर से विद्वान्‌ बुलाने की 
पर्व श्रादि में कभी भी जरूरत व पडे। नियत साफ 
रखो । व्यापार ईमानदारी से करो । इसी मे अरब तुम्हारा 
कल्याण है । बिडी सिगरेट नशा का त्याग करो । 
(१४) राग में राग मत करो-- 

राग द्वी ससार का मूल है। राग से आत्मा अशुति 
होता है । पराधीन बनता है । एक पनेमे अ्नेकपना भरा जाता 
है | आत्मा अनात्माका भेद मिट जाता है। पर-वस्तुओ का 
अभिलापी होता है । परिग्रहकेही सचयमे दिनरात८& श्रम 
किया करता है। इससे आकुलताही उत्पन्न होतीहै। 
आत्तंध्यान और रौद्रध्यानही निरतर बने रहते है | इन्द्रिय 
विषयोसे कभी सतोष नहीं होता है । अतः: रागमे आात्माकी 
श्रद्धा करना उपयुक्त नही है । इसलिये राग और भ्ात्माके 
भेदविज्ञानको मत भूलो । और चाहे सबको भूल जावो । 


(१५) श्रंतिम शब्दलिखित रूप में-- 


जब साहु आालोकप्रकाशजी भ्रतिम समयमे आये थे । 
श्रीमानू सेठ भागचद्रजी सोनी सपत्नीक अ्जमेरसे 
महाराजके अतिम दर्ंनार्थ ईसरीमे पधारे थे। शअ्रन्यभी 
भीमान्‌ धीमान्‌ उपस्थित थे । तब सबही पुरुष श्रीमहाराज 
से दो दव्द सुनना चाहते थे। सभी भक्तिसे हाथ जोड़े 
बठ थे | मानो अपनी श्रद्धाजलि ही समर्पण कर रहे हो । 

बोलने से असमर्थता होनेसे महाराज ने सिलेटपर 
कॉपतें हुये हाथो से दो शब्द हसमुख मुद्रासे लिख दिये । 

“अपने बनो 

ये दो शब्द ग्राजभी सबके लिये अ्रमोध मन्र बने हुये 


जफ 


३० | 


हैं । इसमंत्रका बडा गंभीर अर्थ है कि सम्रयंसार बनो, 
स्वाधीन बनो । अनादि से पर-पुद्गलके ही आधीन रहे । 
ग्रब तो यह आदत छोडो । इससे वढकर अतिमशिक्षा 
शोर क्या हो सकती है । गागर मे सागर समा दिया है । 
यही सर्वस्वाध्यायका फल है । 


(१६) महाराज का सर्वजीवन-- 


इस प्रकार महाराजका स्वंजीवन स्वाध्याय करते 
कराते सुनते सुनाते व्यतीत हुआ ॥ समयसार तो आपके 
घटमे ही विराजमान था, जिसको स्वप्नमे भी उच्चारण 
करते थे । कभी नही भूलते थे । महाराज का स्वाध्यायका 
ही एक व्यसन था। जो महाराज अतिम क्षणतक मोक्ष- 
मार्ग प्रकाश, रत्नकरण्डश्रावकाचार, पद्मपुराण आदि ग्रन्थो- 
को आद्योपान्त कई बार तक श्रवण करते रहे । उनके 
निमितप्ते अनेक पुरुष ओर महिलाएं भी स्वाध्याय प्रेमी 
बन गई । 


(१७) अनादर-- 

महाराज जिनवाणीके अनादरसे सर्देव डरते थे । यो तो 
किसी भी तुच्छवस्तु का भी अनादर स्वप्नमेभी नही चाहते 
थे। यह शिक्षा माताजी श्री चिरोजाबाईजी से पाई थी । 
ग्रत महाराज अपने जीवनमें उन्तका उपकार कभी नही 
भूलते थे । 


(१८) परहित निरतता-- 


महाराजकी श्रात्मा परके दु ख देखनेके लिये बडी कातर 
थी। पशुपक्षी के भी दुख निवारण करनेके लिये सदा 
प्रस्तुत रहते थे। दीन दु खियोको सदा मिष्ट भोजन 
कराने के लिये उद्यत बने रहते थे। महाराज कभी 
किसीको भूठा या सडा फल देता पसंद नहीं करते थे। 
दीनो को वस्त्र बनयान तक बटठवाते रहते थे । जिससे 
ग्ाजभी कितनेही दीन-हीन पुरुष झाजभी ईंसरीमे महाराज 
को स्मरण करते है । श्रजैन समाजभी उनके शब्दोको सुनने 
के लिये सदा इच्छुक रहती थी । महाराजकी प्रसन्न मुद्रासे 
दर्शन के लिये मार्ग मे सभी करबद्ध खडे हो जाते थे । 


पुज्य गुरुदेव के सम्पर्क में 


(१९ ) पुरुष परीक्षा-- 

महाराजको पुरुष परीक्षाभी शीघ्रही उसके ञ्राचरण 
को देखकर आजाती थी कि यह व्यक्ति कैसा है | जो जैसा 
व्यक्ति हो तो उससे व॑सीही बात करते थे । अपनी उदारता 
से उसको सुयोग्य बना देते थे । 
(२० ) राष्ट्रपति से परिचय-- 

एक वार राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्रप्रसादती अखिलग्राम- 
पचायत बिहार राज्यकी सभाके सभापति होकर ईसरी मे 
आये थे । उनका व्यासख्याव हुआ । अनतर जब वे सेलून 
(स्पेशल रेल वोगी) मे चले गये, उनका महाराजसे 
मिलनेका भाव था । जब उन्हे स्मरण दिलाया गया तो 
तुरतही अपने सेक्रेटरी को महाराज के पास भेजा । 
महाराजभी तुरत सेलून पर चले गये । साधुजनोके ऊपर 
आदर दृष्टिसे भी महाराज को अधिक आदर दृष्टिसे 
बेठाया । वे नीचे बेठे । महाराज पाँच मिन्तट चटाई पर 
ऊँचे बंठे । कुशल वातकि बाद मथबदीके लिये प्रेरणाक्ी । 
उनने भी कहाकि में इसको ध्यान मे रखूगा । यह बात 
मुर्भे भी प्रिय है। आदि। 
(२१) बिनोवाजी गुरु रूप से सानते थे-- 

जब महाराज जी गया में ये तब श्री बिनोवाजी भी 
भ्रमण करते हुये गया मे आये । फिर प्रात महाराजके 
दर्शन के लिये विशेष रूपसे पधारे। तब उनकी मुद्रा 
कितनी विनययुक्त थी वह देखनेही योग्य थी । श्रद्धितीय 
सम्मेलन था । महाराजको देवताके रूपमे बताया । 
(२२) शुभचिन्तक-- 

महाराज सबके ही शुभचिन्तक थे | मेरेलिये विशेष 
आश्रयदाता अ्रतिम क्षण तक होने के कारण वे मेरे लिये 
सर्वंस्व उपास्य देवता थे। प्रात. स्मरणीय आराध्य 
सरक्षक एक ही थे। उनका प्रभवकाही चला आया मेरे 
साथ गाढ प्रेम था । इसीलियें मै अ्रपत्ती विनम्र श्रद्धाअजलि 
उनके चरण कमलो मे समपित करता हू । - ऐसे महाव्‌ 
गुरुदेव को श्रष्टाज़ु प्रणाम करता हू । 

बदन प्रसादसदत् सदय हृदय सुधामुचो वाच । 

क्रण परोपकरण येषा केषां नते वद्या ॥॥' 


! 


--प्रो० उदयचन्द्र जेन एम० 


पूज्य गणेशप्रसाद जी वर्णी भारतवर्ष की उत्त विभृ- 
तियो में से थे जिन्होंने अपने जन्म से इस भारत भूमि को 
अलकृत ही नहीं किया किन्तु समाज सेत्रा, देश सेवा, 
शिक्षा प्रचार आदि के पवित्र कार्यों द्वारा इस देशवासियों 
का अत्यन्त उपकार किया है । ससार मे जितने भी महा- 
पुरुष हुए हैं उन सबने पहले स्वय अपने जीवन का निर्माण 
किया और इसके अनन्तर संसार के प्राणियो के कल्याण 
के लिए अ्रन्तिम क्षण तक कार्य करते रहे । पूज्य वर्जी जी 
का जीवन भी इसी प्रकार तप.पृत, लोकोद्धारक तथा 
सर्व हितेधी रहा है। आज वर्णी जन्म शताब्दी के शुभ 
ग्रवसर पर हमे यह देखना है कि वर्णी जी ने किस प्रकार 
सबसे पहले अपने भ्रन्दर ज्ञान ज्योति प्रज्वलित की और 
इसके पश्चात्‌ समाज मे व्याप्त अ्ज्ञानान्धकार को दूर करने 
के लिए यत्र-तत्र-सर्वत्र ज्ञान ज्योति का प्रसार कैसे किया । 
वे सच्चे श्र्थ मे 'ज्ञानरथ' के प्रवर्तक हो गये । सच्चे गुरु 
का जो कार्य है उसे जीवन भर किया । ऐसे गुरुझओ को 
सदा नमस्कार करना हमारा परम कतेत़््य है। इसीलिए 
कहा गया हैः--- 

अ्रज्ञान तिमिराच्धाना ज्ञानाज्जनशलाकया । 

चलक्षूरुत्मीलित येव तस्मे श्री गुरवे नम । 

'वर्णी जी ने सात वर्ष की अ्रवस्था मे विद्यारभ किया 
और चौदह वर्ष में मिडिल पास हो गये । इससे 
ग्रागे पढने के साधन न; थे,-अभ्रत अ्रधिक विद्याभ्यास से 
उस समय वचन्चित रहना पडा । १८ वेर्षे की आयु मे विवाह 
हुआ जिसके बाद, ही पिता जी का, स्वगंवास हो 
गया । आथ्िक स्थिति अ्रच्छी नहीं थी । इस कारण मदन- 
पुर गाँव में मास्टरी कर ली। वहाँ चार मास रहकर 


६ 


ज्ञान रथ के प्रवर्तंक 


ए०, जन-बौद्ध-सवंदशनाचाय, वाराणसी 


तामंल स्कूल में शिक्षा लेने के लिए आगरा चले गये । 
वहाँ दो मास ही रह सके । इसके बाद जयपुर की ओर 
गये । एक माह बाद इन्दोर पहुँचे और शिक्षा विभाग में 
नौकरी कर ली । देहात में रहने के कारण उपयोग की 
स्थिरता न होने से घर चले आये । दो माह बाद कारी 
टोरन गाँव की पाठशाला में अध्यापकी कर ली | पुन 
कुछ समय के बाद जतारा के स्कूल में अध्यापक हो गये । 
तत्पश्चात्‌ पूर्वपुण्य से सिमरा गाँव मे माता चिरोजाबाई का 
सुयोग मिल गया । यह पूर्व पुण्य का ही प्रभाव था कि 
वर्णी जी को देखकर बाई जी के हृदय में पुत्र जेसा स्नेह 
उत्पन्न हो गया और कहा कि में जब तक हूँ तुम्हारी 
पुत्रवत्‌ रक्षा कछूँगी | और चिरोजाबाई जी ने वर्णी जी 
की धर्ममाता बनकर वर्णी जी के जीवन को समुन्नत बनाने 
के लिए अपना सबेस्व समर्पण कर दिया। 

वर्णी ,जी को विद्या प्राप्त करने की धुन सवार तो 
थी ही । जब वर्णी जी ने सुत्ता कि जयपुर मे बड़े-बड़े 
विद्वान है तो बाई जी से कहा कि मुझे जयपुर भेज दो, 
मैं जयपुर जाकर विद्याध्यास करूँगा । तदनत्तर बाई जी 
की आज्ञा प्राप्त कर जयपुर की ओर प्रस्थान कर विया। 
किन्तु लश्कर (ग्वालियर) की धर्मशाला मे सामान चोरी 
ही जाते के कारण जयपुर जाकर विद्याध्ययन करने का 
विचार वर्षो के लिए, टल गया । किसी प्रकार लौटकर 
जतारा झा गये । कुछ समय बाद स्वरूपचन्द्र जी बनपुरया 
के साथ खुरई के लिए प्रस्थान किया। जतारा से खुरई 
जाते हुए टीकमगढ़ पहुँचे । वहाँ श्री भोटीराम जी 
भायजी सस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान थे । उनके प्रवचन को 
सुनकर वर्णी जी के मन्त मे यह भाव हुआ कि क्या मैं भी 


और |] हु 


किसी दिन इसी प्रकार जनधर्म का ज्ञाता हो जाऊँगा। 
खुरई पहुँचने पर प० पन्नालाल-जी न्यायदिवाकर का 
सारगभित प्रवचन सुनकर वर्णी जी ने प० जी के समक्ष 
यह जिज्ञासा प्रकट की कि क्‍या ऐसा भी कोई उपाय है 
जिससे मै जेनधर्म का रहस्य जान सक्‌। जब प० जी 
को यह मालूम हुआ कि ये वेष्णव से जेनी हो गये हैं तब 
उन्होने कहा कि तुमने बडी भूल की जो जैनी हो गये । 
न त्तो तुम वेष्णव ही रहे और न जेनी ही । यह सुनकर 
वर्णी जी ने खेदपूर्वक कहा कि प० जी, आप से शपथ- 
पूर्वक कहता हू, अब उसी दिन आपके दर्शन करूँगा 
जिस दिन धर्म का माभिर स्वरूप आ॥्रापके समक्ष रखकर 
आपको सन्‍्तुष्ट कर सकगा । आज आप जो वाक्य मेरे 
प्रति व्यवहार में लाये हे, तव आपको वे वाक्य वापिस 
लेने होगे । 

वर्णी जी तीर्थयात्रा के बडे प्रेमी थे । साथ ही अ्रच्छे 
विद्वान की खोज मे रहते थे, जिससे कि श्रच्छी तरह 
विद्याष्ययन किया जा सके । इसी दृष्टि से रेशन्दीगिरि, 
कुण्डलयुर, रामठेक, मुक्तागिरि प्लोर गजपन्धा की यात्रा 
के बाद वम्बई पहुँच गये | पास मे एक पैसा भी नही 
वचा था। सयोग से वहाँ खरजा के रहने वाले बाबा 
गुरुदयाल सिंह ने भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कर दी। 
१०) रुपया नगद दिये तथा १०० कापियाँ देकर कहा 
कि इन्हे बाजार में जाकर फेरी में बेच आना। एक 
कापी छह आना से कम में मत वेचना । कापियाँ बेचने 
पर ३१ रु० छह आने हो गये । स्व प० गोपालदास जी 
बरेया उस समय बम्बई में काये करते थे। वे भी वर्णी 
जी से प्रसन्न हुए शौर कहने लगे कि तुम आनन्द से विद्या- 
ध्ययन करो और कोई चिन्ता मत करो । बम्बई में प० 
जीवाराम जी शास्त्री से कातन्‍्त्र व्याकरण तथा प० 
पन्नालाल जी बाकलीवाल से रत्नकरण्ड-क्षावकाचार 
पढकर दोनो ग्रन्थो की परीक्षा दी और अच्छी सफलता 
प्राप्त की ।:२५) रुपया इनाम मिले । परीक्षाफल देखकर 
दिल्‍ली के श्री लक्ष्मीचन्द्र जी भबेरी ने कहा कि हम दस 
रुपया मासिक बराबर देंगे, तुम सानन्द अ्रध्ययन करो । 
बम्बई का पानी - अनुकूल न होते से कुछ समय के लिए 
पत्ता चले गये । फिर वहाँ से केकडी गये । १५ दिन बाद 


घ, 
हु 


ज्ञानरथ के प्रवर्त॑क 


जयपुर पहुँचे । वहाँ प० वीरेश्वर शास्त्री के पास पढने 
लगे। यहाँ कातन्त्र व्याकरण, चन्द्रप्रभचरित, तत्त्वाथ॑सृत्र 
ओर सवर्थिसिद्धि का अध्ययन किया। कातन्त्र व्याकरण 
की परीक्षा देते समय पत्नी के स्वर्गवास का पत्र मिला | 
पत्र पढकर वर्णी जी ने कहा कि आज मै बन्धन से मुक्त 
हुआ । उसी दिन एक पत्र वाई जी को सिमरा लिख 
दिया कि अरब मैं निःशल्य होकर अध्ययन करूँगा। एक 
वर्ष जयपुर रहे । इसके बाद आगरा से प० गोपालदास 
जी बरेया का पत्र मिला कि मथुरा मे दि० जैन महा 
विद्यालय खुलने वाला है, तुम शीघ्र चले आओ | पत्र 
पाते ही वर्णी जी झागरा चले गये और बरेया जो से 
न्यायदीपिका पढने लगे। वरेया जी वर्णी जी से पूर्ण 
सन्तुष्ट थे । मथूरा मे जेन महाविद्यालय की स्थापना हो 
गईं | वर्णी जी उसमे भर्ती हो गये। बरेया जी उसके 
मत्री थे । बरेया जो ने वर्णी जी से कहा कि हम तुम्हारे 
व्यवहार से पूर्ण सन्तुष्ट है, तुम्हे जो कष्ट हो हमसे 
कहना, हम निवारण करेगे । मैं तुम्हे दो रुपया मासिक 
अपनी ओर से दुग्घपान के लिए देता हें । मथुरा मे दो 
वर्ष अध्ययतत किया । पश्चात्‌ कारणवश ख्रजा चले गये । 
खुरजा में भी दो वर्ष रहकर बनारस की प्रथमा परीक्षा 
तथा नन्‍्यायमध्यमा का प्रथमखण्ड यही से पास किया। 
तत्पश्चात्‌ु नियतिवश खुरजा छोडकर वेशाख मास मे 
शिखर जी की यात्रा के लिए अस्थाव कर दिया। और 
जेठ की भीषण गर्मी में शिखर जी की वन्दना को । 
शिखर जी की यात्रा के बाद मऊ पहुँचे.और मऊ से बाई 
जी के पास सिमरा पहुँच गये । वहाँ डेढ मास रहने के 


बाद न्यायशास्त्र के विशिष्ट विद्वान श्री दुलारभा के 


पास श्रध्ययन के लिए टीकमगढ़ चले गये और उनके पास 
मुक्तावली, प्चलक्षणी, व्यधिकरण आदि ग्रन्थों का अ्रध्ययत 
करने लगे | किन्तु दुलारका के बलिआअथा के पोषक होने 
के कारण कुछ समय बाद ही वहाँ से सिमरा झा गये। 
तदनन्तर इलाहाबाद से पूर्व मे भूसी से १५ मील पर 
हण्डिया तहसील के हरिपुर गाँव मे ,प० ठाकुरदास जी 
के पास जाकर प्रमेयकमलमातंण्ड पढने लगे। वहाँ चार 
मास रहे । फिर वहाँ से व।राणसी चले गये | 

उस' समय गवरनंमेण्ट सस्कृत कालेज मे ५ जीवनाथ 


ज्ञानरथ के प्रवत्तक 


न 


मिश्र न्याय के प्रमुख अध्यापक थे । वर्णी जी ने उनके पास 
जाकर न्यायशास्त्र पढने की इच्छा प्रकट की । किन्तु 
जब उनको पता चला कि वर्णी जी जैन है तब उन्होने 
कहा कि यहाँ से चले जाओ, हम नास्तिक लोगो को नही 
पढाते । इस से वर्णी जी के हृदय में तीत्र वेदता हुईं । 
फिर भी वे निराश नहीं हुए और गुरुदेव की खोज मे 
अमण करते हुए एक इ्वेताम्बर विद्यालय मे पहुँच गये । 
वहाँ विद्यालय के अ्रध्यक्ष श्री धर्मविजय सूरि से भेंट 
हुई। धर्मविजय सूरि वर्णी जी को न्याय के अ्रध्यापक 
पं अ्रम्बादास जी शास्त्री के पास ले गये और कहा कि 
शास्त्री जी से अध्ययन करो, तुम्हे कोई रोक टोक नही । 
अम्बादास जी शास्त्री ने भी प्रसन्न होकर कहा कि तुम 
हमारे यहाँ आञ्रो, हम तुम्हे सहर्ष पढावेगे। वर्णी जी 
ते उनसे न्‍्यायशास्त्र का अ्रध्ययन प्रारंभ कर दिया । 
किन्तु सदा ही उनके मन में तीतन्र इच्छा रहती थी कि 
वाराणसी में एक दि० जेन विद्यालय का होना श्रावश्यक 
है । इस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए बाबा भागीरथ 
जी वर्णी को भी बुला लिया। दोनो रात दिन यही चर्चा 
करते रहते थे कि कौन से उपायो का अवलम्बन किया 
जाय जिससे काशी मे एक दि० विद्यालय स्थापित हो 
जावे । उस समय सयोगवद श्री भम्मनलाल जी कामावाले 
मिले और उन्होने विद्यालय की स्थापना के निमित्त एक 
रुपया दिया । उस एक रुपया ने बटबीज का काम किया । 
उस एक रुपया से ६४ पोस्टकार्ड खरीदे गये श्रौर समाज 
के ६४ विशिष्ट व्यक्तियों को विद्यालय खोलने के विषय 
मे लिखा गया । अनेक लोगो के आशाजनक उत्तर प्राप्त 
ही गये । बाबू देवकुमार जी रईस आरा, सेठ माणिकचन्द्र 
जी बम्बई आदि ने पूर्ण सहायता का आदवासन दिया। 
अन्त मे जेठ सुदी पच्रमी (विक्रम सम्बत्‌ १६६२) के दिन 
स्थाद्दाद जैन विद्यालय के उद्घाटन करने का निर्णय 
किया गया । इस दिन समाज के अनेक गण्य मान्य व््याक्त 
वाराणसी झा गये। विद्यालय का उद्घाटन श्रीमान्‌ सेठ 
माणिकचन्द्र जी के द्वारा सम्पन्न हुआ । प. अम्बादास जी 
शास्त्री आदि तीन अध्यापक नियुक्त किये गये । वर्णी 
दीपचन्द्र जी सुपरिस्टेन्डेन्ट हुए । वर्णी गणेशप्रसाद जी 
स्पाद्याद विद्यालय के प्रथम छात्र हुए । यह सयोग और 


[ ३३ 


ग्राश्नय की बात है कि वर्णी जी स्याद्राद विद्यालय के 
सस्थापक और छात्र दोनो हुए। बाद में भारतवर्ष के 
प्रत्येक प्रान्त से छात्र आने लगे । 

वर्णी जी पं. अ्म्बादास जी शास्त्री के पास अ्रष्ट- 
सहस्नी का अ्रध्ययन करने लगे ।- यह ग्रन्थ न्‍्यायशास्त्र 
का एक गम्भीर और क्लिष्ट ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ को 
मनोयोगपुरवेक पढ़ लेने से स्वसिद्धान्त और परसिद्धान्तो 
का सम्यक बोध हो जाता है । इसीलिए कहा गया है--- 

श्रोत्तव्याषष्टसहसी किमनये सहस्न सलख्याने । 

विज्ञायते ययेव स्वसमय-पर-समय-सदभाव ॥।। 
वर्णी जी ने अष्टसहसत्री का अध्ययन एक वर्ष मे समाप्त 
कर लिया । जिस दिन यह ग्रन्थ पूर्ण हुआ उस दिन 
वर्णी जी ने शास्त्री जी के चरणों मे ५००). रुपया की 
हीरा की एक अँगूठी भट करके कहा कि “महाराज, भ्राज 
मुभे इतना हर है कि यदि मेरे पास राज्य होता तो 
में उसे भी आपके चरणो में समपित करके तृप्त नही 
होता। न्यायशास्त्र का अध्ययन करते हुए वि०सम्बत्‌ १६६४ 
मे ससकृत कालेज की न्यायमध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण 
कर ली | पुन, कुछ वर्षों बाद हिन्दू विश्वविद्यालय की 
न्‍्यायशास्त्री परीक्षा मे सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। 
बाद में न्‍्यायाचार्य के भी तीन खण्ड पास कर लिये। 
इतना होने पर भी पढने की जिज्ञासा शान्‍्त नहीं हुई 
और कारणवश वाराणसी छोड़कर टीकमगढ आ गये और 
पं. दुलारकभा से पढने लगे । दुलारभा के पुत्र शान्तिलाल 
भी न्याय के अच्छे विद्वान थे। वर्णी जी उनको लेकर 
बरुआसागर चले गये तथा उनसे वहाँ न्याय पढ़ने लगे | 
फिर कुछ समय बाद शान्तिलाल के साथ चकौती (जि० 
दरभगा) चले गये ओर वहाँ सहदेवभा के पास पढने 
लगे। कुछ मास चकौती में रहने के बाद नवद्वीप 
(बगाल ) पहुँचे । किन्तु जब पता चला कि यहाँ सब 
छात्र मॉसभोजी है तो उसी दिन वहाँ से कलकत्ता 
चले गये । वहाँ सस्क्ृत कालेज में न्‍्यायशास्त्र का अ्रध्ययन 
करने लगे । ६ मास कलकत्ता रहने के बाद फिर वाराणसी 
आ गये और शास्त्री जी से श्रध्ययन करने लगे। इस 
प्रकार वर्णी जी ने ज्ञान-प्राप्ति के लिए कष्टो को सहन 
करते हुए अ्रथक परिश्रम किया और भारत के प्रत्येक 


३४ | 


उच्चकोटि के विद्वान से कुछ न कुछ सीखने का प्रयत्न 


किया | 


विद्यालयों की स्थापना 


वर्णी जी वि० सम्बत्‌ १६६२ में वाराणसी मे स्याद्वाद 
महाविद्यालय की स्थापना कर ही चके थे। वर्णी जी बुन्देल- 
खण्ड के निवासी थे। वर्णी जी के मन मे उत्कट भावना 
थी कि इस प्रान्त मे भी एक उच्चकोटि के विद्यालय 
को स्थापना होना अत्यावश्यक है। उस समय बुन्देल- 
खण्ड के लोगो की रुचि विद्याध्ययन में श्राय नही थी । 
यदि किसी के धर्म करने के भाव हुए तो श्रीजी के 
जलविहार मे द्रव्य लगा दिया । किसी के अधिक भाव 
हुए तो मन्दिर बनवा दिया या पञ्चकल्याणक प्रतिष्ठा 
करा दी । परन्तु विद्यादान की ओर किसी की दृष्टि 
न थी । जो सूृत्रपाठ करना जानता था वह पण्डित 
कहलाता था। यह सब देखकर वर्णी जी के चित्त में 
यह विचार उठा करते थे कि जिस प्रान्त मे प्रतिवर्ष 
लाखो रुपये धर्मकारय में व्यय होते हो वहाँ के निवासी 
यह भी न जाने कि देव, शास्त्र और गुरु का क्‍या 
स्वरूप है, अ्रष्टमूलगुण कौनसे है, यह कितने खेद की 
बात है। इस कारण वर्णी जी को इस प्रान्त मे एक 
विशाल विद्यालय ओर छात्रावास की कमी निरन्तर 
खलती रहती थी। इस कमी को दूर करने के लिए 
वर्णी जी के प्रयत्न से अक्षयतृतीया (वि०्सम्वत्त १९६५) के 
दिन सागर मे श्री सत्तके-सुधा-तरज्लिणी जैन पाठशाला 
की स्थापना की गई । इस के लिए वर्णी जी ने गाँव गाँव 
में घम कर धनसग्रह किया । सागर के महानुभावो का 
भी अच्छा सहयोग मिला, जिससे उक्त विद्यालय अच्छी 
तरह चलने लगा । भ्रब उसका नाम श्री गणेश दि० जैन 
सस्कृतमहाविद्यालय है। इस प्रकार वाराणसी मे श्री स्याद्वाद 
महाव्दययालय और सागर मे श्री गणेश दि० जन 
महाविद्यालय स्थापित कर आपने जन सस्कृति के सरक्षण 
मर पोषण के सबसे महान कारये किये हैं । इनके अ्रतिरिक्त 
वर्णी जी के प्रयत्न, प्रेरणा और सहयोग से अनेक विद्यालय 
और कालेजो की भी स्थापना हुई है । वि० स १६८५ में 
द्रोणगिरि क्षेत्र पर एक विद्यालय की स्थापना की गई। 


है 


ज्ञानरथ के प्रवत्तंक 


इस विद्यालय का नाम श्री गुरुदत्त दि० जैन विद्यालय 
रवखा गया। जबलपुर मे शिक्षामन्दिर, की स्थापना 
अहार क्षेत्र पर श्री ज्ञात तनाथ विद्यालय की स्थापना, 
शाहपुर मे एक जन विंधालय की स्थापना, खतौली मे 
कुन्दकुन्द विद्यालय की स्थापना, मढ़िया जी (जबलपुर) 
में वर्णी गुस्कुल की स्थापना, इटावा में श्री ज्ञानधन 
दि० जन सस्क्ृत विद्यालय की स्थापना, ललितपुर मे 
वर्णी इण्टर कालेज की स्थापना इत्यादि अनेक शिक्षायतनों 
को स्थापना मानवमात्र के हृदय मे ज्ञानज्योति को 
प्रज्वलित करने के सकल्पस्वरूप ही हुई है । 


विद्य॥ विद्वानों और विद्याथियो के प्रति वर्णो जी 
के विचार 


मुझे विद्यायतन देखकर बहुत हर्ष होता है। वास्तव 

में विद्या ही म्नुष्य के कल्याण की जननी है और विशेष 
रूप से वह,विद्या जो कि स्वपर भेदविज्ञान की जननी है । 
शिक्षाप्रचार की दृष्टि से बुन्देलखण्ड की स्थिति शोचनीय 
है । लोग गजरथ आदि महोत्सवों मे तो खर्च करते हैं, पर 
इस ओर जरा भी ध्यान नहीं देते । शिक्षाप्रचार के लिए 
अनेक प्रयत्न हुए परन्तु जितनी चाहिए उतनी सफनता 
नहीं मिली । लोग जलविहार में ५०००) तक लगा देगे 
किन्तु विद्यादान मे प्रसन्नता से पाँच रुपया भी न देंगे । मेरी 
निजी सम्मति तो यह है कि एक ऐसा मन्दिर बनवाना 
चाहिए जिसमे सब मतवालो की सुन्दर से सुन्दर मुर्तियाँ 
हो और उनके ऊपर सद्भममेर मे उनका इतिहास लिखा 
हो। मन्दिर के साथ एक विशाल पुस्तकालय हो जिसमे 
सब आगमों का सग्रह हो । प्रत्येक मतवालों को उसमे 
पढने की सुविधा रहे । हर एक' विभाग में एक निष्णात 
विद्वान रहे जो कि श्रपने मत का सिद्धान्त सबको श्रच्छी 
तरह समभा सके । इसके लिए सर्वोत्तम स्थान वाराणसी 
है। हमारी तो धारणा है कि जैनियो मे अब, भी ऐसे 
व्यक्ति है जो अकेले ही इस महान्‌ कार्य को कर सकते है। 
वाराणसी में एक विद्यालय है। सबसे उत्तम स्थान है । 
किन्तु धनाभाव के कारण वहाँ केवल जैन छात्रो को ही 
स्थान मिल पाता है। यदि पच्चीस रुपया मासिक छात्र- 
वृत्ति ब्राह्मण छात्रों को दी जावे तो सहस्नो छात्र जैनधर्म, 


ज्ञानरथ के प्रवत्तंक 


के सिद्धान्तो के पारगामी हो सकते है और अनायास ही 
धर्म का प्रचार हो सकता है | जब में सागर मे मोराजी के 
विशाल प्राड्रण मे बहुत से छात्रो को आनन्द से एक साथ 
खेलते-कदते और विद्याध्ययन्त करते देखता था तब मेरा 
हृदय हर्पातिरेक से भर जाता था । 

कटनी में सन्‌ १६४४५ में वर्णी जी के सानिध्य मे श्री 
भा० दि० जन विद्वत्परिषद्‌ का प्रथम अश्रधिवेशन हुआा 
था । उस समय अनेक विद्वानों के समागम को देखकर 
वर्णी जी ने विद्वानों के प्रति जो उद्॒गार प्रकट किये थे वे 
निम्तप्रकार है--- 

“मुझे तो पण्डितो के समागम से बहुत ही शान्ति 
मिली और इतना विपुल हे हुआ कि इसकी सीमा नहीं । 
जिस प्रान्त में सूत्रपाठ के लिए दस या बीस ग्राम में कोई 
एक व्यक्ति मिलता था, वह भी शुद्धपाठ करने वाला नहीं 
मिलता था । श्राज उन्ही ग्रामो मे राजवातिक श्रादि ग्रन्थों 
के विद्वान पाये जाते है। जहाँ ग्रुणस्थानों के नाम 
जानने वाले कठिनता से मिलते थे, श्राज वहाँ जीवकाण्ड 
और कर्मकाण्ड के ज्ञाता विपुल सख्या मे पाये जाते है ।*' 
सच्ची प्रभावना 

वर्णी जी ने लिखा है कि जिस ग्राम मे मन्दिर और 
सूतियों की प्रचुरता है यदि वहाँ मन्दिर न बनवाया जाय 
तथा गजरथ न चलाया जाय तो कोई हानि नही । वही 
द्रव्य गरीब लोगो के स्थितिकरण में लगाया जावे और 
- उनके बालकों को शिक्षित बनाया जावे। यही सच्ची 
प्रभावना है । प्रभावना दो प्रकार से हो सकती है| 'एक 
तो पुष्कल द्रव्य व्यय करके गजरथ चलाना, पञ्चकल्याणक 


| २५ 


करना, मन्दिर बनवाना इत्यादि । प्राचीन समय में लोग 
इसी प्रकार की प्रभावन्ता करते थे । परन्तु इस समय इस 
प्रकार की प्रभावता की आवश्यकता नही है । दूसरे प्रकार 
की प्रभावना यह है कि लोगो का श्रज्ञान दूर करके उनमे 
समीचीन ज्ञान का प्रचार करना, दरिद्रो को भोजन देना, 
अ्रनाथो को वस्त्र देना, आजीविका-विटीन मनुष्यी को 
श्राजीविका से लगाना इत्यादि | वर्तमानकाल में इसी 
प्रकार की प्रभावना की श्रत्यन्त श्रावश्यकता है । 


इस प्रकार वर्णी जी ने अपने उदार विचारों और 
नि स्वार्थ सेवाओ्रो के द्वारा जेन समाज में एक श्रनोखी 
जागृति उत्पन्न की है। शिक्षा के क्षेत्र मे उन्होने जो 
महान्‌ कार्य किये है उससे जन समाज का गौरव बढा 
है। जहाँ तत्त्वार्थंसृत्र का मूलपाठ करने वाले विद्वान 
दुलेंभ थे वहाँ आज धवला आदि सिद्धान्त ग्रन्थों के 
विशेषज्ञ श्रनेक विद्वान्‌ दृष्टिगोचर हो रहे है। यह सब 
वर्णी जी की पवित्र भावना का ही फल है। मैने अपने 
विद्यार्थी जीवन में पपोरा जी और वाराणसी मे कई बार 
वर्णी जी के दर्शत किये और प्रवचन सुने । सन्‌ १६६० 
में हिन्दू विश्वविद्यालय मे नियुक्ति के' तुरन्त बाद उनके 
जीवनकाल के अ्रन्तिम वर्णी जयन्ती-समारोह मे उपस्थित 
होने का अवसर“मिला । पुत सन्‌ ६१ में उनके स्वर्गंवास 
के कुछ दिन 3हले उनके ग्रन्तिम दर्श। का सौभाग्य मिला । 
ऐसे तप पूत और लोकहितेषी महामानव के चरणो से 
उनकी जन्मशतावदी के पवित्र अवसर पर मेरा शत 
शत प्रणाम । 


'सक्वंद्ाररचमजतओपइ! #“तराधपममननाक मु +..:मरककऋक+-+ब+उपाफः. वलानमंपाछा+#-प्रमपने, 


६ 


जहा तक बने, शान्ति से घधर्मेसाधन करना । आकुलता न करना, आकुलता करना 
ही धामिक भावोका बाधक है जो मनुष्य मोक्षमार्गके सामने हो गया वह तो सुखी ही 
है। अपनेको सम्यस्बोध होनेपर अवश्य 'एक दिन शान्तिका मार्ग अनायास मिल जावेगा। 
देखो, सर्वार्थ सिद्धिके देवोको सम्यश्ज्ञान तो हे, परन्तु मोक्षमार्ग मनुष्यपर्यायसे होगा तब 
क्या उनकी झायु अशान्ति मे जाती है ? नही, अत शान्ति से जीवन बिताना । 


“अध्यात्म पत्राचली--३४ 


कट 


विद्वानों की परम्परा का भविष्य 
श्री प॑ं० जगन्मोहन लाल जी सिद्धान्त शास्त्री, कटनी 


(वीर-निर्वाण-भारती दिल्‍ली के विद्वत्‌ू-सम्भान-समारोह में दिये गये भाषण का अंश ) 


भगवान महावीर की इस २५०० वी सदी के १००- 
वर्ष जैन-जगत में एक क्राल्ति का रूप लेकर आये । 
गुरु गोपालदास जी बरैया तथा पृज्य गणेशप्रसाद जी वर्णी, 
इन दो महात्माओं ने समाज में ज्ञान के उज्ज्वल 
दीप जलाए। आज के विद्वान्‌ उसी शिष्य-परम्परा के 
दीपक हैं। सैकडो विद्वान्‌ प्रतिवर्ष तेयार हुए तथा होते 
थ्रा रहे हैं। तथापि इस सदी के अन्त के साथ साथ 
वह परम्परा भी समाप्ति के अन्तिम चरण पर जा रही 
है। सस्कृत प्रांत के घामिक व दाशनिक विद्वान 
प्राय समाप्त होते जा रहे हैं।जिन नवयुवक विद्वानों 
पर हमारी आशाएँ थी, वे हमसे पूर्व ही, अभी अभी, 
काल-कवलित हो चके है । 


प्राज की नई पीढी अब इस विशा की ओर से 
विमुख है। उसके श्रनेक हेतु हैं। प्रथम तो बातावरण 
नास्तिकता की ओर जा रहा है। दूसरे विद्वानो को 
समाज मे पर्याप्त सम्मान प्राप्त नही रहा । कुछ स्थानों 
मे समाज ने कुछ गिने चूने विद्वानों को सम्मान दिया 
भी है तो वह कोई विशेष उत्सव पर उनको आवश्यकता 
देखकर । अन्य समय तो समाज का वेतनभोगी, समाज 
के नौकर के रूप में ही मान्य रहा। इससे ज्यादा 


इज्जत उसे नहीं मिली । उसका फल भी समाज को 
उतना हो प्राप्त हुआ जितना वह नौकर से ले सकता 
था। तीसरे वेतन की श्रल्पता ने इस आशिक युग में 
उन्हे फमककोर दिया। वे अनुभव करने लगे कि इस 
लाइन में अपने बालको को लगाने पर न पराधीनता 
मिटेगी और न दरिद्रता मिटेगी । फलत समाज के अन्य 
बालको की तरह उनके बालक भी लोकिक शिक्षा के 
मार्ग मे गए जहाँ सरकारी या उच्चतम कम्पनियों की 
अर्थप्रदायी सविस श्राप्त हुईें। चौथी कठिताई विद्वानों 
के सामने आज भी जटिल है। वह है बच्चे बच्चियों 
की शादी की समस्या । समाज में उनका निर्वाह नहीं 
है। कन्या की शादी मे उससे भी समाज दहेज की आशा 
करती है। लडके की शादी में बिना सोना चढाए 
गति नही होती । साथ ही वह समाज के नेतृत्व के कारण 
दहेज न माग सकता है और न पा सकता है । 


इन सब कठिनाइयो के कारण न तो विद्वान्‌ अपने 
बालको को उक्त शिक्षा की तरफ अग्रसर करते है न 
ग्रब समाज ही अपने बालको को उस ओर भेजती है। 
फलत.- सस्कृत विद्यालय छात्रों के भ्रभाव मे अपने अन्तिम 
दिन देख रहे है । 


पूज्य वर्णी जी समाज को स्देव उन्नति और उत्क्षे 
की दिशा देते रहे । नई पीढी का मार्गदर्शन करने की 
उनकी दृष्टि विशेष थी । समाज के प्रति उनकी ऐसी 
प्रेरणा के सनल उदाहरण समय समय पर हमे मिलते 
रहते थे । 

“घर खच्े पर प्रति रुपया एक पैसा दान उनका 
सर्वोपरि उपदेश था। इस प्रकार को दान की प्रवृत्ति 
से वे देखते थे कि जहाँ सहज ही लाखो रुपये की राशि 
प्रतिवर्ष एकत्र हो सकती थी वही प्रतिदिन, प्रति समय, 
दान की भावना प्रवर्तेमान रहने से हमारे जीवन में सहज 
अनुकम्पा का भाव आता था । 

जबलपुर के जन नवयुवक-मण्डल के नाम लिखा, 
उनका एक ऐसा ही प्रेरणाप्रद पन्न मेरे सकलन मे है । पत्र 
में दान के अतिरिक्त भी नेतिकता के पोषक उत्तम 
उपदेशो का समावेश है । पन्न इस प्रकार है--- 

श्रीयुत नवयुवक मडल | 
योग्यदशन-बिशुद्धि । 
हम सानन्द है चिन्ता की बात नहीं। 
हमारा कहना है जो आपके घर भोजन और 
वस्त्र आदि में व्यय हो उसमे १ रुपया पर पाव 
आता दान मेरख लो । यदि यह काम हो गया तब 
अनायास ही जबलपुर की स्व संस्थाएँ अनायास 
चल जावेगी, परन्तु यह सामुहिक होना चाहिये । 


ल्‍्द 
उनका एक प्रेरक पत्र 


नई पीढ़ी के नाम 
प्रस्तुति-- नीरज जेन 


कल्पना करो, जबलपुर मे चार हजार जन है 
तब कम से कम चार हजार रुपया प्रतिदिन 
भोजनादि मे व्यय होता होगा । प्रतिदिन चार 
हजार पैसे दान मे आवेगे, जिसके साढ़े बासठ 
रुपये हुए । एक मास के एक हजार आठ सौ 
पचहत्तर रुपये हुए, इनमे यदि एक छात्र पर 
पच्चीस रुपया व्यय हो तो पचहत्तर छात्र 
ग्रध्ययन कर सकते हैं । 

जहाँ तक बने आ्रावश्यकताये कम करो 
स्व-दार सनन्‍तोष करो । ब्रह्मचयं की रक्षा करो । 
विशेष फिर । 


आ० शु० चि० 

गणंद वर्णो । 
नोट--जो अपना शत्रु हो उसका भी अनिष्ट 
चिन्तन न करो। प्राणिमान्र पर दया करो, 
किसी को हीन न मानो । मर्यादा को उल्लघन 
कर काम न करो । त्याग ही धर्म है, ग्रहण ही 
अधर्म है। इसका रहस्य पण्डित ब्रह्मचारी 

कस्तूरचन्द्र जी से पूछ लेना 


->-गणंश वर्णी। 


शप | उन्तका एक प्ररक पत्र नई पीढ़ी के नाम 


च्ाा 


यह तो एक सयोग है कि यह पत्र जबलपुर के नव- की कोई कीमत श्राँक सके तो एक पैसा प्रति रुपया का 
युवक मण्डल के ताम लिखा गया। वास्तव मे उन्तका दान कोई ऐसी पश्रशकक्‍्य माँग तो नहीं है जो पूरी करते 
यह परम-पावन, प्रेरक शोर श्राज्ञावाचक उपदेश तो में हम मे से किसी को भी कोई ग्रसुविधा हो । 
समाज के प्रत्येक घर और नई पीढी के प्रत्येक भाई भाइये विचारे कि इस पत्र का हमे क्‍या उत्तर 
बहिन के नाम लिखा गया माना जाना चाहिए । देना है ? 

यदि हम वर्णी जी महाराज के उक्त श्रादेश उपदेशो 


“आत्माका निज स्वरूप भी चेतनारूप 'है । उसकी व्यक्ति ज्ञान-दशन . 
रूपमे प्रगट अनुभवमे आती है। परन्तु अनादि परद्रव्य सयोगसे नाना परिणमन 
द्वारा विकृतावस्था उसकी हो रही है। परन्तु इससे ऐसा न समझना कि 
स्वरूप प्रगट होना असम्भव है। असम्भव तो तब होता जब उप्तका लोप हो 
जाता, सो तो नही है । असलो स्वभाव का प्रकट होना कठिन है । विस्मृत 

 हस्तगत रत्नके समान है पर जिस तरह कोई अपनी वस्तु भूल जाता है और यत्र 
तत्र खोजता है। बस, इस न्यायसे यह जीवात्मा अपने असली निजरूप को 
भूल कर पर-पदार्थोमे हेरता है। अपने को आप नहीं जानता । मोहनिमित्त 
प्रबल हो रहा है । उसमे फेंसकर सुखके कारणोमे दुखप्रतीति करता है 
' दूुःखके कारणोमे सुख मान रहा है। इस विपरीत भावसे निजनिधि 


भूल रहा है ।' 


्‌ैँ 


--पअ्रध्यात्म पत्रावली-५० 


जैन समाज में पूज्य पडित गणेशप्रसाद जी वर्णी 
न्‍्यायाचार्य (श्री१०८ श्री मुनि गणेशकीरतिजी, महाराज ) का 
उच्चस्थान है । आपका समध्त जीवन मानव-कल्याण और 
समाज-सेवा मे ही बीता है। जैन समाज तो आ्रापका 
खासकर अत्यन्त ऋणी है । क्योकि अत्यन्त कठितता-पूर्वेक 
अध्ययन समाप्त करने के पश्चात आपने अपना जीवन 
जैनधर्म --जिसे आप मानवधर्म समभते थे-के प्रचार 
और प्रसार मे ही लगा दिया था । आपके ही प्रसाद से 
जैन समाज में स्थान स्थान पर पाठ्शालाएं, विद्यालय 
ओर महाविद्यालय खल चुके है। आपकी पीयूष-वाणी 
का प्रभाव इतना विचित्र होता था कि वत्तमान का पूजीवादी 
धनिक भी विद्यादान के लिये अपनी थलियी के महू खोल 
देता था । वर्णीजी जहा कही भी जाते थे, स्त्री पुरुषों 
नवयुवक वृद्धो, बालक बालिकाओं का समूह सदा आपके 
दर्शनार्थ तथा अमृतवाणी 'का पान करने के लिये चुम्बकसा 


खिचा एकत्रित हो जाता था। इस प्रभाव की पृष्ठभूमि' 
थी आ्रापकी झ्राजीवन आत्म-पस्ताधना तथा अन्तरग बहिरग. 
जीवन की समरसता थी । ,जिसने स्वपर केल्याणार्थं एक 


लेगोटी और एक उपरना मात्र रखकर सर्वस्व समाज को 
अपंण कर दिया था । निष्कपटता और दया के क्षेत्र मे 
आप ससार के उच्चतम सतो के समकक्ष थे । निष्कपट 
इतने कि अ्रपनती खामियो कमजोरियो का स्वयम्‌ वर्णन कर 
देते थे और किसी ने-अगर कोई उत्तकी गलती बताई तो 
उसे उसी क्षण स्वीकार ही कर लेते रे । दखावान 
इतने कि अपने समक्ष किसी दुखी नगे भूखे को देखकर 
स्वयम्‌ अपना खडवस्त्र उसे प्रदान कर देते थे । श्रौर जब 
तक भूखे की भोजन-व्यवस्था न हो जाय चैन नही लेते थे । 


डी 


वर्णी जी और समाज 
--सुमेरचन्द कौशल एडवोकेट, सिवनी 


हवन सनकी 


जीवन के अतिम क्षणों में एक लम्बे समय की शारीरिक 
विकट विक्ृति को उदासीनतापूर्वक सहन करते हुए, 
आपने अत्यन्त शात और गभीर रहकर, समस्त परिग्रह -- 
लेंगोटी व चादर छोडकर मुनिपद-सहित समाधि -- सल्ले- 
खना-पुूर्वक स्वर्गारोहण किया । 

वर्णी जी अद्वितीय आदश सत थे । लाभ, रुयाति और 
पूजा की भावना से वे सदा कोसो दूर रहे। अपने पास 
ग्रापने कभी एक पैसा नहीं रक्खा। हजारो रुपयो का 
दान आपके एक इशारे मात्र से हो जाता था और लोग 
लालायित रहते थे कि वर्णजी श्राज्ञा के रप में उन्हें कही 
के लिये दान देने को कहे और वे जितना कहे तत्क्षण दे 
दिया जावे । परन्तु आप ने हुठ या आग्रहपुवंक कभी 
किसी को जबरन दान के लिये नहीं कहा । आपके साब्िध्य 
में स्वेच्छा से लोग श्रेमपृर्वक दान देते थे । 

यश्ोलिप्सा आपको छू तक न सको थी । उसका एक 


' ही उदाहरण--सेकडो अन्य उदाहरणो के होते हुए भी- 


पर्याप्त है ।, आपने आचार्यवर': श्री कुन्दकुन्द-स्वामी के 
ग्रन्थ “समयसार' की टीका लिखी । प्रथम तो (विद्वानों 


» की उसकी, खबर ही न लगने दी तथा जैसे तेसे उन्हें 


मालूम भी हुआ ओर उनने चाहा कि वर्णी जी उन्हे वह 
टीका सोप दे । परन्तु वर्णीजी ने वैसा कुछ न किया । 
उनके मरणोपरान्त ही वह समाज के हाथ लग सकी । 
वर्णी जी एक महान सच्चे सुधारक थे | आपके प्रभाव 
से बुन्देलखण्ड तथा मध्यत्रात भे हजारो स्थानों पर अनेक 
वर्षों से पडी हुई फूट दूर हुई । कही कही तो दो नहीं 
तीन-तीन चार-चार पटिया (दल, तड़े ) थी । आप आपसी 
भंगड़ो का निपटारा इस खूबी-वृद्धिमत्तापुण ढय 7» 


४० ] 


थे, जो अपने आप में एक अनोखी बात होती थी । उसकी 
मिसाल अन्यत्र नही मिलती । इत बातो के जानकार आज 
भी वर्णी जी की प्रशसा करते और आनदित होते नही 
ग्रघाते है। आप सामाजिक आचार मे द्रव्य क्षेत्र काल 
और भाव के अनुसार परिवर्तत को उत्तम समभते थे। 
इसी लिये समाज सुधार का जो काय॑ वर्णी जी के द्वारा 
हुआ है, वह अन्य के द्वारा नही । 

धामिक तथा नेतिक दृष्टि से जिसमे एक व्यक्ति का 
कल्याण है, उसमे समाज का हित भी निहित है । क्योकि 
आत्मोन्नति और सदाचार के जितने नियम है ; उनके 
पालन से ही स्वपर कल्याण सभव है | जैसे अहिसा, सत्य 
आचौय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पालन तथा क्रोध, लोभ, 


वर्णी जी और समाज 


मान, माया, मत्त्सर, अहकार से रहितपन | अरब जो मनुष्य 
अपना जीवन इस प्रकार उच्च बनाएगा उससे उसका 
कल्याण तो होगा ही, साथ ही साथ उसके उच्च आचरण 
का प्रभाव समाज पर अवश्य पडेंगा, जिससे समाज 
ऊँचा उठेगा। कारण, व्यक्तियों के समृह का नाम ही 
समाज है | 

इसी भारतीय सास्कृतिक पथ का अनुसरण कर वर्णी 
जी--श्री गणेशकीति जी महाराज ने अपना और समाज 
का कल्याण किया । न्‍ 

वर्णी का वर्णन अ्रगम, कैसे करे बल्लान। 

शब्दाञ[इ्जलि ही चढाकर, कौशल पाता मान ॥। 


चलते फिरते स्मारक 


पूज्य वर्णी जी का सच्चा स्मारक तो वे सेकड़ो विद्वान है जिन्‍्होने उनके द्वारा 
स्थापित श्री स्याह्गाद महाविद्यालय वाराणसी, श्री गणेश वर्णी विद्यालय सागर आदि 
में अध्ययन करके ज्ञानलाभ के साथ आत्मलाभ किया है । वर्णी जी को जितना स्नेह 
अपने इन विद्वानों से था उतना अन्य किसी से नही था । उन्हे देखकर उनकी आत्मा 
प्रफिल्लत होती थी । और सचमुच मे जन समाज से विद्वानो की कमी को दूर करके 
वर्णी जी महाराज ने एक बहुत बड़ी कमी की पूति को थी । यदि समाज उतकी इस 
देन को ही सुरक्षित रखने का बीड़ा उठा ले तो यही वर्णी जी का सच्चा स्मारक 


हो सकता है । 


१० 


कथाका विसर्जन: ओर विसजेनकी कथा 


महापुरुष अपने जीवन से हमे बहुत-सी शिक्षा देते है 
और प्रायः अपने मरण से भी वे हमे बहुत कुछ सिखाते 
है । यदि उनका जीवन एक प्रयोगशाला है तो मरण उनका 
सफल आविष्कार है। यदि जीवन एक पाठशाला है तो 
मरण उनकी परीक्षा है । 

पूज्य वर्णी गणेशप्रसाद जी इस युग के मान्य महा- 
पुरुष थे । उनके दीर्घ साधनामय और समर्पित जीवन को 
आदर्श बताकर यदि हम यह सीख सकते है कि क्षद्र मानव- 
जीवन को विकसित करके कीसे धर्म और समाज के लिये 
उसकी उपादेयता सिद्ध की जा सकती है, तथा आत्मसयम 
के द्वारा किस प्रकार उसकी सार्थकता स्थापित की जा 
सकती है तो, इसमे सन्देह तही कि उन्तके विवेकपूर्ण अवसान 
को ध्यान मे लाकर हम भलीभाँति यह भी जान सकते है 
कि किस प्रकार मरण को महानता प्रदान करके उसे भी 
अनुकरणीय बनाया जा सकता हैं । 


- बाबा जी के देहावसान के पाँच सप्ताह पर्व से, उनकी 
चरण सेवा करने का सोभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था | श्राज 
तेरह वर्ष का लम्बा समय व्यतीत हो जाने के बाद भी, 
उस महाप्रयाण की प्राय सभी छोटी-बडी घटनाएु, एलबम 
के चित्रों की तरह मुर्भे श्रपने मानस पटल पर स्पष्ट भ्रकित 
दिखाई देती हैं । 

वह साहसिक संकल्प-- 

१९६१ के रक्षाबन्धन के कुछ दिन पूर्व की बात है । 
बावा जी मोतीभमिरा को लम्बी बीमारी से मुक्त होकर 
कुछ स्वस्थ-सा अनुभव कर रहे थे। एक दिन अकस्मात्‌ 
गुरुजी श्रद्धेय पण्डित जगनन्‍्मोहनलाल जी का रेलगाड़ी 


रैँ 


-- नीरज जन, एम ए. 


में से लिखा एक पोस्टकार्ड सतना मे मुझे प्राप्त हुआ । 
लिखा था--- 


“पुज्य बाबा जी का स्वास्थ्य कुछ सुधार पर है । ज्वर 
शान्‍्त हो गया है । मरण आसन्न नहीं है। फिर भी, न 
जाने क्यो, वे अन्न ग्रहण नही कर रहे है । तुम जाकर प्रयत्न 
करो । शायद तुम्हारी बालहठ कुछ काम कर जाय ।” 

पत्र देखते ही चित्त एकदम बेचे हो उठा | दूसरे 
ही दिच सप्रिवार में ईसरी पहुच गया । बाबा जी के एक 
और मृक सेवक भाई पन्नालाल जी सतना से ही साथ 
हो गये । 

सुबह साढ़े श्राठ बजे हमलोग आराश्रम' पहुच गये । मत 
में तो एक ही लगन थी कि बाबा जी को अ्रज्न का आहार 
देना है । सुना, कुछ भी ग्रहण नहीं करते है । फलो के 
दो-चार तोले रस का ही शरीर को आसरा है । 

भटपट नहा धोकर मैने मूग की दाल का पानी तैयार 
कराया और एक छोटी कटोरी मे उसे लेकर प्रस्तुत हो 
गया । चर्या की विधि प्रारम्भ हुई ओर लगभग एक छुटाक 
मौसमी या अनार का रस, चार-पाच घँँट मे, बाबा जी ने 
ग्रहण किया । मैने दाल का पानी बढाया, बहुत आग्रह 
किया, पर उन्होने एक बृद भी उसे लेना स्वीकार न किया । 
पहली बार निषेध मे जो उन्तका हाथ हिला सो हिलता ही 
चला गया । मेरी दाल बिल्कुल नही गली । 


पाचन की प्रक्रिया के लिये फलो के रस और दाल के 
छाने हुये पानी मे कोई विशेष अन्तर नही होता। वैद्यो 
का भी परामझे था कि दाल के पानी से प्रारम्भ करके धीरे- 
धीरे अन्नाहार पर आ जाना हितकर होगा । इस सबके 


का 


बावजूद भी उनके निषेध की दृढता देखकर मुझे विश्वास 
हो गया कि यह निर्षेध, अनिच्छा या श्ररचिजन्य साधारण 
निषेध नही है । इसके पीछे अवश्य ही कोई दूसरा सकल्प 
होना चाहिए । - 


बाबा जी सामायिक के उपरात विश्राम मे थे । अशक्ति 
के कारण लेठे ही लेटे उत्तकी ये क्रियाये चलती थी। मैं 
भी भोजतनादि से निवृत्त हुआ और अपत्ती टोह मे लग गया । 
उनकी डायरी निकालकर पढ डाली । निरन्तर लिखने का 
उनका क्रम तो कभी का टूट च॒का था परन्तु कोई विशेष 
बात होने पर कभी-कभी बोलकर डायरी मे लिखा देते थे । 
एक एक पक्ति छान डाली पर कही कुछ सकेत मिला नही । 


उत्तके पास आने वाले पतन्नो का निरीक्षण-परीक्षण भी 
व्यर्थ रहा । अन्त मे उनकी समयसार की प्रति मैने उठाई । 
मुभे ज्ञात था कि कई बार पूज्य बाबा जी विशेष महत्त्व 
के पत्र-कागज श्रादि समयसार के आ्रावरण मे खोस देते है । 
अहिसा प्रकाशन दिल्‍ली हारा प्रकाशित समयसार की इस 
मोटी प्रति पर खाकी रग के मोटे ही कपडे का एक 
श्रावरण था, जो बाबा जी को लिखे गये विश्ेप पत्रों श्रादि 
का शरणस्यल हुआ करता था| तीन-चार कागज उसमे 
प्राप्त हुए । उन्ही मे वह लिखित सकलप मुझे प्राप्त हो 
गया जिसे पढने पर, वैद्यो के परामर्श के बावजूद भी, दाल 
के पानी के प्रति उनके दृढतापूर्ण निपेध का सही प्र मेरी 
समभ में आ गया । पत्र इस प्रकार था 


“यद्यपि हमारा रोग दो वर्ष से हम अनुभव 
कर रहे है, निष्प्रतीकार है। परन्तु हमारे जो 
साधर्मी भाई है, वह कहते है कि आप सौ वर्ष 
जीवेगे । यह उनका कहना तथ्य है या अतथ्य है, 
बहुज्ञानी जाने, या जो कहते है वे ही जाने। 
परन्तु मुझे विश्वास है, अब समाधि मरण के 
उपायों का अविलम्ब अवलम्बन श्रेयस्कर है । 


इसका उपाय पेय पदाथ्थ है। श्रर्थात्‌ श्राह्मर 
को छोडकर स्निग्ध पान करना बहुत उपयोगी 
होगा । आधा सेर दूध और दो अनार का रस 


कथाक्ा विसजंन और विसर्जनकोी कथा 


जो पाव सेर से अधिक न हो । आठ दिन इसका 
प्रयोग करना चाहिये | यदि यह उपयोग समाधि- 
मरण के अनुकूल पड जावे तो अश्रगाड़ी सात छुटाक 
दूध और आधा पाव अनार का रस का उपयोग 
करना चाहिये । और इस उपयोग मे सफल हो 
तो आगामी काल में तक्र आदि का प्रयोग करना 
चाहिये । ऐसी आ्राशा है कि साधर्मी भाई सम्मति 
देंगे अथवा इसे अनुचित समझे तो जो उचित हो 
उसे उपयोग में लावे । 
“अरब केवल सन्‍्तोप कराने से मेरा तो कल्याण 
दुलभ होगा ।” 
आपका शूभचिन्तक 
“गणंश वर्णी 
पत्र ग्राश्मम के छुपे पंड पर पे सिल से लिखा हुझा था। 


एक भक्त विद्वान को बोलकर यह पत्र लिखाया गया था 


झऔर उस पर तिथि तारीख का कोई उल्लेख नही था। 
बाबा जी के सबल-सकल्प का यह दस्तावेज आज भी मेरे 
पास सुरक्षित है। लगता था बाबा जी ने अपने शरीर- 
त्याग की यह तैयारी, काफी सोच-समभकर यथा समय ही 
कर ली थी । इधर कुछ सप्ताहो मे जिस क्रम से भोजन 
घटाकर मात्र दो चूल्लू रस तक वे अ्रपना आहार ले आये 
थे, उससे भी स्पप्ट था कि वे अपने निर्णय के अनुसार ही 
ग्रपती सललेखना के मार्ग पर चल रहे है । 


स्मृतियों की घनी छात्र में-- 

जब से मैने होश सभाला तब से बराबर वर्णी जी के 
श्रीचरणो का समागम मुझे मिलता रहा। छुटपन मे 
उनका नाम “बडे पडित जी” सुना करता था । बाद मे 
'वर्णी जी' की सज्ञा उनके व्यक्तित्व का प्रतीक बन गयी । 
अरब, क्षुल्लक दीक्षा लेने के बाद, अथवा यो कहे कि वृद्ध 
हो जाने के कारण, सब लोग उन्हे 'बाबा जी' कहने लगे 
ये। मेरे पिता स्व०सिघई लछमनलाल जी से वर्णी जी 
का स्तेहभाव रहा है, और वे प्राय हमारे यहाँ रीठी श्राते 
जाते रहे है। इसी सुयोगवश शैशव से लेकर आजतक मैने 


है 


कथांका विसर्जनशर विसंज॑नकी कथा 


सदेव वर्णी जी महाराज का वरद हस्त अपने माथे पर 
महसूस किया था । उनका साजन्निध्य ही अनेक आ्राकुलताशो 
को हरण करके चित्त को अनुपम शान्ति देता था। भेरे 
जैसे सेकड़ो लोग थे जो ऐसा ही कुछ अनुभव करते थे । 
सानन्‍्त्वता का यह सम्बल कभी छूठता भी है ऐसी कल्पना 
कभी मन में आयी ही नहीं थी । श्रव आज, बाबा जी का 
लिखाया हुआ, सल्लेखना का यह सकलप-पत्र जब उद्घाटित 
हुआ तो पढ़कर एक क्षण के लिये मुभे चक्‍कर आ गया । 
निकट भविष्य के गहन' अन्धकार की भयावह कल्पना मन 
को कपाने लगी । 


सहायात्रा का पाथेय-- 


सिद्धान्ताचार्य श्रीमान्‌ पडित कलाशचन्द्र जी शास्त्री 
ओर कलकत्ते के निष्ठावान्‌ सरावगी बन्धु बाबू छोटेलाल 
जी तथा बाबू तन्दलाल जी, ब्र० वाबू सुरेन्द्रनाथ जी, १० 
बंशीधर जी न्‍्यायालकार इन्दौर आदि उस समय बाबा जी 
की सेवा के लिये आश्रम से ठहरे हुए थे। मैने तत्काल वह 
पत्र बाबू जी को दिखाया । इन लोगों को भी इस सकल्प 
का आभास मिल चब्रुका था। थोड़े विचार-विमशं के 
उपरान्त सब लोग उनके पास एकत्र हुए और पडित 
कलाशचन्द्र जी ने उनसे प्रार्थना की कि एक बार शरीर 
को तिरोग और शक्ति सम्पन्न करने की अनुकूलता को 
अवसर दिया जाना चाहिए। हम लोगों ने भी अपने-अपने 
राग के अनुरूप यही विनती की, परन्तु सल्लेखना के प्रति 
बाबा जी के अ्डिंग निरुचय में कोई परिवर्त्तन करा लेना 
संभव ने हुआ। उनका सकलल्‍प अ्रकम्प था और दृढता 
अचल थी । 


हि 


पूज्य वर्णी जी की सत्तासी वर्ष की श्रायु और जरा- 
जीर्ण शरीर की रुग्णावस्था को ध्यान मे रखकर तथा 
ससार ओर शरीर के प्रति उनकी उदासीनता के परिप्रेक्ष्य 
में देहत्याग के उनके दृंढ सकलप को परख कर सबने यह 
जान लिया कि अरब उन्हे उनके इस निश्चय से हटाना न 
उचित है, न सभव | श्रत पडित जी ने रुद्धकण्ठ और भाव 
भीने शब्दों मे वर्णी जी के परिणामों की स्थिरता की 
भ्शसा करते हुए वित्तय की कि अब हम लोग उनके संकल्प 
में साधक ही होगे, वाधक नही । 


| डरे 


पता लगाने पर विदित हुआ कि जुलाई के प्रथम 
सप्ताह में उन पर ज्वर का आक्रमण हुआ था जो दो चार 
दिन मलेरिया का छद्म रूप दिखाकर शीघ्र ही मोतीकफिरा 
में परिणत हो गया था। इस सावधिक ज्वर के प्रतिकार 
हेतु ही जुलाई के तीसरे सप्ताह मे उन्होने अ्रन्न-भोजन बन्द 
कर दिया था । उनका अंतिम अन्न-ग्रहण सभवत, १६ या 
१७ जुलाई को हुआ था। इस प्रकार इस पर्याय के अतिम 
पचास दिन उन्होने अत्यत समता सहित, अन्नाहार के 
त्यागपूर्वेक व्यतीत किये । | 
हृदय-सन्थन के वे दिन-- 
वर्णी जी ने सललेखना ले ली है, यह घोषित होते ही 
ईसरी का वह आश्रम 'तीथंधाम' बन गया । समाचार 
जगल की आझभाग की तरह थोड़े ही समय मे समाज मे 
फैल गया और चारो तरफ से उनके स्वास्थ्य के प्रति 
जिज्ञासा ओर चिन्ता प्रकट की जाने लगी । दर्शनार्थियों 
की सथ्या भी दिन-प्रतिदित बढने लगी । 


बाबा जी इस बीच प्राय, निरोग हो गये थे । कभी- 
कभी कोप दिखाने वाले साधारण ज्वर के अतिरिक्त 
कोई रोग जन्य उपद्रव नही था । पाव के घुटनों का दर्द 
अवश्य सच्चे मित्र की तरह उनका साथ दे रहा था । इस 
स्थिति में भी वे शरीर की अ्रवस्था के प्रति नितान्त उदासीन 
ओर प्रसन्न चित्त दिखाई देते थे। मैने जैनशास्त्रो मे कई जगह 
पढा थाओर विद्वानों के मुख से कई बार सुना था कि शरीर 
पृथक है श्रौर आत्मा पृथक हे । ईसरी मे श्रव हमलोग इस 
सेद्धान्तिक परिभाषा का प्रयोगात्मक रूप साक्षात्‌ देख रहे 
थे। एक ओर जड़धर्मी शरीर शिथिल और अज्लक्त होता 
जा रहा था वही दूसरी ओर आत्मा की शक्ति बढती चली 
जा रही थी। एक ओर शरीर दृषित गौर विकारस्रस्त 
होता जा रहा था वही दूसरी ओर आत्मा के दोप और 
विकार उपशान्त होते चले जा रहे थे। एक ओर शरीर 
पीडा और ताप का अनुभव कर रहा था वही दूसरी ओर 
आत्मा आनन्द और शान्ति का आस्वादन करती अ्रनुभव 
में आती थी । 


यही वह दिन थे जब वर्णी जी की अडिग आस्था 
कसोटी पर थी और समयसार की उन्तकी जीवन-व्या पिनी 


ना 


क्जत 


हो 


४४ ] ह 


परीक्षा का अन्तिम प्रश्नपत्र उनके सामने था। ऐसा 
लगता था कि इस परीक्षा के लिये उनकी तैयारी बहुत 
ग्रच्छी है और उनका उत्साह और उनकी सावधानी 
बराबर बनी हुई है। “समयसार” तो वर्णी जी की 
सॉसो मे बस गया था । मूल गाथाओ्रो के साथ आचार्य॑ 
अमृतचन्द्र के कलश भी चालीस वर्ष पूर्व से उन्हे कण्ठस्थ 
थे । इस टीका के पृष्ठ के पृष्ठ कई बार सोते समय भी 
तन्द्रा की स्थिति में उत्तकी वाणी मे निसृत होते थे । 
कहा जाता है कि आचार्य अम्ृतचच्द्र और आचाय॑ 
जयसेव के बाद भगवान कुन्दकुन्द की वाणी का इतना 
तलस्पर्शी अध्ययन किसी के द्वारा नही हुआ जितना वर्णी 
जी महाराज के द्वारा किया गया। वे समयसार के 
एकमात्र अधिकृत अध्येता माने जाते थे। सोनगढ मे 
कान्हजी स्वामी ने जब अपने कुल का गृहीत मिथ्यात्व 
वाला मार्ग छोडकर सम्यक्‌ मार्ग की शरण लेने का उद्योग 
किया और समयसार का अध्ययन करना चाहा तब 
उनके सामने सिद्धान्त के अनेक गढ़ प्रश्न उपस्थित हुए । 
समयसार की यात्रा में कई जगह अटठकाव और भठकाव 
की स्थिति का सामता कानन्‍हजी स्वामी को उस समय 
करना पडा । उस समय उनकी दृष्टि भी वर्णी जी पर 
गयी । कलकत्ते के कुछ जिज्ञासु मित्रों को सोनगढ से 
अपनी शकाये ग्रुजराती भाषा मे लिखी जाती थी। उन्हें 
हिन्दी मे करके वर्णी जी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता 
था। वर्णी जी उन प्रइनो के समाधान विस्तार से 
समभाकर लिखते ये । तब उनकी वह वाणी कलकत्ते से 
गुजराती लिपि में सोनगढ पहुँचती थी । इस प्रक्रिया 
से वर्णी जी महाराज का सहारा लेकर सोनगढ के साधको 
का समयसार का अ्रध्ययन सम्पन्न हुआ था | इन पन्नों का 
एक सकलन “अध्यात्म पत्रावली” के नाम से सोनगढ 
से लगभग चालीस वर्ष पूवर प्रकाशित भी हुआ था। 
कालान्तर मे सोनगढ की मान्यताओो में अनेकान्त की छवि 
धूमिल होती गयी और एकागी ग्राग्रह वहाँ स्थापित 
हुआ, तब अयल्नपुर्वेक इस “अ्रध्यात्म पत्रावली' का लोप 
किया गया । किन्तु यह एक पृथक प्रकरण है। यहाँ 
उसका विश्लेषण अभीष्ट नही । 

पज्य वर्णी जी की सल्‍लेखता के इस महासकल्प 


कथाका विसजंन और विसर्जनकौ कथा 


बीत जब हम यह देखते थे कि शरीर की पीडा के उपरान्त 
भी पृज्य वर्णी जी उसी सहजता और एकाग्रता के साथ 
समयसार का चिन्तन मनन और कभी कभी होठो के 
भीतर उसका उच्चारण कर रहे है, तब उनकी साधना के 
प्रति सबका मस्तक अनायास भूक जाता था। 


आश्रम में घटनाचक्र तीत्रगति से घूम रहा था। 
महाराज का उठना-बंठना और बोलना क्रमशः बन्द हो 
गया । आहार-- खाद्य, पेय, औषधि आदि का क्रमश 
त्याग हुआ । सललेखना की विधि-विधान और उसका 
नियमन श्रीमान्‌ पडित वशीधर जी न्यायालकार के 
निदेशन मे हो रहा था। कही से दक्षिण के एक ऐलक 
महाराज पघार गये थे । वे भी वेय्यावृत्य और सुश्रुषा मे 
सहायक होते थे । कमरे के बीचो बीच घांस के सन्धारे 
प्र महाराज को लिटाया गया था । 


प्रायः पुरे समय, महाराज शानन्‍्त और विचारमग्त, 
अपनी शैय्या पर निरुद्धिग्न लेटे रहते थे। उनके कान के 
समीप धीमी और स्पष्ट ध्वनि में निरन्तर कुछ न कुछ 
पाठ हम लोग किया करते थे। कभी बुधजन की बारह 
भावना' या 'छहढाला',, कभी दौलतराम की 'छहढाला 
या कोई पद । कभी 'एकीभाव' या “भक्तामर स्तोत्र और 
प्राय आचाय॑े अमृतचन्द्र के 'समयसार कलश । महाराज 
जब तक चाहते, सुनते थे। वे जब स्वत कुछ चिन्तन 
करना चाहते थे, तब एक निश्चित इशारे से यह पाठ 
बन्द कर दिया जाता था । उनकी वाणी तो पहले ही थक 
चुकी थी, परन्तु वे निरन्तर सावधान और पूरी तरह 
सतर्क थे । जिस मह'यात्रा की साधना के लिये वे अपना 
बुन्देलखग्ड छोडकर, हजारो अपने लोगो की ममताभरी 
मनुहार से मुह मोडकर और लाखो भोले भक्तो के 
आसुओ की धारा मे से मानो तेरकर इस सिद्ध भूमि पर 
पारस प्रभु के पादमूल मे आये थे, उस महायात्रा की घडी 
अब क्षण-प्रतिक्षण पास श्राती जा रही थी। दोड की 
स्पर्धा करने वाला खिलाडी, लक्ष्य रेखा को सामने देखकर 
जैसे प्री शक्ति लगाकर अपनी गति को अधिक सयत 
और अधिक तीक़् कर देता है, उसी प्रकार वर्णी जी 
महाराज की जीवन व्यापी साधना, समाधि के लक्ष्य को 


कथाका विसजेन और विसजनकी कथा 


सम्मुख आया देखकर अधिक संयत और अधिक तीक्र हो 
. उठी थी । करवट दिलाने के लिये, पर या हाथ सिकोडने 
"या फंलाने के लिये, लघुशका आदिक शरीर धर्म के लिये 
दो अग्ुलियो के निश्चित सकेत निर्धारित हो गये थे | वे 
ग्रावश्यकता पडने पर जितनी एक रूपता ओर निस्पृहता 
के साथ इन सकेतो का प्रयोग करते थे उसी से यह बात 
स्पष्ट हो जाती थी कि वे कितने सजग और सावधान है । 
दर्शनार्थी भक्तो की निरन्तर बढती हुई भारी भीड को 
ऐसा नियन्त्रित कर दिया गया था कि सबको उनका 
दर्शन प्राप्त हो किन्तु उससे उनका चिन्तत और उनको 
एकाग्रता बाधित न हो । 
ज्योति का विलय-- 
दिताक १-९-६१ को उन्होने फलो के रस का भी 
त्याग कर दिया । मात्र जल ग्रहण की छुट रही परच्तु 
शरीर की अ्रशक्ति के कारण क्रिया के अभाव मे जल लेना 
भी सभव न हुआझा। देहावसान के १६ घटे पूर्व दिताक 
५-०९-६१ को उनकी सहर्ष अभ्रनुमति पूर्वक जल के त्याग के 
साथ ही उनके वस्त्रो का भी त्याग कराकर उन्हें दिगम्बर 
मुद्रा धारण करायी गयी । “१०८ घुनि श्री गणेश कीर्ति” 
उनका दीक्षा का नाम घोषित किया गया । आज भाद्रपद 
कृष्णा एकादशी का वह दिन झा ही गया, जब जीवन के 
यज्ञ की श्रन्तिम श्राहुति पडने वाली थी । इतने दिनो में 
कई बार ऐसा हुआ कि उनका शारीरिक क्लेश अनायास 
बढ गया । कभी थर्मामीटर के पारे ने १०५ पर जाकर 
विश्वञाम किया, कभी घुटनों और जोडो मे भेयकर पीडा 
उठी और कभी भीषण दाह ने श्वास नलिका में ऐठ्न 
पैदा करने का उपक्रम किया । परन्तु हम स्पष्ट देखते थे 
कि शरीर की यह परिणति शरीर तक ही सीमित है। 
महाराज की ज्ञाता-दुष्टा आत्मा को लेशमात्र भी आकुलत। 
पहचाने मे शरीर के ये उपद्रव सफल नही हो पा रहे थे । 
यद्यपि श्राज शिथिलता कुछ बढ गयी थी किस्तु उनकी 
सजगता ओर सावधानी मे कोई कमी नही झायी थी। 
आधी रात से उनकी श्वास मे कफ के लक्षण प्रकट हुए 
और दो धडी के भीतर एक बजकर बीस मिनट पर 
उन्होने श्रन्तिम श्वास ली । जीवन यदि साधना का नाम 


था तो आज वह सफल हो गयी । जीवन यदि एक परीक्षा 


[ ४५ 


थी तो श्राज वह समाप्त हो गयी । और जीवन किसी 
ग्रनजानी दिश्या की यात्रा के बीच को यदि एक बाधा- 
मात्र थी तो श्राज वह दूर हो गयी । चिर पर्थिक अपनी 
रुचिर आत्म साधना का पाथेय बाधकर अचिर यात्रा 
पर प्रस्थित हो गया । 


मुनि श्री गरणणशप्रसाद जी की समाधि का समाचार 
जेसे-जैसे लोग पाते गये, आश्रम जनाकुल होता गया। 
अपने आसू अपने ही हाथो पोछकर जब में सावधान हुआ 
तो मैने देखा कि बावू छोटेलाल जी निढाल हो कर एक 
और पडे है । बाबू नन्दलाल जी ऐलक महाराज के साथ 
मिलकर वर्णी जी के पावन शरीर की व्यवस्था में लगे 
हैं। गया के श्री चम्पालाल जी सेठी आनन्द के अ्रतिरेक 
में बेसुध हो-गये है । हाथ मे करताल लेकर ऊंचे स्वर से 
भजन बोलकर वे पागल की तरह नाच रहे है| सौ-पचास 
कृण्ठ और दस-बीस चरण और भी थे, जो उनका साथ 
दे रहे थे । कमरा इन भक्तो से भरा था । 

महाराज के देह त्याग के थोडी ही देर पहले साहु 
दान्तिप्रसाद जी के सुपुत्र श्री आलोक प्रकाश कलकत्ते से 
कार द्वारा पहुंचे थे । एकदम अस्त-व्यस्त और ' व्याकुल । 
अब वे महाराज के चरणों के वियोग का शोक और 
ग्रस्त समयमे उनका दर्शन पा लेने का सन्तोष एकसाथ 
भोग रहे थे । बडी तत्परता से उन्होंने धनवाद सन्देशा 
भेजकर तार, टेलीफोन और देली प्रिन्टर से महाराज की 
समाधि का समाचार अविलम्ब प्रसारित करा दिया । 


शेष अवधेष-- 


आगे की बात बहुत सक्षिप्त है। शायद इसलिये कि 
वे घटनाये मेरे सामने घटी और मैं और मेरा केमरा ये 
दोनो, यन्त्रवत्‌ ही साथ-साथ उसके साक्षी रहे । प्रात. 
शरीर पूजन हुआ । उनकी देह को विमान में सजाकर दो 
घण्टे तक लोग जुलूस में घुमाते रहें। इसी बीच चारो 
तरफ से कारो, टेक्सियो, बसो ओर अन्य साधनों का 
सहारा लेकर लगभग ३००० लोग ईसरी में एकत्र हो गये। 
पारसनाथ आश्रम के प्रागण में उनके साधना कक्ष के ठीक 
सामने एक बडे चबूतरे का तिर्माण हुआ | उसीपर चन्दन, 
नारियल, घी ओर कपूर का एक वडा ढेर लग गया जिसके 


४६ ] 


बीच मे उनका तप पूत शरीर विराजित करके उसे अग्नि 
को समपित कर दिया गया। वह सन्‍्तापहारिणी छवि 
क्षण भर में भस्मीभूत हो गयी जिसके दशनमात्र से सारे 
देहिक, देविक और भौतिक ताप स्वत शान्‍्त हो जाते थे । 
वे यशस्वी हाथ देखते-देखते अदृश्य हो गये जिनका वरद 
स्पशें, पारस का प्रभाव रखता था'। वे चरण शअश्रचानक ही 
दृष्टिपय से ओभल हो गये जिन पर मस्तक टेककर हम, 
ओर हमारे ज॑से सेकडो लोग अपने आपको धन्य मानते थे । 


देखते-देखते चिता की लपटे शान्‍्त हो गयी और चारो 
तरफ के गावो से आदिवासी स्वत्री-पुरुषो का ऐसा रेला 
, आया जिसने अपने इस सिद्ध महात्मा की पावन भस्मी की 
एक-एक चुटकी उठाकर चवृतरा साफ कर दिया। बाबा 
जी के अनन्य भक्त प्रो खशालचन्द्र गोरावाला और नरेन्द्र 
विद्यार्थी ने जो थोडी सी अस्थिया सचित कर ली वे शेष 
रह गयी । मेरे केमरे ने इन सब घटनाग्रो की जो छबिया 
अकित कर ली वे शेष रह गयी, और शेष रह गयी वे 
अनगिनती स्मृतिया जो हजारो लोगो के मन और मस्तिष्क 
में सूम के धत की तरह श्राज भी संचित है, सुरक्षित है 
ओर अविस्मरणीय है । 


उपसंहार 


यह समाधि महोत्सव ईसरी के पारसनाथ उदासीन 
आश्रम में सम्पन्न हुआ और जेन शिक्षा और सस्कृति के 
अभ्युत्थान का प्रथम श्रध्याय इसके साथ समाप्त हो 
गया । श्राज दीघंकाल के बाद जब उन धटनाओं को 
स्मरण कर कर के लिखने का अवसर झाया तब अनेक 
ऐसी स्मृतिया भी ताजी हो गयी जिन्हे लिपिबद्ध करने 
की बात इसके पहले कभी सोची नहीं थी । “सस्मरण 
तो खट्टी-मीठी सभी तरह की स्मृतियो का नाम है। 
इसलिये इस लेख के उपसहार के रूप में उन कुछ 
स्मृुतियों की भलकियाँ यहाँ प्रस्तुत करने से में श्रपने 
आपको नही रोक पा रहा हूँ । 


अनुदार नियन्त्रण-- 
उन दितो ब्र० श्री रतनचन्द मुख्तार आश्रम के 
अधिष्ठाता पद को सुशोभित कर रहे थे । उन्होंने इस 


मिल आर 


कथाका विसजन और विसर्जंतकी फथा 


घटना चक्र के बीच जिस श्रसहिष्णुता और अनुदारता 
का परिचय दिया वह अपने ढग की श्रद्वधितीय कही जानी 
चाहिये । महाराज के शअ्रस्वास्थ्य के समाचार अथवा 
समाधि-सकल्प के समाचार समाज तक पहुंचाने के लिये 
उन्होने कोई उद्यम जही किया और इन समाचारो को 
रोकने को भरसक कोशिश की । मैंने दिनो वहाँ यह 
अ्रनुभव किया कि महाराज के दर्दनाथ आश्रम मे शाने 
वाला प्रत्येक व्यक्ति अश्रधिष्ठाता महोदय को उपसर्ग सा 
प्रतीत होता था और मुझे आज यह कहने में कोई सकोच 
नही है कि मुख्तार साहब का रवेया यदि थोडा सहिष्ण, 
थोडा पर-सापेक्ष, रहा होता तो महाराज के सेकडो भक्त 
उनके अन्तिम दर्शाते से वचित न रह जाते । बास्तव मे 
अधिष्ठाता महोदय की दृष्टि मे इस महाप्रयाण का वह 
महत्त्व उस समय था ही नही जो महाराज के हजारो 
भक्तो के हृदय मे था। मुख्तार साहब इस सारे कार्य को 
ऐसे 'निबटा' देना चाहते थे जंसे वर्णी जी का देहावसान 
एक साधारण घटना से अ्रधिक कुछ न हो | , । 


देहावसान के पश्चात्‌ रात्रि को दो बजे आश्रम की 
तरफ से अन्त्येष्टि की जो रूपरेखा बतायी गयी, वह कुल 
मिलाकर इतनी थी, कि सुबह साढे सात बजे आश्रम के 
पीछे, हाईस्कूल के पास वाले सूखे मंदान मे उनके शरीर 
का दाह-सस्कार होगा । मैं देख रहा था कि इस योजना में 
ते कही जन साधारण की भक्ति के अतिरेक को उमडने 
का कोई स्थान है न पूज्य वर्णी जी के स्मारक का कोई 
प्रावधान। मैं यह भी सोच रहा था कि यदि इसी योजनानुरूप 
यह दाह-सस्कार हो गया तब सुबह चारो ओर से भाग 
कर आने वाले शोकाकुल, दर्शनार्थी, जन समुदाय के 
दिल पर क्या गुजरेगी । 


अ्रधिष्ठाता महोदय के पास अपनी बात मनव्ाने के 
सबल शास्त्रीय कारण थे, किन्तु भावुकता या कोमल 
भावनाओं का उनमे सितान्त अ्रभाव दिखायी दे रहा था। 
साढे सात बजे वे इसलिये अन्‍्त्येप्टि करना चाहते थे 
क्योकि आचार ग्रन्धों में अन्तर्मूहतें का व्यपदेश है । आश्रम 
से दूर बीहड स्थान उन्होंने इसलिये पसन्द किया था कि 
प्राश्म के श्ॉगन में लम्बी घास लगी थी और वहाँ 


कथाका विसजेन ओर विसर्जनकी कथा 


श्रन्त्येष्टि करने से कुछ श्रधिक जीव हिसा होने का अन्देशा 
था। वे हम लोगो की पीडा हजार समझाने पर भी नही 
समभ पा रहे थे और बार-बार ग्रब्थी के प्रमाण प्रस्तुत 
किये जा रहे थे । श्रन्त मे किसी प्रकार हम लोग इस बात 
पर उन्हे राजी कर पाये कि यह त्यागियो का काम नहीं है, 
गृहस्थो का है । उसकी व्यवस्था हम गृहस्थोी को ही करने 
दी जाय । इस पर भी अन्त्येष्टि को नौ बजे से श्रधिक 
नही टाला जा सका और साढे नो बजे रेल से पहुँचने वाले 
सेकडो लोग जो देख सके वह केवल राख का ढेर था । 


वास्तव मे समाधि के अन्तिम पांच दिनो मे मुर्के 
अधिष्ठाता के अनुशासन से अनेक बार उलभना पडा। 
उनके असहिष्णु दृष्टिकोण ने कदम-कदम पर मुभे ऐसा 
मानसिक कप्ट दिया जिसे मैं सहज नहीं भुला पाया ओर 
घर लौटकर मैने पत्र मे उन पर अपना आक्रोश प्रकट 
किया । तब तक सभवतः उनकी कषाय भी ढीली हो 
चुकी थी । उत्तर मे उन्होंने मुभे लिखा ; 

उदासीन आश्रम 
ईसरी बाजार 
(हजारी बाग ) 
ट २८-६-६ १ 
श्रीयुत नीरज जी, 
सप्रेम जयजिनेन्द्र । 

आज आपका क्षमावणी पत्र मिला । देखकर अत्यन्त 
हे हुआ । आप महान्‌ है जो मुझ जैसे अपराधी को भी 
क्षमा करने मे समर्थ है। मेने पत्र दिया किन्तु उत्तर न 
पाकर निराश हो बेठा था किन्तु बार-बार यह विचार 
आता था कि नि रज से तो ऐसी आाशा नही । सभव है पत्र 
न मिला हो। पता अधूरा हो। आज मेरा वह विचार 
ठीक निकला । निराश को आज्ञा बधी । मै अपने अपराध 
की निन्‍्दा करता हू और क्षमा याचना करता हू 

आपका 
“रतन बन्द 

इस पतन्न मे जो सदाशयता दिखायी दे रही है वह भी 
मुख्तार स्ा० के व्यक्तित्व का एक श्रग है। समय-समय 
की परिणति है। शस्तु । 


[ ४७ 


बाबा जी के उत्त राधिकारी-- 


समाधिकाल मे आ्राश्म मे जो लोग उपस्थित थे उनमे 


एक क्षुल्लक महाराज इस बात के लिये विशेष चिन्तित और 
व्यग्न दिखायी देते थे कि कब और केसे वे पूज्य वर्णी जी 
महाराज के 'पीठासीन' उत्तराधिकारी घोषित किये जाये । 
उन्हे शायद यह भ्रम हो गया था कि उत्तराधिकारी घोषित 
होने मान से वे हजारो-लाखो भक्तजनों की वही श्रद्धा, 
वही भक्ति, और वही समपंण प्राप्त कर लेगे जो श्रब॒ तक 
पूज्य वर्णी जी महाराज को अपने तप पुत और साधनता- 
सिक्त जीवन मे प्राव्त था । 


उन महाशय ने अपने आपको पृज्य श्री गणेश प्रसाद जी 
वर्णी का उत्तराधिकारी घोषित कराने के लिये उनके 
जीवित रहते क्या पापड बेले, यह जानने के लिये तो मेरे 
पास तब समय नही था, परन्तु बाबा जी की चिता जलते 
ही जब वहाँ एकत्रित हजारो नर-नारियो की भीड़ ने एक 
श्रद्धांजलि सभा का रूप ले लिया, किसी ने एक माइक 
वहाँ चालू कर दिया, और कुछ लोग अपने शोक-सत्तप्त 
उदगार प्रकट करने का प्रयत्न करने लगे, तब उन महाशय 
के किसी साधक ने वही इस बात का प्रस्ताव कर दिया कि 
अरब से श्री अमुक' जी बडे वर्णी जी का स्थान ग्रहण 
करेगे । समाज उन्हे मान्यता दे । पद लोलुपता और “यश, 
ख्याति, लाभ तथा पूजादि' चाह की आकुल उत्कण्ठा का 
इससे बडा उदाहरण मैने अपने जीवन में नहीं देखा था । 
जब एक ओर गुरु का पावन शरीर चिता की लपटो में 
भस्मीभूत हो रहा हो उसी समय उसी जगह कोई उनके 
पद के लिये न केवल प्रयत्नशील हो जाये, वरन्‌ खुली 
दुरभिसन्धि प्रकट करने लगे, यह किस पुरुषार्थ की 
पराकाष्ठा थी, सो हम स्वत विचार करे । 


इस श्रद्धांजलि सभा में जब मुझे बोलते का अ्रवसर 
दिया गया था तब मेरा गला इस तरह वाष्प रुद्ध हो रहा 
था कि कुछ हिचकियों के श्रतिरिक्त मै कुछ भी कहने में 
सफल न हो सका । परन्तु उत्तराधिकार का यह बे मौके 
श्रोर बेतुका प्रस्ताव सुनकर मैं अपने म्रापको रोक भी नही 
पाया और वहीं उसी समय मैने इस चर्चा का विरोध 


ना 


ह 5५ 
रे 


४८ | 


किया । एक दो लोगो ने और भी उस प्रकरण के भ्रनौचित्य 
पर अगुली उठायी और ऐसा लगा कि यह प्रकरण यही 
समाप्त हो गया है। पर बाद मे ज्ञात हुआझ्ा कि हमारा 
ऐसा सोचना गलत था । 


दोपहर को आश्चम के प्रवचन भवन मे दूसरी श्रद्धा 
जलि सभा आयोजित की गयी शऔर उसके बाद सभी लोग 
अपने-अपने घर लौटते लगे | मुभे भी दूसरे रोज लौटना 
था ही। लोटने के पहले एक बार महाराज के कमरे में 
जाकर उनके चित्र, उनकी चौकी, उनकी जाप उनकी 
समयसार को प्रति को देखने-छने का लोभ हमलोग सवरण 
तन कर सके और मैं तथा विद्यार्थी नरेन्द्र उस कमरे की 
ओर पहुच गये । हमने जाकर जो देखा वह हमारी कल्पना 
से परे का दृश्य था। पृज्य वर्णी जी के उपयोग की सारी 
वस्तुएं बडी जल्दबाजी मे उस कमरे से हटाकर अन्यत्र एक 
छोटी कोठरी में सर दी गयी थी और उस कमरे मे वे ही 
क्षुल्लक महाशय अपने सामान के साथ आसन जमाये हुए 
वर्णी जी के उत्तराधिकारी पद पर अपना अभिषेक कराये 
जाने को कल्पना मे तलल्‍लीन थे । 


दु ख ओर आवेग, हसी और श्राक्रोश का हम लोगो ने 
एक साथ अनुभव किया, परन्तु चोबीस घण्टो मे आश्रम 
के भीतर जो कुछ देखा था उससे मन ऐसा ऊबा, तथा 
बावा जी के बिना उस आश्रम का सूतापन इतना खलने 
वाला लगा, कि वहाँ घडी भर भी रुकने का उत्साह या 
साहस हम लोग न जुटा पाये । चिता का चबूतरा खाली हो 
चुका था । बाबा के जनेतर भक्त जन-बच्चो सहित दिन भर 
श्राते रहे थे श्लौर उस चबूतरे की राख और बालू सब बटोर 
ले जा चुके थे । हम लोगो ने भरी आखो के साथ अन्तिम 
बार चबूतरे का भस्म-वन्दन किया और स्टेशन की ओर 
चल दिये । इतना हमने जरूर किया कि रायबहादुर हरख- 
चन्द्र जी, ब्रह्मचारी बाबू सुरेन्द्रनाथ जी, प्रो० गोरावाला, 
पडित कैलाशचन्द्र जी शास्त्री और जो भी अ्रन्य जिम्मेदार 
लोग दिखते गये उन सबसे हमने इसकी शिकायत की और 
यह श्रनुरोध किया कि महाराज का कमरा उनके स्मारक 
के रूप मे वैसा ही सुरक्षित रखा जाय जेसा कि वह उनके 
जीवन काल मे था । प्रो० गोरावाला और विद्यार्थी नरेन्द्र 


कथाका विसजंन श्र विसजंनको कथा 


ने तो यह भी कह डाला कि यदि यह अनुरोध सार्थक नही 
हुआ तो हम लोग किसी दिन श्राकर अपने हाथ से यह पुण्य 
कार्य करेगे ओर जिसका भी सामान उस कमरे में होगा 
उसे बाहर फेक कर अपने गुरु का स्मारक यथाविधि सुरक्षित 
रखेगे । 


भगवान्‌ की दया से इतना पुरुषार्थ करने की आव- 
स्यकता नही पडी । 'पीठासीन' क्षल्लक महाराज को बात 
समझ में आ गयी, (या समझा दी गयी) और उन्होने 
उस कमरे से अपना निप्कासन जहर के घूँठ की तरह 
स्वीकार कर लिया । हमारे घर लौटने के एक सप्ताह के 
भीतर ही आश्रम के अ्धिष्ठाता महोदय का पत्र मुझे 
प्राप्त हुआ . 


प्रियवर भाई नीरज जी, 
सस्नेह जय जिनेन्द्र'। 

मुझको खेद है कि मैं आरापको इससे पूर्व पत्र नही लिख 
सका । पृज्य वर्णी जी के कमरे में वे सब वस्तुएं जो 
उनके प्रयोग मे आती थी, रख दी” गयी है । उनके 
हाथ का लिखा हुआ समयसार पण्डित शिखरचन्द जी के 
पास है सो प्रयत्न यह करूगा कि वह भी उनसे मिल जावे 
और उनकी शास्त्र अल्मारी मे रख दिया जावे । 'ेरी 
जीवन गाथा' का तीसरा भाग भी छुपना चाहिये जिसमे 
अन्तिम समय तक का जीवन आ जावे । इन सब में आपके 
सहयोग की आवश्यकत। है । 

' भवदीय 

“-रितनचतनद 


अंतिम श्रद्धाजंलि : जलती चिता को-- 


बाबा जी की समाधि का समाचार समय पर प्रसा- 
रित न किये जाने के कारण जो सैकडो लोग अन्त समय 
मे उनकी चरण- सेवा करने से श्रथवा उनका देन पाने 
से वचित रहे उनमे महाराज के श्रभमेक निकटतम अनुयायी 
और क्रपापात्र भी थे। उन्हीं मे थे श्रीमान्‌ पडित 
जगन्मोहनलाल जी शास्त्री । ट्रेन से जब वे ईसरी पहुंचे 
तब चिता की अग्नि अपने दाहक धर्म के परिणमन्त का 
प्रतिफल दे चुकी थी । पण्डित जी श्राश्रम में पहुँचकर 







+ हे जद 
हि रे 8 | ॥8% 70 रे ८ ; 


कलश हू ३ # ध आर्य $% आह १५० +#८० “00 हज जा. नर 
। 
बै 
ई साले ( 


ज्३े हि 


न 


पं र्र्‌ 


मी ऑन 


हुए उनका निष्ठावा 


जात 


थे ले 


।.. रद 






23... #जा + 
मम 2 मर न मम >> जे है कर अकफअीर कस लिल फल के? अर | “मे 


0०... 2५००-३५०७.३५७०७३५-.९०५००+७ “क-६ ४३ ०के मम जैजरीण डक न्‍न- 
बा 







। कक १ आओ सा कक आक हआत किया 5 ता3ह नुतशगटाअतभककननमइल_.क 4.-का समता. "तक जय. फाशाफ कबीर ५ आिआआाकं 3005 40 श्प हा जद टे' अीके, ७. हा कल 0 
न 4 >०न 45 
की कम ई [५५९ किक आ 
| ध् $ के गे # 5 
र्र 5 हि 8. | हि शैड८ ग्र्योण थी 
प्रो 3 शव हि रु 
पक ५ हु ६ 
! ञ नं है ०३३ 3. *्ध्९ है ल्‍क ई ६ | 
4 
न ५ बज ' |" "कै, ध्र ॥ अ 
ह 4 म्श + पे मल 
कं हे हक 4 औ आ, श्द 
हि ३ 8 का मी 
525 ४ हु हा ': के 
[ जे रहो ग्पू ७ *: टी हक प्‌ हे 
वन कचि छः ऊ हा प ++ 
| रा भ्ध् नजर 4 ञ 
शा 5. 
् २१++% १. मच री टर 


६ 
' 


| 
$ 
प्र 
हब 
$ई 
ध् कक 7 हिन्द 








परु पाव थक गये थे । 


कल्चुीक 
्‌ 
कर 


'णीमख 











रुएण्णावस्था में भी वे अत्यन्त शान्‍त और अडिग थे । 
परिचर्या मे रत है श्री वाव छोटेलाल सरावगी तथा 
केलाशचन्द्र जी शास्त्री । 


जाट अन्जमाशाण्य -दध्यर काकफ् + ) 
कप ब्न्यः शा ड न 


शाह का | 3.९ 





न “:ओभकालशरुर 5 2 5शपूतमलभल* 
० न्छ पे कं ५१४४ मी - 







| तर कह १७ 7० ५27 7 5 हा हे र न 
[ मे ५), रथ... 2० मद, * ६ ४ है हा १0९: 
3: 0 गे (४४ ६ !8. 7 «७ की रु हर 
32] कि ही हम जोक कट 5५ बे कै घ्क शा 
गे ्म ह.] के न्‍+ दर कर 
आह पे 
ऊँ है 2 
री ४ 5 7) 
दा ४४ हु » ६ 7६ 7 
| बट ्  श कि 
षि श्दू ३ हि पू ं ( डर कि 
कि 4 ऊर्ड ३ गे "ु हर 
हि है; 4. हि | ह प कः हे प्र 
हि ऊः ! 4 ट 
| फ्र हि 
ह ख् कर के नािध्दि रा कि क् जन * 
जब + 5 |/ह हि प्र कप क्त कब 
4६% ध 9२. >»5 2 
है. नी 
_.> *. ड्र< ४. ४ कक शुई 2०७००... 
२. ६२ .] हे 3, >> हु न्‍+ ३६७५. 
हो 
कर 88 (री ही-+ कल | ३ 
जा हज [६ 3५3६ शत न 
9 भ्  > , ध्‌ 
४०4०... 4०.७ . 2०2. ॥ ४६ मम! 
ये ंिणजीज ल ए :ंटीक 7 5० 
धारा ४5७. 3, है हा र्ज 
4 ४ $ «० + रो 406४ ॥7$ ४ 
2 आप ३ अटल रे का जि ३३ ०५ ट् ४, + 
2१ ॥ शा व डे 5 97 4७7 
हर रे 0० कम 4५ 6 
हक हि / था तक ट्रंमा +. 353] ४)», ६ डर ट ल्डर द् लोड व 
टं / > ..  प२,.5् ४ आज + 4१7 9 हि 
र्डः »४. 4 शा न कि] क्र हि हद गे हि 
; हैः $ रू ४ हे का है । कक कक भा जु नी का ९5 
 & जी ३ # 3३2) आज १४ कु. ४7 # 2“ 
$ कटी क ४. हूं + ४ 
के लक ४७ न्क मकर सा ऋचा हु 
कं जप हे ््् | हक त कप है हर 
< ड ++ * $ रपट | भू के हि हा 
+ +  + रा शत न के 
७, पक ्ध हक 
धरा $ फल नक हक,  * दे व रू ः ड़ ऊ ्ज 
जा अल हि 
प्‌ तप पर का हि 
६ 
+ | (६ है 


क्र ध्स्तेः बे: । ५, 02 म्टो 
०] कह की ४ 
हद 2 37५६ ४४5 घलनथ 3००४३ २२, सब हें 





५ ६0७6-5$ २५७५+-००००+ जनक रह सफर 
5 ाभ्व्ज पु महा 
हक 


अर ॥_ «&४* न्भ्ड 
धर फू ही । ५ मु का पक वर ३. #०+ 
ह री ” गे 2 ४. ५ हे री ् 
| अर न ; हा] #* श्ज् बन 5 
हक; ् हम है. ्प्ड़ $ फ्कैके जे] ये च् 
ट पु कै 
जे कन्स्तस न्‍्ह 
जज ने कफ 
दे ता + उक्त 
३०72 कद. ऊः- करें 7 
5 2५ ४५०७० ++> भर पं व है ५+ल आ 3प सध्ह- 3 न ते 


शरीर अस्थिपजर-मात्र रह गया था परन्तु महाराज का ज्ञाता 
दृष्टा ग्रात्मा अत्यन्त सावधान और वेदनारहित था । 


ग्रन्तिम भाँकियां 


उनके देह की पजा अर्चा करके विमान मे उसका जुलस 





पे 


५ 





#* एक २३ ?*+ 
5 
लहर 


/क, ह+-ह जलकर 
३५ रेल 
५. 
++ हू 
रे: $ *$ 


। 


4 
अब 


श््म 
रे 
३3] ५, वशकज नत.. 3 कु 


हो 
श्‌ 
मं 
रु 


& 





शा, 


ा 
हिल 


नर 


हर 





है? 


। 


या 
ह 


का 


टु 


* 


रे 


पक 


हक 


404 


कि प 


हि 
षस 

पक 
५ 


१४८ 
| 


ड्‌्‌ 


श 


ष 


|, 


प 


नह 





है ओ 


हु 


यु 


शा 
ई७३ 2, 7५ 


है: 


छः 


पक 


(५ 


(हु 


दे 
रे 


है 


५ 5६ 

5८5 
अभी, 

$ 


८: 





23: 
कप 


हे 


स्‍ 
हु 


4 
/ 3) 


2 





28] 9 
।] 
# 





ऋ_+ 


2२ 
> 


कक 


रे 


गा 
९4 


3 


0 


प्ज्ज्द 2 


कट रे 


ज्ज्क 
४ 


निकाला गया । 


न्तिम 


जुलूस आश्रम के आगन मे समाप्त हुआ जहा अ्र 


सस्कार की तेयारिया हो रही थी । 


हु 


4 ५.३ कक ि आक अक पक कक । नजर धर अदल््त्कष्दाप हल कर 

४ ४. दर 2 है ४ दो टत लक है औन- 7 की जलप के 300७४ २; ५2 
है. ५५ ् 5 कक ५ 

2 परत 09 ४०६09 २४0" ५ 














हि 
धर 
हि 
99 /0%5 हि] 86४० आआआएए2 ७ 0६, 222: शा ५ >क था ज्क्ा न + (ुण क्र डे प 0 डी++& 
0 आम 3 गे पं 0 व पड व का. पी की कक हल हक, पिन पल बी 
(9७७. “78 ८ ग ५२ म्ज #%९ ५ ४७८ ३-३): डे ६ श्र दे ल्‍-+ है पा $ हि. अर हि 9 
रु पु रे पे मं हे कि 
की कक $ 4 नाप हे 4 ही. आरिपिकीशा > 43... 2  मओ मशिकाए सपना न “# ३ 32 के आय 
६४2६ ज्र। अपर * ६५ कु ४ बा श्र पाक आग रु न कर हु २५५७ ,_ रथ फ का शी शी पटक ( (४ क 
; : ॥ ऊँ एफ मत डक ७ ना ध् 
दर । कुल आ ड़ ऋण छ दा कि ऊ | श७/(शहुए* को व [४ | ४ «न प्र ७. हट श्ष के ब्ग+ श्फारा रा. +हु, हे हि » “कब का, औ ६ रज ऐ 
है (०क |. 2पोपटप मजा तट गए, ? दा [ बुरी 0ह 7 हट): हु आस की «कक 
७ ४ पे ई. हर हि &5. मिस 2 कक 3 42/%3 । 2.77 ८| «3 |+ |; ), «४ हैक मीक.. थक 5  + शक, ० ७ ईधघ्6 ७2.४०) + «५, 
मन | 7४ हि 80 'ज्थ्य न हे प्फइजीणासयी फिर 5 ऑफ जी 5५ ४7 
हे. 8 हे को +. जद हर पी रे करी ९१ न रु 27 प्ज हु. ० न रियल जप ४ हे हा ई है 
दर 9 १४ पे + प्र का ४ हक 2 जल 4 हू» द्वू-. ०, छा कअ-- >> “है 
जे पा ४, $भे | 7 पु ७ झ् + रण लि ७), अल | रे | हो यू कं बे हम धर + हे 2 5. अप है 
टीवी फकक ्षि + औ छः ४ ४. हज | 4 न 5 धर 35» का | चली 5 की 4 
नि, |; 7्क् + (६ “. के है 3 “पी प 2८८ 3१४५ “(व | * | 2४ हज प्‌ #फिच फल ४ - (07%, «52% हक 0 22 पल ३ 
) 5 ॥4 कक न पिच मम बे कर के (०) + . पे मा जु हा कक /ियू, श्यज के नजिभा हज “बल +> 
8 अल 7 7 बे । | पि हद ठेके के पा लीड दर्दम आई उमा एछकी का कक कप ऑफ 
। । | हे तक ः जा ञ्‌! चर कप +>प्प७ ३ हि हक तर फेज पं 
न प्‌ 9 अर कक ४5 ४ रे < ररँ कक ४ +9 नम ले आयी (225 रा के 
रु हि न ४०३०७, ही + कप नै थी !ई कि रब १ अ| 5 + 
| + हा |. भय ञ हर हि, बंबई श + ५ ही इंे ५ ५०. प है ई क्नःनज 
रा आ दर्ज व छः *,- 
8. ४ ५ ३०० ॒ रे पा हा बडे हा ध्त कक १ ्फ्ती,+ कब 
हर ४ के । कोकीर कक घ८.. * जज जज ४ हल मे कूत 
स् भे॥ दी कद + टी 5 4०, मि अत $ 
दे रे ता * का ! फट 852, ईन््छ-.. 2० 4£#५ ७ न स्व 2 धि श्र 
डे ५ 4 ० ५ 20 पट आर 6 कल 37 5 आल ६ आह रन, 
| कि शप खफा हक लक 7 84: है «4 रत 3 सकल कै श्षै्‌ ४0० 4 र् ०) ५५५ हि बं- हक. हू ड़ 
अर ऊ ४५८ + कल पल और 4 5.9. , हर 02.4 0.2७ ५०. एः ६ के 5 0 रे हा का 3 3 मी ज| 25 # रे #> 
।जु + न] “ आफ 5 5 (- (.... / ४» »/ कल ४ 2 एड 7 न्‍ी २७ -+क< 34 ७०2 
| 2434 मर हि *+ २ हम डे हु ४ ६५४ ५.,३ | | > (फ *#ई. 4 श्रः थ -प्रगा पर है हम रथ #7०#८ छ४ढञ+ 3 हे, है 5. ४ कु न... #« 
(0. मम 9 क थ ० कक २ यु ही अजय 3 १ कि जा जप: ऑर्डर हर + मे ३ 
. पं हु कप ह ४ है न ४ श्र ५ हे 3... 2 शि ( 73 है हु कक हि * १:०५ रॉ ८ है; के ॥& है?! 2 43 लक । | 
2 + श ! ्‌ हु हा जी + 7५ घटा 4४ ँ +« थे +र (०५ मेमतक 9. १9 :+-- 5 
रा. अ + | » ४४६५ 5७, %-५५, कर । का हद हे हे /. च्च्नन्‍ ि ब्८ आ # १५ हो «न. 
ञ जौ ््टः कक ता रै || है| 0, एक न सत5 -्क रै व जी है| 
े बे १ 5 नल ष्टि हल ा ५ दर च्च, >>); हि हट तय छल 37 ही 4 ह ध् / ञ दे 
5 ल्‍ाी >> . ६ छा... + .+ जी ई 
८ 7५ 2 च््छ्ः ##*.. वि जरिशास " 
- न्कृा का हि ू हि न ४ ॥० ८ ५, 35 र्् ःक! कक. 42% ह। >> १६/:2ल्‍+7 खत +_ 
जज का 2 ( | ह ४, नगर 0) प्र करत 
हि भ्णू 3 कई, के ८५ 5 भा आआ +श् दि कि (कप हम . हि 4 ईं हक प हे य+ कै 
3 ध्जो ८ 
आम करन  त कि हक + ही + | 
धं का हे 7 ०७ ला पु द्र्तीर आला जे 6 
| ० २  ट हीडी ज>- मिंट, पिच | को: कक । 
झ ४ 


(हे. ++ 
श्ं 
छल 

छु 

भाई 
है / 
छः 
४77 
पा 

'ष्ड 


दए ता 


॥| 
को समपित हुआझा । 


शत आ कुणकभातात कफ कु तक याद जि्यक तार काानययण बा हज 
रव्ज 


7 
₹१५/ अककी-.. किनए 47+ 
2७ अ ४ पी ुच कक ब ह.<५ ५ 2! त्‌ कि फू: हि 
रा म्््‌ री चत ५ ४ ५ ह पु 
बी ४5 रै>लका लॉ र्व्ः न बा 
| टी बा ढ १ * 5 ह। दा 5 दा ५४ हि हद, $#४ रत 
्ट फू 6 #क हि ७०५७- ५7 ० हक हि 3४ ने /#$5 टेक 
।7 प री ९ कील 3) रँ हि हि. व ऊञ न >> म्ट् 2 
| कप हरे पे ०८ ला ) | करे पर +- लफक्‍नटु+ 3 दी श् दा कद है $ 
# २३8. 3775 जे ५ हम रस 4 हे फनी 3 भा क ह् हि ) 
डल 5० रह तह फि ० ५ #7 + ८० भर 2 श, हा ७. | प्र श है, भर क्र हद छा 


अर [4 रब #/० 8] 
न रा कि ः ई है 3५ १ 
(न 2. 3७४ अमर, 0999, , 7 


है] 
अधि --मीं 4०+ >>... ५. 247... ४ 


शा 
*र्‌ ना 
|] 
कै] 
५ 
हि 
है 
५ 
2, 
आन 
रन 
कर । 
है. 
; रु 
रद 
है अ्य 
्ँ 
जा 
रथ 
>> 
|! 
+ * | 
नं 
9 
| 
। 7 ही कक. ७० 


हजारो शोकाकुल स्त्री-पुरुषो ने चिता की प्रदक्षिणा देते हुए 


भस्म वन्दन किया । 


कथाका विसजेन श्रौर विसर्जनकी कथा 


सीधे चिता के पास गये। मुझे साथ श्राते देखकर उन्होंने 
कहा-- “भैया ! पिछली बार जब मैं वर्णी जी के पास 
आया तब दो-तीन बार उन्होने मुझे याद दिला-दिला 
कर यह बात कही कि भया तुम्हारे पिता ने (बाबा 
गोकुलचन्द जी ने) हमे सातवी प्रतिमा के कब्ेत 
दिये थे ।” 


आखो में आस भरे हुए पण्डित जी ने आगे कहा 
कि बिना किसी प्रसंग के जब तीसरी बार बाबा जी ने 
यह बात हमसे कही तो हमे ऐसा लगा कि किसी विशेष 
अभिप्राय से वे यह प्रसग चलाते है। शायद हमारे भविष्य 
के लिये दिशा निर्देश का कोई इशारा उनके इन छब्दो 


में निहित था। एक बार तो हमारे मन मे आया कि हम _ 


पज्य वर्णी जी से कह दे कि--“हमारे पिता जी ने आप- 
को ब्रह्मचय ब्रत दिया था तो वह ब्रत श्राप हमे देकर 
हमारा एक उपकार ओर कर दे ।” पर हम इतना 


साहस जुटा न सके । 


््र 


इतना कहते-कहते गुरुवेई:पढित-जुपत्मोहनलाल जी 
का कण्ठ रुद्ध सा होने लगा। उनकी वाणी का कम्पन 
अ्रव छिप नही रहा था । चन्दन काष्ठ की अजुलि बनाये 
हुए उनके हाथ धीरे-घीरे कम्पित हो रहे थे पर उनका 
चित्त आकुलित या श्रशान्त नही था । “बडी स्थिरतापूर्वेक 
उन्होने अपनी वात पूरी की--'अ्रब, आज हमें ऐसा 
लगता है कि हम उनके इंगित का श्र्थ न समभत पाये तो 
एक बड़ी भूल होगी । इसलिये उनको चिता को साक्षी 
बनाकर हम यहीं आ्राजीवन ब्रह्मचर्य ब्रत का संकल्प 
करते है ।' 

वाक्य समाप्त होते-होते पंडित जी के हाथ का 
चन्दन काष्ठ चिता को समपित हुआ । ज्वालाओ ने 
उसे आत्मसात करके संभवत, अपनी अनुमोदना व्यक्त 
कर दी । जीवन पय॑न्‍्त गआ्रात्म-निम्रह की साधना करने 
वाले उस परम-तपस्वी की चिताको, आत्म-निग्नह के 
सकलप से भरा यह अन्तिम प्रणाम था । 


'सिद्धांतोड्यम्ुदात्तचित्तचरितमक्षार्थिभि: सेव्यतां । 


शुद्ध चिन्‍्मयमेकसेव परसज्योतिस्सदेवास्म्यहम्‌ ।। 


एते ये तु समुल्लसन्ति विविधा भावा: परथर्खक्षणा- 
स्तेहह नास्सि यतोध्च ते मम्त परद्रव्यं समग्रा श्रषि ॥।' 
अथ--यह सिद्धान्त उदारचित्त और उदार चरित्रवाले मोक्षार्थीयोकों सेवन 
करता चाहिये कि मैं एक ही शुद्ध (कर्मरहित) चैतन्य स्वरूप परम ज्योतिवाला 
सदव हूँ। तथा ये जो भिन्न लक्षणवाले नाना प्रकारके भाव प्रगट होते है, वे मै 


नही हूँ, क्योकि वे सपुर्ण परद्रव्य है । 


१ 


पज्य वर्णी जी के कुछ अ्रप्रकाशित पत्र 


डा. कन्हेयालाल श्रग्नवाल, सतना 


श्री गणेशप्रसाद वर्णी श्रपने लोकहितकारी कार्यों के 
लिये युग-पुरुष के रूप में विख्यात हो गये है। उनकी 
सस्थाओं के माध्यम से और उनके साहित्य के माध्यम से 
सेकडो लोगो को जीवन-निर्माण का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ 
है । मुभे उनका साक्षात्‌ दशेन करते का सोभाग्य तो प्राप्त 
नही हुआ किन्तु श्री गोपीलाल अभ्रमर और श्री नीरज जैन 
के सम्पर्क में आने पर वर्णी जी महाराज के महान व्यक्तित्व 
का प्रसाद प्राय मुझे मिलता रहा है । उनका जीवन ऐसी 
अनवरत साधनाओ का पूज था जिसके स्मरणमात्र से 
मनुष्य बहुत कुछ ग्रहण कर सकता है । मैने स्वत अभ्रथक 
परिश्रम और अनवरत परिश्रम का पाठ उनके जीवन से 
सीखते का सकलप किया हे । समय का उपयोग करके कंसे 
अपने महान सकलपो की पूर्ति की जा सकती है यह वर्णी जी 
के जीवन की औ्रोर देखने से सहज ही ज्ञात हो जाता है । 


श्री नीरज जन पृज्य वर्णी जी के अनन्य भक्तों मे है । 
उन्हे अनेक बार सप्ताहों और महीनों तक वर्णी जी की 
चरणसेवा करने का अवसर मिला है। उनकी स्मृति मे 
महाराज के सेकडो सस्मरण सुरक्षित हे । जब कभी ये 
सस्मरण सुनने का अवसर मिलता है तो वर्णी जी का 
सरल और ग्रनुकम्पावान अलोकिक व्यक्तित्व, थोडी देर 
के लिये, प्रत्यक्ष-सा हो जाता है। वर्णी जी के लेखन मे 
भी उन्तके व्यक्तित्व की महानताये यत्र-तत्र प्रतिभासित 
होती रहती है । श्री नीरज के पास वर्णी जी के बहुत से 
पत्र सुरक्षित है । श्रधिकाश उन्हें लिखे गये और कुछ दूसरो 
को लिखे गये । वर्णी जी के व्यक्तित्व और उनके उपदेशो 
की पूरी छवि उत्तके पत्रों मे निहित है । श्री गणेशप्रसाद 
वर्णी ग्रन्थमाला से “वर्णी-वाणी” झर “पत्र-पारिजात 
के ताम से जो सकलत प्रकाशित हुए है उनमे उन्तके हजारो 


व््जरी स्लॉ 7 


पत्र संकलित है। मुझे यह भी ज्ञात है कि पृज्य 
वर्णी जी के सेकडो श्रप्चकाशित पत्रो का सम्पादित सग्रह 
डा० नरेन्द्र विद्यार्थी के पास प्रकाशन की प्रतीक्षा में वर्षो 
से पडा हुआ है । मैं वर्णी जी के भक्तोी और अनुयाय्रियो 
के लिये यह आलोचना और भ्प्रतिप्ठा की वात मानता हु 
कि उनके देहावसान के बाद एक पूरा युग बीत जाने पर 
भी तथा उनके जन्म-शतताब्दी समारोह जैसे महत्त्वपूर्ण 
आयोजन के समय भी उनकी यशस्वी लेखिनी से प्रभूत 
सामग्री भी प्रकाशित नही की जा सकी है। मेरा तो यह 
भी अनुमान है कि बहुत बवंडी सख्या में महाराज के पत्र 
अनेक स्थानों पर अनेक लोगो के पास सुरक्षित होगे जिन्हे 
ग्रभी तक प्राप्त नही किया जा सका है । यह आशा करता 
अनुचित नही होगा कि वर्णी ग्रन्थमाला के सचालक इस 
ओर ध्यान देंगे और सकलप करके एक निश्चित अवधि के 
भीतर ऐसी सारी सामग्री प्रकाशित करके लोगो के पठन- 
पाठन के लिये उपलब्ध कर देंगे । 


इस छोटे से लेख में मैं पृज्य सत के व्यक्तित्व की कुछ 
विशेषताओं पर उन श्रप्रकाशित पत्नो के माध्यम से प्रकाश 
डालते का प्रयत्न करूगा, जो श्री नीरज जेन के सकलन 
में मुझे देखने को मिले। 


इतिहास के संरक्षक 


पूज्य वर्णी जी इतिहास को किसी भी समुदाय के 
उत्कर्प का सहाथक निमित्त मानते थे। वे इस बात के 
लिये, श्रपने लेखन में बहुत प्रयत्नशील दिखायी देते है कि 
दिगम्बर जैन समाज का तथा दिगम्बर जैन साहित्य का 
एक विस्तृत और प्रामाणिक इतिहास तैयार किया जाये | 
इस कार्य के लिये उनके मन मे बडी लगत थी और एक 


| 


पूज्य वर्णो जी के कुछ शअ्रप्रकाशित पतन्न 


निश्चित योजना उनके मन्र में बनकर तेयार थी। उनके 
जीवनकाल मे यह कार्य नहीं हो सका इसकी व्यथा भी 
उनके लेखन मे स्पष्ट कूलक उठी है । देहावसान से पाँच 
वर्ष पूर्व इस सम्बन्ध में उन्होंने श्रीमात्‌ पण्डित जगन्मोहन 
लाल जी शास्त्री को जो मामिक पत्र लिखा था, वह उनकी 
इस लगन का यथार्थ परिचय देता है । 
श्रावण सुदी ७, सं० २०१३ 
ईसरी बाजार 
श्रीयुत पण्डित जगन्मोहनलाल जी, 
इच्छाकार । 
बहुतकाल से मन मे कल्पना झ्ाती थी जो 
आपको मनोव्यथा लिख । दिंगम्बर जैनो का 
इतिहास द्रतगति से लिखा जावे। एक हजार 
रुपया मासिक व्यय किया जावे। यह रुपया 
सागर, कटनी, जबलपुर की पचायत देवे । कार्य 
बनारस से हो । जो पडित काम करे उन्हे एक 
सो रुपया प्रति घण्टा प्रतिमभास दिया जावे। 
काम का तकाजा न किया जावे | अध्यक्ष आ्राप 
रहें । “ 
अभी चार पडित बनारस में है। उनसे 
नम्नतास-हित कहा जावे--“आपको यह काम 
करना पड़ेगा ।” कल्पना करो प्रत्येक पंडित 'दो 
घण्ठा भी काम करेंगे, आठ सौ रुपया मासिक 
हुआ । दो सो रुपये फुटकर खर्चे होगा । दो वर्ष 
में काम हो जावेगा। यदि दो मेन हुआ तो 
तीन वर्ष में हो जावेगा । छत्तीस हजार रुपया 
ही' तो लगेंगे। यह काम होने से जैनधर्म का 
वास्तविक परिचय शअनेको विद्वानों की दृष्टि में 
आर जावेगा । अस्तु-हमारा जो भाव था आपको 
लिख दिया। रुपया कहाँ से आवेगा ? जहाँ से 
आता हैं। सागर का तो मै दिलाऊगा | विशेष 
कया लिखू । श्री धनन्‍्यकुमार जी कल्याण-भाजन 


] 


[! ५१ 


हो । यह तो स्वनाम धन्य ही है, क्या लिखू अब 
वृद्ध शरीर है पत्र लिखने मे हाथ दूखता है। 
एक बार भमहानुभावों के श्रवण मे मेरा सन्‍्देद 
कह देता । मानना न मानना हृदय की वृत्ति 
पर है । 
आपका शूभचिन्तक 
गणश बर्णो 

यह ध्यान देने योग्य है कि समाज के इतिहास के 
प्रति इतनी गहरी लगन और कितनी विस्तृत और स्पष्ट 
योजना उनके हृदय में थी । 

समाज का कोई भी उत्सव या समारोह हो, पुज्य 
वर्णी जी के पास उसकी उपयोगिता की कसौटी यही थी 
कि अशिक्षा के निवारण में ग्रौर शिक्षा के प्रसार मे उस 
उत्सव का कितना योगदान है । सन्‌ १९५४ मे द्रोणगिरि 
(छुतरपुर) मध्यप्रदेश से पच्रकल्याणक महोत्सव बडे 
विज्ञाल आयोजन के साथ सम्पन्न हुआ था। इस उत्सव का 
आँखो देखा हाल श्री नीरज जैन ने एक विस्तृत पत्र द्वारा 
पज्य वर्णी जी के पास भेजा । महाराज ने उस महोत्सव 
की समीक्षा इसी झ्ाधार पर की झ्ौर स्पष्ट ही अपना 
ग्रसन्‍्तोष इसके लिये प्रकट किया कि इतने बड़े उत्सव मे 
भी बुन्देलखण्ड के विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन के लिये कोई 
स्थायी व्यवस्था नहीं हो पायी । इस सन्दर्भ मे उनके दो 
पत्र अ्वलोकनीय है-- 

चेत्र बदी २ संवत्‌ २०११ 
श्रीयुत महाशय कवि नीरज जी, 
योग्य कल्याण-भाजन हो । 

पत्र आया । समाचार जानें। आप लोगों 
को धन्यवाद है जो कार्य सफल हुआ । किन्तु 
पाठशाला की स्थिरता नही हुई । यदि एक लाख 
रुपया भी ऐसे ' समारोह में हो जाता तब कुछ 
कठिन न था परन्तु इस ओर किसी का लक्ष्य 
नहीं। ,स्वय. मलेथा बीस हजार रुपया देते तब 
शेष रुपया अ्रनायास हो जाता। अस्तु | जो 


५२ | 


हुआ वही बहुत है। सो छात्रो का प्रबन्ध भी 
नही हुआ तब क्या कहे । विशेष लिखने को जी 
नही चाहता। ऐसा सुअ्वसर बार बार न 
मिलेगा । 


ऊषरे सरसि शाल्मलि-बने, 
दाव-पावक-चितेषपि चन्‍न्दने । 
तुल्यसपंयसि वारि, वारिद, 
कोतिरस्तु, गुण-विज्ञता गता ।। 


(ऊसर मे और सरसि मे, शाल्मलि बन में 
ओर दावानल से दहक्ते हुए वन मे, चिता पर 
ओर चन्दन वक्ष पर, एक समान बरसने वाले 
हे मेध । इससे तेरी कीति ज्ञात हो तो हो, गुण- 
विज्ञता समाप्त हो जाती है ।) 

यही दशा हमारी है । 
आपका शुभचिन्तक 
गणंश वर्णो 
महाराज के इस पत्र के उत्तर मे श्री नीरज जी ने 
समय और परिस्थितियों का बखान करते हुए अपने पत्र 
में निवेदन किया कि जितना हो गया वही बहुत था । परच्तु 
वर्णी जी के शिक्षा-सकल्पी मन को उससे बोध नहीं लगा। 
उन्होने दसवें दित ही दूसरा पत्र लिखा-- , 
ईसरी बाजार 
चेत्र वदी १३ सवत २०११ 
श्री नीरज महाशय, 
कल्याण-भाजन हो । 

पत्र आया । समाचार जाने । हमको सनन्‍्तोष 
करा दो यह ठीक है परन्तु आप स्वय सन्तुष्ट 
नही हुए होगे । यदि लोको के चित्त मे विद्या 
का महत्त्व आया होता तब एक लाख रुपया 
होना कठिन न था मलया जी ने गुरुतर परिश्रम 
किया इसमे कोई शका नही, परल्तु दान देने मे 


पुज्य वर्णो जो के कुछ श्रप्रकाशित पत्र 


कुछ सकोच कर गये । बीस हजार रुपया उन्हे 
देना था। सिघई जी को और श्री भगवानदास 
जी को भी इतना ही देना था। तब चालीस 
हजार शेप जनता का हो जाता। श्रस्तु, जो 
हुआ सो अच्छा है । सन्‍्तोष ही करना अच्छा है, 
श्रभी देश का कल्याण दूर है। यदि मनुष्य 
वास्तव तत्त्त समभते तब एक सो छात्रो की 
रक्षा दुलंभ न होती । यह होगा जो पर साल ऐसा 
मेला नेतागिर मे हो, जो इससे अच्छा प्रबन्ध 
हो, यह बात अवश्य हुईं । विशेष क्‍या लिखे, 
धनिक वर्ग सुतता नही, न सुने, पचम काल है 
अन्त मे यही कह के चुप होना पडता है । 
आपका शुभचिन्तक 
गर्णंश वर्णी 
पृज्य वर्णी जी धर्म की प्रभावनगा और परपीड़ा के 
निवारण की प्रेरणा को भी श्रपने पत्नो मे पर्याप्त स्थान 
देते थे। दमोह के श्री भागचन्द जी इटौरया वर्णी जी 
के निष्ठावान्‌ भक्त है। उन्होंने समाज-सुधार के लिये कुछ 
योजना बनायी और कुछ दान करने का सकल्‍प वर्णी जी 
को सूचित किया जिसके उत्तर मे महाराज ने उन्हें 
वास्तविक प्रभावना करने का और निरन्तर स्वाध्याय 
करने का उपदेश दिया , [ 
हे ईसरी बाजार 
ह जेठ वदी ४, सवत्‌ २०१३ 
श्रीयुत महाशय इटोरया जी, 
योग्य कल्याण-भाजन हो । 
जैन जनता मे अभी यह भाव नही हुआ जो 
जनधम का व्यापक प्रचार किया जावे । इतका 
लक्ष्य तभी बाह्य-प्र भावना मे सो भी नही । प्रभावना 
वह वस्तु है जिसे देखकर अनेको का धर्म मे अनुराग 
हो सकता है । आपके विचार प्रशस्त है । जहाँ 
तक बने यही प्रयास करो, एक दिन सफल 


पुज्य वर्णी जी के कुछ अप्रकाशित पत्र 


होओगे । अपने विचार दृढ़ रखो। आत्मा की 
निर्मलता सर्व शान्ति का उपाय है, यह कोन बड़ी 
वस्तु है । 
आपका शुभचिन्तक 
गणंश वर्णो 

इटौरया जी की उदारता की सराहना करते हुए एक 
ग्रन्य पत्र मे बाबा जी ने लिखा 

“ग्रापकी यह परिणति ही ससार उच्छेंद का 
कारण होगी । वही मनुष्य इस ससार के फभमट 
से रक्षित रहता है जो न्‍्यायमार्ग को उललघन 
नही करता । जहाँ तक बने स्वाध्याय मे भी 
कुछ काल लगाना । अपनी समालोचना करना, 
पर की समालोचना मे काल का उपयोग न 
करना । रुपयो का हम क्या करेंगे ” हमको 
प्रसन्नता इसमे है जो आप विवेक से काम 
लेते हो 

आपका शुभचिन्तक 
गणंश चर्णी 

स्थाह्माद विद्यालय बनारस की जयन्ती के समय पृज्य 

वर्णी जी ने इटोरया जी को पुन' लिखा * 


अपत्र आया, समाचार जाने। आपको 
उदारता प्रशसनीय है, किन्तु मेरा कहना है कुछ 
स्वाध्याय भी करना चाहिये, तथा यह कहना 
है-स्याद्वाद विद्यालय जेनियो मे मुख्य सस्था है । 
इसकी स्वर्ण-जयन्ती का उत्सव होने वाला है । 
उसमे अवश्य सहायता करना चाहिये। आप 
उसमे अवश्य पधारे । बहुत बातो का निर्णय 
हो जावेगा तथा यह भी पता लग जावेगा जो 
समाज किस ओर जा रहा है ।” 

आपका शुभचिन्तक 
गणंश वर्णो 


[ ४३ 


ऐसी प्रेरणा और ऐसे प्रेम पगे उपदेशो से भरे हुए 
होते थे उत्तके पत्र । पढने पर ऐसा लगता है जेसे सम्मुख 
ही किसी से चर्चा हो रही हो । श्री नीरज जन के सम्रह में 
पृज्य वर्णी जी के शताधिक पत्र मुझे देखने को मिले । हर पत्र 
का अलग-अलग संदर्भ उनकी स्मृति में है ओर हर पत्र 
किसी न किसी उपदेश से सुरभित है। लेख का कलेवर 
अधिक नही बढाते हुए में दो पन्नों का उल्लेख करके इसे 
समाप्त करूगा । 

सवत्‌ २००७ में पृज्य वर्णी जी के-“हरिजनो की 
धाभिक पात्रता” सम्बन्धी क्रान्तिकारी विचारों को 
लेकर समाज के स्थिति-पालक वर्ग मे तूफान झा गया 
था। पत्नरो के सम्पादक वर्णी जी को विजातीय होने 
का फतवा और अपदस्थ कर दिये जाने की धमकिया दे 
रहे थे ओर विद्वानों (?) के भाषण गालियों से उनका 
सम्बोधन करते थे । उस समय विद्यार्थी नरेन्द्र और 
श्री नीरज जैन ने 'हरिजन मन्दिर प्रवेश/ नाम से एक 
छोटी पुस्तक प्रकाशित करने की योजना बनायी । 
विद्यार्थी नरेन्द्र की सतक और तीखी भाषा मे पृज्य वर्णी 
जी के मतव्य का जंसा सटीक समर्थन तथा विरोध करने 
वालो की जैसी निर्मम अलोचना उस पुस्तक में होने वाली 
थी उसकी चर्चा दोनो खेमो में हुई। स्थिति-पालक वर्ग 
ने इस सम्बन्ध मे पृज्य वर्णी जी को भी इस सम्बन्ध में 
लिखा ओर इस प्रकाशन से समाज की शान्ति-भग होने का 
ग्रन्देशा प्रकट किया । 


इस प्रकरण मे महाराज ने विद्यार्थी नरेन्द्र को एक 
पत्र मे लिखा 


श्रीयुत महाशय नरेन्द्रकुमार जी, 
योग्य दर्शनविशुद्धि: । 

पत्र आया, समाचार जाने। हमारा तो 
यही अशिप्राय है जो समाज में अशान्ति न हो । 
तलवार का वार ढाल से बचाना चाहिये। 
विशेष कुछ नही, जिसमे तुमको उत्तर काल मे 
शान्ति मिले वह करो। जैनधर्ं का दृढ पालने 
वाला बड़े बड़े परीषह सहता है । अ्रभी तो श्री" 


४४ | 


“*** “जी ने हमको कुछ नही लिखा । इससे. 


भी अधिक लिखें, हम कुछ न लिखेंगे । हमको 
जो लिखना था, लिख दिया । हमारा विश्वास 
है जनता कुतृहल-प्रिय होती है । 
ग्रापका शुभचिन्तक 
गणंश वर्णो 


इसी सन्दर्भ मे नीरज जी को बाबा जी ने लिखा 


श्रीयुत महाशय नीरज जी, 
योग्यदर्शनविशुद्धि, । 
पत्र आया, समाचार जाने । आप जानते है, 
मैं किसी का हित करने में असमर्थ हेँ। भाप 
लोको की जो इच्छा हो सो करे किन्तु भाषा 
सरल और तक आगम के अनुकूल हो, ऐसा ही 
उत्तर मुद्रित करावे । विशेष क्‍या लिखें। मुभे 
तो यह विश्वास हो जो ऐसा महापुरुष इस समय 
नही है जो निर्व्यज पर का कल्याणकर्ता हो । 
ग्राप लोकों के हम स्वामी नहीं अत ग्रापकी 
इच्छा मे जो आवे सो करो । 
आपका शुभचिन्तक 
गणेश वर्णो 


एक पत्र मे नीरज जी ने अपनी कुछ निपट बेयक्तिक 
परेशानियों की सूचना पृज्य वर्णी जी को दी। इसी 
पत्र मे उन्होंने महाराज से भी प्रार्थना की कि समय 
निकाल कर अपनी आत्मकथा "मेरी जीवन गाथा का 


ह हे 


, पुज्य बर्णी जी के कुछ अप्रकाशित पत्र 


दूसरा भाग शीघ्र पूरा करते की दया करें। उत्तर मे 
महाराज ने लिखा 


श्रीयुत महाशय नीरज, 

नीरज हो यही हमारी कामना है। जो काम 
करो, सन्‍्तोष से करना-। काल पाकर ही कार्य 
होता है । अणुमान्र भी व्यग्न न होना । उदया- 
नुकूल सब होगा । प्राणियों के चरित्र तो सवंदा 
ऐसे ही रहेगे । किसी विशेष के विशेष हो जावे, 
यही प्रशस्त मार्ग है । 


जीवन गाथा" का प्रयत्न करेंगे। आप अपने 
से अपना काम कीजिये | श्रन्य तो श्रन्य ही है । 
सिद्धान्त नहीं बदलता, ससार ही बदलता है, 
इसको सही मानो । जगत्‌ की चिन्ता दुख की 
जननी है | मानो चाहे न मानो । 
आपका शुभचिन्तक 
गणंश वर्णो 


जिस प्रकार महापुरुषों के प्रत्येक आचरण में महानता 
का दर्शन होता है उसी प्रकार पुज्य वर्णी जी के पत्रों मे 
प्रत्येक पक्ति से महानता, सदाशयता और भश्रनुकम्पा टप- 
कती है । उनके पत्रो को प्रकाशित करके यदि उनका 
विधिवत्‌ वर्गीकरण किया जाय, तो मनुष्य में मानवता का 
विकास कराने वाली एक श्रच्छी उपदेश-माला तेयार की 
जा सकती है । आशा है यह बात वर्णी भक्तो की दुष्टि 
में होगी । उनकी जन्म-शताब्दी पर मेरे शतश प्रणाम । 


(१) 


देवभाषा मधुर है, काव्य मधुरतर है, सुभाषित ' 


मधुरतम । 


“अज्ञात 


(२) 
हर सुभाषित मधु मक्षिकाश्रो की तरह होना 
चाहिए। जिसमे डंक हो, शहद हो श्र जिसका 
छोटा-पा शरीर हो । 


>>-सा्ट 


(३) 
जीवन को देखने की शक्ति दुलेंभ है, उससे सबक 
लेना दुलंभतर है, और उस सबक को चुकीले वावय में 
घनीभूत कर देना दुर्लभतम है । 


--जॉन मौलें 


(४) न 
प्रातीन ज्ञानियों ने अपना अधिकाश आध्यात्मिक 


ज्ञान सुभाषितो की हल की नौकाञ्रो द्वारा काल-धारा मे 
प्रवाहित कर दिया है । 


-“बिहपिल 
( ज्ञानगगा पृष्ठ ७३०) 
श्रादशवाद के घरातल पर पल्‍लवित ये सुभाषित 


गहन अनुभव से परिपुष्ठ होकर जन-जन के हितकारी 
बनते हैं। विपत्तियों के उपस्थित हो जाने पर जब मानव 


पे 


“पुज्य वर्णी जो के सुभाषित 


लेखक : श्रीचन्द्र अन, ॥४.2,., 8 ! 


किकत्तव्यविमृढ होता है | तब ये ही सुभाषित उसे नव- 
चेतना प्रदान करते है एबं उसके सामने एक ऐसा मनोरम 
मार्ग स्थापित कर देते है जिस पर चलकर वह अपने लक्ष्य 
को भलीभॉति पहचान लेता है। वस्तुतः कुभ भाषित, 
अनुभवी सञ्जनों की उपदेशात्मक चिन्तत की सौकपर. 
प्रतिम॒ति है । 

प्रमपृज्य वर्णी जी की वाणी स्वय॑ सुभाषितों 
की एक गरिमामयी मृजनपरता है, जिनमे जीवन के 
अनुभवों का वँविध्य है, विश्व-कल्याण की सुनिश्चित 
भावना निहित है, मानवता के प्रति श्रगाध स्नेह है, 
विरक्ति के लिए सतत साधना का प्रयास है एवं कल्पित 
ग्रन्धविश्वासों के प्रति श्रनास्थामुलक विद्रोह है। जीवन 
का कोई भी ऐसा तथ्य पुज्य वर्णी जी के ज्ञान-तेत्रो से 
शोभल नहीं हो सका है, जिसे सन्‍्तो ने न जाना 
हो। व्यापकता, गहनता, ग्रत्म-शोधन, निज-परीक्षण, 
अनेकात्तवाद, आत्म-शक्ति, दृढ़ निशचय, सिद्धान्त- 
निष्ठा, एकाग्रता, धर्म का महत्त्व, पाप-पुण्य की व्याख्या, 
ज्ञान-महिमा, भक्ति रहस्य, स्वाध्याय-महत्त्व, मानस निमसे- 
लता, स्वोपकार-परोपकार, शान्ति, आत्म-विसर्जेन प्रादि 
सेकडो ऐसे तत्त्व है जो पृज्य वर्णी जी के सुभाषितो मे 
गुर्फित है । इन सीमित पृष्ठो मे कतिवय सिद्धान्त-मुलक 
सुभाषितों को ही यहाँ उद्धत किया जाता है । 


है (१) द 
ससार मे हम लोग जो झ्राज तक भ्रमण कर रहे है, 
उसका मूल कारण यह है कि हमने अ्रपनी रक्षा नही की 
ओर निरन्तर परपदार्थो के ममत्व में अपनी गात्मशक्ति 
भूल गये । हु 


५६ । 
(२) 


श्रात्मा का गुरु आत्मा ही है और आत्मा ही उसका 
शत्रु हे | / 


(२) 
आत्मा में अचिन्त्य शक्ति है, परन्तु कर्मावृत्त होने से 
ढकी है। इसके लिए भेद-ज्ञान की आवश्यकता है और 
भेदज्ञान के लिए महती आवश्यकर्ता आगमाधभ्यास की है । 
जितना समय ससारी कामों मे लगाते हो उसका दशाश 
भी यदि आगमाभ्यास मे लगावो तो अनायास ही भेदज्ञान 
हो सकता है । 


(४) 

अन्तरग की निर्मेलता का कारण आत्मा स्वय है। 
अन्य निमित्त कारण है। किसी के परिणाम किसी के 
द्वारा मिर्मेल हो जावे, यह मियम नही । हाँ, वह जीव 
पुरुषार्थ करे और काललब्धि आदि कारण सामग्री का 
सख्राव हो तो निर्मल परिणाम होने मे बाधा नहीं । परतु 
उसी का ऊहापोह करे और उद्यम न करे तो कार्य सिद्ध 
होना दुलंभ है। कल्याण का कारण श्रच्तरग की निर्मलता 
है न कि घर छोडना और मौन ले लेना । 


(६) 
ससार मोहरूप है, इसमे ममता न करो । कुटुम्ब की 
रक्षा करो परन्तु उसमे आसक्त न होश्रों । जल मे कमल 
की तरह भिन्न रहो, यही गृहस्थ को श्रेयस्कर है । 


(७) 


जब तक श्राकुलता-विहीन अनुभव न हो तब तक 


शान्ति नहीं। अत इन बाह्य आलबनो को छोडकर 
स्वावलबतन हारा रागादिकों की क्षीणता करने का उपाय 
करना ही अपना ध्येय बनाओ्रों और एकान्‍्त में बैठकर 
उसी का मनन करो । 


(८) 
ससार का मूलकारण राग द्वेष है। इस पर जिसने 
विजय प्राप्त कर ली उसके लिए शेष क्या रह गया है ? 


पुज्य वर्णो जी के सुभाषित 


(६) 
परिग्रह अनर्थों का प्रधान उत्पादक है, यह किसी से 
छिपा नहीं स्वय श्रनुभूत है। उदाहरण की श्रावरयकता' 
नही, आवश्यकता उससे विरक्त होने की है । 


(१०) 
मेरा तो शास्त्रों के द्वारा यह विश्वास हो गया है कि 
ससार मे अ्रनर्थों और श्रत्याचारो की जड परिम्नह ही है । 
जहाँ यह इकट्ठा हुआ वही भंगडा होता है। जिन 
मठो मे द्रव्य है वहाँ पर स्वप्रकार का कलह है । 


(११) 

संयोग और वियोग में सुख-दु ख का कारण ममत्व- 
भाव है । ममत्व-भाव से ही परसयोग में सुख और 
वियोग में दु ख होता है और कही पर जिस पदार्थ से 
हमारा अनिष्ट होता है उसमे हमारी ममत्व-बुद्धि न 
होकर द्वंप-बुद्धि होती है । अत अनिष्ट पदार्थ के सयोग में 
दुख ओर वियोग मे सुख होता है। वास्तव में ये दोनों 
कल्पनाएँ अनात्मधर्म होने से अनुपादेय ही हे । 


(१२) 
हम लोग केवल शास्नीय परिभाषाओं से त्याग करने 
के व्यसनी है । जब तक आत्मगत विकारो से त्याग नहीं 
होता तब तक त्याग, त्याग नहीं कहला सकता । 


(१३) 
जीवो की रक्षा करना ही धर्म है। जहाँ जीवधात में 
धर्म माना जाव॑ वहाँ जितनी भी बाह्य किया है, सब विफल 
है। धर्म तो वह पदार्थ है जिसके द्वारा यह प्राणी ससार 
बन्धन से मुक्त हो जाता हे । जहाँ प्राणी का घात धर्म 
बताया जावे उनके दया का अभाव है, जहाँ दया का 
्रभाव है वहाँ धर्म का अश नही, जहाँ धर्म नहीं वहाँ 
ससार से मुक्ति नही । 
(१४) 
जिसका आचरण आगम-विरुद्ध है वह वाह्य में 
कितना ही कठिन तपश्चरण क्‍यों न करे मोक्ष-मार्ग का 
साधक नही हो सकता । 


पुज्य वर्णो जी के सुभाषित 


(१५) 
जिसकी प्रत्रत्ति हर्ष और विषाद से परे है वही मुक्ति 
का पात्र है । 


(१६) 

ज्ञानी वही है जो उपद्रवों से चल्ायमान न हो। 
स्यथालिनी ने सुकुमाल स्वामी का उदर विदारण करके 
अपने क्रोध की पराकाष्ठा का परिचय दिया किन्तु सुकुमाल 
स्वामी उस भयकर उपसर्ग से विचलित न होकर उपशम- 
श्रेणी द्वारा सर्वार्थंसिद्धि विमान के पात्र हुए । अत. मैं उसी 
को सम्यर्जानी मानता हू जिसके सात अपमान से कोई 
हर विपाद नहीं होता । 


(१७) 
पर्याय की सफलता सयम से है । मनुष्य भव में देव 
पर्याय से भी उत्तमता इसी सयम की मुख्यता से है । 


(१८) 

उपयोग की स्थिरता में स्वाध्याय मुख्य हेतु है। 
इसी से इसका अन्तरज्भ तप में समावेश किया गया है । 
तथा सवर निर्जरा मे कारण है | अतएव श्रेणी मे अल्प से 
अल्प आठ प्रवचन मातृका ज्ञान परमावश्यक है। अवधि 
आर मन पयेयसे भी श्रुतज्ञान महोपकारी है। यथार्थ पदार्थ 
की अभ्रवगति इसके ही बल से होती है । अत्तः सब उपायो 
से इसकी वृद्धि करता यही मोक्ष का प्रथम सोपान है । 


+क 


| ७ 


(१६) 


जिस तरह व्यापार का प्रयोजन आधथिकलाभ है 
उसी तरह स्वाध्याय का ग्रयोजन दान्तिलाभ है । 
(२७) 
बदना (तीथ्थयात्रा) का अर्थ अतरद्ध निर्मेलता है । 
जहाँ परिणामों मे सक्‍लेशता हो जावे वहाँ यात्रा का 
तात्त्विक लाभ नही । 
(२१) 
जो वस्तु भाग्य में नही होती वह थाली में आने पर 
भी चली जाती है और जो भाग्य में होती है वह द्वीपान्तर 
से भी भा जाती है । श्रत मनुष्य को उचित है कि सुख- 
दुख मे समताभाव धारण करे । 


[ ये सुभाषित वर्णी-वाणी (सकलयिता, वि. नरेन्द्र 
जैन) से लिये गए हैं, भ्रत. लेखक विद्यार्थी जैन के प्रति 
कृतज्ञ है । | 

इन सुभाषितों में भाषा के सौन्दर्य के साथ शैली मे 
प्राजलता है, तथा प्रचलित ओर लोक-प्रिय उदाहरणो से 
कथ्य को सुगम, -सर्वग्राह्म और प्रभावोत्पादक बनाया 
गया है । “भेरी जीवन गाथा” में भी पृज्य वर्णी जी ने 
यथावसर अनेक तात्तविक सिद्धान्तो को निरूपित किया 
है और मामिक प्रसगो को अधिक प्रभावक बनाने के लिए 
जो उदाहरण दिये गए है उनकी रोचकता सर्वत्र 
दृष्टव्य है । 


भगवन्‌ $ तुम अचिन्त्यशक्ति के स्वत्व में क्‍यों दर दर के भिक्षक बन 
रहे हो ? भगवान्‌ से तात्पय स्वात्मा से है। यदि तुम अपने को सँभालो तो 
फिर जगत्‌ को प्रसन्न करने की आवश्यकता नही । 


>>गणंश वर्णों 


१२ 
वर्णोजी ओर जेनधर्म 


सन्त विनोवाजी भावषे 


एक ऐसे महापुरुषकी जयन्ती मनानेके लिए हम एक- 
त्रित हुए है। जिनन्‍्होने समाज सेवाका कार्य किया 
है। भूदानयज्ञके सिलसिलेमे मैं ललितपुरमे वर्णीजीसे 
मिला था। भृूदानयज्ञकी सफलताके लिए सहानुभूति 
प्रगदण करते हुए उन्होंने कहा था कि ऐसे महासन्तको 
छोटेसे कार्यके लिए घृमना पडे यह दु खकी वात है । 
वर्णीजीने जो कार्य किया है वह बहुत श्रच्छा है । वे ज्ञान- 
प्रचार चाहते थे | जनतामे ज्ञानप्रचार हो जाने पर शअ्रन्य 
अच्छी बाते स्वयं ही आभाजाती है। मूलसिच्चन करते 
से पानी जशाखाओ्रों तक स्वय ही पहुँच जाता है। वर्णी 
जी स्वय जेन नही थे पर जैन होकर जन समाजका ही 
हित नही किया जनेतरो का भी हित किया है । 
जैनधर्म प्राचीन धर्म है। इसका वेदिकधर्म के साथ 
अच्छा सम्बन्ध रहा है, किन्तु बीचमे कसमकस व मन्थन 
भी चलता रहा | दोनोने रुख बदला एवं दूधमे शक्‍करके 
समान घुलकर काम किया । नतीजा यह हुआ कि जेन- 
धर्म आज भी है। इसके विपरीत बौद्धकर्म हिन्दुस्थान ही 
नही दुनिया में फंला, किन्तु प्रत्यक्षरूपसे यह यहा नही है । 
जैन चुपचाप कार्य कर रहे है। उनकी कार्यशलीमे विरोध 
नहीं है। लोग महाबीर जीसे कई सवाल पूँछते थे। 
क्राह्मणोके प्रश्नोका जवाव वे उपनिपदो जंसा देते थे । 
उनका छघ्येय पन्थविशेषका प्रचार नहीं था। श्रात्माका 
उद्धार मुख्य उद्देश था | अत आग्रह बिना उन्नतिका कार्य 
जेनोने किया । बौद्धधर्मकी खुशबू आज भी चीन ओर 
जापानसे कही अधिक हिन्दुस्थानके अन्तस्थलमे है। 
उनकी भूतदया और अहिसा आदि हिन्दुओने भी मानी । 
यह ॒ वैदिकधमंमे भी है । राजसत्ता द्वारा धर्म फेलनेकी 


वजाय वह मिटता है । ईसाइयोने राजसत्ता द्वारा धर्म फैलार 
का प्रयास किया तो भगडे हुए। हिन्दुश्नों को राजसत्तारे 
धर्म फेलानेमे लाभ न हुआ । जैन भी राजा थे । शासन 
धर्मके लिए मदद पहुंचायी, इसलिए सघण्ष पैदा हुआा 

इस्लाम इसका उदाहरण है। बडी जमात होना धर्म 
प्रचारका लक्षण नही । सत्यका प्रचार सत्ता से नही होता 

धर्म ओर सत्ताका मिश्रण ठीक नही । दोनोमेसे या धर्म 
नष्ट होगा या सत्ता नष्ट होगी । 


जन वुद्धिवादी है। जैनोने इतना साहित्य लिखा ह 
कि शायद ही इतनी छोटी जमात इतना साहित्य लिख 
सके। प्रत्येक शाखामे हजारो ग्रन्थोकी रचता की। 
बहुत सी सारी भाषाओ्रोमे जैनाचायोंने ग्रन्थरचता की 
है। अपभ्रश, कन्नड, गुजराती आदि भाषाओमे इनका 
साहित्य भरा पडा है। मूलभाषाओके श्रोतमे विशेषतया 
जेनोका हाथ रहा है, जेनोने तालीम देना अपना कतेव्य 
माना । जब बालक मुलाक्षर क ख ग सीखने जाता है 
तब 'श्री गणेशाय नम ' विद्यार्थीकी तरफसे बोला जाता है। 
3७ नम सिद्धेभ्य ” जैन ग्रुरुओका मूल मन्त्र है। जैन 
गुरुओसे हिन्दू भी पाठ पढने जाते थे, किन्तु वे अपने 
धर्मका भार किसीके ऊपर नही लादते थे। उनका 
कहना था कि विदा-प्रचारसे सब कुछ हो जाता है। 
वे ज्ञान देकर ही सन्‍्तुष्ट रहते थे । वर्णीजीने भी यही 
किया । 


एक जमाना था जब जैन, बौद्ध, हिन्दू तीनों मिलकर 
एक ही घरमे रहते थे । 


$ क ७ ७ | # ७ 


वर्णी जी श्रोर जैन वपर्म 


जन माध्यस्थ्य दृष्टिसे काम करते है । अहिसाके सिवाय 
माध्यध्थ्य दृष्टि रखते हुए मेलजोलसे रहना विचार-भेद 
होते हुए भी एक दूसरेकी क॒द्र करना जेनोकी चीज है । 
इस माध्यस्थ्यद्ष्टिने ससारकों बडी भारी सीख दी है । 
तक॑ और न्यायश्ञासत्र रचकर उसे पक्‍की बना दी। 
तत्त्वज्ञान न देते तो न टिकती, क्योकि भारतीय तत्त्व- 
ज्ञानी आत्म-खेतमे बुतयादी शोध करते थे । साम्यवादी 
भी समदृष्टि को बल देते है। “शास्त्र जश्ञापक,त कारकम्‌' 


ससार से उद्धार करने के 


ग्र्थं 


[ ४६ 


के अनुसार शास्त्र मार्गसूचक यन्त्रकी तरह स्थिति बता 
देते है। अमलमे लाने पर ही उनका ज्ञान होता है । 
वर्णीजीने इसी श्रद्धासे काम फेलाया | जैनी और शअन्‍्यों 
को भी प्रेरणा दी। उनकी जयन्तीका लाभ उठाते हुए 
आत्माका लाभ करे। नाम और जाति तो बन्धन है। 
महापुरुष चाहते नहीं । जयन्ती मनाने का प्रयोजन अच्छे 
कामो का अनुकरण करना है ।* 


तो रागादि-निवृत्ति होनी चाहिये 


परन्तु हमारा लक्ष्य उस पवित्र मार्ग की ओर नहीं जाता। केवल जिससे 
रागादि पुष्ट हों उसी ओर अग्रसर होता है। अनादिकाल से परपदार्थों को 
अपना माच रखा है उसी ओर दृष्टि जाती है--कल्याण-मार्ग से विमुख 


रहते है । 


-गणंश वर्णी 


१३ घर 
७६ वी वर्णीजयन्ती सप्ताहके उद्घाटनके समय ता० ३ सितम्बर सन्‌ १६५२, शअ्रनन्तचतुर्दशी को श्री 
स्याह्मद जेन विद्यालय वाराणसी मे किया गया प्रवचन । 


१४ 


8 


सागर विद्यालय के संस्थापक और सहकारी 


प्‌ं० पच्मालाल साहित्याचायं, सागर 


इस विद्यालयकी स्थापना श्रक्षयतृतीयाके मदज्भलमय 
मुह॒र्तमें हुई थी इसलिए इसकी प्रगति उत्तरोत्तर बढती ही 
गई । पूज्य क्षुल्लक गणेशश्रसादजी वर्णी इसके सस्थापक 
झोर अधिष्ठाता थे । इनका स्थायी निवास सागर ही रहा 
भोौर जब तक सागर रहे तब तक छात्रोके सपकमे श्रवश्य 
रहे । श्रापकी आत्मा आकाशकी तरह निर्लेष और समु- 
ज्ज्वल थी अत आपके सपक॑मे रहने वाले छात्र भी लोकिक 
वातावरण से हटकर निरन्तर श्रध्ययनमे ही रत रहे हैं । 
आसपास जेनियोकी घती बस्ती होनेके कारण इस विद्या- 
लथ-मे कभी छात्रोकी कमी नहीं रही । यह दूसरी बात 
है कि विद्यालय पुष्कल साधनोके अभावमे वहुसरुयक 
छात्रोको प्रवेश देतेमे असमर्थ रहा । 


छोटा सा अकुर-- 


सागर न शहर है न देहात । यहाँका वातावरण श्रद्धा 
एवं शान्तिसे ओत-प्रोत रहा है । उसपर पवित्रहददय पूज्य 
वर्णीजीका सन्निधान प्राप्त था, इसलिए लोगोकी श्रद्धा 
और शान्तिमे निरन्तर वृद्धि ही होती रही । सन्‌ १६०४५ 
की प्रोसीडिंग वुक हमारे सामने है, उसमे लिखा है कि 
सागर मे एक ज्ञान-प्रकाशिनी सभाकी स्थापना कुछ 
उत्साही बन्धुओने की थी | उत्साही बन्धु थे श्री नन्‍्हूराम- 
जी सराफ, वालचन्द्रजी श्ररजीनवीस, पूर्णचन्द्रजी बजाज, 
प० दमरूलालजी और पन्नालालजी बडकुर आदि । उस 
सभाके सभापति थे श्री नन्‍्हरामजी भर मन्त्री थे श्री 
पन्नालालजी वडकुर । यह सभा सात दिनमे एक बार 
बैठती थी और इसमे सभासद लोग निबन्ध-पाठ किया 


करते थे । इसी सभाको यह आवद्यकता अनुभवमे आई ' 


ज्यायाकी.. 


कि हमारे नगरमे एक पाठशाला खुलना चाहिये जिसमे 
हम लोग पूजापाठ तथा जैन श्ञास्त्रोका अध्ययन कर 
स्वाव्यायके योग्य वर सके । फलस्वरूप इसी मभा द्वारा 
कुवार शुक्ला १० स १६६२ दिनाक १-१०-१६०५ को 
एक स्थानीय पाठशालाकी स्थापना की गई। पाठशाला- 
का समय या प्रात ६ बजे से £ बजे तक और रातको 
६ बजेसे € बजे तक | इस पाठशालामे श्रष्टमी और 
चतुदंशीकी प्रात कालकी छूुद्दी रहती थी । प्रथम अध्यापक 
श्री वत्ततीलालजी थे जो कि १५) मासिक पर नियुक्त हुए 
थे। २) मासिक चपरासीको दिया जाता था । इस स्था- 
पनाके पूर्व २४-६-१६०५ की सभामे ११७) का चन्दा 
हुआ था । ४२ स्थानीय छात्र इस पाठशालामे पचमगल, 
ग्रभिषेक, विनयपाठ तथा पूजा आदि की शिक्षा ग्रहण 
करने लगे । शहर के पञ्च लोग बीच-बीचमे छात्रोकी 
परीक्षा लेकर तथा पुरस्कार-वितरण कर उनका उत्साह 
बढाते रहें | पाठशाला चलती रही । प० वसतीलालजीके 
बाद पं ० दीपचन्द्रजी और उनके बाद प० मुलचन्द्रजी 
विलौझा इस पाठशाला में अध्यापन कराते रहे । 


सन्‌ १६०९ आया । ललितपुरमे विमानोत्सव था 
पूज्य वर्णीजी (जो कि उस समय श्र्नती थे) उस विमानो- 
त्सवमे पहुँचे । सागरकी ज्ञान-प्रकाशिनी सभाके सभासद 
भी उस विमानोत्सवम पहुँचे थे। पूज्य वर्णीजी निरन्तर 
इस बातका अनुभव करते रहते थे कि यदि जिन-शासत- 
की सच्ची प्रभावना करना है तो लोगोका शभ्रज्ञानान्धकार 
दूर करना चाहिये | केवल रथ, प्रतिष्ठा, जलयातन्रा या 
विमानोत्सवसे स्थायी प्रभावना नही हो सकेती | भ्रव॒ तक 


सागर विद्यालयके संस्थापक शऔर सहकारी 


वर्णीजी बनारसमे स्याद्वाद विद्यालयको स्थापना कर चुके 
थे और स्वयं उच्चकोटिका अध्ययन करनेके लिए अपने साथ 
सहदेव्ा जीको रक्‍खे हुए थे । वे भी उस विमानोत्सवमे 
वर्णीजीके साथ थे । 


वर्णीजीने सागर के उत्साही युवकोसे सागरका समा- 
चार और पढने-लिखनेकी बात पुछी--युवकोने अ्रवत्ती 
ज्ञान-प्रकाशिनी-सभा और उसके अवधानसे चलने वाली 
पाठशालाका परिचय दिया । उतनेसे उन्हें सतोप नही 
हुआ । उन्होंने कहा कि भाई आप लोगोके पास साधन है 
इसलिए आपने अपने बच्चोकी पढाईकी व्यवस्था कर ली 
पर देहातोमे हजारो गृहस्थ इस अवस्थामे रहते है कि वे 
अपनी सतानकी शिक्षाकी व्यवस्था स्वयं नही कर सकते । 
अच्छा हो कि आप लोग ऐसी पाठशाला खोले जिसमे 
बाहरके छात्र भी रह सके। उनके भोजन आदि की 
व्यवस्था आप लोगोको करनी होगी। लोग साधारण 
स्थितिके थे अ्रत' नि३चयात्मक उत्तर तत्काल नही दे सके । 
बोले कि सागर जाकर आपको लिखेंगे। युवक विमातो- 
त्सवसे सागर आये और यहाँके अन्य लोगोसे विचारविभश 
कर वर्णीजीको उत्तर दिया गया कि आप आइये । यहों 
श्रापको इच्छानुसार पाठशाला खुल जायगी । 


वर्णीनी सागर आकर रहने लगे । उनके साथ १० 
सहदेव भा भी थे, जिनसे वे न्यायका अध्ययन करते थे । 
वर्णीजीका सनिकर्ष पाकर ज्ञानप्रकाशिनी सभाके सभासदो 
का उत्साह दिन-दूना बढ़ने लगा। सभाके अ्रधिवेशनोमे 
वर्णीनी सम्मिलित होने लगे । इनके वंदृष्यसे प्रभावित 
होकर लोगोने इन्हे १०-४-१९०६ की सभा में अपनी 
सभाका अ्रध्यक्ष बना लिया। उस सभाकी कार्यवाही 
रजिस्टरमे पूज्यवर्णीजीके हस्ताक्षर है। (हस्ताक्षराणि 
गणेशप्रसादस्य) । 


निरचयानुसार वंशाख सुदी ३ वीरनिर्वाण सं० २४३४ 
दिनाक १-५-१६०६ को छात्रावासके साथ पाठशालाकी 
स्थापना हुईें। पं० सहदेवका ने पाठशालाका नाम रक्‍्खा 
श्री सत्तकसुधातरज्िणी दि० जैन पाठशाला । पाठशालाके 
खर्चके लिए स्थानीय समाजसे चन्दा किया गया। 
पाठशालाके प्रथम अध्यापक श्री प०क्षमाधरजी शास्त्री नियुक्त 


[ ६१ 


हुए और प्रथम सुपरिल्टेन्डेन्ट श्री प० मुलचन्द्रजी विलोञा। 
मत्री बने श्रीपूर्णचन्द्रजी बजाज और अध्ययक्ष हुए श्री पं० 
गणेशप्रसादजी वर्णी । चन्दामे दुढता लानेके लिए दिनाक 
१८-५४-१६०६ को श्री बुधू व्याके मन्दिरमे श्री सि 
कारेलालजी (जैनजातिभूषण दानवीर सि कुन्दनलालजीके 
पिता) की अध्यक्षतामे एक सभा हुई जिसमे वर्णीजीने 
मंगलाचरण किया । मोतीलालजी (वर्णी) जतारा 
और श्री प० पन्नालालजी वाकलीबाल (जो कि विशेष 
कारणसे सागर पधारे थे) का व्याख्यान हुआ | अनन्तर 
वर्णीजीका भी मामिक भाषण हुश्रा। चन्दाकी बात 
चलनेपर श्री सि कारेलालजीने ६० ), मोदी धर्मचन्द्रजीने 
१२०), सि मोहनलालजी बजाजने ३६), मलेया प्यारे- 
लाल मलचन्द्रने ६०) सि. मौजीलालजीने २०), पति 
बालचन्द्रजी अरजीनवीस (जो कि महामत्री थे) ने ३०), 
और छोटेलालजी कठरयाने ६) वाषिक चन्दा देता शुरू 
किया था । ह 


यह वर्णीजी की ही कार्य-कुशलताका फल था कि 
इतनी थोडी-सी रकमसे ही उन्होने कार्य शुरू किया 
ओर आज उसे इस रूपमे लाकर रख दिया । सिधई शिव- 
प्रसादजीके मकानमे पाठ्शालाका मुहूतें हुआ था । सर्वे 
प्रथम श्री प० मुन्नालालजी रॉधेलीय, जो कि पाटनके 
रहनेवाले थे और परिस्थितिवश सागर आ्राकर रहने लगे 
थे पाठशालामे प्रविष्ट हुए । श्री शिवप्रसादजीके मकानमें 
पाठशाला तीन माह ही रही । फिर सकीर्णताके कारण 
वहाँसे चलकर तारण-तरण चेत्यालयके मकानमे, जोकि 
पीलीकोठीके नामसे मशहूर था, रही । वहॉँसे चलकर 
स्व० सि, ढाकनलालजीके मकानभे रही और वहाँसे 
चलकर मोराजी भवन मे रही । 
प्रमुख सहायक-- 

हम यह पहले लिख आये है कि सागर न शहर है न 
देहात । इसलिए अन्य शहरोकी श्रपेक्षा यहाँ रहन-सहनका 
खर्च कम झाता था । थोडे ही खंमे ३० विद्यार्थी २ 
अ्रध्यापक ओर एक सुपरिल्टेन्डेन्ट रह जाते थे। चन्दासे 
येत्र केन प्रकारेण काम चलता था । यहॉँकी जनता श्रत्यन्त 
श्रद्धालु तथा घर्मप्रेमी है इसलिए उसका पूर्ण सहयोग 


६२ ] 


पाठशालाको भश्रयाचित मिलता रहा । मैं यहाँ कुछ ऐसे 
लोगोका परिचय देना अपना कतेंव्य समभता हूँ कि 
जिनके सक्तिय सहयोगसे यह सस्था फली-फूली है । 


पुज्य वर्णीजी--प्रथम तो पुज्य वर्णीजीका ही सक्रिय 
और , बहुमूल्य तथा दीघेकालीन सहयोग इस सस्थाकों 
निरन्तर मिला है। वे तो बरदानरूप होकर सागर 
आये । उनके आश्रयसे सागरने प्रसिद्धि पाई और 
यहाकी सस्थाएँ तथा श्रनेक ग्ृहस्थोके घर फले 
फूले । उनके विषयमे कुछ न लिखना महती अक्ृतज्ञता 
होगी । विक्रम सवत्‌ १६३१ (१८७४ ई०) मे भॉसी 
मण्डलान्तर्गेत मडावरा परगनेके हँसेरा ग्राम-निवासी श्री 
हीरालालजी असाटी की धर्मंपत्नी उजियारीकी कखसे 
आपका जन्म हुआ था । पिताकी श्राथिक स्थिति साधारण 
ही थी श्रत वे आपको ६ वर्षका लेकर ही मडावरा 
आकर बस गये थे | वहाँ शिक्षाके न श्रधिक साधन थे और 
न अनुकूल सुविधा थी । इसलिए येन केन प्रकारेण हिन्दी 
की मिडिल पास कर आप हिन्दी स्कलमे अ्रध्यापकी 
करने लगे । 


वर्णी जी की विवेक-शक्ति जन्मसे ही आपका साथ 
दे रही थी। मडावरामे आपके घरके सामने जो 
जनमन्दिर था उसमे होने वाली पद्मपुराणकी वचनिका 
शौर गान-तानके साथ होने वाली जिनेन्द्रा्चनी आपका मन 
फेर दिया । जेनधर्मकी ओर आपकी अभिरुचि बढती 
गईं । इतनी बढी कि उसने कुछ समय बाद ही आपको 
दृढ्श्नद्धानी जननी बना दिया। अपनी अश्रज्ञान-दशाको दूर 
करनेके लिए आप निरन्तर प्रयत्तशील रहते थे। यही 
कारण था कि आप सिमरानिवासी पृज्य चिरोजाबाईजी 


सिधेन की मातृममता पाकर घर से निकल पडे और ' 


अ्रनमेको स्थानोमे धमकर विद्यार्जज करने लगे। जयपुर, 
खर्जा, बम्बई, मोरेना, नदिया, बनारस आदि अनेकों 
स्थानोमे घृमकर आपसे सस्क्ृत विद्याका श्रध्ययन किया । 
सस्कृत - विद्याके केन्द्रस्थात बनारस में जैन विद्याका 
ग्रायवतन न होना आपको बहुत अधिक खटका, जिसके 
कारण आपने अपने प्रयत्नसे स्याद्वाद विद्यालयकी स्थापना 
कराई । उसके बाद सागर, द्रोणगिरि, पपौरा, शाहपुर 


सागर विद्यालयके संस्थापक शऔर सहकारी 


आदि अनेको स्थानों पर अपने विद्याके श्रायतन स्थापित 
किये । 


वर्णीजी का कहना था कि जबतक लोगोके हृदय 
का अज्ञान दूर नहीं किया जायगा तबतक जैनधम्म की 
सच्ची प्रभावता नही हो सकती । श्रापका हृदय बहुत 
ही दयालु था, दुखी मनुष्यकी देखकर तो आपका हृदय 
मोमकी तरह गलकर पानी हो जाता था । दुखीका दु ख 
दूर करनेके लिए आप अपने पासकी कीमती-से-कीमती 
वस्तुका भी मोह नही करते थे । इस समय जैन समाजमे 
जो शिक्षाविषयिक जागरण दिखाई देता है उसके मूल 
कारण आप ही थे। आपकी ही शिष्य-प्रशिप्य-परम्परा 
सवंत्र फैली हुई है । वर्तमान जैन समाजमे जो विद्वान 
है उनमे अधिकाश आपके शिष्य अ्रथवा शिष्योक्रे 
शिष्य है । जन्म - शताब्दी की मज्ुल वेलामे 
अ्रापका स्मरण सुख और शान्तिका प्रदायक है। सस्कृत . 
शिक्षाका नाम सुनते ही आपका रोम-रोम हषित हो 
उठता था। छोटेकों बडा कैसे बनाना, गिरेकों ऊपर 
कसे उठाना यह आप खूब' जानते थे। सन्‌ १६२७ 
की वात है बनारस की प्रथम परीक्षा में पास कर चुका 
था। सस्कृत-कविता लिखनेका शौक उत्पन्न हुआ शोर 
गलती-सलती रचता करने लगा । एक बार एक दरख्वास्त 
लिखना थी । मैने कुछ इलोक सस्क्रतमे लिखकर पृज्य 
वर्णीजीको दिये । उनमे कितनी गलतियाँ थी, यह शब्दोमे 
नहीं कहा जा सकता । २-४ साल बाद उन इ्लोकोकी 
एक कापी मेरे देखनेमे आई तो मुझे अपनी सू्खता 
पर बडी, हँसी आई, पर वर्णीजी उन इ्लोकोसे प्रसन्नही हुए 
किन्तु मुझे ५) पाच रुपये नकद इनाम दे गये । मैंने उत् 
रुपयोसे तत्त्वबोधनी (सिद्धान्तकौमुदी टीका) खरीद 
ली । मेरा उत्साह बढ गया और कुछ लिखना सीख 
गया । श्राज कोई छात्र जब मेरे सामने कविता बनाकर 
लाता है तो मैं उसमें दद्यो गलतियाँ निकालकर उसका 
उत्साह भग कर देता हूँ, पर जब पूज्य वर्णीजीके विवेक 
की ओर दृष्टि जाती हे तब हृदय कह उठता है कि इस 
युगमे ऐसा जन-निर्माता पुरुष दूसरा तो नहीं देखा । 


श्री हंसराज कण्डया--सस्था का दूसरा आझाश्रयदाता 


सागर विद्यालयके संस्थापक श्रौर सहकारी 


है हसराज कण्डया सागर का वश । श्री हंसराजजी कण्डया, 
नम्हरामजी कण्डया, करोडीमललजी कणष्डया और 
बाबुलालजी कण्डया, ये इस वशके प्रमुख व्यकित है । 
यद्यपि इन सबका जन्म उस तारणसमाजमे हुश्ना है 
जिसमे केवल शास्त्रको पूजते है, मूतिपुजाकी शोर 
जिसका आकर्षण नहीं। परन्तु इस वशके सब लोग 
पूर्वभवका सस्कार समझ्िये कि जिनेन्द्रदेव की पूजा किये 
बिना भोजन नहीं करते । सर्राफीका काम इनके यहाँ 
होता है | श्रच्छी सम्पति इनके पास रही । श्रीहसराजजी 
कृण्डयाके केवल एक पुत्री थी और सम्पत्ति भ्रच्छी थी । 
जब आपका देहान्त हुआ तब आप सस्थाके लिए दस हजार 
रुपये एकमुश्त प्रदान कर गये । इस तरह श्रोव्यफण्डके 
नामपर इन्हीकी रकमसे प्रारम्भ हुआ | नन्‍्हूरामजी कण्डया 
भी बडे धर्मप्रेमी और विद्यानुरागी रहे। पृज्यवर्णीजीका 
गृहखर्च, आप अकेले ही वर्षो तक उठाते रहे । आपका 
श्रब देहान्त हो चुका है । श्री करोडीमल्लजी कण्डया वर्षो 
तक इस सस्थाके मन्‍्त्री रहे । मोराजीके विशाल प्राज्भणमे 
जब पाठशाला आई तब आपने बडे परिश्रमसे यहाँ ६० 
विद्याथियोके रहने योग्य मकान बनवाया था । आप बहुत 
ही गभीर तथा सरल है । 


सिघई रतनलालजी--तृतीय आश्रयदाता है, श्रीमान 
सिघई रतनलालजी । इनके छोटे भाईका नाम है सिंघई 
डालचन्द्रजी । जिनपृजाके प्रेमी श्रोर स्वाध्यायकी रुचिसे 
ओत-प्रोत . यही दोनों भाइयोकी विशेषता है। इन्होने 
श्री चोधरनबाईके मन्दिरके साथ अपना मन्दिर बनवाया 
था। जब सिंघई रतनलालजीका देहान्त होनेवाला था 
तब एक दिन पूर्व उन्होने स्व० सिघेन् चिरोजाबाईजी 
(पुज्य वर्णीजीकी धर्ममाता) को बुलाकर शअ्रपने उद्गार 
प्रकट किये और एकमुद्त ग्यारह हजार रुपये पाठशालाके 
श्रीव्य कोषमे बिना माँगे प्रदान किये। स्ि. डालचन्द्रजीकी 
रुचि भी पाठशालाकी ओर निरन्तर रहती है। आप वर्षों 
तक पाठंशालाके कोषाध्यक्ष रहे है । 


कमरया रज्जीलालजी--चतुर्थ आश्रयदाता है श्री 
कमरया रज्जीलालजी । इनके सर्वेस्व दानका जब भी 
स्मरण आता है, हृदय आनन्दसे फूल उठता है। सिंघई 


[ ६३ 


ढॉकनलालजीके जीर्ण-शीर्ण मकानमे विद्यार्थी रहते थे । 
मकानके कुछ कमरोमे निरन्तर अधेरा रहता था। 
विज्जुओका निवास था और आवहवा अत्यन्त कुन्द थी । 
छोटे-छोटे लडकै रातमे निरन्तर भयभीत रहते थे । 
पाठशालाके योग्य मकानकी चिन्ता वर्णजीको निरन्तर 
सताती रहती थी । यद्यपि श्री बिहारी मोदीजीकी कृपासे 
मोराजीका विशाल मैदान पाठशालाको प्राप्त हो गया था 
पर उसमे मकान बनवानेके लिए पैसा कहाँ था ? पाँच 
हजारकी लागतसे एक खपरेल मकान प्रारम्भमे बताया 
गया था पर उससे न छात्रोका निर्वाह था और न मैदान 
की शोभा ही थी। कमरया रज्जीलालजी स्वाध्यायशील 
और विवेकी पुरुष थे । उनके पास स्वयके प्रयत्तसे भ्रजित 
विशाल सम्पत्ति थी । सन्तानभे सिर्फ एक लडकी गुलाब 
बाई थी । उनकी इच्छा हुई कि गजरथ चलाऊ, पर जब 
कलक्टरने मेला भरानेकी जगहके २००० ) मॉँगे तब उनका 
विवेक जागृत हुआ। उन्होने वर्णीजीसे कहा कि मै मोराजी 
में पाठशालाके लिए मकान बनवाना चाहता हूँ । कमेटीकी 
मज्री लेकर उन्होने भोजनशाला ओर रहनेका विशाल 
भवन बनवा दिया । छात्रजण सुखसे रहने लगे। कुछ 
समय बाद आपने दूसरा भवन और चन्द्रश्रभ चेत्यालय 
बनवा दिया। भीतर सामतेकी ओर एक विशाल धर्मशाला 
भी अपने भत्तीजे सुवकेलाल पन्नालालजी कमरयाके नामसे 
बनवा दी । में उस समय पाठ्शालामे अध्ययन करता था 
इसलिए मैने अपनी अ्रॉँखसे देखा है कि स्व० कमरया 
रज्जीलालजीने जेठ मासकी कडी दुपहरियों मे केवल एक 
छत्ताके ग्राक्षय खड़े रहकर कितने परिश्रमसे इन विशाल 
भवनोको बनवाया है। भवन भी इतने मजबूत बनवाये 
कि आाज इत्तना लम्बा समय निकल जान्ेके बाद भी इनमे 
पुताईके सिवाय कभी मरम्मतकी आवश्यकता नही हुई । 
पृज्य वर्णजीने श्रपती जीवनगाथामे इन भवनोके विषयमे 
निम्न पक्तियाँ लिखी है । 


एक छोटी-सी पहाडीकी उपत्यकामे, सडकके किनारे, 
चूनासे पृत्ते हुए धवल उत्तुड़् भवन, जब चॉँदनी रातमे 
चन्द्रमाकी उज्ज्वल किरणोका सपर्क पाकर और भी अधिक 
सफेदी छोडने लगते है, तब ऐसा लगता है मानो यह 


६४ | 


कमरया रज्जीलालजीकी अ्रमर निर्मल कीतिका पिण्ड 
ही हो ।' 

आपने पठाका मन्दिर तथा गोपालगज का मन्दिर 
जिनके साथ श्रापका कोई भी सम्बन्ध नहीं था सिर्फ 
धर्मानुराग-वश ठीक कराये और उनकी मरम्मतमे काफो 
द्रव्य खर्च किया । ढॉकनलाल सिंघईके मन्दिरमे भी 
आपकी एक उत्तम वेदी है जिसपर आप प्रतिदिन पूजा 
करते थे। जब आ्रापका स्वर्गंवास होने लगा तब १०००० ) 
दस हजार र० पाठशालाकों तथा ६००० )छह हजार अपने 
दोनो मन्दिरोकी व्यवस्थाके लिए दे गये । छात्रोके ऊपर 
हमेशा आप अनुग्रहपृर्ण दृष्टि रखते थे । कभी छात्रोको 
कोट बनवाते थे तो कभी चहर प्रदान करते थे। इनके 
द्वारा बनवाये हुए मकानोकी लागत आजके मेहगाई प्रधान 
युगमे दो लाखसे कम नही होगी । इन्हे समाजने एक बड़े 
भारी उत्सवमे दानवीर' पदसे अलकृत किया था । 


से. कुन्दनलालजी--इनके बाद पाठशालाके आश्रय- 
दाता श्रीमान्‌ सिं. कुन्दतलालजी थे, इनके विषयमे क्या 
लिखू ? बहुत ही दयाबु प्रकृतिके व्यक्ति ये। जब इनके 
पिता कारेलालजीका देहान्त होने लगा तब आपने उनकी 
स्मृतिमे ४०००) चार हजार रुपये पाठशालाकों एकमुश्त 
प्रदान किये । मौराजीके प्राड्भममे एक और विशाल 
सरस्वती भवन नेमिनाथ चैत्यालय तथा मानस्तम्भ भी 
बनवाया । वृध्‌ व्याके मन्दिरमे भी आपने एक वेदी तथा 
विशाल स रस्वती-भवन बनवाया । आपके दो पुत्रियाँ है । 
आपने दि जैन महिलाश्रम सागरके लिये २२००० ) बाईंस 
हजारका मकान खरीदकर समर्पित किया । जेन गरुरुकुल, 
मलहरा और सिद्धक्षेत्र द्रोगगिरिके लिए आपने वीस 
हजारका दान दिया | गरीब छात्र तथा अन्य ग्रपाहिज 
व्यक्ति सदा श्रापसे सहायता पाते रहते थे । इन्हें समाजने 
“जैनजातिभूषण' और 'दानवीर' के पदसे विभूषित किया था। 
आपने अत में अपनी समस्त चल-सम्पत्तिका ट्रस्ट बनाकर 
उससे होने वाली आयका आठवाँ भाग हमेशाके लिए 
पाठशाला प्रदान कर दिया है। ऐसे सहृदय व्यक्तिसे 
सागर-समाजकी शोभा थी। श्राप विद्यालयके सभापति 
पदपर आ्रासीत थे । आपके मँभले भाई सि रज्जीलालजी 


सागर विद्यालयके संस्थापक श्रौर सहकारी 


और छोटे भाई भी नाथरामजी पाठशाला पर कृपापूर्ण 
दृष्टि रखते थे । अब ये तीनो भाई नही है। अभी इनके 
वशजो मे सि. जीवेन्द्रकुमार जागरूक और उदारमना 
सामाजिक कार्यकर्त्ता है । 

चौधरी कन्हैयालालजी-- इनके बाद पाठशालाके 
आधार श्री स्व० चो० कन्हैयालालजी मनिकचौक वाले है । 
इन्होने हमेशा आगे आकर यथाशकय द्रव्य दिया है और 
सबसे बडा उत्साह भ्रदान किया है। चलते कार्यमे मीन- 
मेष निकालकर कार्यकर्त्ताओको उत्साहहीन करने वाले लोग 
ही श्राजकल अ्रधिक देखे जाते है पर मैंने देखा और पुरे 
लोगोसे सुना कि आपका उत्साह पाकर अ्रकर्मण्य व्यक्तिके 
भी हाथ चलने लगते थे और पैर उसके आगे बढने लगते 
थे। आप प्रारम्भसे पाठशालाके सभापति रहे । श्रापके 
सुपुत्र चौ० हुकुमचर्द्रजी भी पाठशाला पर सदा अनुग्रह 
रखते है । 

सलेया-वंद्य--इस प्रकरणमे मलैया-वशका नामोल्लेख 
न करना कुतध्नता होगी। श्री प्यारेलालजी मलेया इस 
वशमे बडे कमंठ व्यक्ति हो गये । श्राप जिस कार्यमे जुटते 
थे उसे पूरा करके ही छोडते ये । श्री शिवप्रसादजी, शीभा- 
रामजी और बालचन्द्रजी मलैया भी इसी वशके अलकार हैं । 
इनके विषयमे क्या लिख ? ये तीनो ही भाई इतने श्रध्यवसायी, 
शिक्षा-प्रेमी और विवेकी मानव है कि इनके निमित्तसे 
वुन्देलखण्डका मस्तक ऊँचा उठ गया । जब वर्णीजी ईसरीसे 
लौटकर सागर आये थे तब इन्होने पाठशालाके लिए 
ग्यारह हजार देकर वर्णीजीकी माला नीलाममे ली थी ग्रोर 
जैन हाईस्कलकी बिल्डिंग बनवानेके लिए ४००००) चालीस 
हजार रु० दिये थे । बालचन्द्रजी मलेया जैनगरुरुकुल मलहरा 
और श्री सिद्धक्षेत्र द्रोणगिरि जीके मन्‍्त्री है । वहाँ भी इन्होने 
लगभग तीस चालीस हजार रुपया लगाकर वहॉँकी काया- 
पलंठ कर दी है। आप अनेक निर्धन छात्रोको छात्रवृत्ति 
वितरण करते है। समाजने इन्हे दानवीरके पद से विभूषित 
किया । 

पुर्णघन्द्र बजाज--श्री पूर्णचन्द्रणी बजाजको सेवाएँ 
पाठशालाको समुच्नत बनानेसे सदा गणनीय रहेगी । आप 
बहुत ही गम्भीर और विचारक व्यक्ति थे। झाप लगातार 
३० वर्षतक पाठशालाके मन्‍्त्री रहे है | मैने नही देखा कि 


सागर विद्यालयके संस्थापक और सहकारी 


ग्रापको कभी रोप आया हो । रोपके कारणोकों आप बडी 
सुन्दरताके साथ समाप्त कर देते थे । में पाठशालामे पढता 
था और आप मत्री थे। प्रात,काल जब में घुमने जाता था 
तब शाप लौटते हुए मिला करते थे । में आपसे जयजिनेनद्र 
किया करता था । बीना वारहामे परवार सभाका अधि- 
वेशन हुआ उसमे विधवा-विवाहक्री चर्चा हुई। समथंकोमे 
पृ० दरबारीलालजी (इस समय स्वामी सत्यभक्त) भी थे 
जो रिश्तेदार होनेके कारण आपके यहाँ ठहरे थे । उनके 
साथ आप उठते बंठते थे इस कारण मु भ्रम हो गया कि 
पर्णचन्द्रजी तो विधवा-विवाहके समर्थक है इसलिए इनसे 
जयजिनेन्द्र नही करना चाहिये। प्रात काल जब वे मिले 
तो मैं सडकके दूसरे किनारेसे चुपचाप झ्ागे बढ जाऊ । 
कुछ छात्र हमारे साथ रहते थे । तीन दिनतक यह क्रिया 
चलती रही । चौथे दिन आपने दूरसे देखा और जिस ओरसे 
मे जा रहा था वहीसे आप एकदम पास आकर हाथ जोड- 
कर बोले जयजिनेन्द्र देवकी, और आगे बढ गये । मै स्तब्ध 
रह गया ओर श्रपत्ती गलती समभ गया । विचारभेंदके 
कारण 'शिष्टाचारमे परिवर्तेन होना यह बुद्धिमानी नहीं 
हें--यह बात मेरी दृष्टिमे तत्काल आ गई । दूसरे दिनसे 
फिर वह गलती नही हुई । मेरी निरन्तर आपके श्रद्धा रही 
है। आपके पुत्र कस्त्रचन्द्रजी सराफ भी विवेकी मानव 
हैं। आपने अपने पिताजीकी स्मृतिमें पच्चीस हजारका 
दान निकालकर छात्रवृत्ति फण्ड चालू किया है उसके 
व्याजमेसे आप प्रतिवर्ष अनेक असहाय छात्रोको छात्र- 
वृत्तियाँ देते है । 


सि० मोजीलाल--श्रीमान्‌ू स्व० सि० मौजीलालजी 
बडे ही विवेकी और तत्त्वज्ञानी व्यक्ति थे। आपने पूज्य 
वर्णजीके सपकंसे जो तत्त्वज्ञान प्राप्त किया था उसके 
अनुरूप आपने चारित्र भी धारण किया था। आप हमेशा 
वर्णीजीके साथ रहकर सस्थाके कार्योमे सहायता करते रहे। 
सस्थाकी भोजनशालामे जितना नमक खर्च होता है वह 
सब आपकी ओरसे मिलता रहा और यह सूचित करते हुए 
प्रसन्नता होती हे कि आपके पुत्रोके द्वारा भी पूरा नमक 
ग्रभी तक मिलता जा रहा है। संस्थासे पढ़कर सिकलने- 
वाते प्रत्येक छात्रने आपका नमक खाया है । 


[ ६५ 


सेठ भगवानदास---वर्तमानमे समाज-भूषण श्रीमान्‌ 
सेठ भगवानदास शोभालालजी बीडीवाले भी पाठशालाकी 
सदा चिन्ता रखते है। आप बहुत ही सहृदय व्यक्ति है । 
कोई भी गरीब मनष्य आपके द्वारसे खाली हाथ नही 
जाता । हजारो झरुपये का कपड़ा आप सक्रान्तिके समय 
ग्रीबोकों बाँट देते है । आपने निसईजीमे बहुत बडी धर्मे- 
शाला बनवाई है । इस सस्थाकों भी अच्छी सहायता दी 
है और सदा देते रहते है । 


स्वर्गीय मल्थूराम रसोइया--इस प्रकरणमे स्व० 
श्री मल्थू रामजी रसोइयाका नाम भी उल्लेखनीय है । में 
वर्णीजीके मुखसे सदा उसकी प्रशसा सुना करता था। 
दानके प्रकरणमे अन्तरात्माके पारखीको गरीबका छोटा- 
मोटा दान भी बडा महत्वपूर्ण दान जान पडता है। 
मल्थ्राम स्याह्याद विद्यालय बनारसमे रसोइया था। 
उसने अपने परिश्रमसे ६००) छह सौ रुपये एकत्रित किये 
थे। जब उसका अन्तिम समय आया तब वह पृज्य वर्णी- 
जीके पास आकर कहता है कि महाराज ! मै यद्यपि 
बनारसके विद्यालयमे काम करता हूँ पर मेरी श्रद्धा सागर- 
की पाठशालामे विशेष है, इसलिये आप मेरे ये रुपये 
वहाँके लिये ले लीजिये | स्व० मल्थूरामजी के स्वेस्व 
संमर्पंणसे सबको आ्राश्चय हुआ । विद्यालयके कार्यालयके 
समक्ष जिस पटिया पर बडे-बड़े दानियोके नाम लिखे है 
वही स्व० मल्थूरामजीका भी नाम लिखा हे। यदि में 
भूलता नहीं हूँ तो मु्े याद है कि मैं सागरकी पाठशालामे 
उसी वर्ष प्रविष्ट हुआ था और उसकी तेरहवीमे मैने भी 
लप्सी ओर पूडियाँ खाई थी । 


सिघई वालचद्बजी सवालनवीस---इन सबसे पूर्व 
मुझे सिंघई बालचन्द्रजीका स्मरण करना चाहिये था। 
वह बहुत ही प्रभावक और विवेकके घारक थे। पुज्य 
वर्णीजीको ललितपुरसे सागर लानेवालों में यही प्रमुख 
थे। जब तक ये जीवित रहे सस्थाके महामन्त्री रहे। 
आपके साथ ही सि० रज्जीलालजी, छोटेलालजी बडकुर, 
गजाधरप्रसादजी जानिया, विहारी मोदी एवं वद्टेदाऊ 
आदि भी स्मरणीय हे । 


६६ | 


पं० मुलचर्र जी विलौश्रा--यह एक ही व्यक्ति था 
जो अस्षभव को भी सभव कर दिखाता था। बहुत ही 
चतुर व्यक्ति थे । इन्होंने सुपरिन्टेन्डेंट पद पर रहकर 
विद्यालय की बहुत सेवा की । इतका ही पुत्र परमेष्ठी 
दास एक व्यक्तित्वशाली व्यक्ति था | परन्तु असमय मे ही 
के।ल-कलचित हो गया । 


वत्तमानमे श्रीमान्‌ लक्ष्मीचन्द्रजी मोदी एक उत्साही 
युवक है जो सस्था के प्रत्येक कार्यमे सोत्साह प्रवृत्त रहते 
है। आप ४-५ वर्ष तक सस्थाके मन्‍्त्री रह चुके हैं। मोदी 
घराना सागरका प्रसिद्ध घराना है । विद्यालयकी स्थापना 
तथा ढाकनलाल सिघईका मकान एवं भोराजीका विशाल 
प्रा्जण मिलना आदि कार्योमि इस वशके पृर्वजोका प्रमुख 
हाथ रहा है। श्री सिं० भैयालालजी मुशी भी एक 
नि स्‍पृह कार्यकर्ता है। आपने ३ वर्ष तक मत्नरी रहकर 
सस्थाकी सेवा की है। श्री नाथरामजी गोदरे वतंमान 


प्र 


सागर विद्यालयके सस्थापक और सहकारी 


मस्त्री है। जन हाईस्कूलके आप लगभग २० वर्षसे मत्री 
है। बहुत ही सहनशील एव गम्भीर प्रकृति व्यक्ति है। 
भी बाबूलालजी आकुल अपनी लगनके एक ही व्यक्ति है | 
जिस कार्यमे भुक जावे उसे पूरा करके ही छोडे। 
सस्थाओकी सेवाके लिये तन-मन-धन तीनो ही अ्रपित 
करते रहते है। श्री ५० दामोदरदासजी बिलौओआ सस्क्ृत- 
शिक्षा-समितिके मन्नी हैं । आपके हृदयमे विद्यालयके 
प्रति अटूट अनुराग है जिसके फलस्वरूप अपनी अमुल्य 
सेवाश्रोसे विद्यालयको उपकृत करते रहते हैं। इनके 
सिवाय सेकडो ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने पाठशालाको पूरी- 
पूरी सहायता दी है। उन्त सबका उल्लेख इस छोटेसे लेख 
मे कुसे किया जा सकता है ? मैं उन समस्त उपकारियोसे 
क्षमा-प्राथंता करता हूँ जिनका कि मैं अपनी अज्ञानता या 
विस्तारभयके कारण यहाँ उल्लेख नही कर सका हूँ । 


सुख का कारण क्‍या है ”? कुछ समझ में नहीं आता । यदि बाह्य पदार्थों 
को माना जावे तब तो अनादिकाल से इन्ही पदार्थों को अर्जन करते करते अनन्त 
भव व्यतीत हो गये परन्तु सुख नहीं पाया । इस पर्याय मे यथायोग्य बहुत कुछ 
प्रयत्व किया परन्तु कुछ भी शान्ति न मिली । 


-गणेदश वर्णो 


प्‌ 


सागर विद्यालय--एक दृष्टि 


सागर मध्यप्रदेशका एक प्रमुख नगर है । इसके चारो 
ओर प्राकृतिक सुषमासे युक्‍त बिखरी हुई छोटी-छोटी 
अनेक पहाडियाँ है उनकी तलहठीमे बसा हुआ होनेके 
कारण इसकी भूमि कही सम ओर कहो विषम है । इस 
नगरकी दूसरी विशेषता कमल-वनसे युक्त एक तालाब 
है । सम्भवतः इसके सागर नामकरणका यही कारण है । 
साधारणतया बुन्देलखण्ड उद्योग-धन्धोकी दृष्टिसे पिछडा 
हुआ प्रदेश है । यहाँका मुख्य व्यापार बाहुरसे पक्का माल 
मंगाकर उसका क्रय-विक्रय करता और इस प्रदेशमे खेतीसे 
उत्पन्न हुए धान्योंकोी बाहर भेजना भर है। किन्तु इस 
दृष्टिसि सागर नगर थोडा भाग्यवान्‌ है। इस नगरमे 
जनियोकी सख्या भी पर्याप्त मात्रामे पाई जाती है और 
अपनी व्यापारिक कुशलताके कारण उनका यहाँपर प्रमुख 
स्थान है । 

यहाँ एक विश्वविद्यालय है जिसमे अनेक विषयोकी 
उच्चतम शिक्षा दी जाती है। कई हाईस्कल है। 
माध्यमिक और प्राथमिक शालाएं तो प्रचुर मात्रामे है 
ही । हाईस्क्लोमे जेनसमाजके द्वारा सचालित हाईस्कूल 
मध्यप्रदेश भरमे प्रसिद्ध है। कई वर्षसि इसका परीक्षाफल 
बहुत अ्रच्छा रहता है। अनुशासन और व्य।याम आदिपर भी 
यहॉपर बहुत ध्यान दिया जाता है। जेन-समाज द्वारा 
संचालित एक महिलाश्रम भी है । इसमे असहाय और 
विधवा बहिनोकी शिक्षा और ' भोजनादिकी समुचित 
व्यवस्था है। बालिकाश्रोकी शिक्षाकी ओर भी इस नगर 
का ध्यान है । इन सबके बाद इस नगरकी जो सबसे बडी 
विशेषता है वह है श्री गर्णंश दि० जैन संस्कृत विद्यालय । 
इसकी नतीव आजसे लगभग ५८ वर्ष पूर्व एक स्थानीय 


पं० फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री 


पाठशालाके रूपमे रखी गई थी । उसके बाद प्रसिद्ध सन्त 
पूज्य श्री १०५ क्षल्लक गणेशप्रसादजी वर्णीका सम्पक 
मिलने के बाद यह स्थानीय पाठ्शाला सस्क्ृत पाठशाला 
के रूपमे परिवर्तित की गई और उसके बाद तो यह 
जेन समाजमे सस्कृत और प्राकृत भाषामे धर्म, न्याय, 
व्याकरण और साहित्य आदि विविध विषयोकी 
शिक्षा देने वाला प्रमुख विद्यालय हो गया है । यहाँ लगभग 
२०० छात्र विविध विषयोकी शिक्षा प्राप्त कर रहे 
है। किसी सस्क्ृत वियालयमे छात्रोकी इतनी बडी 
सख्याका होना; यह सौभाग्य इसी विद्यालयको प्राप्त 
हुआ है । इनमे श्रधिकतर छात्र बाहरके रहने वाले है । 
विद्यालयसे सम्बद्ध एक छात्रावास है उसमे इनके रहने व 
भोजन आदिकी समुचित व्यवस्था है । जो समर्थ छात्र है 
वे भोजनका खर्चे स्वयं वहन करते है, किन्तु ऐसे छात्र 
बहुत ही थोडे है। श्रधिकतर छात्रोके भोजन व शिक्षा 
आदिकी पूरी व्यवस्था नि शुल्क की जाती है । 


यह तो हम पहले ही सकेत कर आये है कि प्रसिद्ध 
सन्त पुज्य श्री १०४ क्षु० गणेशप्रसादजी वर्णीके सत्प्रयत्नसे 
ही इस विद्यालयको बतेंमान रूप मिला है। शिक्षाके 
क्षेत्रमे उन्होंने जो तपस्या की है उसे चन्द शब्दों द्वारा 
व्यक्त करता कठिन है। उनके द्वारा स्थापित की गई 
शिक्षा-सस्थाएँ सख्यामे काफी अ्रधिक है । इस विद्यालयके 
सस्थापक तो वे है ही । बनारसका स्याद्वाद बिद्यालय भी 
मुख्य रूपसे उन्होने ही स्थापित किया है । अक्सर आम 
जनता बनारस विद्यालयकों बडा भाई और सागर विद्या- 
लयको छोटा भाई कहती है ।॥ इसका कारण यही है कि 
ये दोनो विद्यालय एक ही जनककी दो सत्तानें है । 


ध्ष ] 


बनारस विद्यालय कुछ काल-पूर्वे स्थापित किया गया था 
और यह॒विद्यालय उससे बाद स्थापित हुआ है । अपने 
जन्म-कालसे लेकर इनकी शिक्षा-दीक्षाका क्रम भी एक 
है । सागर विद्यालयने भी अपने जीवन-कालमे बडी 
सफलता प्राप्त की है। अनेक मान्य विद्वान यहाँके 
स्तातक है और वे श्रपती सेवा द्वारा इसके गोरव को 
बढा रहे है। कुछ कालपूर्व तक समाजमे और भी 
उच्चकोटिकी शिक्षा देने वाली सस्थाएँ थी, किन्तु 
एक-एक करके उत्तका ह्वास होता जा रहा है। ये दो 
सस्थाएँ ही ऐसी है जिनपर समाजको गर्व होना चाहिए 
और है । 


प्रायः श्राजकजल यह प्रश्त किया जाता है कि जब 
सरकारकी ओरसे शिक्षाका -पर्याप्त प्रबन्ध हो रहा है, 
ऐसी अवस्थामे स्थान-स्थान पर इस प्रकारकी शिक्षा- 
सस्थाश्रोकी स्थापना करता और उनके सल्चालनके लिए 
समाजसे चन्दा मॉगते फिरता कोई अर्थ नही रखता । 
कुछ समभदार व्यक्ति भी जो इनसे लाभान्वित होकर 
इस स्थितिको प्राप्त कर सके है कि वे खडे हो सके 
और समाजका मार्गदशन कर सर्के, ऐसी बाते करते हुए 
देखे जाते है। किन्तु हम उनके इस दृष्टिकोणसे बिलकुल 
सहमत नही है। पृज्य श्री वर्णीजी महाराज प्राय कहा 
करते थे कि जिस दिन हम प्राचीन भाषाझोमे निवद्ध 
साहित्यको भूल जावेंगे उसी दितसे हमारा पतन होते 
लगेगा । सस्कृति क्‍या है, धर्म क्या हे और उनका देनदित 
के जीवनभे केसे उपयोग हो सकता है इत्यादि बातोका 
बोध हमे इसी साहित्यसे होता है । इससे हमे मानसिक 
तृप्ति तो मिलती ही है साथ ही शाश्वतिक सुख और उसकी 
प्राप्तिकि साधनो का बोध भी हमे इसी साहित्यसे 
होता है । 


थदि विचार कर देखा जाय तो धर्म एक हैं भर 
उसे जीवनमे उतारनेका मार्ग भी एक ही है, पर विश्वमे 
जो अनेक धर्म दिखखाई देते है और उनमे परस्पर जो 
ग्रन्तर है उसकी दाशंनिक पृष्ठभूमि का ज्ञान हम इस 
साहित्यका गहन मन्धन किये बिना नहीं कर सकते । 
बालकका सास्क्ृतिक जीवन कैसे बने इसका ज्ञात लौकिक 


सागर विद्यालय--एक दृष्टि 


ओर सरकार द्वारा पोषित शिक्षा-सस्थाओ्रो द्वारा नही 
कराया जा सकेता । इस बातक! अनुभव उन शिक्षा- 
सस्थाश्रोमे होने लगा है जिन्हे सरकार द्वारा थोडी 
बहुत सहायता दी जाने लगी है) सरकारके श्रपते 
नियम है और वह उन नियमोके आधार पर सब 
शिक्षा-सस्थाओमे परिवर्तत करना चाहती है । इस 
समय समाजके सामने बहुत ही बडी समस्‍या है। 
वह अपनी सस्क्ृति की समुचित रक्षा कैसे करे ? क्या वह 
ग्रपने बालकोको केवल सरकारी सस्थाझ्रोमे भेजकर 
ग्रपने आचार-विचारकी रक्षा कर सकती है ? हमे तो 
यह असम्भव ही दिखलाई देता है। हमे अपने कोट्म्विक 
जीवनकी एक घटना याद है । इसे लगभग तीस वर्ष हो 
गये है। गर्मके दित्तोमे हम अपने बाल-बच्चोके साथ 
बैलगाडीसे यात्रा कर रहे थे। उस समय हमारी बडो 
बच्ची चि० शान्ति लगभग ७ वर्षकी थी। मा्गेके लिए 
कुछ फल रख लिये थे । कुछ दूर जानेपर एक खरबूज 
बनाया गया । खरबूजेफे बीजोकों देखकर बच्चीके मनमे 
जिज्ञासा उत्पन्न हुईैं। वह हमसे पूछने लगी--दादा ' 
खरबूजेके भीतर बीज कहाँसे आये ? कही कोई छिद्र नही 
फिर ये भीतर कैसे घूस गये ? हमने उसकी इस जिज्ञासा 
का समाधान करनेका प्रयत्त किया । हमने बतलाया-- 
बेटा ! ये बीज इसीके दलमेसे उत्पन्न हुए है। जिस 
प्रकार खरबूजे का छिलका, दल और गूदा बता है 
उसी प्रकार ये बीज भी बन गये है । पर बच्चीको हमारे 
इस उत्तरसे समाधान नहीं हुआ । वह बार-बार पृछ्धने 
लगी--कौसे बन गये है । इस कंसेका हम क्या -समाधान 
करते ? पदार्थ विज्ञानकी इस छोटी-सी बातकों उस 
समय उस अबोध बच्ची के मस्तिष्कमे एक तो यो ही 
बिठलाना कठिन था और दूसरे जब किउसका मस्तिष्क दूषित 
कर दिया गया हो ऐसी अवस्थामे तो और भी कर्ठित 
था। हमारी पण्डिताई समाप्त हो गई। हार मानकर 
हमने उसीसे पूछा--ेठा तुम्ही बतलाओ्ो ये केसे बन 
गये ? हमारा पूछना था कि उसने चटसे उत्तर दिया--7 
ईदवर ने बनाये है। हमे आ्चर्य हुआ, उसका यह उत्तर 
सुनकर । दिल घधक धक्‌ करने लगा । मनमे अनेक भाव 
उठे । चित्त पीडासे भर गया । इसलिये नही कि हमारे 


सागर विद्यालय--एक दृष्टि 


वेयविंतक या कौटुम्विक जीवनपर कोई आपत्ति आई 
थी वल्कि इसलिए कि उसका यह उत्तर जैन सस्कृति 
मोर धामिक आचार-विचारपर पानी फेरनेके लिए 
पर्याप्त था। फिर भी हमने तथ्य जाननेके लिए अपने 
मनकी प्रतिक्रियाकों रोककर उससे पुन पुछा--बेठा ! 
तुमने यह कहासे जाना ? उसने तडाक से उत्तर दिया-- 
हमारे गुरुजीने बतलाया है ओर फिर उसने उस समय 
स्कूलो में वोली जानेवाली ईइवर वन्दता पढ़ कर सुना दी- 


प्रभु हमे दो ऐसा बरदान। 
हम पढ़ें लिखें बर्चें चलवान ॥। 


बात आई गई, किन्तु हमे एक प्रकाश मिला । इससे 
पहले इन सस्क्त पाठशालाओो और दूसरी सामाजिक 
शिक्षा-सस्थाओको अवुपयोगी समझने वाला व्यक्ति उनकी 
उपयोगितासे प्रति परम आस्तिक वन गया । तब हमारी 


हि. 
20 


[ ६६ 


समभझमे आया कि यदि समाज अपनी सास्कृतिक चेतनाकों 
जागृत रखना चाहती है तो इन शिक्षा-सस्थाओ्रोको न॑ 
केवल जीवित रखना होगा वल्कि उनकी उन्नति ओर 
स्थायित्वके लिये भगीरथ प्रयत्त करता होगा । समाजकों 
सागरके श्रीगणेश दिगम्बर जैन विद्यालयकों इसी दृष्टि- 
कोणसे देखना चाहिये। इसे अपने धर्म और समाजकी 
सेवा करते हुए अ्रडसठ वर्ष पूरे हो गये है । किसी भी 
सस्था के जीवनके लिए यह बहुत बड़ी वात हे । इस 
स्तुत्य कार्यके लिए जिन्होंते इसका पोषण और सवर्धत 
किया है वे सभी अभिननन्‍्दनीय है । हमे विश्वास है कि 
समाज इस विद्यालयकी आगामी उन्नति ओर स्थायित्वकी 
ओर न केवल पर्याप्त ध्यान देगी अपितु कोई ऐसा प्रवन्ध 
कर देगी जिससे वह हमेशाके लिए आर्थिक और दूसरी 
चिन्ताओओसे मुक्त होकर भविष्यमे इसी प्रकार धर्म और 
समाज की सेवा करता रहे । 


लोगों में धर्म के प्रति महान्‌ श्रद्धा है किन्तु धर्मात्माओं का अ्रभाव 
है। लोग प्रतिष्ठा चाहते है परन्तु धर्म को आदर नहीं देते । मोह के प्रति 
आदर है, धर्म के प्रति आदर नहीं। धर्म आत्मीय वस्तु है, उसका आदर 
विरला ही करता है। जो आदर करता है वही ससार से पार होता है । 


>-गणेंश वर्णी 


१६ 


सागर नगर के जोीवन्त स्मारक 


लेखक : श्रीचन्द्र जन, सागर 


पूज्य वर्णी जी की निवास-भूमि होने से सागर, 
भारतवपं मे प्रसिद्ध हुआ है । यह बुन्देलखण्ड ओर मध्य 
प्रदेश का प्रमुख नगर है एक विशाल सुन्दर सरोवर के 
कितारे छोटी मोटी अनेक ठेकडियो पर वसा डेढ लाख की 
गणता वाला सागर नगर अ्रपने स्वास्थ्यप्रद जलवायु के 
लिये प्रसिद्ध है । चारो ओर बसे अनेक कसबो ओर ग्रामो 
के साथ साक्षात्‌ सपर्क रहने के कारण यहा का व्यवसाय 
भी सतोप-जनक है । सागर नगर में इक्कीस जिन-मन्दिर 
और एक तारणतरण चैत्यालय है । जनियो के बारह सौ 
घर तथा श्रठारह हजार जनश्वावकों की सख्या है । यहा 
का समाज अधिकतर श्रद्धालु और धार्मिक भावों से ओत- 


प्रोत है। पास में ही श्री सिद्धक्षेत्र रेशन्दीगिरि, द्रोणगिरि 


तथा कुण्डलपुर होने के कारण तीर्थयात्रियों का यातायात 
प्राय प्रत्येक वर्ष अच्छी सख्या में होता रहता है । 


जैनशिक्षा की दृष्टि से यहा श्री गणेश दि० जैन 
सस्क्ृत विद्यालय, दि० जैन महिलाश्रम, दि० जन उदासीना- 
श्रम तथा मन्दिरों मे लगने वाली अनेक रात्रिशालाएँ है। 
इनके सिवाय अनेक सावेजनिक हाईस्कूल, एक जन हाई 
स्कूल और दी कालेज है। इन सब से ऊपर स्वनामधन्य 
डा० सर हरिसिंह गौर द्वारा स्थापित सागर विश्वविद्यालय 
भी है, जिसमे प्रत्येक विषय के विशेषज्ञ विद्वान्‌ नियुक्त है । 
इन सब कारणो से सागर अपने प्रान्त का केन्द्रस्थान बन 
गया है, इसमे श्राइवर्य की बात ही क्‍या हे ? यहा की जेन 
सस्थात्रों पर एक विहगमदृष्टि डाल लेना समयोचित है । 


श्री गणेद दि० जैन सस्कृत विद्यालय 


यह विद्यालय एक हरी भरी पहाडी की उपत्यिका में 
निर्मित है । इसी के अन्दर मोराजी (सागर के राजा के 


मत्री) की दो ढाई सौ वर्ष पुरानी इमारत खडी हुई है 
जो बहुत मजबूत तथा उपयोगी हैं। इस विद्यालय की 
स्थापना श्री शिवप्रसाद जी के मकान में सन्‌ १९०६ में 
श्रक्षयतृतीया के शुभ मुहते में हुई थी। इसके पूर्व यह्‌ 
एक स्थानीय पाठशाला के रूप में सन्‌ १६०४ स्थापित 
हुआ था। सन्‌ १६०६ में इस विद्यालय का नाम श्री 
सत्तक॑-सुधा-तरगिणी था पीछे चलकर गणेश दि० जन 
सस्कृत महाविद्यालय के नाम से परिवर्तित हो गया । श्री 
शिवप्रसाद जी के मकात मे जब सकीर्णता का अनुभव होने 
लगा तब चमेलीचौक मे स्थित तारणतरण चेत्यालय 
के मकान में पहुँचा परन्तु वहा भी पूर्ण सुविधा नही थी 
इसलिये स्व० सिं० ढाकनलाल के मन्दिर के जीण॑शीर्ण 
मकान भे झाया । इस तरह १४ वर्ष के भीतर तीन मकानों 
मे इसे कालयापन करना पडा। सन्‌ १६२३ में स्व० 
रज्जीलाल जी कमरया ने सस्था के लिये विशाल भवतर 
बनवाकर समपित किया। जेनजातिभूषण सिं० कुन्दन 
लालजी ने भी एक विशाल मन्दिर, सरस्वती-भवन 
तथा मानस्तम्भ का निर्माण कराया । श्री दानवीर 
बालचन्द्र जी मलैया और स्व० सिं० पन्नालाल जी 
प्रमरावती वालो ने भी २ कमरे बनवाये | श्रभी हाल में 
स्थानीय तथा बाहर की जनता के सहयोग से ७५-७४ 
फूट के व्यास में वणिस्मारक तथा बाहुबलि मन्दिर का 
निर्माण हुआ है । २ मन्दिर और मानस्तम्भ पहले से ही 
थे । इन सब आकर्षणों से यह विद्यालय सागर का एक 
दर्शनीय स्थान बन गया है । सागर शआराया हुश्ा व्यक्ति जब 
तक इसके दर्शन नही कर लेता तब तक वह सतीष का 
अनुभव नही करता । सैकडो तीर्थयात्री यहा एक साथ 
स्थान प्राप्त कर लेते है । 


सागर नगर के जीवन्त स्मारक 


विद्यालय मे प्रारम्भ से लेकर शास्त्री और आचार 
कक्षा तक की पढाई होती है । समाज के माने हुए विद्वानों 
द्वारा विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते है अत छात्र अच्छी सख्या 
से रहते है। उनके भोजन तथा आवास को व्यवस्था 
नि शुल्क अ्रथवा अल्पतम शुल्क में की जाती है । एक लाख 
रुपये का वाषिक व्यय सस्था उठाती है और प्रसन्नता की 
बात है कि समाज के सहयोग से उसकी पूर्ति होती रहती 
है । स्व० प० दयाचन्द्र जी शास्त्री ने अनवरत ५२ वर्ष 
तक प्राचायं-पद से इस विद्यालय की सेवा की है। अभी 
वर्तमान में श्रीमान्‌ डा० पन्नालाल की साहित्याचार्य इसके 
प्राचार्य है। वेसे यह भी ४३ वर्ष से विद्यालय में अ्रध्यापन 
का कार्य कर रहे हैं। श्रीमान्‌ पं० माणिकचन्द्र जी न्याय 
काव्यतीर्थ 'जैनदशेनाचार्य' भी इस विद्यालय मे ४८ वर्ष 
से श्रध्यापक है । सकड़ो विद्यार्थी इस विद्यालय में श्रध्ययन 
कर देश में जहा तहा काम कर रहें है कोई स्वतन्त्र 
व्यवसायी बने हुए है । इस समय विद्यालय में ६ अध्यापक 
ओर ८७ छात्र है | गृह-प्रवन्धक, भोजनशाला-व्यवस्थापक, 
तथा आय-त्यय-लिपिक अलग है। समाज से निर्वाचित 
५५ सदस्यों की प्रबन्ध-कारिणी-कमेटी इसकी सारी 
व्यवस्था करती है। श्रीमान्‌ दानवीर, समाजभूषण, श्रीमन्त 
सेठ भगवानदास जी बीडीवाले इसके सभापति और 
श्रीधर्मंचन्द्र जी सोधिया इसके मत्री है । 


दिगम्बर जन सहिलाश्रम 


इसके मूल सस्थापक सुव० सि० रेवाराम जी है इन्होने 
अपनी सपत्ति का ट्ृष्ट बनाकर उसे समाज के लिये समपित 
किया था उसी से वीरनिर्वाण संवत्‌ २४६७ में इस संस्था 
का जन्म हुआ था। श्राज यह सस्थाभी अपने निज के 
विशाल भवन में सचालित है। इसमे प्रारम्भ से लेकर 
आठवी मिडिल तक पढाई होती है। साथ में धारभिक 
विषयो का अरध्यापन श्रात काल डा० पन्नालाल जी 
साहित्याचार्य के द्वारा होता है। इसी सस्था में अध्ययन 
कर श्री सुमित्राबाई जी, स्व० आचार्य शिवसागर जी के 


के 


| ७६४ 


सघ में १०५ आधिका विशुद्धमती जी के रूप मे विद्यमान 
है । माता जी श्री विनयमती जी तथा कनकमती जी भी 
इसी सस्था की छात्राएं रही है । यहा के वातावरण और 
धर्मशास्त्र की उच्चतम पढाई के कारण इस आश्रम को 
समाज मे अच्छी ख्याति है। श्रभी इसके छात्रावास में 
५२ छात्राएँ अ्रध्ययन कर रही है। श्री रामाबाई जी जो 
इसी सस्था की छात्रा है, गृहप्रवन्धिका पद पर आसीन है । 
इसकी अश्रन्तव्य॑वस्था एक प्रवन्धकारिणी समिति के द्वारा 
होती है। इसके मन्नी श्री कप्रचन्द्र जी भायजी समेया 
तथा श्रध्यक्ष, श्रीमत सेठ, दानवीर, समाजभूषण भगवान 
दास जी ही है। पुज्य वर्णी जी का आदेश पाकर स्व० 
सि० कुन्ददलाल जी की घधर्मपत्नी सि्धन दुर्गाबाई ते 
अपनी ओर से एक विशाल भवन्त लेकर सस्था को दिया 
था । इसी प्रकार स्व० सिधेन फूलाबाई जी ने अपने रहते 
का मकान तथा सारी सपत्ति इस सस्था को प्रदान की थी । 


दिगम्बर जेन उदासीनाभश्रप्त 


यह सस्था शहर के वातावरण से दूर वेदान्तीरोड 
पर स्थित है। प्रारम्भ मे पुज्य वर्णी जी के उपदेश से 
प्रभावित श्री गुलाबचन्द्र जी जोहरी के उद्यान मे खूली थी 
पर अब वह उद्यान सस्था ने स्वय खरीद लिया है । एक 
विस्तृत स्थान में यह सस्था है सस्था के अन्दर एक 
चेत्यालय है, दो कप है,एक सुन्दर बगला है, जिसमे घर्म्य॑ 
ध्यान करते हुए त्यागी ब्रह्मचारी रहते है। जब पुज्य 
वर्णी जी स्वयं इस सस्था मे रहते थे तब यहा भक्तजनों 
का मेला सा लगा रहता था । इसका प्रबन्ध एक निश्चित 
प्रबन्धगारिणी कमेटी क़े द्वारा होता है। इसके अध्यक्ष 
श्रीमान्‌ सेठ भगवान्‌ दास जी है तथा मन्नी श्रीमान्‌ प० 
ताराचन्द्र जी सराफ है । ४ | 

उपयुक्त तीनो सस्थाएँ पूज्य वर्णी जी की देन है । इन 
सस्थाओ्री ने मध्यप्रान्त के श्रन्दर श्राशातीत उन्नति की 
है । इनकी रक्षा करता समाज के प्रत्येक बन्धु का कत्तेव्य 
है । ये सस्थाए पूज्य वर्णी जी के जीवन्त स्मारक है। 


१७ 


समस्त वर्णी वाह्गसय-एक संक्षिप्त परिचय 


कुमारी बन्दना जन, बी० ए० द्वितीय वर्ष 
महाराजा कालेज, छतरपुर 


पूज्य श्री वर्णी जी भारत के उन महामना आध्या- 
त्मिक सन्‍्तो में से एक है जिन्होंने भारतीय सस्कृति को 
अपनी आध्यात्मिक विचारधारा से उत्तरोत्तर गौरवान्वित 
किया हैं। सन्त अमर नही रहते परन्तु उनके वचन या 
उद्गार जिनका संग्रह एक अच्छे विशाल वाइगमय या 
शास्त्र का रूप ले लेते हे वे सदा श्रमर रहते है और युग- 
युग तक लोगों को सन्‍्मा्ग-प्रदर्शत करते हुए उनके आत्म- 
कल्याण मे परम सहायक होते है । इसी विचार धारा से 
प्रभावित होकर वर्णी भकतो ने वर्णी वाइगमय का सकलन 
ओर सम्पादन के अनन्तर प्रकाशन कार्य भी प्रारभ किया 
है। मेरे पिता जी (डॉ० नरेन्द्र जी विद्यार्थी) इस सम्बन्ध 
मे जितने प्रयत्नशील है, समस्त जैन समाज उससे परि- 
चित है। प्रकाशित ओर शभ्रप्रकाशित वर्णी साहित्य का 
एक »$च्छा खासा अध्ययन कक्ष हमारे घर ही मे है। 
वर्तमान में “वर्णी जी--व्यक्तित्व और विचार” नामक 
एक अच्छे ग्रन्थ का लेखन कार्य चल रहा है । हो सकता 
है यह कभी प्रकाशित भी हो । इस सब साहित्य को 
देखने, सभाल कर रखने और यदा कंदा पढने का अवसर 
मुभे भी मिल जाया करता है। 

वर्णी-साहित्य का सर्व प्रण्म प्रकाशन आध्यात्मिक 
पत्रावलियो के रूप में होना प्रारम हुआ । स्व प्रथम श्री 
कस्तू रचन्द्र जी नायक जबलपुर ने यह शुभारम्भ किया । 
तदनन्तर जिज्ञासु. मडल कलकत्ता, जेनजातिभुषण 
सिघई कुन्दतलाल जी सागर, सर सेठ हुक्मचन्द्र जी 
इन्दौर आदि ने इस कार्ये की परम्परा को आगे बढाया । 
विवरण निम्नप्रकार है । 


१. सम्राधिमरण पतन्नपंज-- 


प्रकाशक सि० कस्तूरचन्द्र जी नायक, जबलपुर वीर 
निर्वाण स० २४६४ प्रथम-वृत्ति १५०० मूल्य भेदविज्ञान 


"द्वारा समाधिप्रापष्ति । 


२. आध्यात्मिक पतन्नावली और समाधिमरण पत्र 
पुंज ( प्रथमभाग )--- 


प्रकाशक-जिज्ञसु मडल कलकत्ता, वी० नि० स॒० 
२४६६, प्रथमावृत्ति १०००, मुल्य भेदविज्ञान द्वारा 
समाधिप्राप्ति । इसी को श्री नीरज जी ने वि० स॒० 
२०२५ में वर्णी स्तातक परिषद्‌ से पुत प्रकाशित 
कराया । श्री नीरज जी ने इसकी प्रस्तावना मे लिखा है 
कि सोनगढ़ के लोगो को समयसार पढने सुनने और 
समभकने की प्रेरणा इसी वर्णी पत्रावली से मिली है और 
वहा पहले इसका स्वाध्याय समयसार ग्रन्थ की तरह 
किया जाता था । 


३. आध्यात्मिक पत्रावली (द्वितीय भाग )-- 


सग्रहकर्ता न्न० छोठेलाल जी, प्रकाशक सर सेठ 
हुवमचद्र जी सा० इन्दौर, वी० नि० स० २४६७, 
प्रथमावृत्ति १०००, मुल्य आत्मविचार । रु 


साननीय सर सेठ सा० इन्ही पत्रों के माध्यम से 
प्रभावित और परिचित हुए और एक दिन पृज्य श्री के 
दर्शना्थ सागर भी पधारे । वे वर्णी जी को एक परम 
तपसवी और समयसार का सबसे बडा ज्ञाता विहात्‌ _ 


व आन 


नि 


कान किककमकनन काका “७ अब छा अभनियन मी  पओ 
॥ 
आर 





का नह उरटट 
टी हा ्‌ | हैं १8, का जा कटा जे अर कनम के. ४ 4, 
2 : | रे आम जल फक +' 7 0... 0 
ण्ड स्प्् चर -. 5 हे हि हि आफ री ++्क हा ई 


74० 





न सबेरा, 
रा। 


“) 

४. 
श् 5 
प ॥/७ 
फकररछि 
हि 
्ः 
(०० री 
/झि हर [& 
धि पड 

१0 
किट फि 
+- 7 
>> फ्ि 
पक 
पट का 
कर (५४ 
फ 

79 
(८ ॥० 





॥0+२0॥०) ७ ॥9)]2 ७) ७ ॥७॥६)४ ७ >)६)७ ४2) )3४)२) 





्ी ५ 
४२५ म३ ३ 7४7८ तर 5 


5 


ता 


कै 
है. ही 


्ैं 
हे हक > पक 
जहा 





 ए ई री 9 
# ५ 
4४% ५ $ १ है 
है दर ] #604/:4%#कं हे 
ब> ५ भीलीजज+ 3 
ह अं ६ 3. ५ आई 
र्ट 4/ है न्‍ 5 श है /+ 
4 4.4: ४,४ < र्ल ४ पर्दा. अं जक रु 
का 
९ है ह क्री इक 6 # ॥/# ्टे ४) 6 की 64 * । तै, 
6 म । # 6 3 ७७ कक ८ ४ कफ्रे ४ ३ 4४5 + कफ अकीरा > 5 
्ं टी ४ 





25 वी 


क्‍क/ट्रि7८ ३०782 


के तक अंक. कि कफ 


रन 


| 


संमरत वर्णो बाइगमय-एक संक्षिप्त परिचय 


मानते थे । उनका कहना था किये पत्र नही, अपितु 
समयसार का सार ही है । बात वस्तुत सत्य ही है । 


४. शआ्राध्यात्मिक पत्रावलि (तृतीय भाग ) -- 


प्रकाशक जिज्ञासु मंडल कलकत्ता, वी० नि० स॒० 
२४६७, प्रथमावृत्ति १०००, मूल्य भेदविज्ञान द्वारा 
समाधभिप्राप्ति । 


प्‌, श्राध्यात्मिक पत्रावलि-- 


प्रकाशक श्री सिंघई कुन्दतलाल जी सागर, वी० 
नि० सं० २४६८, प्रथमावृत्ति १०००, मूल्य सदुपयोग, 


६. वर्णा प्रवचन (छोटो साइज ) 


प्रकाशक जिनेश्वरप्रसाद जेन, पृष्ठ सख्या ११८, 
महावीर जयन्ती वि० स० २००६, 


७. सुबोध पत्रावलि [प्रथम भाग ) 

सग्रहकर्ता मुलचन्द्र जेत, प्रकाशक सहजानन्द ग्रन्थ- 
माला मेरठ, वी० नि० स॒० २४८०, प्रथम सस्करण 
२२००, मुल्य दस आने । 


पत्रावलियों की परम्परा ने लोगो को वर्णी साहित्य 
को पढने के लिये उत्साहित किया परन्तु एक नये रूप 
मे उसको प्रकाशित करना झावश्यक समझा गया और 
सामग्री भी इतनी संगृहीत होने लगी कि उसका प्रकाशन 
एक नये रूप के बिना संभव नहीं था। ग्रतः मेरे पिता 
जी ने “वर्णी वाणी” (प्रथम भाग) का साथ ही वर्णी 
जी की जीवनी “वबर्णी जी” नामक एक १०० प्रष्ठ की 
पुस्तक का लेखन कार्य किया । इनके प्रकाशित होने के 
परचात्‌ पूज्य श्री वर्णी जी द्वारा लिखित एक बडी 
पुस्तक मेरी जीवन गाथा का प्रकाशन हुआ । विवरण इस 
प्रका र-- 


८. वर्णोा जी 


लेखक-नरेन्द्र विद्यार्थी, प्रकाशक बालचन्द्र बाबूलाल 
मोदी, बडा मलहरा (छतरपुर ) पृष्ट १००,मुल्य तेरह आने । 

यह पुस्तक पूज्य श्री वर्णी जी द्वारा लिखित “मेरी 
जीवन गाथा” के आधार पर लिखी गई थी । 


है 
॥७७७. 


| ७३ 


९. वर्णो-वाणी 

सकलयिता और सम्पादक नरेन्द्र विद्यार्थी, पृष्ठ १३३, 
मूल्य एक रुपया दस आाने। प्रकाशक साहित्य साधना 
समिति, जन विद्यालय, काशी, वि. स, २००४ । 


१०. सेरी जीवन गाथा (प्रथम भाग ) 


लेखक पुज्य श्री वर्णी जी, प्रृष्ठ ८५६० के लगभग, 
प्रकाशक वर्णी ग्रन्थ माला बाराणसी, मुल्य ६ रुपये आठ 
आते, इसका द्वितीय सस्करण भी प्रकाशित हुआ । 


११. मेरी जीवन गाथा (द्वितीय भाग ) 


लेखक पृज्य श्री वर्णी जी, प्रकाशक वर्णी ग्रन्थ माला 
बाराणसी प्रथम सस्करण १०००, पृष्ठ ४८५६, मूल्य चार 
रुपये चार आने, वी नि. स. २४८६ । 


१२. वर्णा वाणी (प्रथम भाग ) 


सम्पादक नरेन्द्र विद्यार्थी, प्रकाशक वर्णी ग्रन्थमाला, 
पूर्व प्रकाशित वर्ण-वाणी' का यह परिवर्धित सस्करण 
है । इसके कुल ५ सस्करण हो चूके है। प्रत्येक पृष्ठ 
५००, प्रति १००० प्रत्येक बार । 


१३. वर्णो वाणी (द्वितीय भाग ) 


सम्पादक नरेन्द्र विद्यार्थी, प्रकाशक वर्णी ग्रन्थमाला, 
प्रथम संस्करण २००० प्रति, द्वितीय सस्करण १००० प्रति, 
प्रत्येक सस्करण में मुल्य एक प्रति चार रुपये। पृष्ठ 
सरया। ४४८ | 


१४. वर्णा वाणी (तृतीय भाग) 


सम्पादक नरेन्द्र विद्यार्थी, प्रकाशक वर्णी ग्रन्थमाल।, 
प्रत्येक सस्करण १००० प्रति, तीन संस्करणों में मूल्य 
साढे तीन रुपये, चौथे सस्करण में पॉच रुपये, पृष्ठ 
सेख्या ४२८५। 


वर्णी जी के पत्र पहले आधुनिक सम्पादन कला के 
अनुसार वर्गीक्त न होकर एक असम्वद्ध क्रम से प्रकाशित 
होते रहे है परन्तु अब उनका खण्डश व्यक्ति के पद एवं 
प्रतिष्ठा तथा दिनाक क्रम को ध्यान मे रखते हुए नवीन ढंग 


बस के 


कील 


७४ |] 


से वर्गीकृत करके चार खण्डो मे सम्पादन किया गया है । 
विवरण निम्नप्रकार है । 


१५. वर्णा वाणी (पत्र पारिजात चतुर्थ भाग ) 


सम्पादक नरेन्द्र विद्यार्थी, प्रकाशक वर्णी ग्रन्थमाला, 
प्रथम सस्करण १००० प्रति, वी. नि स २४८४, पृष्ठ 
४७५, मूल्य तीन रुपये आाठ आने, इसमे साधुसाध्वियो को 
लिखे गये पत्र सकलित है । 


१६. वर्णो वाणी (पतन्न पारिजात) पंचम भाग 


सम्पादक डा नरेन्द्र विद्यार्थी, अप्रकाशित, इसमे 
विद्वानों के नाम लिखे गये पत्र सम्रहीत है। पृष्ठ सख्या 
अ्रनुमानत ५०० | 


१७, वर्णो वाणी (पत्र पारिजात ) छुठवां भाग 


सम्पादक डा नरेन्द्र विद्यार्थी, अ्रप्रकाशित, पृष्ठ 
अनुमावत ५००, इसमे श्रीमानों के नाम लिखे गये पत्र 
सग्रहीत है । 


१८. वर्णो वाणी (पत्र पारिजात ) सातवों भाग 


सम्पादक डा नरेन्द्र विद्यार्थी, श्रप्रकाशित, पृष्ठ 
अनुमानतः ५००, इसमे श्रीमानों के नाम लिखे गये पत्र 
सग्रहीत है । श्री बावू रामस्वरूप जी बरआसागर के नाम 
लिखे ५०० पत्नो का सग्रह प्रमुख है। इसी में स्व. लाला 
जनेन्द्रकिशोर जी जोहरी दिल्‍ली तथा स्व लाला राजकृष्ण 
जी दिल्‍ली को लिखे पत्र भी हैं । 


१६९. समयसार (प्रवचन सहित ) 


आचाये कुन्दकुन्द की सर्विोत्कष्ठ कृति समय प्राभृत 
ऊपर नाम 'समय सार' ग्रन्थ की सरल सुवोध हिन्दी टीका 
लिखकर पृज्य श्री वर्णी जी ने आध्यात्मिक जगत का महान 
उपकार किया है । प्रुज्य वर्णी जी से मेरे पिता जी ने बहुत 
ग्राग्रह किया परन्तु अपने जीवनकाल मे उन्होने यह टीका 
प्रकाशनाथथ नही दी । वे कह देते थे भेया ! आत्मख्याति 
झौर तात्पर्यावृत्ति के सामने इसको क्‍या आवश्यकता ? 
धन्य है उन आचार्यों को जो ये प्रकाश प्रदान कर गये । 
इस तरह बात ठाल दिया करते थे। परन्तु जब वे स्वर्गीय 


समस्त वर्णो वाइगसय-एक संक्षिप्त परिचय 


हो गये तब केवल ७ दिन के लिये प्रति बडी कठिन 
कार्यवाही के बाद मिल सकी । उदारमना लाला फिरोजी 
लाल थी जन दिल्‍ली ने उसकी फोटो कापी ७ दिन मे ही 
करा दी जिस पर से ६ प्रतिया टाइप होकर सम्पादन कार्य 
प्रारभ हुआ | ग्रन्थ के सम्पादत जैन समाज के प्रकाण्ड 
विद्ात प पन्‍नालाल जी साहित्याचायें सागर ने किया । 
पृष्ठ संख्या ११०० प्रति, वि० स॒० २०२६ मे प्रकाशिका 
की गई। ग्रथ की प्रकाशिका वर्णी ग्रथ माला ने उसका 
मूल्य १२) रखा है। द्वितीय सस्करण छप रहा है। 
पृष्ठ सख्या ४०६ है । 


२०. जीवन यात्रा 


पूज्य वर्णी जी द्वारा लिखित 'मेरी जीवन गाथा 
का उन्ही के शब्दों मे नये ढंग से ऋमवद्ध सक्षिप्त रूपा- 
न्तर है। सक्षेपकार डा० नरेन्द्र विद्यार्थी और श्रीमती 
रमा जेन एम ए, साहित्यरत्न (मेरी माता जी) पृष्ठ 
मूल्य १) पृष्ठ सख्या ५०००, प्रकाशक सुषमा प्रेस, सतना। 


२१. वर्णो जी ओर उनका दिव्यदान 


जीवन यात्रा' मे ही वर्णी जी के कुछ प्रवचत श्र 
वर्णी-वाणी से कुछ महत्त्वपूर्ण अश लेकर इस ग्रथ की 
रचना की गई है। लगभग ३०० पृष्ठो के इस ग्रथ की 
५००० प्रतिया दिल्‍ली निवासी, वर्णी भक्त, लाला 
फिरोंजी लाल जी ने आत्मलाभार्थ स्वाध्याय प्रेमियों को 
वितरित की थी । 


२२. वर्णो दर्शन 


वर्णी शताब्दी समारोह के शुभावसर पर ४२० (55 
के इस सुन्दर ग्रथ का प्रकाशन दि० जैन शान्ति तिकेतन, 
ईसरी बाजार की ओर से हुआ है । विद्वान्‌ सम्पादक 
श्री जिनेन्द्र जी वर्णी ने इसमे सभी सामग्री 'मेरी जीवन 
गाथा' तथा “वर्णी-वाणी' के भागों से सकलित की हे । 

ग्रथ का विमोचन आश्विन कृष्ण ४ वि० सं० २०३१ 
(वर्णी जन्म शताब्दी के प्रथम दिन) ईसरी बाजार मे 
सम्पन्न हुआ । 


४ +चक् 


समरत वर्णी वाइगमय-एक संक्षिप्त परिचय 


२३ से ३७ सुख की एक ऋलक (१५ भाग )-- 


मुरार, दिशली, इटावा, ललितपुर, सागर, गया तथा 
ईसरी में सम्पन्न हुए पुज्य श्री वर्णी जी से प्रवचनों का 
१५ वर्ष के चातुर्मासो मे श्री कपूरचन्द्र जी वरेया एम० 
ए०, साहित्यरत्त लश्कर ने बड़े परिश्रम पुर्वेक संकलन 
ओर सम्पादन कर प्रकाशन कार्य सम्पन्न कराया है। ये 
प्रवचन “सुख की एक झलक" के नाम से समाज मे बड़े 
चाव के साथ पढे जाते है। कुल १५ वर्षों के प्रवचनों 
के है । 


३८. सुख की एक ऋलक (प्रथमभाग )-- 


सरल जैनग्रन्थ भण्डार जबलपुर के सम्पादक वा 
प्रकाशक मोहनलाल शास्त्री काव्यतीर्थ के यहाँ से भी 


॥! 


| ७५ 


प्रकाशित हुआ है। जिसमे लगभग २०० प्रष्ट वा 
मूल्य २॥) है। यह जबलपुर से ही प्राप्त होता है । 

इनका भी पुत्र. विषय वार वर्गीकरण तथा नवीन 
ढंग से सम्पादन कार्य मेरे पिता जी करने को अनुज्ञप्त ही 
चुके है। “वर्णी जी-व्यक्तित्त और विचार” नामक 
डी० लिट॒० के लिये लिखे जाने वाले ग्रन्थ के स्तर का 
जो ग्रन्थ लिखा जा रहा है उसके बाद वे इस का को 
सम्पन्न करेगे। 

इस प्रकार कुल ३८ छोटे बडे ग्रन्थ वर्णी-साहित्य मे 
उपलब्ध है । 

वर्णी जी के उक्त उपलब्ध साहित्य से जन जन का 
कल्याण हुआ है ओर आगे भी होता रहेगा ऐसा मेरा 
विश्वास है । 


अनादिकाल से इस जीवके परपदार्थों का सम्बन्ध हो रहा है, आकाशवत्‌ 
एकाकी नहीं रहा। यद्यपि परसम्बन्ध से इसका कोई भी अ्रश अ्रन्यरूप नही 
हुआ । जीवद्रव्य न तो पुदूगल हुआ और न पुदूगल जीव हुआ । केवल सुवर्ण-रजत 
का गलने से एक पिण्ड हो गया | उस पिणष्ड मे सुवर्ण रजत अ्रपती अपनी मात्रा 
में उतने ही रहे परन्तु अपनी शुद्ध परिणति को दोनो ने त्याग दिया एवं जीव 
और पुद्गल भी बन्धावस्था मे दोनो ही भ्रपने अपने स्वरूप से _ 7 3हल भा वन्धावस्था में दोनों ही अपने भ्रपने स्वरूप से च्युत हो गये । 





-गणंश वर्णी 


पृ 


वर्णी जो की विकास-भूमि मड़ावरा 


विमलकुमार जन सोरया एम. ए., शास्त्री 


अ्रतीत के अश्रंचल समे-- बुन्देलखण्ड मे मडावरा एक 
ऐसा नगर है जिसका अपना प्रामाणिक इतिहास श्राज भी 
श्रपने अतीत गौरव को अपने आप में संजोए है । मडावरा 
से एक किलोमीटर पूर्व मे ग्राम कसई है। यद्यपि वह 
स्थान वतमान मे कृषिक्षेत्र के रूप में प्रव्ते रहा है 
परन्तु फिर भी आजकल वहाँ भवनो के पुरातन चिन्ह 
देखने मे आते है। उस ग्राम में भी जेतो का पर्याप्त 
सदभाव था और जेनसस्क्ृति पर्याप्तमात्रा मे फलीफली 
थी | सम्वत्‌ १६५० के लगभग सागर से मराठा ब्राह्मण 
पण्डित कोशीय ग्राम मे आए । आजभी सागर में इनके 
बशज मोजूद है । जो मोरा जी ताम से जाने जाते हैं । 
वेद्यजी के मंदिर मे पीतल की चौवीसी, जिससे पदमासन 
मूर्तियाँ है उास पर अकित प्रशस्ति निम्नप्रकार है। 
“सम्वत्‌ १८६४ मार्गशी्ष शुक्ला ५ शुक्रवार परगनौ सागर 
नग्न “मराठावरो” प० मोरोजी राज्योदयात्त परवार भूर 
सर्वेछौला बेद्य नदजू, भार्या गोदा, तयो. पुत्र १ हरीसिह 
प्रणमति” 

ये मराठे पेशवा के नाम से उस क्षत्र मे विख्यात हुए । 
इनकी मुख्य बेठक सोरई ग्राम मे थी। जो मडावरा से लगभग 
छह मील दूर दक्षिण मे है। जहाँ पर आज भी पुरातन 
विशाल किला, देवालय, पुरातनस्थल खण्डहर अवस्था 
में भ्रवस्थित हैं । 

मराठा पण्डितों ने 'कौशीय” (कसई) ग्राम के पश्चिम 
भाग में एक भव्य विशाल दुर्ग का निर्माण किया और 
किले से एक गुप्त भूमिगत मार्ग सोरई ग्राम के किले तक 
बनाया । इसकी लम्बाई ७ मील थी । किले के निर्माण 
कार्य में लगभग ४० वर्ष लग गए | किले के पश्चिम में 
वर्तमान मडावरा नगर को नये रूप से बसाया और उसका 


नाम मराठागाव रखा। 'मराठागाव' का सम्बोधन 
सम्वत्‌ १८७० तक प्रचलित रहा | इसके पश्चात्‌ मराठा 
गाँव का सम्बोधन मडावरा के रूप मे प्रचलित हो गया । 
वंच जी के मदिर में स्थित स० १८६४ की प्रशन्ति के अनु- 
सार यह निविवाद सत्य है कि मडावरा नगर को पूर्व मे 
“मराठा” गाँव से नाम से कहा जाता रहा। स्व» श्री 
नेमिचद्र जी ज्योतिषाचायं, ने मडावरा के विषय मे 
कहा है मठम्बर शब्द से मडावरा बन सकता है। 
मठ-जहाँ विशिष्ट व्यक्ति रहे । विद्वान साहित्यकार 
का यह अन्वेषणात्मक कथन अ्रवश्य इतिहास झौर उसकी 
पुरातन परम्परा की पुष्टि करता है। मडावरा नगर को 
स्थापना में तत्कालीन समीपवर्ती स्थित कौशीय (कसई) 
ग्राम के अलावा लार, छपारा तथा नाले के समीप स्थित 
ग्रामो का विलीनीकरण हुआ है । 


मडावरा की भोगोलिक एवं सामाजिक रचना-- 
भौगोलिक दृष्टि से मडावरा भारत के मध्य विन्ध्याचल 
के अचल में २५-२६ एवं २५-४० अक्षाश श्र ७५-२६ 
एवं ७६-२६ देद्यान्तर रेखाश्रो के बीच उत्तरप्रदेश एवं 
मध्यप्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र मे ललितपुर से रे८ मील 
प॒वे-दक्षिण के कोने मे स्थित है। वहाँ की प्राकृतिक 
सुन्दरता तथा उपजाऊ एवं खनिज तत्त्वों से भरपूर भूमि 
सम्पन्नता मे सदैव अग्रणी रही है । मराठा पण्डितो ने 
अत्यत सुन्दर और वर्ण-व्यवस्था के अनुरूप इस नगर को 
व्यवस्था की थी । ग्राम के मध्य से चारो दिशाओ में चार 
मार्ग बनाए । चारो मार्गों पर वर्तुलाकार मे वर्ण-व्यवस्था 
के अनुरूप समाज-व्यवस्था की । भ्राम के बीच में ५३४ 
सम्प्रदाय और जैनो के विशाल गगनचुम्बी जिनालय बनाव 
इसे मदिरो की नगरी की उपमा दिलाते है। जैनो से लगे 


वर्णा जी की विकास-भुभि सड़ावरा 


हुए ब्राह्मण समाज श्रौर उनके &€ वेष्णव-मदिर है। जो 
यहाँ की प्राचीन घामिक परम्परा के प्रतीक है। ग्राम के 
आधे भाग में लुहारों, नाइयो, तेलियो, ढीमरो के प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ मुहल्ले है । दूसरी ओर स्वर्णकारों श्रैदियो, लोधियो, 
कास्तकार, मजदूरो, कृषको के प्रथक्‌ प्रथक्‌ मुहल्ले बसे हुए 
है। ग्राम की श्रद्धं परिक्रमा देता हुआ उत्तर की ओर 
एक विश्ञाल प्राकृतिक नाला है। जो अद्धं गोलाकार के 
रूपमे अवस्थित है । पूवे की ओर नगर का तालाब व 
किला दक्षिण मे मराठो की बडी बाखर तथा पश्चिम 
भाग में राजपथ हे । 


उत्तरीभाग में नाले के उस पार सेवाकारी वर्ग के 
व्यक्तियों मे चर्मकारो, वसोरो, मेहतरों तथा वेश्याओ्रो को 
वसाया गया है| इन सभी के प्रथक्‌ प्रथक मुहल्ले बसे 


हुए है । 


मराठा पण्डितों के राज्य का पतन और प्रंग्रेजी शासन 
का प्रभाव - सम्वत्‌ १८८० के श्रासपास मराठा पण्डितों 
में श्रेष्ठी प० मोरोजी मडावरा नगर के राज्याधिपति थे । 
इसी समय शाहगढ राज्य के श्रधिपति महाराज बखतबली 
सिंह ने एक पत्र मराठा पण्डित राजा मोरोजी के समीप 
भिजवाया । जिसमे निर्देश था कि मडावरा की शासन-सत्ता 
हमारे आधीन कर दे श्रथवा युद्ध के लिए तैयार रहे। 
मराठा नरेश प० मोरो जी ने ३ माह की मौलत मागते 
हुए शासन-सत्ता राजा बखतबलीसिंह को सौप देने की 
अधीनता स्वीकार कर ली । इसी समय इन्ही मराठा 
पण्डितो ने बड़ी वाखर का निर्माण किया था | यह तीन 
फर्लाड़ू लम्बी थी जिसमे समस्त मराठा परिवार किले 
को छोड़कर रहने लगा था । इस बड़ी बाखर (मकान) मे 
६ कुए और ३ वैष्णव मदिर थे । जो अधिकाशत॥ वतंमान 
मे भी हैं । 


एक वार राजा वखतबली सिह ने शअग्रेज ग्धिपति के 
गदेश की अवज्ञा कर दी । परिणामत श्रग्रेजी फौज ने 
दाहगढ नरेश पर आक्रमण कर दिया और अचानक 
मडावरा दुर्ग को घेर कर तोप के गोला वबरसाने लगे। 
परिणामत मडावरा नरेश वखतवली सिंह को परास्त 
होकर गुप्त मांगे से भागना पडा और मड़ावरा सम्बत्‌ 


[ ७७ 


१८६० (सन्‌ १८३४) के आसपास अंग्रेजो की अ्धीनता 
मे आ गया। सम्बत्‌ १९१४ में सुव्यवस्थित शासक के 
ग्भाव में इस क्षेत्र मे भयकर गदर पडी | परिणामत 
अनेक सम्पन्न परिवारों को समीपवर्ती रियासतों में शरण 
लेनी पडी । गदर की जानकारी श्रग्नेतों तक पहुँची और 
उन्होंने श्रपनी सुन्यवस्था बनाई । व्यवस्था में जमीदारी 
स्थापित की । मडावर। के ४ प्रमुख पच राजा के दरवारी 
थे | उन्हे चार चार आना जमीदारी दी। चार पचो मे 
प्रथम ग्राम तिसगना के राजपुत ठाकुर, ग्राम डोगरा के 
लोधी ठाकुर, ग्राम सिमरिया के जन सिधघई एवं ग्राम 
हंसेरा के राजपूत ठाकुर थे। और इस प्रकार ११३ वर्ष 
तक मडावरा--पअग्रेजो की अधीनता (शासन-सरक्षण ) 
में रहा । 

श्रमणसंस्कृति की परम्परा से सड़ावरा--मडावरा 
नगर की स्थापना के पूर्वे से ही इस प्रक्षेत्र मे श्रमण- 
सस्क्ृति का व्यापक प्रभाव एवं जनो का प्रभुत्व रहा है । 
मडावरा नगर के समीपस्थ ग्राम प्तीरोन, गिरार, सोरई, 
मदनपुर आदि ऐसे ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर श्रमण- 
सस्क्ृति के प्रतिमान एवं वास्तुकला के अनूठे गढ देवालय 
भौर शिलापद्न देखने को मिलते है। हजारो की सख्या मे 
विशाल मनोहर दिगम्बर जेन मृतियाँ श्रौर उन पर अभ्रकित 
शिलालेख एव प्राचीन हस्तलिखित ग्रथों पर अ्रकित प्रश- 
स्तियाँ इस बात की साक्षी हैं कि यहाँ पर बहुसंख्या मे 
जनों का सद्भाव रहा है। यही कारण है कि मड़ावरा 
नगर की स्थापना में जनो को पर्याप्तमात्रा मे सुसम्मान, 
सुविधाएँ एव उनके आवास (निवास ) की व्यवस्था में 
प्रमुतता दी गयी । 


जनधर्सम की व्यापकता के प्रतिमान जेनमन्दिर 
शोर उनका निर्माण- 


१. बद्य का मन्दिर --मडावरा तगर मे सर्वप्रथम 
फाल्गुन वदी एकम वि० सम्वत्‌ १७१० में आचाये सकलकीर्ति 
के उपदेश से परवार कुलोत्पन्न श्री मोहनदास, ग्वालीराम, 
एवं मायाराम जी के द्वारा साधारण घर में मंदिर की 
स्थापना की गईं । लगभग एक शताब्दी बाद सर्वप्रथम इसे 
शिखर बन्द मदिर बनाने का कार्ये आरभ हुआ्मा। कहा 


७८ ] 


जाता है कि मदिर की दीवालों की चौडाई दर फुट 
२ इच है। इससे अनुमान होता है कि मदिर का उत्तुग शिखर 
काफी ऊचा बनना चाहिए था, परन्तु तत्कालीन शासक 
प० मोौरो जी ने श्राशा दी कि मंदिर का शिखर किले की मुर्ज 
से ऊचा नही होना चाहिए क्योकि दुष्मनो द्वारा किए 
जाने वाले आक्रमण में किले से जो तोप का गोला फेंका 
जाएगा उससे मन्दिर के विनाश की सम्भावना हो सकती 
है । श्रतएव एकाएक मदिर के शिखर को चोडा करके छोटा 
किया गया । मन्दिर की रचना आज इस तथ्य की पुष्टि करती 
है। इसके पश्चात मार्गशीषष शु० ५ शुक्रवार विण्स ० १८६४ मे 
बेद्य नदज्‌ के पुत्र हरी सिंह जू ने इस मन्दिर की मरम्मत एव 
विज्ञाल प्रतिष्ठा कराई। तभी से इस मदिर को वेद्य जी का 
मन्दिर नाम से पुकारने लगे। इसके पश्चात्‌ विण्स ० १८८र३े 
बेशाख क० ५ बुधवार के दिन श्री सि० मनराखन राम- 
स्वरूप ने ध्रुव. पच-कल्याणक कराकर जिनबिम्ब को 
स्थापना कराई । 


यह मडावरा नगर का अ्रत्यत प्राचीन जिनालय है 
उसका मुख्य द्वार पूर्व की ओर है । 


२. सड़क का मन्दिर--गोरावाला मंदिर, नया 
मदिर-वैद्य जी के मदिर के निर्माण के पश्चात्‌ वि० सम्वत्‌ 
१८२४ के माघ सुदी ५ बुधवार को परवार कूलोत्पन्न 
मोदी कम्मोद जी के पत्र श्री स्वरूपचद जी ने सडक के 
भदिर का निर्माण कर प्रतिष्ठा कराई। कहा जाता है 
कि स्वरूपचद और नदलाल दो भाई थे । छोटे भाई नंदलाल 
जीने मदिर के शिखर पर कलश अपनी ओर से भी रखने 
की इच्छा अपने भाई से व्यक्त की । भाई ने ईए्याॉमिमान 
वश कहा “कलश रखने की इतनी ललक हैं तो अपने 
श्रागन मे बास गाड कर उस पर कलश रख लें ।” भाई 
को भाई के यह शब्द सहन नहीं हुए और एक वर्ष में ही 
अपने भाई से एक हाथ ऊँचा दूसरा मदिर तेयार कराकर 
नन्‍्दलाल ने दूसरे वर्ष वेशाख सुदी षष्ठी स० १८५८ मे 
विशाल पचकल्याणक-प्रतिष्ठा कराई । 


.. सम्वत्‌ १९०१ मे श्री अधू चौधरी ने नये मदिर के 
निर्माण का कार्य आरम्भ किया । असमय में ही उनका 
देहावसान हो जाने के कारण मदिर का काय॑ अधूरा ही 


वर्णो जो को विकास-मुत्ति मड़ावरा 


रह गया । लगभग ४५ वर्ष बाद सौरया वज्ञीय दामोदर 
दास जी दोलतराम जी शथ्रादि के सत्प्रयत्त से यह मदिर 
निर्माण में आया तथा श्री पाश्वेनाथ की मृत्ति स्थापित की 
गई । बि० सम्वत्‌ १६६३ फागुत सुदी ३ को सौरया वज्ञीय 
प्रमुख श्री दोलतराम जी ते विरघा में हुई पंचकल्याणक 
प्रतिष्ठा मे कुछ प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कराकर मदिर जी 
में स्थापित कराई और मदिर का अधूरा कार्य पूरा कराकर 
सम्बत्‌ १६०० में सौरया मोौजीलाल हरीसिंह आदि ने 
कलशा स्थापित किया । परवार कुलोत्पन्न श्री भयालाब 
जी लक्ष्मणग्रसाद जी आदि प्रमुख व्यक्तियों ने स० २०१४ 
में गजरथ कराकर विम्ब-स्थापना कराई तथा मार्गशीप॑ 
कृष्णा ६ वि० स० २४६४ को ब्र० आदिसागर जीने नवीन 
वेदी की रचना कर महावीर स्वामी की विशाल वा भव्य 
मृति स्थापित कराई । 


इत तीनो मदिरों में विण्स० १५२६ में सिं० नदलाल 
जी द्वारा प्रतिष्ठित मृर्तियाँ हैं । विण्स ० १८६२ माघ शु० ७ 
सोमवार के दिन परवार 'कुलोत्पन्न गोरावालो ने विशाब | 
पचकल्याणक-प्रतिष्ठा कराकर सिं० नदलाल जी के मदिर | 
में विम्ब-स्थापता की । तब से गोरावालो का मदिर वह | 
सम्बोधन इस मदिर का हुआ । इसी मदिर के सामते क्‍ 
वर्णी जी का मकान है। जहाँ अपने दरवाजे पर बेठकर इस 
मदिर पर होते वाले प्रवचन से उत्तके अन्त करा में ल्‍ 
सम्यपक्त्व का उदय हुआ । 


३. बेदी जड़ा सविर - मार्गशीर्ष शु० २ रविवार 
स॒० १८४८ को सि० भवानीदास जी ने इस मदिर की 
म्रम्मत कराकर प्रतिष्ठा कराई। इस मदिर में ११ ९ 
१६ वी शताब्दी की अनेक प्रतिमाएँ है। माघ शु ७ सोमवार 
स० १५६२ को जमुनिया ग्राम में अतिष्ठित अधिकाश 
मृ्तियाँ इस मदिर मे स्थित हैं। अबती जमुतिया ग्राम के 
मदिर का पूरा समवसरण इस मदिर में श्रा गया हैं। मापष 
शु० ५वि०स० १६२४को परवार कुलोत्पन्न चौ०भातता जी 
ने प्रतिष्ठा कराई एवं चैत्र शु० ५ सोमवार विण्स० ' ६७४ 
को कुड़ीला (टीकमगढ़) में हुए पच्चकल्यावरत भे कई ५ 
दामोदरदास कुन्दनलाल जी ने प्रतिष्ठा कराकः सर्वे 
इस मविर की वेदी का नवीनीकरण कराया थी । इसीति 








/ 
] 


कब पक... 


जा 
अकलासक- 


स्त्कत्त 


आए खल्््दिब कलम, 


मच 


ब्ल्ज्् 


वर्णी जी की विकास भुभि-भड़ावंरा 


यह मदिर वेदी जडा नाम से प्रचलित हुझ्मा । इस मदिर 
से लगा हुआ मदिर का एक भवन है जिसमे आरभ मे 
श्री हितवर््धनी दि० जेन पाठशाला सचालित रही । वर्तमान 
में शासकीय अस्पताल सचालित है । 

४. पटवारी का संदिर--मूलतायक भगवान ऋषभ 
देव की अत्यत मनोज्ञ २ फुट € इच की देशी पाषाण कौ 
मूर्ति है। रचना की दृष्टि से ११वीं शताब्दी के श्रासपास 
की प्रतीत होती है। कोई लेख इस पर नही है । इस 
मदिर की प्रतिष्ठा मार्गशी्ष वदी १३ शुक्रवार स. १८६४ 
को श्री मोहनदास सिंघई द्वारा कराई गईं | यह गोलापूव 
समाज के सुसन्पून्न व्यक्ति थे। पुन वेशाख कृष्ण ५ 
बुधवार सं० १८८३ का पटवारी सिं० सिरहार, सिं० नारे 
सि० मोतीराम ने पच्कल्याणक प्रतिष्ठा कराई । इसी 
कुटम्ब परम्परा मे भाद्रपद शुक्ल १४ चन्द्रवार वि०्स ० १६९०९ 
में पटवारी नदलाल, गनेश, रामचद ने पचकल्याणक प्रतिष्ठा 
कराके बिम्ब-स्थापना की और एक प्रृथक्‌ नवीन वेदी 
सम्बत्‌ १९६५ में परवार कुलोत्पन्न मोदी नाथूराम ने 
बनवाकर प्रतिष्ठा कराई । यहाँ गोलापुर्व समाज का यही 
एक जिनालय है । 

प्‌, सिघई का मंदिर---परवार जाति के डंवढिया 
गोत्रज श्री गनेश पातरे उस समय के वेभवशाली 
प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । एक बार अकाल के समय इन्होने 
राजा मोरो जी से कहा था महाराज आप इस अ्रकाल से 
भयभीत न हो यदि आपकी आज्ञा प्राप्त हो तो मै अ्रनाज 
के बदले अ्रशरफियाँ खेतों मे फसल के रूप में बुझा सकता 
हू । राजा ने प्रसन्नता के साथ बजारो के द्वारा अ्रशफियाँ 
भेजकर बाहर से अपने राज्य में गल्‍ला मंगाया था | इसी 
सिधई परिवार ने फागुन सुदी ३ बुधवार वि०सम्वत्‌ १८६७ 
को इस मदिर की प्रतिष्ठा कराई । इसी सिघई परिवार मे 
रसोलामूर ग्ोयलगोन्रोत्पन्न सि० उदेत जी, सि० सूख 
सिंह जी झादि ने कातिक शु० ५ बुधवार वि०्स० १६९२२ को 
इसी मदिर के अहाते मे दूसरा शिखरवद गगनचुस्वी मदिर 
बत्तवाकर विशालकाय भगवान पारवेताथ की मूत्ति की 
प्रतिष्ठा कराई । सं० १६२४ में पुनः गजरथ महोत्सव 
इच्ही के द्वारा सम्पन्न हुआ । इस मदिर की वेदी देशी 
पत्थर की बनी है । जिसमे कलात्मक पच्चीकारी मेहराव 


्् 


[| ७६ 


आभ्रादि बनी है | इसी मंदिर में स्थित प्राचीन हस्तलिखित 
ग्रथ सुदृष्टि तरगिणी की प्रशस्ति से यह जाता गया कि 
सम्बत्‌ १८१६ में तत्कालीन नरेश प. मोरो जी ने ससम्मात्त 
परवार कुलोत्पन्न ऐंडरीमूर वाभूल्य गोत्र, श्री उमराव जी 
उर्फ लललाजूसाव को सोरई ग्राम से ससम्मात मडावरा 
बुलवाया था। तथा राजदरबार मे स्वर्णाभूषणों से सम्मान 
कर सोरई प्रवासी होने से “सौरया जी दब्द का सबोधन 
किया । उसी परम्परा मे श्री माडनलाल देवीदास आदि 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने जन्म लेकर सौरया वह्य को यशो 
वृद्धि की। अत सिघई और सौरया यह दोनो वश मडावरा 
की स्थापना के समय से इस तगर के निवासी है । 


६ बाजार का मंदिर-फाल्मुत शु ० १५ बुधवार वि०स० 
१८९३ को गोलालारे कुलोत्पन्न आशाराम बिहारीलाल जी 
ने इस मदिर की एवं इसमे स्थापित भ० नेमिताथ की 
विशाल भव्य खड़गासन मूति की प्रतिष्ठा कराई। यह 
मूृति वीतरागता, मनोज्ञता, सौम्यता में अद्वितीय है। 
सम्वत्‌ १६१२ ज्येष्ठ शु० ५ रविवार को पुन इसी 
परिवार मे सर्राफ नदजू , बसंत, थोवन ने विशाल पाश्वेनाथ 
की प्रतिमाएं स्थापित कराकर प्रतिष्ठा कराई । 


७, नीचे पुरा का मन्दिर-- इसका प्रामाणिक इतिहास 
नही मिलता । ज्येष्ठ शु० ५ गुरुवार स० १८९७ को इस 
मदिर के मुलनायक की प्रतिष्ठा होना लिखा है। सम्भवत 
यह मदिर इसी समय बना हो । यह गोलालारे समाज के 
सिधईजीके द्वारा बनवाया गया ऐसी जानकारी परम्परागत 
सुनने मे आई। यह सदेव से गोलालारे समाज के सरक्षण 
में रहा । 


इस प्रकार ऐतिहासिक तथ्यो के श्राधार पर १६ से 
२० शदी तक मडावरा नगर में अनेक पच्रकल्याणक 
प्रतिष्ठाऐएं व गजरथ हुए । मदिरो का यह इतिहास, मूर्ति 
शिलालेखो, ग्रथप्रशस्तियो एवं परम्परागत प्रचलित 
कथानको के आधार पर लिखा गया है । 


सड़ावरा नगर में महापुरुषों का सदुभाव और वर्णी 
जी का जन्म--ऐतिहासिक प्रमाणो एवं प्राचीन हस्त- 
लिखित पुराण ग्रथों पर अ्रकित प्रशस्तियो से यह जाना 
जा सकता है कि मडावरा में सर्देव धर्म की महती 


5०0 | 


प्रभावना होती आई है। तथा समय समप पर विशिष्ट 
श्रीमानो, विद्वानो, वतियो एवं महापुरुषों ने यहाँ जन्म लेकर 
अपनी यश कीति चिरस्मरर्णीय की है । 


इसी परम्परा मे कुवार वदी चौथ वि०्सम्वत्त १९३१ के 
दित मडावरा मूलनिवासी एवं हंसेरा-प्रवासी श्रीमान 
हीरालाल जी के घर माँ उजियारी की कूख से एक 
बालक ने जन्म लिया। नाम गणश'” रखा गया । कौन 
जानता था कि असाटी जाति में जन्म लेने वाला गणेश 
जेनधर्म का अ्रधिकारी विद्वान, महान आध्यात्मिक सत, 
श्रौर विश्ववथ युगपुरुष बनेगा। पूज्य वर्णी जी ने मेरी 
जीवन-गाथा के प्रथम पृष्ठ पर अपना परिचय देते हुए 
लिखा है । 


“मेरा नाम गणेश वर्णी ' है। मेरा जन्म सम्वत्‌ १६३१ 
के कुबार वदी ४ को हँसेरे गाँव में हुआ था । यह ग्राम 
जिला ललितपुर (भमाँसी) तहसील महरोनी के अ्रन्तंगत 
मदनपुर थाने मे स्थित है। पिता का नाम श्री हीरालाल 
जी और माता का नाम उजजियारी था । मेरी जाति शअ्रसाटी 
थी । यह प्राय बुन्देलखण्ड मे पाई जाती है । इस जात्ति 
वाले- वेष्णव धर्मानुयायी होते हैं। पिताजी को स्थिति 
सामान्य थी । 


मडावरा के सबंध में “मेरी जीवन गाथा” मे वर्णी 
जी ने लिखा है---“मेरी आयु जब ६ वर्ष की हुई तब मेरे 
पिता मडावरा झा गए थे | तब वहाँ पर मिडिल स्कूल था 
डाकखानता था और पुलिस थाना भी था। गगर शअ्रत्ति 
रमणीय था । यहाँ पर १० जिनालय और दिगम्बर 
जैनियो के १५० घर थे। प्राय सब सम्पन्न थे। दो 
घराने तो बहुत ही धनाढद्य और जनसमूह से पूरित थे ।* 


अपने विषय मे वर्णी जी ने स्वय लिखा है “मैने 
७ वर्ष की अवस्था में विदयारम्भ किया और १४ वर्ष की 
अवस्था मे मिडिल पास हो गया चकि यहाँ पर यही तक 
शिक्षा थी श्रत आगे नहीं बढ सका। मेरे घर के सामने 
एक जिनालय था, इसलिए वहाँ भी जाया करता था । 
उस मुहल्ले मे जितने घर थे सब जैनियो के थे। उन लोगो 
के सहवास से प्रायः हमारे पिता का आचरण जंँनियो के 


वर्णी जी को विकास-भूमि मडावरा 


संदृश हो गया था । रात्रिभोजन मेरे पिता नही करते 
थे। जब मैं १० वर्ष का था तब की बात है सामते 
मर्दिर जी के चबूतरे पर प्रतिदिन पुराण प्रवचन होता 
था एक दिन त्याग का प्रकरण आया-बहुत से भाइयो ने 
प्रतिज्ञा ली मैंने भी उसी दिन आजन्म राजिभोजन 
प्याग दिया । इसी त्याग ने मुझे जैनी बना दिया ।” 


वर्णी जी २० वर्ष की अवस्था तक मडावरा रहे । एक 
ओर जहाँ पिता के धामिक सस्कारो एवं जैनधम्म के प्रति 
गहन आस्थामय विचारो का प्रभाव बालक वर्णी के 
जीवन में सहकारी हुआ तो दूसरी ओर अपने आत्मीय 
बालमित्रों मे अ्रभिन्न स्व० सिं० हरीसिह जी सौरया 
(जो कि लेखक के बाबा थे) के मेत्री व्यवहारों एवं पवित्र 
धर्माचरण के सस्कारो से वर्णी जी के अन्त करण मे 
जिनश्नद्धात का अकुरण परिपक्व होता गया । वर्णी जी ने 
मेरी-जीवन-गाथा में अनेको जगह अभिन्न लगुटया मित्र 
के रूपमे स्व० हरिसिह सौरया को म्रादर के साथ 
स्मरण किया है । 


ग्रपनी निवासभूभि मड़ावरा के उज्ज्वल इतिहास 
मे-वि० सम्वत्‌ १६७५ में मडावरा में विशाल विमानोत्सव 
हुआ । वर्णी जी ने अक्षयतृतीया के दित सागर मे 
“सत्तक॑ सुधातरमगिणी” पाठशाला की स्थापना की थी। 
उस समय वर्णी जी की उम्र ३३ वर्ष की थी। मडावरा 
समाज ने ऐसे पुनीत भ्रवसर पर वर्णी जी को सागर से 
बुलवाया । वर्णी जी अपने ज्ञान, आचरण और सामाज 
एवं धर्म सेवा की अश्नतपूर्व प्रवृत्तियों के कारण 
ग्रादर श्रद्धा के साथ लोकप्रियता पाते जा रहे थे।. 
मडावरा समाज अपने ऐसे गौरवशाली बेटे के कारण ' 
ग्रपने श्रापको अहोभाग्य मानकर गौरवान्वितत था। 
समाज को विश्वास था कि हमारा लाल हमे ज्ञात 
और आचरण की दिशा मे जो भी प्रकाश देगा वह 
पीढियो तक रहेगा । हुआ भी ऐसा ही । वर्णी जी ने 
हितव्धिनी दि० जैन पाठशाला की स्थापना कर अपनी 
निवासभूमि के गौरव को ' समुन्नत किया । वर्णी जी ने 
स्वय लिखा है। “मडावरा से, जहाँ पर कि मेरा 
बाल्यकाल्य वीता था, एक पत्र इस आाशयका आाया कि 


वर्णी जी की विकास-भुमि सड़ावरा 


श्राप पत्र के देखते ही चले आइए । यहाँ पर श्री जिनेन्द्र 
भगवान के विमान निकालने का महोत्सव है। हम सानद 
मडावरा पहुँच गए उस समय वहाँ समाजमे परस्पर 
अत्यत प्रेम था। तीन दिन का उत्सव था। श्रन्त में 
सेने कहा---/भाई एक प्रस्ताव परवार सभा में पास 
टो चुका है कि जो ५०००) विद्यादान मे देवे उसे सिघई 
पद दिया जावे । इस ग्राम में सो से ऊपर घर है, परन्तु 
बालकों को जेनधर्म का ज्ञान कराने के लिए कुछ भी 
साधन नही है” जहाँ पर १० मदिर हो, बडे बडे बिम्व 
सुन्दर सुन्दर वेदिकाएँ और अच्छे अच्छे गानविद्या के 
जानने वाले हो, वहाँ धर्म के जानने का कुछभी साधन न 
हो, यह यहाँ इस समाज को भारी कलक की बात है । 
अत, मुझे आशा है कि सौरया वश्य के महानुभाव इस 
त्रुटि की पूर्ति करंगे। मेरे बाल्यकाल के मित्र श्री सौरया 
हरीसिह जी हँस गए । उनके हास्य से मैने आागत जन 
समुदाय के बीच घोषणा करदी कि बडी खुशी की बात 
है कि हमारे वाल्यकाली मित्र ने सिधई पद के लिए 
५०००) का दान दिया। मैने श्री दामोदर सिंघई से 
कहा कि भेया आपतो जानते है कि इतने मे तो एक 
अध्यापक ही न मिल सकेगा आशा है ग्रापभी ५०००) 
का दान , देकर ग्राम की कीति को अ्रजर अमर कर 
देवेगे । उन्होंने कहा--इससे उत्तम क्या होगा कि हमारे 
द्वारा बालकों को ज्ञानदान मिले। 'पचोने सौरया वश 
के प्रमुख-व्यक्तियो को पगडी बाधी और केशर का तिलक 
लगा कर 'सिघई जी जुहार' का दस्त्र अदा किया। 
परचात्‌ सि० दामोदरदास जी को भी केशर का तिलक 
लगा कर पगड़ी बाधी और “सवाई सिघई' पद से विभूषित 
किया । इस तरह जन पाठशाला के लिए दर हजार का 
मूलधन अनायास हो गया ।” इस प्रकार पृज्य वर्णी जी ते 
मडावरा मे ज्ञानप्रकाशिनी सस्था की स्थापना कर महान 


मा 


[ प 


उपकार किया इसी पाठशाला से सेकड़ो विद्वानों ने 
जन्म लिया । 

अपनी जन्मभुमि के अंतिम दशंन--अपनी बुन्देलखण्ड 
की अतिम ऐतिहासिक यात्रा में वर्णीजी श्रगेको जगह 
पाठशालाओ, विद्यालयों की स्थापना के साथ सामाजिक 
मनोमालिन्यों एवम मतभेदों को दूर करते हुए अगहन 
शुक्ला ३ वि०सवत्‌ २००४ तदतनुसार दिताक १५-१२-१६४७ 
सोमवार को प्रात मडावरा पधारे | ३ दिन मडावरा रहे । 
पज्य वर्णीजी का सह श्रागमन उन्तकी पुनीत ऐतिहासिक 
स्मृति ही बन गया । उनकी वाणी मे स्नेह और ग्रात्मीयता 
का जादू था। मडावरा जैनसमाज के बीच जो मतभेद 
श्र मनोमालिन्य था उनके आगमन से स्तेह झौर एकता 
में परिणत हो गया । पाठशाला जो बद हो चुकी थी पुन. 
चाल हो गई और पृज्य वर्णी जीकी पुनीत स्मृति मे एक 
सावंजनिक उपयोगी--“वर्णीभवन” का निर्माण किया 
गया । इस सदर्भ में वर्णी जीने स्वयं लिखा है। “रात्रिको 
हँसरा ग्राम मे वस रहे । वहाँ पर हमारी जन्मभूमि के 
रहने वाले हमारे लगोटिया मित्र सिघई हरिसिह जी 
आगए । बाल्यकाल की बहुत सी चर्चा हुई॥ प्रात* काल 
मडावरा पहुँच गए । हम यहाँ ३ दिन रहे । यही पर एक 
दिन ३ बजे श्रीमान्‌ प० वंशीधर जी इन्दौर श्रागए, आपका 
रात्रि को प्रवचन हुआ, जिसे श्रवण कर श्रोता लोग मुग्ध 
हो गए। मडावरा में पडित जी तथा समगौरया जी के 
अथक परिश्रम से पाठशाला का जो चन्दा वन्द था वह 
उगाया और यहाँ के जनियो मे परस्पर जो मालिन्य था 
वह भी दूर हो गया 

वर्णीजी उस प्रकाशमान ज्योत्तिमंय दिवाकर की भाति 
थे, जिसका प्रकाशपुञ्ज सर्वेत्र समानरूप व्यापक रहा । 
ऐसे महापुरुष की पुनीत शताब्दी के पावन्त प्रसग पर हम 
उनके पावन चरणों में कोटिश' नमन करते है । 


जा 
अशत-पञचमी 
त्यागियों और दचिद्वानों से-- 


श्रतपचमी का यह ॒पर्व हमको यह शिक्षा देता है कि 
यदि कल्याण करने की इच्छा है तब ज्ञानार्जेन करो । 
ज्ञानाजंत के बिना सनुष्यजन्म की साथ्थक्ता नहीं । देव 
और तारकियो मे तीन ज्ञान होते है। जो ज्ञान होते है 
उनमे वे विशेष वृद्धि नही कर सकते है। ज॑ंसे देवो के 
देशावधि है वे उसे परमावधि, सर्वावधि नही कर सकते । 
हा, यह अ्रवश्य है ज॑से उन्तके मिथ्यादशन का उदय हो 
तब उनका ज्ञान मिथ्याज्ञान कहलावेगा । सम्यर्दर्शन के 
हो जाने पर सम्यग्ज्ञान हो जावेगा | परन्तु देवपर्याय मे 


संयम का उदय नहीं। अत आपमााय बढ़ी अश्रविरत 
अवस्था रहेगी । 


मनुष्य पर्याय ही की विलक्षण महिमा है। जो सकल- 
संयम धारण कर ससार-बधन-विनाश कर सकता है। 
यदि ससार का नाश होता है तब इसी पर्याय मे होता 
है। अतः इस पर्याय की महत्ता संयम से ही है। हम 
निरन्तर ससार फो यह उपदेश देते हैं कि मनुष्य जन्म 
पाकर इसकी साथ्थकता इसी में है कि ऐसा उपाय करो 
जिससे फिर सप्तार-बधन भे न बँधना पड़े । इस उपदेश 
का तात्पयं केवल सम्यग्दशेन से नहीं; क्योकि सम्यर्दशेन 
तो चारो गतियो मे होता है । केवल इसको प्राप्त किया 
तब क्या विशेषता हुई । श्रतः इससे उत्तर संयम धारण 
करना ही इस पर्याय को सफलता है । 


ग्राजकल बड़े बडे विद्वान यह उपदेश देते है कि 
स्वाध्याय करो । यही आत्मकल्याण का मार्ग है । उनसे 


यह प्रश्न करना चाहिए, महानुभाव ! भे गवन्‌ |] 
विद्वच्छिरोमणि |!!! आपने आजन्म विद्याभ्यास किया । 
सहस्नो को उपदेश दिया । स्वाध्याय तो आपका जीवन 
ही है। हम जो चलेंगे सो श्रापके उपदेश पर चलेंगे । 
परन्तु देखते हैं आप स्वय स्वाध्याय करने का कुछ लाभ 
नही लेते । अत हमको तो यही श्रद्धा है कि स्वाध्याय के 
करते से यही लाभ होगा कि अ्रन्य को उपदेश देते मे 
पटु हो जावेंगे । सो प्राय जितनी बातो का उपदेश आप 
करते है हम भी कर देते है। प्रत्युत एक बात हम लोगो 
में विशेष है कि हम आपके उपदेश से दान करते है। 
अपने बालकों को यथाशक्ति जैनधर्म का ज्ञान कराने का 
प्रयत्न करते है । परन्तु आप मे वह बात नहीं देखी 
जाती । आपके पास चाहे पचासो हजार रुपया हो जावे 
परन्तु आप उसमे से दानन करेगे। अन्य की कथा 
छोडिए । आप जिन विद्यालयों द्वारा विद्वान हुए, उनके 
प्र्थ कभी १००) न भेजे होगे । निज की बात छोडो। 
अन्य से यह न कहा होगा कि भाई ! हम तो अमुक 
विद्यालय से विद्वान हुए उसकी सहायता करनी चाहिए । 
जगत को उपदेश धर्म जानने का देवेंगे, परन्तु अपने 
बालको को एम० ए० ही बनाया होगा। पधर्मशिक्षा का 
मिडिल भी न कराया होगा । अन्य को मय, मास, संधु 
के त्याग का उपदेश देते है। आपसे कोई पूँछे कि 
आपके अ्रष्टमूल गुण है तो हँस देवेंगे । व्याख्यान देते देते 
पानी का गिलास कई बार आ जावे तो कोई बडी बातें 
नहीं । हमारे श्रोतागण भी इसी मे प्रसन्न है कि १० जी ते 


अत-पतच्रमी 
सभी को प्रसन्न कर लिया । 


यदि यह पडितवर्ग चाहे तब समाज का बहुत कुछ 
हित कर सकता है । जो पडित हैं वे नियम कर लेबे कि 
जिस विद्यालय से हमने प्रारम्भ मे विद्याजंन किया है और 
जिसमे अन्त में स्‍्तातक हुए अपने को कृतज्ञ बनने के लिए 
दो प्रतिशत देवेगे। एक प्रतिशत प्रारम्भ विद्यालय के 
लिए तथा एक प्रतिशत अतिम विद्यालय को प्रतिमास 
भिजवाबेगे । यदि २००) मास उपाज॑न होता होगा तब 
२॥।) प्रतिमास भिजवाबेंगे। तथा एक वर्ष मे २० दिन 
दोनो विद्यालयों के अर्थ देवंगे । अथवा यह न दे सके तब 
कम से कम जहाँ जावे उन विद्यालयों का परिचय तो 
करा देवे । जिनको १००) से कम आय हो वह प्रतिवर्ष 
५) ५) अपनी संस्था मातेश्वरी को पहुँचा देवे। तथा 
यह भी न बने तब एक वर्ष मे कम से कम जिस 
ग्राम के हो वहा रहकर लोगो में धर्म प्रचार तो 
कर देवे । 


त्यागियों की बात कौन कहे ? वह तो त्यागी है । 
किसके त्यागी है ? सो द॒प्टि डालिए तो पता चलेगा । 
त्यागीवर्ग को यह उचित है जहाँ जावे वहाँ पर यदि 
विद्यालय हो तब ज्ञाताजेंन करे । केवल हल्दी, धनिया, 
जीरे के त्याग में ही अपना समय न बितावे। 
गृहस्थो के बालक जहाँ अध्ययन करते है वहाँ अध्ययन 

श्रुत-पञ्चमी | 
वि ० स० २००८ 


+ह 


| परे 


करे तथा शास्त्रसभा में यदि श्रच्छा विद्वान हो तो 
उसके द्वारा शास्त्रप्रवचन प्रणाली की शिक्षा लेवे। 
केवल शिक्षाप्रणाली ही तक न रहे, किन्तु संसार के 
उपकार में अपने को लगा देवे । यह तो व्यवहार है । 
अपने उपकार मे इतने लीन हो जावे कि अन्य बात 
ही उपयोग मे न आवे । 


कल्याण का मार्ग पर पदार्थों से भिन्न जो निजद्रव्य है 
उसी मे रत हो जाना है। इसका श्रथ यह है जो पर मे 
रागह्ेष विकल्प होते है उसका मुल कारण मोह है। 
यदि मोह न हो तब यह वस्तु मेरी है यह भाव भी 
न ही। तब उसमे राग हो, यह सर्वथा नही हो सकता । 
प्रेम तमी होता है जब उसमे अपने अस्तित्व की कल्पना 


“की जावे । देखो ! प्राय मनुष्य कहते है हमारा विश्वास 


अमुक धर्म मे है। हमारी तो प्रीति इसी धर्म में है। 
विचार कर देखो, प्रथम उस धर्म को निज का मानना 
भी तो उसमे प्रेम हुआ । और यदि धर्म को निज का 
न माने तब उसमे अनुराग होना असम्भव है। यही 
कारण है कि एक धर्म वाला अन्य धर्म से प्रेम नही 
करता । श्रतः: जिनको आत्मकल्याण करना है वे श्रात्मा 
से राग करें। जो आत्मा नही, उनसे न राग करें और 
त्त द्वेघष करें। आत्मा एक द्रव्य है, ज्ञान दर्शन वाला है, 
बल्कि यह भी व्यवहार है। ज्ञान दर्शन के विकल्प 
क्षयोपशम ज्ञान मे होते है । 


-गणंश बवर्णो 


--वर्णो-वाणी ३ । २६० 


सभी पदार्थ अपनी-भ्रपनी सत्ता लिए हुए परिणमनशील है। कोई पदार्थ 
किसी के साथ सम्बन्ध नही रखता। जिस पदार्थ में जो गुणा-पर्याये हैं उन्ही के 
साथ उनका तादात्म्य हो रहा है, चाहे वे चेतन हो, चाहे श्रचेतन हो । चेतन पदाथ 
का तादात्म्य चेतन गुण पर्याय के साथ है, यह निर्णीत है ॥ किन्तु ग्रनादिकाल से 
मोह का सबध आत्मा के साथ हो रहा है। मोह पुदगल द्रव्य का परिणमन है । 
किन्तु जब उसका विपाककाल आता है उस काल में यह आत्मा रागादिरूप 
परिणमन करता है। आत्मा मे चेतन गृण है, उसमे यह आत्मा है, उसे ज्ञान 
जानता है । ज्ञानगूण का_ काम जानना है । जैसे दपंण मे स्वच्छता है, उसमे अ्रग्नि 
का प्रतिबिम्ब पडता है किन्तु शभ्ररित मे जो उष्णता और ज्वाला है वह दरपंण में 
नही है | एव ज्ञान गुण स्वच्छ है, उसमे मोह के उदय मे रागादि होते है वे आत्मा 
की उपादानशक्ति से ही हुए है, नेमित्तिक नहीं। यह उन्हे स्वभाव मान लेता 
है, यही इसकी भूल है। यही भूल अनन्त ससार की नियामक है। जिन्हे अनन्त 
ससार से पार होना होवे वे इस भूल को त्यागें। ससार को निज मत बनाञ्रो 
और न निज को ससार बनाश्रो । न तुम किसी के हो और न कोई 
तुम्हारा है। परन्तु मोह के आवेग मे तुम्हे कुछ सूभता नही । 


-वर्णी वाणी, ३ /१४० 


मे 


ततीय खण्ड 





000] 


किक पक सके 


कै 

हा 
प्र 
है 


यु 





उनके ग्रक्षर-उनकी बात 


उपादान और निमित्त अपनी अपनी सीमा के भीतर परिणमन करते हुए भी 
किस प्रकार कार्य की कारणता प्राप्त करते है, यही रहस्य स्याद्वाद की कुजी है| 
पूज्य वर्णीजी कितने सुगम शब्दों मे इस रहस्य का उद्घाटन कर देते थे- 


जो आतंक 5 निमित्तो भे 
ग्नोजजते हो चबूमानिर्मक रस्बने से: 

(एल का ' मे जिन >प्रात्मा 
नही देरय समता खाए वे 


एक भी >तप्यप्रणद है:>-यद्का 
श्वी सट ऊाशी द। 


गणेश नर्गीं 


ससंय--- 
विहार प्रान्‍्तके कुण्डनपुरनपति सिद्धार्थकी श्ाँखो का 
तारा, त्रिशलाका दुलारा बालक महावीर, कोन जानता 
था मृकोका सरक्षक, विश्वका कल्याणपथदर्शक बनेगा 
ईसवी सन्‌के ५६८ वर्ष पूर्व भगवान्‌ श्री पाइ्वेनाथके 
निर्वाण पश्चात्‌ कोई धर्मप्रवतंक न रहा। स्वार्थी जन 
अपने स्वार्थ साधनके लिये अपनी ग्रोर, अपने धर्मकी ओर 
दूसरो को आकपित करनेके लिए यज्ञवतिवेदियोमे जीवो- 
को जला देता भी धर्म बताने लगे । अर्वमेघ, नरमेध 
जैसे हिसात्मक कार्याकों भी स्वर्ग ओर मोक्षका सीधा 


मार्ग कहकर जीवोकों भुलावेमे डालने लगे । ससार 
सदन प्रतीत होने लगा । एक रक्षककी ओर जनता 


आशा भरी दृष्टि लिये देखने लगी। यही वह समय था, 
जब भगवान्‌ महावीरने भारत वसुन्धराको अपने जन्मसे 
सुशोभित किया था । 
बाल जीवस-- 

सर्वत्र आनन्द छागया, राजपरिवार एक कुलदीपक 
को ओर विश्व एक अलौकिक दिव्यज्योति को प्राप्तकर 
अपने आपको घन्य समभने लगा । वालक महावीर दोयज 
के चन्द्रके समान बडते हुए दु खातुर ससारको त्राण देनेके 
लिए विद्याम्यासी और अनेक कताओ्ाके पारगांमी एव 
कुशल प्तरक्षकके झूपमे दुनियाके सामने आये । अ्रवस्थाके 
साथ उनके दया दाक्षिण्यादि गुण भी युवावस्थाको प्राप्त 
हो रहे थे। अपनी सुन्दरता, युवावस्था, विद्या और 
कूलाग्रोका उन्हे कभी अभिमान नहीं हुआ । 

श्री वीर प्रभुने वाल्यावस्थासे लेकर तीस वर्ष की 
आयु तक घर ही में समय विताया | उन वर्षाकों अ्विरत 
अवस्था ही में व्यय किया । श्री वीर-प्रभ वाल-ब्रह्म चारी 


भगवान महावीर 


थे। अत सबसे कठिन ब्रत जो ब्रह्मचर्य है उन्होने 
अविरतावस्थामे ही पालन किया, क्योकि ससारका मूल 
कारण स्त्रीविषयिक राग ही है। इस रागपर विजय 
पाना उत्कृष्ट आ,॥रात्माका ही काम हे। वास्तवमे वीर 
प्रभने इस न्रतका पालन कर ससारको दिखा दिया-“यदि 
कल्याण करना इप्ट है तब इस ब्रतकों पालो | इस क्तकों 
पालनेसे शेष इन्द्रियोके विपयोमे स्वयमेव अनुराग कम 
हो जाता है। 
आद्े ब्रद्माचरी-- 
वीर प्रभने अपने वाल-जीवनसे हमको यह शिक्षा 
दी कि-- “यदि अपना कल्याण चाहते हो तो अपनी 
ग्रात्माकोी पचेन्द्रयोके विपय्रोसे श्जौर ज्ञानपरिणतिकों 
परपदार्थोमि उपयोगसे रक्षित रखो । बाल्यावस्थासे ही 
वीर प्रभु ससार के विपयोसे विरक्त थे । क्योकि सबसे 
प्रवल ससारमे स्त्रीविषयिक राग है म्रत., उस रागके बस 
होकर यह आत्मा अन्धा हो जाता हे । जब पुवेदका उदय 
दोता है तब यह जीव स्त्रीसेवत की इच्छा करता है। 
प्रभने अपने पितासे कह दिया--'में इस ससार के कारण 
विपयसेवनमे नहीं पहना चाहता ।” पिताने कहा--“श्रभी 
तुम्हारी युवावस्था है अ्रत' देंगम्बरी दीक्षा अभी तुम्हारे 
योग्य नहें। । अभी तो सासारिक काय करो, पश्चात श्री 
ग्रादिनाथ स्वामीकी तरह विरक्त हो जाना ।” श्री वीर 
प्रभूने उत्तर दिया---“पहलेतो कीचड लगाया जावे, पश्चात्त 
जलसे उसे घोया जावे, यह में उचित नहीं समझता । 
विपयोसे कभी आत्म-तृप्ति नही होती । यह विपय तो खाज 
खुजानेके सदश हूँ ( प्रथम तो यह सिद्धान्त हे कि परपदार्थ 
का परिणमन पर में हो रहा है, हमारा परिणमन हमसे 
हो रहा हैं। उसे हम अपनी इच्छाके अनुकूल परिणमन 
नहीं करा सकते । इसतिये उससे सम्बन्ध करना योग्य 


२ । 


नही है । जो पदार्थ हमसे पृथक है उन्हे भश्रपनाना महान 
अन्याय है । श्रत जो परकी कन्या हमसे पृथक है उसे 
मैं ग्रपना बनाउ, यह उचित नही । 

प्रथम तो हमारा आपका भी कोई सम्बन्ध नहीं। 
श्रापकी जो आत्मा है वह भिन्न है, मेरी आत्मा भिन्न है । 
इसमे यही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप कहते है विवाह 
करो, मै कहता हें वह सर्वथा अनुचित है। यह विरुद्ध 
परिणमन ही हमारे और आपके बीच महान्‌ अन्तर दिखा 
रहा है। अत विवाहकी इस कथाको त्यागो । आत्म- 
कल्याणके इच्छुक मनुष्यको चाहिये कि वह अपना 
जीवन ब्रह्मचये-पृ्वंक व्यतीत करे । और उस जीवनका 
सदुपयोग ज्ञानाम्यासमे करे। क्योकि उस ब्रह्मचय॑ व्रतके 
पालने से हमारी आत्मा रागपरिणति--जो अनन्त ससार 
मे रलाती है, उससे बच जाती है। यह तो श्रपनी दया 
हुई और उस राग-परिणतिसे जो श्रन्य स्त्रीके साथ सहवास 
होता है वह भी जब हमारी राग-परिणतिमे फँस जाती 
है तब उस स्त्रीका जीव भी अपनेको इस राग द्वारा 
अनन्त ससारमे फेसा लेता है। इसलिये दूसरेके फेंसानेमे 
भी हम ही कारण होते हैँ । इस प्रकार दो जीव इस राग 
व्यालके लक्ष्य हो जाते है । दोनोका घात हो जाता है, 
ग्रत जिसने इस ब्रह्मचये जन्नत को पाला उसने दो जीवो- 
को ससार बन्धनसे बचा लिया और यदि आदश उपस्थित 
किया तो अनेकोको बचा लिया । 


वेराग्य की श्रोर-- 


कुमार महावीरकों अवस्था तीस वर्षकी थी। जब 
माता पिताने पुन्त पुन, विवाहका आग्रह किया, राज्यभार 
ग्रहण करानेका अभिप्राय व्यक्त किया तब उन्होने दुढता 
के साथ उत्तर दिया--“यह्‌ ससार बन्धनका मुख्य कारण 
है, इसको में अत्यन्त हेय समभता हूँ । जब मैने इसे हेय 
माना तब यह राज्य सम्पदा भी मेरे लिए किस कामकी ? 
ग्रब मैं दिगम्बर-दीक्षा ग्रहण करूगा। जब मै रागको 
ही हेय समझता हैं तब ये जो रागके कारण है वे पदार्थ 
तो सदा हेय ही है। वास्तवमे अन्य पदार्थ न तो हेय है, 
और न उपादेय हैं, क्योकि वे तो पर-वस्तु है। न वह 
हमारे हितकर्ता है, न वह हमारे अहितकर्ता ही है। 


भगवान मसहावौर 


हमारी राग-देषपरिणति जो है उसमे हितकर्ता तथा 
अहितकर्ता प्रतीत होते है। वास्तवमे हमारे साथ जो 
अ्रनादि कालसे रागद्वेषका मम्बन्ध हो रहा है वही 
दु खदाई है। आत्माका स्वभाव तो ज्ञाता-दृष्टा है, 
देखना-जानना है, उससे जो रागह्वपमोहकी कलुषता है 
वही ससारकी जननी है । आझाज हमारे यह निश्चय सफल 
हुआ कि इन पर-पदाथोके निमित्तसे रागद्वेष होता है। 
उस रागह्वेपके निमित्तको ही त्यागना चाहिए। निश्चय 
सफल हुआ, इसका अर्थ यह है कि सम्यर्दर्शनके सहकार 
से ज्ञान तो सम्यक था ही श्रौर बाह्य पदार्थसे उदासीनता 
भी थी, परन्तु चारित्रमोहके उदयसे उन पदार्थोकों 
त्यागनेमे असमर्थ थे, परन्तु अज उन अप्रत्याल्यान 
प्रत्याइ्यान कषायके अभावमे वे पदार्थ स्वयं छूट गये । 
छटे हुये तो पहले ही थे, क्योकि भिन्न सत्ता वाले थे, 
केवल चारित्रमोहके उदय में सम्यग्नानी होकर भी 
उनको छोडनेमे असमर्थ थे। यद्यपि सम्यणज्ञानी होनेसे 
भिन्न समभता था । आज पितासे कह दिया -“महाराज 
इस संसारका एक अणुमात्र भी परद्रव्य मेरा नहीं -- 
क्योकि--- 

“ग्रहसिक्कों खलु सुद्धों दंसगणाणसइयो सदारूबी । 

ण वि अत्थि मज्क किचिवि अ्रण्ण परमाणुमित्त पि। 


श्र्थात्‌ मै एक हूँ, शुद्ध हूँ। ज्ञानदर्शनमय हूँ। 
सदा अरूपी हैँ । इस ससारमे परमाणुमात्र भी मेरा 
नही है। मेरे ज्ञाममे परपदार्थ दर्पणकी तरह बिम्बरूपसे 
प्रतिभासित हो रहे है, यह ज्ञानकी स्वच्छता है। 
श्र्थात्‌ ज्ञानकी स्वच्छता का उदय है। इससे शैयका 
अश मुझमे नहीं आता-यह दुढ निश्चय है। जसे 
दरपंण जो रूपी पदार्थ है, उसकी स्वच्छता स्वपराव- 
भासिनी है। जिस दर्पणके समीपभागमे अ्रग्नि रक्खी 
है उस दर्पणमे अग्निके निमित्तको पाकर उसकी स्वच्छता 
मे भ्रग्ति प्रतिबिम्बित हो जाती है। परन्तु क्या दर्पणमे 
अग्नि है ? नही, जब दर्पणमे अग्नि नहीं तब अग्निको 
ज्वाला और उष्णता भी दर्पणमे नहीं। तब यह मानना 
पडेगा कि अश्रग्तिकी ज्वाला और उष्णता तो अग्निमे ही 
है, दर्पणमे जो प्रतिबिम्ब दिख रहा है वह दर्षणकी 


भगवान महावीर 


स्वच्छृताका विकार है। इसी तरह ज्ञानमें जो ये बाह्य 
पदार्थ भासमान हो रहे है वे वाह्य पदार्थे नही । बाह्य 
पदार्थकी सत्ता तो बाह्य पदार्थमि है | ज्ञानमें जो भासमान 
हो रहा है वह ज्ञानका ही परिणमन हो रहा है । 


साधना के पथ पर---- 


पश्चात्‌ श्री वीर प्रभुने ससारसे विरक्त हो देगम्बरी 
दीक्षा ग्रहण की । सभी प्रकारके बाह्याभ्यन्तर परिग्रहका 
त्याग कर दिया । बालोको घासफूसकी तरह निर्ममताके 
साथ उखाड फेका। ग्रीष्मकी लोल लपठदे, मूसलाधार 
वर्षा और शिक्षिका भभावत सहन कर प्रकृतिपर विजय 
प्राप्त की और अनेक उपसर्गकी जीतकर अपने श्राप पर 
विजय प्राप्त की। उन्होने वताया- “वास्तवमे यह 
परिग्रह नही । मृच्छके निमित्त होनेसे इन्हे उपचारसे 
परिग्रह कहते है । धन-धान्य शआ्रादि पदायें पर वस्तु है। 
कभी आत्माके साथ इनका तादात्म्य हो सकता हैं ? इन्हे 
अपना मानता है, यह मानता परिभ्नह है । उसमे ये निमित्त 
पडते है इससे इन्हे निमित्तकारणकी अपेक्ष। परिग्रह कहा 
है । परमाथसे तो क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, 
अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुवेद, नपुसकवेद 
और मिथ्यात्व ये आत्माके चतुदंश अन्तरज्भ परिग्रह हैं । 
इनमे भिथ्यात्व भाव तो आत्माके सम्यग्दर्शन गुणका 
विकार है जो दर्श नमोहनीय कर्मके विपाकसे होता है । 
शेष जो क्रोधादि तेरह प्रकारके भाव है वे भाव चारित्र- 
मोहनीय कर्मके विपाकसे होते है। इन भावोके होनेसे 
आत्मामे अनात्मीय पदार्थमे आत्मीय बुद्धि होती है । 

जब आत्मामे मभिथ्यात्व भावका उदय होता है उस 
कालमे इसका ज्ञान विपर्यय हो जाता है। यद्यपि ज्ञानका 
काम जानना है, वह तो विक्त नही होता अर्थात्‌ जैसे 
कामला रोग वाला नेत्रसे देखता तो है ही परन्तु शुक्ल 
वस्तुकी पीला देखेगा । जैसे शख शुकक्‍लवर्ण है वह 
शंख ही देखेगा परन्तु उसे पीतवर्ण देखेगा | -एव 
मिथ्यादर्शनके सहव।ससे ज्ञानका जानना नहीं मिटेगा। 
परन्तु विपरीतता श्रा जावेगी । मिथ्यादुष्टि जीव शरीरको 
आत्मा रूपसे देखेगा अर्थात्‌ शरीरमे शरीरत्व धर्म है पर यह 
अज्ञानी (मिथ्याज्ञानी) जीव उसमे यआत्मत्व धर्मका मान 


[३ 


करेंगा । परमार्थसे शरीर आंत्मा नही होगा श्रोर न तीन 
काल में आत्मा हो सकता है, क्योकि वह जड पदाथ है 
उसमे चेतना नहीं, परन्तु मिथ्यात्वके उदयसे शरीरमे 
आत्मा है” यह बोध हो ही जात। है। तब इसका ज्ञान 
मिथ्या कहलाता है। इसका कारण बाह्य प्रमेय है। 
बसा नही जैसा इसके ज्ञानमे आ रहा है । तब यह सिद्ध 
हुआ कि वाद्य प्रमेय की शअ्रपेक्षासे यह मभिध्याज्ञान है। 
श्रन्तरज्भ प्रमेयकी अपेक्षा तो विपयवाधित न होनेसे उस 
कालमे उसे भिथ्या नहीं कह सकते । अतएव नन्‍्यायमे 
विकल्पसिद्ध जहाँ पर होता है वहाँ पर सत्ता या असत्ता 
ही साध्य होता है । 

अनादिकालसे यह जीव इसी चकक्‍चरमे फंसा हुआ्रा 
अपने निज-स्वरूपसे बहिप्कृत हो रहा है । इसका 
कारण यही मिथ्याभाव है । क्योकि मिथ्यादृष्टिके 
ज्ञानमे “शरीर ही आत्मा है” ऐसा प्रतिभास हो रहा है । 
उस ज्ञानके अनुकूल वह अपनी प्रवृति कर रहा है । जब 
दरीरकों आत्मा मान लिया तब जो शरीरके उत्पादक 
है उन्हे अपने माता-पिता और जो दरीरसे उत्पन्न है 
उनमे अपने पुत्र पुत्री तथा जो शरीरसे रमण करनेवाली 
है उसे स्त्री मानने लगता है। तथा जो शरीरके षोपक 
धनादिक है उन्हे अपनी सम्पति मानने लगता है। 
उसीमे राग-परणति कर उसीके पसतब्य करनेका उपाय 
करता है । इसमे जो बाधक कारण होते है उनमे 
प्रतिकूल राग द्वेष द्वारा उनके पृथक्‌ करनेकी चेष्टा करता 
है । मूल जड यही भिथ्यात्व है जो शेष तेरह प्रकारके 
परिग्रहकी रक्षा करता है। इन्ही चतुदंश प्रकारके परियग्रह 
से ही तुमको ससारकी विचित्र लीला दिख रही है यदि 
यह न हो तो यह सभी लीला एक समयमे विलीन हो 
जावे।” 


दिव्योपदेश---- 


देगम्बरी दीक्षाका अवलम्बन कर भगवान महावीर 
बारह वर्ष तक घोर तपश्चरण कर केवलज्ञानके पात्र हुए । 
केवलज्ञानके बाद भगवानने दु खातुर ससारको दिव्योपदेश 
दिया--- 


ससारमे दो जातिके पदार्थ है--चेतन, और 


| 


अचेतन । अचेतनके पाँच भेद है - पुद्गल, धर्म, अधर्म, 
श्राकाश और काल । चार पदार्थोकों छोडकर जीव शोर 
पुद्गल यह दो पदार्थ प्रायः सबके ज्ञानमे आ रहे है। 
जीव नामक जो पदार्थ है वह प्रायः सभीके प्रत्यक्ष है, 
स्वानुभव गम्य है। सुख दुखका जो प्रत्यक्ष होता है वह 
जिसे होता है वही आत्मा है। मैं सुखी हूँ, मै दु खी हूं, 
यह श्रतीति जिसे होती है वही आत्मा है । जो रूप, रस, 
गन्ध और स्पशे इन्द्रियके द्वारा जाना जाता है वह रूपादि 
गुण वाल। है--उसे पुद्गलद्रन्य कहते है। इन दोनो 
द्रव्योकी परस्परमे जो व्यवस्था होती है उप्तीका नाम 
ससार है | इसी सत्तारमे यह जीव चतुर्गेंति सम्बन्धी दुखो- 
को भोगता हुआ काल व्यतीत करता है । 

परमार्थसे जीव द्रव्य स्वतन्त्र है और पुद्गल स्वतन्त्र 
है--दोनोकी परिणति भी स्वतन्त्र हे । परन्तु यह जीव 
अशेानवद अनादिकालसे पुदुंगलको अपना मान अ्रनन्त 
ससारका पात्र हो रहा है | आत्मामे देखने-ज।ननेकी शक्ति 
है परन्तु यह जीव उस शक्ति का ययाये उपयोग नहीं 
करता श्रर्थात्‌ पुदगलको अभ्रपना मानता है, अनात्मीय 
शरीरको आत्म! मानकर उसकी रक्षाके लिये जो जो यत्न 
किया करता है वे यत्न प्राय ससारी जीवोके अ्रनुभवगम्य 
होते है । इसलिए परमाथंसे देखा जाय तो कोई किसीका 
नही । इससे ममता त्यागो । ममताका त्याग तभी होगा 
जब इसे पहले श्रनात्मीय जानोगे । जब इसे १र समभोगे 
तब स्वयमेव इससे ममता छूट जायगी । इससे ममता 
छोडना ही ससार दु खके नाशका मूल कारण है । परच्तु 
इसे अनात्मीय समभना ही कठिन है । कहने में तो इतना 
सरल है कि “आत्मा भिन्न हे शरीर भिन्न है। आत्मा ज्ञाता 
दृष्टा है, शरीर रूप रस गन्ध स्पशवाला है । जव आत्मा 
का गरीरसे सम्बन्ध छंट जाता है तब शरीरमे कोई 
चेष्टा नही होती । परन्तु भीतर बोध हो जाना कठिन 
है। अ्रत सर्वेप्रथम अनात्मीय पदार्थों से अ्रपनेको भिन्न 
जाननेके लिए तत्त्वज्ञानका अभ्यास करना चाहिए। 
आत्मज्ञान हुए बिना मोक्षका पथिक होना कठिन है, 
कठिन क्‍या अ्रसम्भव भी हैं। अ्रत अपने स्वरूपको पहि- 
चानो । तथा अपने स्वरूप को जानकर उसमे स्थिर 
होभो । यही ससारसे पार होने का मार्ग हे । 


भगवान महावीर 


“सबसे उत्तम कार्य दया है। जो मानव अपनी दया 
नहीं करता वह परकी भी दया नहीं कर सकता | 
परमाथ दृष्टि से जो मनुष्य अपनी दया करता हे वही 
प्रको दया कर सकता है । 

“इसी तरह तुम्हारी जो यह कल्पना है कि हमने उसको 
सुखी कर दिया, दुखी कर दिया। इनको बंधाता हैं, 
इनको छुडाता हूँ, वह सब मिथ्या है । क्योकि यह भावका 
व्यापार परमे नहीं होता । जैसे--आकाशके फूल नही 
होते वसे ही तुम्हारी कल्पना मिथ्या है। सिद्धान्त तो 
यह है कि अ्रध्यवसानके निम्मित्तसे बँधते है और जो 
मोक्षमार्गमे स्थित है वे छुटठते है। तुमने क्‍या किया ? 
यथा तुमने क्या यह अध्यवस्ान किया कि इसको बन्चनमे 
डालूं और इसको बन्धनसे छुडा दूँ ? नही अपितु यहाँ 
पर-- “एन बन्धयामि इस क्रियाका विषय तो “इस 
जीवको बन्चनमे डालूँ” और एन मोचयामि” इसका 
विषय--“इस जीवको बन्बनससे मुक्त करा दे” यह है। 
ग्रोर उन जीवोने यह भाव नहीं किये तव वह जीव न 
तो बँधे और न छूटे । तुमने वह अम्रष्पवसान नही किया, 
श्रपितु उन जीवोमे एकने सराग परिणाम 'किये श्रौर एकने 
वीतराग परिणाम किये तो एक तो बन्ध अ्रवस्थाको प्राप्त 
हुआ, और एक छूट गया | श्रत यह ॒पिद्ध हुझ्मा कि 
परमे अभ्रक्तेचित्तर होने से यह अध्यवसात भाव स्वार्थ 
क्रियाकारी नही । इसका तात्पयं यह हे कि हम अन्य 
पदार्थ का न तो बुरा कर सकते हैं और न भला कर 
सकते है | हमारी अ्रनादि कालसे जो यह बुद्धि है कि 
“वह हमारा भला करता है, वह वुरा करता है, हम पराया 
भला करते है, हम पराया बुरा करते हैं, स्त्री प्रत्नादि 
नरक ले जानेवाले है, भगवान स्वर्ग मोक्ष देने वाले है | 
यह सब विकल्प छोडो । अ्रपता शुभ जो परिणाम होगा, 
वही स्वर्ग ले जाने वाला है। और जो अपना अशुभ 
परिणाम होगा वही नरकादि गतियोमे ले जाने वाला है । 
परिणाममे वह पदार्थ विषय पड जावे, यह अन्य बात है । 
जैसे ज्ञानमे ज्ञेव आया इसका यह अर्थ नही कि शैयते 
ज्ञान उत्पन्न कर दिया। ज्ञान ज्ञेयका जो सम्बन्ध है उसे 
कौन रोक सकता है ? तात्पर्य यह कि परपवदार्थके प्रति 
रागद्रेप करतेका जो मिथ्या अ्रभिप्राय हो रहा है उसे 


भगवान महावीर 


त्यागो । अनायास निजमार्गका लाभ हो जावेंगा। 
त्यागना क्या अपने हाथकी बात हे ? नहीं, अपने ही 
परिणामोसे सभी कार्य होते है । 

जब यह जीव स्वकीय भावके प्रतिपक्षीभूत रागादि 
श्रध्यवसायके द्वारा मोहित होता हुआ सम्पूर्ण परद्रव्यों 
को आत्मामे नियोग करता है तब उदयागत नरकगति 
ग्रादि कमंके वश, नरक, तिर्य॑च, मनुष्य, देव, पाप, 
पुण्य जो कर्मजनित भाव हे उन रूप अ्रपती ओआत्माकों 
करता है। श्रर्थात्‌ निविकार जो परमात्मतत्त्व है 
उसके ज्ञानसे भ्रष्ट होता हुआ “मै नारकी हूँ, मै देव हूँ 
इत्यादि रूप कर उदयमे आये हुए कर्मजनित विभाव 
परिणामो की आत्मामे योजना करता है। इसी तरह 
धर्मावर्मास्तिकाव, जीव, अजीव, लोक, अलोक ज्ञेय 
पदार्थिकी अ्रध्यवसानके द्वारा उनकी परिच्छित्ति विकल्प 
रूप श्ात्माकों व्यपदेश करता है । 


“जैसे घटाकर ज्ञानकों घट ऐसा व्यपदेश करते 
है वेसे ही धर्मास्तिकाय विपयिक ज्ञानको भी धर्मास्तिकाय 
कहना असगत नही । यहाँ पर ज्ञानकोी घट कहना यह 
उपचार है । कहने का तात्पयं यह है कि जब यह श्रात्मा 
पर पदार्थों को अपना लेता है तब यदि आत्म-स्वरूपको 
निज मान ले तव इसमे आश्चर्यंकी कौन-सी वात है ? 
स्फटिकमणि स्वच्छ होता है और स्वयं लालिमा आदि 
रूप परिणमत नहीं करता किन्तु जब उसे रक्तस्वरूप 
परिणत जपापुपष्पका सम्बन्ध हो जाता हे तब बह उसके 
निमित्तते लालिमादि रंगरूप परिणत हो जाता है। 
फिर भी उसका लालिमादि रूप स्वभाव नही हो जाता । 
निमित्तके अभावमे वह स्वयं सहजरूप हो जाता है । 
इसी तरह श्रात्मा स्वभावसे रागादिरूप नही है परन्तु 
रागादिकर्मकी प्रकृति जब उदयमे आश्राती है उस कालमे 


[ ४५ 


उसके निभित्तको पाकर यह रागादिझूप परिणमन प्राप्त 
हो जाता है । इसका स्वभाव भी रागादि नही है क्योकि वे 
नेमित्तिक भाव है। परन्तु फिर भी इसमे होता हैं। जब निमित्त 
नही होता तब परिणमन नही करता ।यहाँ पर आत्मा, चेतन 
पदार्थ है यह निमित्तको दूर करनेकी चेष्ट। नही करता, किन्तु 
आत्मामे जो रागादिक हैं उन्‍्हीकों दूर करनेका उद्योग 
करता है और यह कर भी सकता है क्योक्ति यह सिद्धान्त 
है-- “श्रन्य दृव्यका अन्य द्रव्य कुछ नहीं कर सकता। 
अपनेमे जो रागादिक है वे अपने ही अस्तित्व मे है, आप 
ही उसका उपादान कारण है। जिस दिन चाहेगा उसी 
दिनसे उनका ह्वास होने लगेगा / उन रागादिकका मूल 
कारण मिथ्यात्व है जो सभी कर्मोंको स्थिति अनुभाग देता 
है । उसके श्रभावमे शेप कर्म रहते है । परन्तु उनको वल 
देने वाला मिथ्यात्व जानेमते वे सेनापति विहीनकी तरह 
हो जाते है। यद्यपि सेनामे स्वय शक्ति है, परन्तु वह 
शक्ति उत्साहहीन होने से शरकी शरताकी तरह अप्रयो- 
जक होती रहती है । इसी तरह मोहादिक कमके बिना 
शेष सात कम अपने कार्यमे प्रवृत्त नही होते। क्योकि 
सेनापति जो मोह था उसका अभाव हो गया । उस कमे- 
का नाश करने वाला यही जीव है जो पहले स्वय चतुर्गंति 
भवावतेमे गोता लगाता था आज स्वय म्रपनी द्वक्तिका 
विकास कर अनन्त सुखामृतका पात्र हो जाता हे । जब 
ऐसी वस्तु-मर्यादा है तब श्राप भी जीव हे यदि चाहे 
तो इस ससार का नाश कर अनन्तसुख के पात्र हो 
सकते है । 


यही संदेश भगवान महावीर ने अपने जीवन से व 
अपनी वाणी से हमे दिया है । 


“-वर्णा-वाणी : १ / ३१६-३२७ 


सम्यग्दशंन 


सम्यग्दर्शंनका श्र आत्मलव्धि है । आत्माके स्वरूप- 

का ठीक-ठीक बोध हो जाना आपमलब्धि कहलाती है । 
आत्मलब्धि के सामने सब सुख धूल हैं। सम्यरद्शन 
आत्माका महान गुण है। इसीसे आचायोने सबसे पहले 
उपदेश दिया--“सम्यग्दहॉनज्ञानचा रित्राणि मोक्षमार्ग 
--सम्यग्दशन, सम्यरज्ञान और सम्यक्चारित्र मोक्षका 
मार्ग है।” आचायंकी करुणाबुद्धि तो देखो, मोक्ष तब 
हो जब कि पहले बन्ध हो। यहाँ पहले बन्धका मार्ग 
बतलाना था फिर मोक्षका, परन्तु उन्होने मोक्ष-मार्गका 
पहले वर्णन इसीलिये किया है कि ये प्राणी अनादिकालसे 
बन्धजनित दु खका अनुभव करते-करते घबरा गये है, 

अत पहले उन्हे मोक्षका मार्ग बतलाना चाहिये। जंसे 
कोई कारागारमे पडकर दुखी होता है, वह यह नही 
जानना चाहता कि मै कारागारमे क्यो पडा ? घह तो 
यह जानना चाहता है कि मै इस कारागारसे कंसे छूट ” 
यही सोचकर आचार्यने पहले मोक्षका मार्ग बतलाया है । 


सम्यग्दशेनके रहनेसे बिवेक-शक्ति सदा जागृत रहती 
है, वह विपत्तिमे पड़ने पर भी कभी नन्‍्यायकों नहीं 
छोडता । रामचन्द्रजी सीताकों छुडाने के लिये लज्ूा 
गये थे । लद्भाके चारो ओर उनका कटक पडा था।। 
हनुमान आदिने रामचन्द्र जीको खबर दी कि रावण 
बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर रहा है, यदि उसे विद्या सिद्ध 
हो गई तो फिर वह अजेय हो जायगा। आज्ञा दीजिये 
जिससे कि हम लोग उसकी विद्याकी सिद्धिमे विध्न 
डाले । 

रामचन्द्रजीने कहा - हम क्षत्रिय है, कोई धर्म करे 
झौर हम उसमे विष्त डाले, यह हमारा कत्तंव्य 
नही है । 


हनुमानने कहा--“सीता फिर दुलेभ हो जायगी ।” 

रामचन्द्रजीने जोरदार शब्दोमे उत्तर दिया--“एक 
सीता नही सभी कुछ दुर्लेभ हो जाय, पर मै अन्याय 
करने की आज्ञा नही दे सकता ।” 

रामचन्द्रजीमे इतना विवेक था, उसका कारण 
उनका विशुद्ध क्षायिक सम्यग्दशन था । 


सीताको तीथ्थ-यात्राके बहाने कृतान्तवक्र सेनापृरति 
जज्भलमे छोडने गया, उसका हृदय वसा करना चाहता 
था क्‍या ? नहीं, वह स्वामीकी आज्ञाकी परतन्त्रतासे 
गया था। उस समय कृतान्तवक्रको अभ्रपनी पराधीनता 
काफी खली थी। जब वह निर्दोष सीताको जद्भुलमे 
छोड अपने अपराधकी क्षमा माँग वापिस आने लगता 
है तव सीताजी उससे कहती है--“सेनापति ! मेरा एक 
सन्देश उनसे कह देना। वह यह कि जिस प्रकार 
लोकापवादके भयसे आपने मुभी त्यागा, इस प्रकार 
लोकापवादके भयसे धर्मको न छोड देना । 


उस निराश्चित अपमानित दशामे भी उन्हे इतना 
विवेक बना रहा । इसका कारण क्या था ” उनका 
सम्यग्दर्शन । आज कलकी स्त्री होती तो पचास गालियाँ 
सुनाती और अपने समानताके अधिकार बंतलाती । 
इतना ही नही, सीताजी जब नारदजीके श्रायोजन द्वारा 
कुशलके साथ अ्रयोध्या वापिस आती है, एक वीरता- 
पूर्ण युद्धके बाद पिता-पुत्॒का मिलाप होता है, सीताजी 
लज्जासे भरी हुई राजदरबारमे पहुँचती हैं, उन्हे देखकर 
रामचन्द्रजी कह उठते है--तुम बिया शपथ दिये, 
बिना परीक्षा दिये यहाँ कहाँ ?” 

सीताने विवेक और घैयके साथ उत्तर दिया-- मैं 
समझी थी कि आपका हृदय कोमल है पर क्या कहूँ ” 


सम्यर्दरशंन 


चर 


आप मेरी जिस प्रकार चाहे शपथ ले ।” 

रामचन्द्रजीने कहा--“अग्निमे कृूदकर अपनी सचाई- 
की परीक्षा दो ।”' 

बड़े भारी जलते हुए अग्निकुण्डभे सीताजी कदनेको 
तेयार हुई । रामचन्द्रजी लक्ष्मणजीसे कहते है कि सीता 
जल न जाय ।” 

लक्ष्मणजीने कुछ रोषपुर्ण शब्दोमे उत्तर दिया-- 
यह श्राज्ञा देते समय नही सोचा ? वह सती है, 
निर्दोष है, आज आप उनके अखण्ड शील की महिमा 
देखिये । 


उसी समय दो देव केवली की वन्दनासे लौट रहे थे, 
उनका ध्यान सीताजीका उपसर्ग दूर करनेकी श्रोर गया । 
सीताजी श्रग्तिकुण्डमे कूद पडी, क॒दते ही सारा 
अ्रग्निकुण्ड, जलकुण्ड बन गया ! लहलहाता कोमल कमल 
सीताजीके लिए सिहासन बन गया। पृष्पवृष्टिके साथ 
“जय सीते | जय सीते ! ” के तादसे झ्राकाश गज उठा ! 
उपस्थित प्रजाजनके साथ राजा रामके भी हाथ स्वय 
जुड गये, श्ाँखोसे आ्रानन्दके अश्रु बरस उठे। गद्गद्‌ 
कण्ठसे एकाएक कह उठे--/धर्मकी सदा विजय होती है । 
शीलब्नतकों महिमा अपार है ।” 


रामचन्द्रजीके श्रविचारित वचन सुनकर सीताजीको 
ससारसे वेराग्य हो चुका था, पर “नि शल्यो ब्रती” ब्रती 
को नि शल्य होता चाहिये । इसलिए उन्होने दीक्षा लेनेसे 
पहले परीक्षा देना आवश्यक समझा था। परीक्षामे वह 
पास हो गईं । 

रामचन्द्रजी ने उनसे कहा-- 'देवि ! घर चलो, श्रव 
तक हमारा स्नेह हृदयमे था, पर लोक-लाज के कारण 
आँखोमे आ गया है ।” 


सीताजी ने नीरत स्वरमे कहा---“ताथ यह ससार 
दु.खरूपी वृक्षकी जड है, श्रब मै इसमे न रहेंगी । सच्चा 
सुख इसके त्याभमे ही है ।'' 


रामचन्द्रजीने बहुत कुछ कहा--“यदि मैं श्रप्राधी 
हैं तो लक्ष्णकी ओर देखो, यदि यह भी श्रपरावी है 
तो अपने बच्चो लव-कुशकी ओर देखों और एक बार 


[| ७ 


पुन घरमे प्रवेश करो ।” पर सीताजी अपनी दुढतासे 
च्युत नही हुई । उन्होंने उसी समय केश उखाड़ कर 
रामचन्द्रजीके सामने फेक दिये और जज लमे जाकर श्रार्या 
हो गईं । यह सव काम सम्यग्द्शनका है, यदि उन्हे अपने 
आत्म-बलपर विश्वास न होता तो वह क्‍या यह सब कायें 
कर सकती थी ? कदापि नहीं ' 


अब रामचन्द्रजीका विबेक देखिये जो रामचन्द्र सीता- 
के पीछे पागल हो रहे थे, वृक्षोसे पूछते थे कि क्या तुमने 
मेरी सीता देखी है ? वही जब तपश्नयमि लीन थे सीता- 
के जीव प्रतीनद्रने कितने उपसर्ग किए पर वह शअ्रपने 
ध्यानसे विचलित नहीं हुये । शुक्लध्यान धारण कर 
केवली अवस्थाको प्राप्त हुए । 


सम्यग्दशनसे आत्मामे प्रशम, सवेग, अ्नुकम्पा और 
आस्तिक्य गुण प्रकट होते है, जो सम्यग्दर्शनके भ्रविनाभावी 
है । यदि आपमे यह ग्रुण प्रकट हुये है तो समभ लो कि 
हम सम्यर्दृष्टि है । कोई क्या बतलायगा कि तुम सम्य- 
गदृष्टि हो या मिथ्यादृष्टि । अप्रत्याख्यानावरण कषायका 
सस्कार छह माहसे ज्यादा नहीं चलता। यदि आपके 
किसीसे लड़ाई होने पर छह माहके बाद तक बदला 
लेनेकी भावना रहती है तो सम लो अभी हम भिथ्या- 
दृष्टि है। कषायके अ्रसख्यात लोक प्रमाण स्थान है उनमे 
उनका स्वरूप यो ही शिथिल हो जाना प्रशम गुण है। 
मिथ्यादृष्टि अवस्थाके समय इस जीवकी विषयकषायमे 
जसी स्वच्छन्द अवृत्ति होती है वैसी सम्यग्दर्शन होने पर 
नही होती । यह दूसरी बात है कि चारित्रमोहके उदयसे 
चह उसे छोड नहीं सकता हो पर प्रवत्तिमे शैथिव्य 
अवश्य आा जाता है । 

प्रशमका एक अर्थ यह भी है जो पूबंकी अपेक्षा 
अ्रधिक ग्राह्म है--“सद्य, कृतापराधी जीवो पर भी रोष 
उत्पन्न नहीं होना” प्रशम कहलाता है । बहुरूपिणी विद्या 
सिद्ध करते समय रामचन्द्रजीने रावण पर जो रोष नही 
किया था वह इसका उत्तम उदाहरण है | 


प्रशम गुण तब तक नहीं हो सकता जब तक अनन्‍्ता- 
नुवन्धी सम्बन्धी क्रोध विद्यमान है। उसके छूटते ही 
प्रशम गुण प्रकट हो जाता है। क्रोध ही क्या अनन्तानु- 


८] 


बन्धी सम्बन्धी मान माया लोभ--सभी कपाय प्रशम 
गुणके घातक है । 


ससार और ससारके कारणों से भीत होना ही 
सवेग है । जिसके सवेग गुण प्रकट हो जाता है वह सदा 
आत्मामे विकारके कारणभूत पदार्थोसे जुदा होनेके लिये 
छुटपटाता रहता है । | 


सब जीवोमे मैत्री भावका होना ही अनुकम्पा है। 
सम्यग्दृष्टि जीव सब जीवोको समान शक्तिका धारी 
अनुभव करता है । वह जानता है कि ससारमे जीवकी 
जो विविध अ्रवस्थाएँ हो रही है उनका कारण कम है, 


संस्यग्द्शंत 


इसलिए, वह किसीको नीचा-ऊंँचा नहीं मानता ,वह 
सबमे समभाव धारण करता है । कु 

संसार, ससारके कारण, श्रात्म और परमात्मा 
आदिमे आस्तिक्य भावका होना ही आस्तिक्य गुण है। 
यह गुण भी संम्यग्दृष्टिके ही प्रकट होता है, इसके बिना 
पूर्ण स्वतन्त्रता की प्राप्तिके लिये उद्योग' कर सकता 
ग्रसम्भव हे | न 

ये ऐसे गुण है जो सम्यग्दशनके सहचारी है श्ौर 
मिथ्यात्व तथा श्रनन्तानुवन्धी कषायके अभाव मे होते है । 


“जवर्णी-वाणी १ / ३२२८-४३ ३३ 


न्‍सानकनमतयरशकका+० “िनन५ीया---म्ा-मन«»ाम..निममम----+-अ०----ज9..दीानमाशा्याभारन्क, 


यह ससार कोई वस्तु नही । केवल कर्मा दिंकके सबन्धसे रागद्वेप के वशीभूत होकर 
तानाशरीरोमे आत्माका सयोग और वियोगरूप जन्म और मरण हो का नाम 
ससार है। और इस ससारका मूलकारण तिभित्तक्रारणकी अपेक्षा मोहक़र्म और 
उपादान कारणकी अपेक्षा मोह, राग, देपमय आत्मा है--अश्रत सवेसे पहले हमारा 
यह दंढ निश्चय होना चाहिये कि इस ससारक्षी उत्पत्तिमे हमारा ही हाथ है । 
अल्पकालको मान लो कि मोहरूप पुदूगल भी तो कारण है। ठीक है | परच्तु उसपर 
आ्रापका क्या अधिकार है ? कया आपमे ऐसा सामथ्ये है जो उन पुद्गलोको अन्यथा 
परिणमन करा दे । ? नही है। हाँ, यह भ्रवश्य है जो आपका रागादि परिणाम 
& उसे विभाव जान उसके होने पर यदि उसमे आसकत नही हुए तब आ्रामागी उस 
रूपका तीबन्रबध न होगा, जैसा कि आसकत होने पर होता है । ऐसा अभ्यास करने 
पर कभी ऐसा अ्रवसर आवेगा-जो रागादिक होने पर भी आगामी उन रागादिको 
का बन्ध न होगा । 


। 
अध्यात्म पत्रावली--७६ 


जिसको हेयोपादेयका ज्ञान हो गया वही सम्यग्दृष्टि 
है। सम्यग्दृष्टिको आत्मा ओर अनायमाका भेंद-विज्ञान 
प्रकट हो जाता है । वह सकल बाह्य पदार्थोकी हेय जानने 
लगता है । पर पदार्थसि उसकी मुर्छा जिलकुल हट जाती 
है । यद्यपि वह्‌ विपयादिये प्रवर्तन करता है परन्तु वेदना- 
का इलाज समक् कर | क्या करे, जो पूर्वबद्ध कर्म है 
उनको तो भोगना ही पडता है| हाँ, वबीन कर्मका बन्ध 
उस चालका उसके नहीं बँधता। हमको चाहिये कि 
हमने अज्ञानावस्थामे जो कम उपाजजन किये है उनको 
हटानेका प्रयत्त न करें, बत्कि आगामी नृतत कर्मका 
वन्ध न होने दे । श्ररे जन्मान्तरमे जो कर्मोपार्जन किये 
गये है वे तो भोगने ही पडेगे। चाहे रो करके भोगो, 
चाहे हंस कर । फल तो भोगना ही पडेगा। यदि 'हाय 
हाथ करके भइया रोगकी शान्ति हो जाय तो उसे भी 
कर लो, परन्तु ऐसा नही होता। हाय हाय की जगह 
भगवान्‌ भगवान्‌ कहे और उस वेदताकों शान्तिसे सहन 
करले और ऐसा प्रयत्त करे जिससे आगे वैसा बच्ध न 
हो । हाथ हाय करके होगा क्‍या ? हम आपसे पूछते है 
इससे उल्टा कर्मवन्ध होगा। सो ऐसा हुम्ना जैसे किसी 
मनुष्यकी ५००) 6० मय व्याजके देना था सो तो दे 
दिया ६००) रु० और कर्जा सिर पर ले लिया | जैसा 
दिया वेसा न दिया । 

हमकी पिछले कर्मोकी चिन्ता न करती चाहिये, 
वल्कि श्रागामी कर्मका सवर करे । अरे, जिसको दन्रुओ- 
पर विजय प्राप्त करना है वह नवीव झञत्रुओका आक्रमण 
रोक देवे और जो शत्रु गढमे है वे तो चाहे जब जीते जा 
सकते हैं । इनकी चिन्ता न करे | चिन्ता करे तो श्रागामी 
नवीन बंधकी, जिससे फिर वन्धनमे ने पड़े, और जो 
पिछले कर्म हें वे तो रस देकर खिरेगे ही, उनको शान्ति 


सम्यर्द्ष्टि 


पर्वक सहन करले । आगामी कमे-बन्ध हुआ नहीं, पिछले 
कर्म रस देकर खिर गये । आगामी कर्जा लिया नहीं 
पिछला कर्जा अदा किया, चलो छट्टी पाई । आगे आने- 
वाले कर्मोके सवर करतेका यही तात्पय है । 


सभ्यग्द्ष्टिक्ा आत्मपरिणास-- 

वेदक भाव--वेदनेवाला भाव और वेच्रभाव--जिसको 
वेदे, इन दोनोमे काल भेद है। जब त्रेदकभाव होता है 
तब वेच्वभाव नहीं होता, और जब वेद्यभाव होता है 
तब वेदकभाव नही होता । क्योकि जब वेदकभाव आता है 
तब वेद्यमाव नष्ट हो जाता है । तब वेदकभाव किसको 
बेदे ? और जब वेद्रभाव आ्राता है तब वेदकभाव नष्ट हो 
जाता है तब वेदकभावके बिता वेद्यकोी कौन वेदे ? इसलिये 
ज्ञानी जन दोनोको विताशीक जान आप जानने वाला ज्ञाता 
ही रहता है । श्रत सम्यक्त्वीके कोई चाल का बंध ही 
नही होता । 
भोगो से श्ररुद्धि-- 

भोगोमे मग्न होने के श्रलावा और कुछ दिखता ही 
नही है । भोग भोगना ही मानों हमने अपना लक्ष्य बना 
लिया है । हम समभते है कि हम मोक्षमार्गमे लग रहे है 
पर यह मालूम ही नहीं कि नरक जानेकी नसेनी बना 
रहे है । 

स्वास्थ्य वही जो कभी क्षीण न हो। क्षीणताकों 
प्राप्त हो वह स्वास्थ्य किस कामका ? और स्वार्थी 
पुरुपोके भोग भी विपम एवं क्षणभगुर है। जब तक 
भाग भोगते है तव तक उसे सुख नहीं कहा जा सकता, 
क्योकि वह सुख भी झ्राताप का उपजाते वाला है, उसमे 
तृष्णारूपी रोग लगा हुमा है । श्रत भोगोसे कभी तृप्ति 
नहीं मिल सकती । भोगोंसे तृप्ति चाहना ऐसा ही है 


मई 


१० | 


जैसे अग्निको घी से बुझाना । मनुष्य भोगोमे मस्त हो 
जाता है ओर उसके लिए क्या-क्या अनर्थ नही करता । 

सम्यग्दृष्टिमि विवेक है, वह भोगोसे उदास रहता 
है--उनमे सुख नहीं मानता । वह स्वर्भगादिककी विभूति 
प्राप्त करता है ओर नानाप्रकार की विषय-सामग्री भी । 
पर अन्तमे देवोकी सभामे यही कहता है कि कब मै 
मनुष्ययोनि पाऊं ”? कब भोगो से उदास होऊेँ ? और 
तानाप्रकारके तपश्चरणोका आचरण कर मोक्ष रमणी 
वरूँ ? उसके ऐसी ही भावना निरन्तर बनी रहती है । 
और बताग्नो जिसकी ऐसी भावना निरन्तर वनी रहती 
है, क्या उसे मुक्ति श्राप्त नहीं हो सकती ? अवश्यमेव 
होती है, इसमे सन्देहको कोई स्थान ही नही । 


ह्ष-विषाद से तिवृत्ति-- 


आप कहते है कि जब सम्यर्दुष्टिको पर-पदार्थोसि 
अरुचि हो जाती है तब घरमे क्यो रहता है ”? और 
कार्य क्यो करता है ? इसका उत्तर यह है कि वह करना 
कुछ नही चाहता पर क्या करे, जो पूर्ववद्ध कर्म है उनके 
उदयसे करना पडता है। वह चाहता अ्रवश्य है कि में 
किसी कार्यका कर्त्ता न बनूँ। उसकी पर पदाथोसे स्वामित्व- 
बुद्धि हट जाती है पर जो अज्ञानवस्थामे पूर्वोषाजित 
कर्म है उनके उदयसे लाचारीवश होकर घर-गृहस्थीमे 
रहकर उपेक्षाबुद्धिसि करना पडता है । वह अपनी आत्मा- 
का अनायनन्त अ्रचल स्वरूप देखकर तो प्रसन्न होता है, 
उसके अपार खुशी होती है, पर शज्ञानावस्थामे जो 
जन्माजित कम है उसका फल तो भोगना ही पडता है । 
वह बहुत चाहता है कि मुझे कुछ नही करना पडे | 
मै कब इस उपद्रवसे मुक्त हो जाऊं ” पर करना पडता 
है, चाहता नही है। उस समय उसकी दशा भरे हुए 
व्यक्तिके समान हो जाती हैं। उसको चाहे जितना 
साज श्रूगार करो पर उसे कोई प्रयोजन नहीं । इनी 
भाँति सम्यक्त्वीकों चाहे जितनी सुख-दूखकी सामग्री 
प्राप्त हो जाय पर उसे कोई हप-विषाद नही । 
भोगेच्छासे मुक्ति-- 

भोग तीन तरहका होता है--अतीत, अभ्रनागत ओर 
वर्तमान । सम्यग्दृष्टिके इत तीनोमे से किसीकी भी इच्छा 


सम्यरदृष्टि 


नही होती । अतीतमे जो भोग-भोग लिया उसकी तो 
वह इच्छा ही नहीं करता । वह तो भोग ही चुका। 
अनागतमे वह वाछा नही करता कि श्रव आगे भोग भोगूंगा 
और प्रत्युत्पश्न कहिए वर्तमानभे उन भोगोकों भोगनेमे 
कोई रागवुद्धि नही है । अत इन तीनो कालोमे पदार्थोके 
भोगनेकी उसके सब प्रकारसे लालसा मिट जाती है। 
अतीतमे भोग चुका, अनागतमे वाछा नहीं और व्तमानमे 
राग नहीं तो बतलाओ उसके बन्ध हो तो कहाँसे हो । 
कया सम्यर्दूप्टि भोग नहीं भोगता ? क्‍या उसके राग 
नही होता ? राग करना पडता है। पर राग करना 
नहीं चाहता । उसकी रागमे उपादेय बुद्धि मिट जाती 
है । वह रागको सर्वथा हेय ही जानता है। पर क्या 
करे, प्रतिपक्षी कषाय जो चारित्रमोह बठा है उसका क्‍या 
करे, उसको उदासीनतासे सहन कर लेता है । उदयमे 
आशग्रो और फल देकर खिर जाओो। फल देना बन्धका 
कारण नही है | अब क्या करे, जो पृर्व-बद्ध कर्म है उसका 
तो फल उदयमे आयगा ही । परन्तु उसमे राग द्वेष नही । 
यदि फल ही बन्धका कारण होता तो कभी भी मुक्ति 
प्राप्त नही होती । इससे मालूम हुआ कि राग ह्वेंष भर 
मोह बन्धके कारण है । 


कधाय और रागादिकसें अरुचि--- 


योग और कथाय ये दो ही चीजे हे। उनमे योग 
बन्धका कारण नही कहा, बन्धका कारण बतलाया है 
कपाय । कषायसे अनुरजित प्राणी ही बन्धको प्राप्त होता 
है। देखिए १३ वे ग्रुणस्थानभे केवलीके योग होते है, 
हुआ करो परन्तु वहा कषाय नही है, इसलिये अबन्ध है । 
अब देखो, ईट पर ईट धरकर मकान तो बना लो जब तक 
उसमे चूना न हो । आठे मे पानी मत डालो, देखे कंसे रोटी 
हो जायगी ? अग्निपर पानीसे भरी हुई बठलोई रखी 
है और खलबल खलबल भी हो रही है पर इससे क्‍या 
होता है - जबतक उसमे चावल न हो। एवं बाह्ममे 
समवसरण आदि विभूति है पर अन्तरज्भुमे कषाय नही 
है-- तो बताओ कैसे बन्ध होगा ? इससे मालूम पडा कि 
कषाय ही बन्धकों कराने वाली हे । सम्यग्दृष्टिको कषायो- 
से अरुचि हो जाती है इसीलिये उसका रागरस वर्जनशील 


सम्यग्द्ष्दि 


स्वभाव वाला हो जाता है। सम्यक्त्वीको रागादिकोसे 
अत्यन्त अरुचि हो जाती है। वह किसी पर-पदार्थ की 
इच्छा ही नही करता । इच्छा करे तो होता क्या है ? 
वह अपनी चीज हो तब न । अपनी चीज हो तो उसकी 
इच्छा करें। इच्छाको ही वह परिग्रह मानता है । 
सम्यग्दुष्टि बाह्य पदार्थोकों तो जुदा समभता ही है पर 
अन्तरज्भध परिग्रह जो रागादिक है उनको भी वह हेय 


ही जानता है, क्योंकि सम्यर्दृष्टि वास्तवमे एक टकीत्कीर्ण 


अपनी शुद्धात्माको ही अपनाता है । वह किन्‍्ही पर-पदार्थो 
पर दृष्टिपात नहीं करता, क्योकि जिसके पास सू्ेका 
उजाला है, उसे दीपककी क्‍या श्रावश्यकता ? उसकी केवल 
एक शुद्ध-दृष्टि ही रहती है। और ससारमे ही देखो, 
पाप-पृण्य, धर्म-अधर्म और खान-पानके सिवाय है क्‍या ? 
इसके अतिरिक्त ओर कुछ है तो बताश्रो । सब कुछ 
इसीमे गभित है । 

सम्यरदृष्टि बाह्य पदार्थोकों तो जुदा समभता ही है 
पर अन्तरज्भ परिग्रह जो रागादिक है उनको भी वह हेय 
जानता है। क्योकि बाह्य वस्तु को अपना माननेका 
कारण अन्तरड्भके परिणाम ही तो है। यदि अन्तरज्से 
छोड दो तो वह तो छूटी ही है । सम्यग्दृष्टि बाह्य पदार्थोकी 
चिन्ता नही करता, वह उसके मूल कारणको देखता है । 
इसीलिये उसकी परणति निराली ही रहती है । 


सम्यवत्वीकी श्रद्धा-- 


सूर्य पृुवंसे पश्चिममे भी उदित होने लगे, परन्तु 
मनुष्यकी अ्रपन्ती श्रद्धा नहीं त्यागना चाहिये। लोका- 
पवादके कारण जब क्ृतान्तवक्र श्रीरामकी आज्ञा से 
सीता महारानीको वनमे ले गया, जहाँ नानाप्रकारके 
सिंह, चीते और व्याप्न अपना मुंह बाए फिर रहे थे । सीता 
ऐसे भयकर वतको देखकर सहम गई और बोली--“मुफे 
यहाँ क्यो लाए ?/' 

कृतान्तवक्र कहते है--“महारानी जी ! जब आपका 
लोकापवाद हुआ तत्र रामने आपको वनमे त्यागनेका 
निश्चय कर लिया और मुभे यहाँ भेज दिया । 


उसी समय सीताजी कहती है “जाओ; रामसे जाकर 
कह देना कि जिस लोकापवादसे तुमने मुझे त्याग दिया, 


[ ११ 


कही उसी लोकापवादके कारण तुम अपने धर्म श्रद्धानसे 
विचलित मत हो जाना । 


इसे कहते है श्रद्धान । सीताको अपना आत्मविश्वास 
था । शुद्धोपयोग प्राप्ति के लिये इसका बडा महत्त्व है। 
जब यह जान जाता है कि मोक्षका मार्ग यही है तब 
उसकी गाडी लाइन पर झा जाती है । 

जिन लोगोके पास सम्यकक्‍त्व श्रद्धाका यह मंत्र नही, 
प्राय: वही लोग सोचते है--“क्या करे ? मोक्षमार्गे 
तलवारकी घार है, सुनिन्नत पालन बडा कठिन है । 
परीषह सहना उससे कठिन है” तिलको ताड तो 
पहिले ही बना देते है, मोक्ष-मन्दिरमे प्रवेश हो तो कैसे ? 
उस तरफ दृष्टिपात तो करे, उसके सनन्‍्मुख तो हो, फिर 
तो वहाँ तक पहुँचने में कोई सशय नही है कभी न कभी 
पहुँच ही जावेगे। परन्तु उस तरफ दृष्टि हो तभी । 


सम्यग्दूप्टिकी उस तरफ उत्कट श्रभिलाषा रहती है । 
उसकी श्रद्धा पुर्णरूपेण मोक्षके सन्मुख हो जाती है। रहा 
चारित्रमोह सो वह क्रमशः धीरे धीरे गल जाता है। वह 
उतना घातक नहीं जितना दर्शामोह | जब फोडमेसे 
कीसी निकल गई तो घाव धीरे धीरे, भर ही जाता है । 
इससे सिद्ध होता है कि मनुष्यको सर्व प्रथम अपनी श्रद्धा 
को सुधारनेका पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये । 


सम्यकत्वी की प्रवत्ति-- 

सम्यग्दृष्टि पिछले कर्मोकी चिन्ता नही करता, बल्कि 
आगामी जो रूम वँबने वाले है उनका सबर करता है 
जिससे उसके उस चाल का बन्ध नहीं होता । रहे पिछले 
कर्म सो उनको ऐसे भोग लेता है जैसे कोई रोगी अ्रपनी 
वेदनाको दूर करनेके लिए कड॒वी ओऔषधिका सेवन करत। 
है । तब विचारे रोगीको कडवी ओषधिसे प्रेम है 
या रोग-निवृत्तिसे । ठीक यही हाल सम्यर्दृष्टिका चारित्र 
मोहके उदयसे होता है। वह अशुभोपयोगकों तो हेय 
समभता हो है ग्रौर शुभोपयोग-पूजा दानादिमे प्रवृति 
करता है उसको भी वह मोक्षमार्गमे बाधक जानता है। 
वह विषयाविमे भी प्रवर्तत करता है पर अ्रन्तरज्भसे यही 
चाहता है कि कब इस उपद्रवसे छट्टी मिले ? जेलखाने 
मे जेलर हन्टर लिए खडा रहता है, कैदी को सडाक- 


१२ | 


सडाक मारता भी है श्रीर श्राज्ञा देता है कि चलो 
चक्की पीसो, बोफा उठाशो आदि | तव वह कैदी लाचार 
हो उसी माफिक काय करता है। परन्तु विचारो श्रन्त- 
रज्रसे यही चाहता है कि है भगवन्‌ ! कब इस जेलखाते 
से निकल जाऊँ। पर क्या करे, परवश दू ख भोगना 
पडत। है । 


यही हाल सम्यग्दृष्टिका होता है। वह चारित्रमोह 
की जोरावरी वश अदकक्‍्य हुआ गृहस्थीमे अवश्य - रहता 
है पर जलसे भिन्न कमलकी तरह । यह सब अन्तरज्जके 
अभिश्नायकी बात है। अभिप्राय निर्मेल होना चाहिये । 
कोई भी कार्य करते समय अपने अ्भिप्रायको देखे कि 
उस समय कसा अभिगय्नाय है ? यदि वह अपने अभिप्रायो 
पर दृष्टिपात नहीं करता तो वह मनुष्य नही, पशु है । 
सबसे पहले अपने श्रभिप्रायकोी निर्मेल बनाए। अ्भिप्रायों 
के निर्मेल बनानेमे ही अपना पुरुपार्थ लगा देवे । जिन 
जीवोके निरन्तर निर्मल परिणाम रहते है वे नियमसे 
सद्गतिके पात्र होते है। हाँ तो सम्यग्दुष्टिके परिणाभ् 
निरन्तर निर्मल होते जाते है । वह कभी श्रन्यायमे प्रवृत्ति 
नहीं करता । अच्छा बताश्रो, जिसकी उपर्यक्त जैसी 
भावता है वह काहेको अन्याय करेगा। अरे, जिसने 
रागको हेय जान लिया वह क्‍या रागके लिये श्रन्याय 
करेगा ? जो विषयोके त्यागनेका इच्छक है वह क्‍या 
विषयो के लिए दूसरों की गाठ काटेगा ? कदापि नहीं । 
वह गहसस्‍थीमे उदासीनतासे रहता हुआ जब चारित्रमोह 


गल जाता है तब तुरन्त ही ब्रतको धारण कर लेता हे 


भरत जी घर ही मे वेरागी थे। उनको अन्तमुहत्तमे ही केवल- 
ज्ञान प्राप्त हो गया। इसका कारण यही कि इतनी 
विभूति होते हुए भी वह अलिप्त थे। किसी पदार्थमे 
उनकी आसक्ति नहीं थी। पर देखो, भगवान्‌ को वह 
यश प्राप्त नहीं। क्या वह वेरागी नहीं थे ? अस्तु, 
सम्यर्द्प्टिकी महिमा ही विलक्षण है, उसकी परिणति 
वही जाने, अज्ञानियो को उसका भेद मालूम ही नहीं 
होता । 


'शुद्ध दृष्टि अपनी होनी चाहिये | बाह्य _नानाप्रकार 
के आडम्बर किया करो, कुछ नही होता । गधीके सो 


सम्यरदृष्टि 


बच्चे होते हुएभी भार ढोती रहती है और पिहनीके 
एक बच्चा होता हुआ भी निर्भय सोती रहती है । 


एक मनुष्य था। वह हीरोकी खानमे काम करता 
था। वह श्रादमी था तो लखपती, पर परिस्थिति वश 
गरीब हो गया था । एक दिन खदान में काम करते-करते 
कुछ नही मिला, एक छोटी शिला मिल गईं। वह उसे 
लेकर घर श्राया । उसकी स्त्री उस पर मसाला पीस 
लिया करती थी। एक दिन एक जोहरीको उसने निमन्त्रण 
दिया । वह आया और शिलाको देखकर बोला तुम इसके 
सो रुपये ले लो । वह आदमी अपनी स्त्रीसे पूछने गया । 
स्त्री बोली, अरे, बेचकर क्या करोगे ”? मसाला पीसनेके 
काम आा जाती हे । वह सौ रुपये देता था । अब बोला, 
यह लो मुभसे १०००) रु० के गहने । इसे बेच डालो । 
वह आदमी जोहरीके पास आकर बोला स्त्री नही 
बेचने देती । में क्या करूँ। तब जोहरीने कहा यह लो 
२०००) रु० अच्छा ३०००) रु० ले लो। वह समभ 
गया और उसने नहीं दी । ' उसने उसी समय सिलावटको 
बुलाकर उसके दो ट्कडे करवाये । टुकडे करवाते ही हीरे 
निकल पडे । मालामाल हो गया । तो देखा यह आत्मा 
कर्मोके श्रावरणसे ढका पडा हे । वह हीरेकी ज्योतिके 
समान है । जब वह निवारण हो जाता हे तो श्रपना पूर्ण 
प्रकाश विकीर्ण करता है। हीरेकी ज्योति भी उसके सामने 
कुछ नही । उस आत्माका केवल ज्ञायक स्वभाव ही है । 
सम्यग्दुप्टि उसी ज्ञायक स्वभावकों अपनाकर कर्मोके ठाट 
को कटाकसे उडाकर परात्मस्थिति तक क्रमश पहुँच 
जाता है और सुखाणंव में डूबा हुआ भी अघाता नहीं । 


अब कहते है कि एक टकोत्कीर्ण शुद्ध आत्मा ही पद 
है'। इसके बिना ओर सब अपद है । वह शुद्ध श्रात्मा 
फैसा है ? ज्ञानमय एवं परमानन्दस्वरूप है । ज्ञानके द्वारा 
ही ससारका व्यवहार होता है । ज्ञान न हो तो देख लो 
कुछ नहीं। यह वस्तु त्यागने योग्य है और यह ग्रहण करते 
योग्य है--इसकी व्यवस्था कराने वाला कौन है ? एक ज्ञान 
ही तो है । |." की । 

वास्तव में अपना स्वरूप तो ज्ञाता-दुष्टा है । केवल 
देखना एव, जानना मात्र है । यदि देखने मात ही से पाप 


सम्यरदृष्टि 


होता है तो मैं कहँगा कि परमात्मा सबसे बडा पापी है, 
क्योकि वह तो चुराचर वस्तुओको युगपत्‌ देखता और 
जानता है। तो इससे सिद्ध हँश्रा कि देखता और जानना 
पाप नही, पाप तो अ्रन्तरमका विकार है । यदि सती के 
रूप को देख लिया तो कोई हज नहीं, पर उसको देखकर 
राग करना यही पाप है । जो यह पद की प्रथा चली, 
इसका मूल कारण यही कि लोगों के हृदय में विकार पैदा 
हो जाता था । इन लब्वे-लम्बे घृषदामे क्‍या रखा हे ? 
ग्रात्माका स्वरूप ही ज्ञाता दष्ठटा नेत्र इल्द्रियका काम 
ही पदार्थोकी दिखाना है | दर्शक बनकर दुष्ट बने रहो तो 
कुछ विशेष हाति नही, किसतु यदि उनमे मनोनीत कल्पना 
करना, राग करना तो फंसना है । रागसे ही बन्च हे । 
प्रमात्माका नाम जपे जाझ्ों “४७ नमन" वीतरागाय ।” 
इससे क्या होता है। कोरा जापमान्र जपनेसे उद्धार नही 
होता । उद्धार तो होता है परमात्माने जो कार्य किए राग 
को छोडा -ससार को त्यागा, तुम भी वैसा ही करो। 
सीधी सादी सी वात है । दो पहलवान है। एककों तेलका 
मत है दूसरे को नहीं । जब वे दोनो अ्रखाड में लडे तो 
एकको मिट्टी चिपक गई, दूसरेकों नहीं। श्रत रागकी 
चिकनाहट ही बन्ध कराने वाली है । 
मिले, एक स्कन्ध हो गया । अकेला परमाणु वभी नहीं 
बंधता । आत्माका ज्ञानगुण वन्धका कारण नही । बन्धका 
कारण उसमे रागादिककी चिकनाहट है । 


ससारके सब पदार्थ जुदे जुदे हैं। कोई भी पदार्थ 
किप्ती भी पदार्थेसे बेंघता नहीं है। इस शीरकी ही 
देखा | कितने स्कत्धोका वना हुआ है ? जब स्कन्ध जुदे 
जुदे परमाणुमात्र रह जाय तो सव स्वतन्त्र है। अना- 
दिनिधन है । केवल अपने मानतेमे ही भूल पडी हुई 
है । उस भूलको मिटा दो, चलो छूट्टी पाई । और क्या धरा 
है ? ज्ञानका काम तो केवल पदार्थोफ़ो जताना मात्र है । यदि 
उस ज्ञानमे इप्टानिष्ट कल्पन। करो, तो वताश्रों किसका दोप 
है? शरीरको आत्मा जान लो िसका दोप है ? पर 
शरीर कभी आत्मा होता चही । जैने बहुत दूर सीप पडी 
है और तुम उसे चाँदो मान लो तो क्या सीप चांदी हो 
जायगी ? बसे ही शरीर कभी गात्मा होता नहीं । अपने 


देखो, दो परमाणु 


विकल्प किया क री कियों [लता है ” पदार्थ तो जैसेका 
तेसा ही है।' लेकिन मर्मेनेरम हीं गलती है कि 'इद मम 
यह मेरी है। उस भूलकों मिटा दी शरीरको शरीर और 
ग्रात्माको आत्मा जानो यही तो भेद विज्ञान है। और 
क्या है ? बताओ । 


श्रत उस ज्ञायकस्वभाव को वेदन करो। सोना जड़ 
है वह अपने स्वरूपको नहीं जाचता । लेकिन आत्म! शुद्ध 
चतन्य-घातु-मय पिड है, वह उसको जानता है। उस 
ज्ञायक स्वभावमयी आत्मामे जैसे जेसे विशेद्ञ ज्ञान हुआ 
वह उसके लिए साधक है या वाधक ? देखिये, जैसे 
सूर्य मेघ-पटयोसे आाच्छादित था। मेघ-पटल जैसे-जैसे 
दूर हुए वैसे-वेसे उसकी ज्योति प्रकट होती गई | श्रव 
बताओ वह ज्योति जितनी प्रगट हुई वह उसके लिए 
साधक है या बाधक ? दरिद्रीके पास पॉच रुपये आये 
वह उसके लिए सावक है या बाधक ? हम आपसे पछते 
है। प्ररे, साधक ही हे । वैसे ही इस आत्माके जसे-जैसे 
जशञानावरण हटठे, मति श्रुतादि विशेष ज्ञान प्रकट हुए, वह 
उसके लिए साधक ही है । अत ज्ञानार्जवका निरन्तर 
प्रयास करता रहे | 


मनुष्योकों पदायेकि हटानेका प्रयत्न ते करना चाहिये 
बल्कि उनमे राग-देपादिके जो विकल्प उठते है, उन्हें 
दूर करने का प्रयत्वत करे । मान लिया, स्त्री खराब होती 
हैं ” नही हटी तो बेचेनी वढे । परन्तु उसे हटा सकना 
कठिन हे ? अतः स्त्रीको नही हुठा सकते तो मत हटाओ । 
उसके प्रति जो तुम्हारी रागबुद्धि लगी है उसे हटानेका 
प्रयत्त करो। यदि राग्रवुद्धि हट गई तो ,फिर स्त्री को 
हटानेमे कोई बडी बात नहीं है। पदार्थ किसीका बुरा 
भला नही करते । बुरा भलापन केवल हमारे श्रत्तरग 
परिणामोपर निर्भर हें। कोई पदार्थ अपने अनुकूल 
हुआ उससे राग कर लिया और यदि प्रतिकल हुआ 
उससे द्वेप ।॥ किसीने अपना कहना मान लिया तो वाह 
वा, बडा अ्रच्छा है और कदाचित नहीं माना तो 
वडा बुरा है। दृष्टिसि विचारों तो वह मनृप्य न तो ब्रा 
आर न भला | वह तो केवल निमित्तमात्र है । निमित्त 
कभा अच्छे दुरे होते नहीं। यह तो उस मनुष्यकी 


१४ | 


श्रात्माकी दुर्बंलता है जो अच्छे बुरेकी कल्पना करता 
है। कोई कहता है--/स्त्री मुझे नही छोडी, पुत्र मुझे 
नही छोडता, क्या करूँ घन नहीं छोडने देता ।” अरे मूल 
यो क्यो नही कहता कि मेरे हृदयमे राग है वह नही 
छोडने देता ” यदि इस रागको अपने हृदयसे निकाल 
दे तो देखे कौन तुझे नहीं छोडने देता ? कौन तुझे 
विरक्त होनेसे रोकता है ? अपनें दोपको नही देखता । 
मैं रागी हूँ ऐसा अनुभव नही करता । यदि ऐसा हो जाए 
तो ससारसे पार होनेमे क्या देर लगे ? यह पहले ही कह 
चुके है कि पदार्थ अपने अपने स्वरूपमे है । किसी पदार्थके 
ग्राधीन नही, केवल मोही जीव ही सशक हुआ उनमे दृष्ट- 
निष्टकी कल्पना कर अपने स्वरूपसे च्युत हो निरन्तर बँधता 
रहता है। अत हमारी समझ में तो शान्तिका वेभव 
रागादिको के अभावमे ही है । 


निर्भपता-- 
ससारमे सात भय होते है । उनमेसे सम्यर्द्ृप्टिको 
किसी प्रकारका भय नहीं । 


१, लोक भय-- 


सम्यग्द्प्टिको इस लोकका भय नहीं होता । वह 
अपनी आत्माके चेतनालोकमे रहता है। और लोक 
क्या कहलाता है ” जो नेत्रोसे सबको दीख रहा है । 
उसे इस लोकसे कोई मतलब नहीं रहता । वह तो 
अपने चेतनालोकमे ही रमण करता है। इस लोकमे भी 
तभी भय होता है जब हम किसीकी चीज चुराएं। 
प्रमार्थ दृष्टिसि हम सब चोर है जो पर द्रव्योको अ्रपनाए 
हुए है। अपना मान बंठते है। सम्यरदृष्टि परमाणुमात्र 
को अपना नहीं समझता । इसलिये उसे भी किसी प्रकार 
इस लोकका भय नही । 


२. परलोकभय 


उसे स्वर्ग नरक का भय नहीं। वह तो अपने 
करत्तव्यपथ पर आरूढ है। उसे कोई भी उस मार्भसे च्युत 
नही कर सकता । वह तो नित्यानन्द्मयी अपनी ज्ञाना- 
त्माका ही अवलोकन करता है । यदि सम्यक्त्वके पहले 
नरकायुका बन्ध कर लिया हो तो नरककी वेदना भी 


सम्यःद्ष्टि 


सहन कर लेता है। वह अपने स्वरूपको समझे गया 
है । अत उसे परलोक का भी भय नही होता । 


३. वेदनाभय 


वह अपनी भेद-विज्ञानकी शक्तिसे शरीरको जुदा 
समभता है और वेदनाकों समतासे भोग लेता है। 
जानता है कि आत्मा में तो कोई वेदना है ही नहीं 
इसलिये खेद-खिन्न नही होता । इस प्रकार उसे वेदनका 
भय नहीं होता । 


४. श्ररक्षाभय 


वह किसीको भी अपनी रक्षाके योग्य नही समझता । 
श्ररे इस आत्माकी रक्षा कौन करे ? आत्माकी रक्षा 
आत्मा ही स्‍्वय कर सकता है। वह जानता है कि गढ, 
कोट, किले आदि कोई भी यहाँ तक कि तीनो लोकोमे 
भी इस आत्माका कोई शरण स्थान नही । गुफा, मसान, 
शुल, कोटरमे वह निशक रहता है। शेर, चीते, व्याप्रो 
ग्रादिका भी वहु भय नहीं करता । आत्माकी परपदार्थो 
से रक्षा हो ही नही सकती। अ्रत उसे ग्ररक्षा-भय 
भी नही । 

५. अगुप्तिभय 

व्यवहार मे माल असबाब के लुठ जाने का भय रहता 
है तो सम्यक्त्वी निश्चयसे विचार करता है कि मेरा ज्ञान 
धन कोई चुरा नहीं सकता। मैं तो एक अखण्ड ज्ञानका 
पिण्ड हू । जेसे तमक खारेका पिण्ड हे । खारेके सिवाय 
उसमे और चमत्कार ही क्‍या है ” यह चेतना हर समयमें 
मौजूद बनी रहती है । ऐसा ज्ञानी अपनी ज्ञनात्माके ज्ञान 
में ही चिन्तवन करता रहता है । 

६. आकस्मिकभय 

वह किसी भी आकस्मिक विपत्तिका भय नहीं करता । 
भय तो तब करे जब भयकी आशका हो । उसका आत्मा 
निरन्तर निर्भय रहता है। अत उसे आकस्मिक भय भी 
नही होता । 

७. समरणभय 

मरण क्या है ? दस प्राणोका वियोग हो जाना ही 

तो मरण है। पाँच इन्द्रिय, तीन बल, एक झायु और एक 


सम्य खं्ष्टि 


इवासोच्छवास इतका वियोग होते ही मरण होता है । 
परन्तु वह अनाद्यनन्त, नित्योद्योत और ज्ञानस्वरूपी अपने 
को चिन्तवन करता है । एक चेतना ही उसका प्राण हे । 
तीन कालमें उसका वियोग नहीं होता । अत चेतनामयी 
ज्ञानात्माके ध्यानसे उसे मरणका भी भय नहीं होता । इस 
प्रकार सात भयोमे से वह किसी प्रकारका भय नही करता । 
ग्रत' सम्यर्दृष्टि पूर्णतया निर्भय है । 


श्रद्धपरिपुर्णता-- 

अब सम्यपकक्‍्त्वके अप्ट अगोका वर्णन करते हुए बतलाते 
है कि सम्यक्त्वीके ये अग भी पूर्णतया होते है । 

१. निःशंकित अज्ज 

उसे किसी प्रकारकी शका नहीं होती । वह निघडक 
होकर अपने ज्ञानमे ही रमण करता है । सुकौशल स्वामी 
को ग्यानत्न भक्षण करता रहा, पर वह निशक होकर श्रन्त- 
मुहूर्त मे केवलज्ञानी बते । शकाकों तो उसके पास स्थान ही 
नही रहता। उसे आत्माका स्वरूप भासमान हो जाता हे । 
ग्रत:ः नि,शकित है । 


२. निकांक्षित अद्भः 


आकाक्षा करे तो क्या भोगोकी , जिनको वत्तमानमे 
ही दुखदायी समझ रहा है। वह क्‍या लक्ष्मीकी चाहना 
करेगा ? अरे, क्या लक्ष्मी कही भी स्थिर होकर रही हे ? 
तुम देख लो, जिस जीवके अनुकूल निमित्त हुए उसीके पास 
दोड़ी चली गई | श्रत ज्ञानी पुरुष तो इसको स्वप्त मे भी 
नही चाहते । वे तो अपने ज्ञान-दर्शन-चारित्रमयी आत्माका 
ही सेवन करते हैं । 


३. निवितिकित्सा श्रद्ध 


सम्पग्दृष्टिको ग्लानि तो होती ही नही । अरे, वह 
क्या मलसे ग्लानि करे ? मन तो प्रत्येक शरीरमे भरा 
पडा है। तनिक शरीरकों काटों तो सिवाय मलके कुछ 
नहीं । वहू क्रिस पदावसे र्लानि करें। सब परमाणु 
स्वृतन्त्र हे । मुत्ति भी देखो, किसी मुनिको वमत करते 
देखकर रलानि नही करते । भरत सम्यरदुप्टि इस निवि- 
चिकित्सा ग्रगका भी पूर्णतया पालन करता हे । 


[ श्र 


४. प्रमुढ़दृष्टि अद्धू 


मुढ्दृप्टि तो तभी है जब पदार्थंकि स्वरूपको न समझे 
>-अ्रवात्मामे आ्ात्मवुद्धि रखे--पर सम्यक्त्वीके यह श्रद्ध 
भी पूर्णतया पलता है उसकी अनात्मवुद्धि नहीं होती; 
क्योकि उसे भेद-विज्ञान प्रकट हो गया है । 


४ उपरहन श्रज्ध 

सम्यर्दुप्टि अपने दोपोको नहीं छिपाता । अमोघवर्प 
राजाने लिखा है कि प्रछन्च (ग्रुप्त) पाप ही सवसे वडा 
दोष हे जिससे वह निरन्तर सशकित बना रहता है । 
प्रछन्न पाप बड़ा दुखदाई होता हैं। जो पाप किये है उन्हें 
सामने प्रकट कर देने पर उतना दुख नही होता । सम्य- 
दृष्टि अपने दोपो को एक एक करके निकाल फैंकता है 
और एक निदोप आत्माको ही ध्याता है । 


६. स्थितीकरण अज्डः 


जब अपने ऊपर कोई विपत्ति आरा जाय अथवा आ।धि- 
व्याधि हो जाय और रत्नत्रयसे अपने परिणाम चलायमान 
हुए मालूम पडे, तब अपने स्वरूपका चिन्तवन करले और 
पुन. अपने को उसमें स्थिर करे । व्यवहार मे परको चिगने 
से संभाले । इस अज्भुकों भी सम्यक्त्वी विस्मरण नहीं 
करता । 


७. वात्सल्य अज्भः 

गो और वत्स का वात्सल्य प्रसिद्ध हे। ऐसा ही 
वात्सल्य अपने भाइयोसे करे। सच्चा वात्सल्य तो अपनी 
आत्माका ही है । सम्यक्त्वी समस्त प्राणियोसे मैत्रीमाव 
रखता है । उसके सदा जीव-मात्रके रक्षाके भाव होते हैं । 
एक जगह लिखा हे -- 

क्षय॑ निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ 

उदारचरिताना तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌ ॥ 

'यह वस्तु पराई हैं अथवा निजकी हे ऐसी गणना 
क्षुद्रचित्त वालोफे होती है। जिनका चरित्र उदार हैं 
उनके तो पृथ्वी ही कुटुम्ब हे । सम्यृष्टि भगवानकी 
प्रतिमाके दर्शन करता है पर उसमे भी वह अपने स्वर्ूपकी 
ही ऋलक देखता है । जैसा उनका स्वरूपचतुप्टय हे वैसा 


१६ | 


मेरा भी है। 
रखता है । 


वह अपने आत्मासे अगाढ़ वात्सल्य 


८. प्रभावना श्रद्ध 


सच्ची प्रभावना तो वह अपनी आत्माकी ही करता 
है पर व्यवहारमे उत्सव करता, उपवास करना आदि 
द्वारा प्रभावना करता है। हम दूसरोको धर्मात्मा बचाने 
का उपदेश करते है पर स्वय धर्मात्मा बननेकी कोशिश 
नही करते । यह हमारी कितनी भूल हे ? अरे, पहले 
अपनेको धर्मात्मा बनाओ | दूसरेकी चिन्ता मत करो । 
वह तो स्वय अपने आप हो जायगा । ऐसी प्रभावना करो 
जिससे दूसरे कहने लगे कि ये सच्चे धर्मात्मा है। भगवान- 
को ही देखो ! उन्होने पहले अपनेकों बताया । दूसरेकों 
बनानेकी प्रवाह उन्होने कभी नहीं की । 

इसप्रकार सम्यग्दृष्टि उक्त अ्रष्ट अड्धों का पूर्णवया 
पालन करता हुश्रा अपनी आत्मा की निरन्तर विशुद्धि 
करता रहता है । श्रत सम्यग्दप्टि बनो । समताको लानेका 
प्रयत्न करो । समता ओर तामस ये दो ही तो शब्द है। 
चाहे समताकी अपना लो या चाहे तामसको । समतामे 
सुख हे तो तामसमें दु ख है। समता यादे श्रा जायगी तो 
तुम्हारी आत्मामे भी शाच्ति प्राप्त होगी। सन्देह 
मत करो । 


मिथ्यादृष्टि -- 

जो आत्मा और गअनात्माके भेदको नहीं जानता 
वह मिथ्यात्वी है। वास्तवमे देखो तो यह मिथ्यात्व ही 
जीव का भयकर हात्र है। यही चतुर्गति मे रलानेका 
कारण है । दो मनुष्य है। पहिलेको पू्वंकी ओर जाना 
है ओर दूसरेकोी पश्चिमकी ओर । जब वें दोनो एक 
स्थानपर आए तो पहले को दिग्भ्रम हो गया ओर दूसरे 
को लकवा लग गया । पहले वालेको जहाँ पूृर्वकी ओर 
जाना चाहिये था। वहा दिग्श्रम होनेसे वह परश्चिंमको 
जाने लगा । वह तो समभता है कि मैं पृवकी ओर जा 
रहा हूँ पर वास्तवमे वह उस दिशासे उतना ही दूर 
होता जा रहा है। और दूसरे लकवे वालेको हाला की 
पश्चिमकी ओर जानेमे उतत्ती दिक्कत नहीं है, क्‍यों 
कि उसे दिशा परिज्ञान हे। वह धीरे-धीरे अ्रभीष्ट स्थान 


संस्यग्दृष्टि 


पर पहुँच ही जायगा | परन्तु पहले वाले को तो हो गया 
हे दिः्श्रमभ । अत ज्यो ज्यों वह जाता है त्यो त्यो उसके 
लिए वह स्थान दूर होता जाता हे । उसी तरह यह 
मोह मिश्यात्व मोक्षमार्गंसे दूर ला पटकता हे | शेष तीन 
घातिया कर्म तो जीवके उतने घातक नहीं। वे तो इस 
मोहके नाश हो जानेसे शर्ते शने क्षयकों प्राप्त हो जाते 
है पर बलवान हे तो यह मोह मभिथ्यात्व । जिसके 
द्वारा पदाथोका स्वरूप विपरीत भासता है। जेसे किसी- 
को कामला रोग हो जाय तो उसे अपने चारो ओोर 
पीला ही पीला दिखाई देता है। उस्ती प्रकार समिथ्या- 
दृष्टिके मिथ्यात्व ओर अनन्तानुवन्धी कपायका उदय होने 
से पदार्य दूसरे रूप दिखलाई देता है । 

मिध्यादप्टि शरीरके मरणमे अपना मरण, शरीरके 
जन्ममे अपना जन्म और शरीरकी स्थितिमे भ्रपती स्थिति 
मान लेता हे । कदाचित्‌ गुरुका उपदेश भी मिल जाय 
तो उसे विपरीत भासता हें । इन्द्रयोके सुखमे ही अपना 
सच्चा सुख समभता हे । पुण्य भी करता हें तो आगामी 
भोगोकी वाछास । ससारमे वह पूर्ण आसक्त रहता है 
और इसीलिये बहिरात्मा कहलाता है । 

ग्रत भिथ्यात्वके समान इस जीवका कोई अहितकर 
नहीं । इसके सामने कोई बडा पाप नहीं। यही तो 
कर्मरूपी नावमे जलके जानें का सबसे बडा छिद्र है 
जो आत्मरूपी नावकों ससाररूपी नदीमे ड्बोता है। 
इसीफे ही प्रसादसे कतुत्वबुद्धि होती है इसीलिए यदि 
मोक्षकी ओर रुचि है तो इस महान अनर्थंकारी विपरीत 
बुद्धिकों त्यागो | पदार्थोका ययावत्‌ श्रद्धान्‌ करो । देहमे 
आपा मानना ही देहधारण करने का बीज है । 
सम्यक्त्वी भिथ्यात्वी मे अच्तर-- 

(क) लक्ष्यक। अपेक्षा 

सम्यक्त्वी का लक्ष्य केवल शुद्धोपयोगम्रे ही रहता है 
वह बाह्यमे वेसा ही प्रव॑ंतत करता है जैसा मिथ्यादुष्टि, 
प्रन्तु दोनोके श्रन्तरद्भ प्रभिष्राय प्रकाश और तमके 
समान स्वथ। भिन्न है । 

मिथ्यादप्टि भी वही भोग भोगता है और सम्यकत्वी 
भी । बाह्ममे देखो तो दोनो की क्रियाएँ समान है परच्तु 


सम्यर्दृष्टि 


मिथ्यात्वी रागमे मस्त हो झूम जाता है और सम्यकत्वी 
उसी रागको हेय जानता है । यही कारण है कि मिथ्या- 
दृष्टिके भोग बन्धन के कारण है ओर सम्यक्त्वी के 
निजराके लिये है । 


 (ख़) निर्मल श्रभिप्राय की अपेक्षा 


सम्यक्त्वी बाह्ममे मिथ्यादुष्टि जैसा प्रवर्तन करता 
हुआ भी श्रद्धामे रागद्वेघादिके महत््वका अभाव होनेसे 
अबन्ध है और भिथ्यादृष्टि रागद्वेषादिके स्वामित्वके 
सख्भावसे निरन्तर बँधता ही रहता है, क्योंकि आन्तरिक 
गअभिप्रायकी निर्मेलतामे दोनोके जमीन श्राकाशसा अन्तर है । 


(ग) दृष्टिकी अ्रपेक्षा 


सम्यवत्वी की अश्रन्तरग दृष्टि होती है वो मिथ्यात्वीकी 
वहिदृष्टि । सम्यक्त्वी ससारमे रहता है पर मिथ्यात्वीके 
हृदयमे ससार रहता है । जलके ऊपर जबतक नाव है 
तब तो कोई विशेष हानि नहीं; पर जब नावके अन्दर 
जल बढ जाता है तो वह डूब जाती है । एक रईस है 
तो दूसरा सईस । रईसके लिए बग्गी होती है तो बग्गीके 
लिए सईस। मिथ्यात्वी शरीरके लिए होता है तो 
सम्यक्त्वीके लिए शरीर। दोनो बहिरे होते है, वह 
उसकी बात नहीं सुनता और वह उसकी नहीं सुनता । 
वेसे ही मिथ्यात्वी सम्यक्त्वीकी बात नहीं समझता और 
सम्यवत्वी मिथ्यात्वी की । वह अपने स्वरूपसे मग्न है 
ओर वह अपने रगमे मस्त हे । 


(घ) भेद-विज्ञानकी श्रपेक्षा 


देखिए, जो आत्मा और ग्रनात्माके भेदको नहीं जानता 
वह आगममे पापी ही बतलाया है। द्रव्यलिगी मुनिको ही 
देखो, वह बाह्यममे सब प्रकारकी क्रिया कर रहा है । 
श्रद्ाईा[ा मूलगुणो को भी पाल रहा है। बड़े बड़े राजे- 
महाराजे नमस्कार कर रहे है । कषाय इतनी मद है कि 
धानीमे भी पेल दो तो त्राहि न करे | पर क्‍या है ? 
इतना होते हुए भी यदि आत्मा और अनात्माका भेद 
नहीं मालूम हुझ्ना तो वह पापी ही है । अवश्य मुनि है 
पर अन्तरज्भकी श्रपेक्षासे मिथ्यात्वी ही है। उसको गति 
नव ग्रवेयिकके झ्ागे नही। ग्रेवेयिकसे च्युत हुआ और फिर 


[१७ 


वही पहुँचा फिर आया फिर गया। इस तरह उसकी 
गति होती रहती है । 


द्रव्यलिगी चढता उतरता रहता है पर भावलिगी 
प्ल्पभवमे ही मोक्ष चला जाता है । तो कहनेका प्रयोजन 
यह है कि सम्यक्त्वी उस अ्रनादिकालीन ग्रन्थीको, जो 
आत्मा और अनात्माके बीच' पडी हुई थी, अपनी प्रज्ञारूपी 
छेनीसे छेद डालता है । वह सबको अपनेसे जुदा समभता 
हुआ अन्तरज्भमे विचार करता है “मैं एकमात्र सहजशुद्ध 
ज्ञान और आनन्द स्वभाव हें । एक परमाणुमात्र भी मेरा 
नही है ।” उसकी गति ऐसी ही हो जाती है जेसे 
जहाजका पक्षी--उडकर जाय तो बताश्रो कहाँ जाय । 
इस ही को एकत्व एवं अ्रद्वत कहते है । 'ससारमे यावत्‌ 
(जितने) पदार्थ है वह अपने स्वभावसे भिन्न है।' ऐसा 
चिन्तन करना यही तो श्रन्यत्यमावता है । अ्रतः 
सम्यक्त्वी अपनी दृष्टि को पूर्णरूपेण स्वात्मा पर ही केन्द्रित 
कर देता है । 


(च.) सहनशीलताको अपेक्षा 


देखिये, मुनि जब दिगम्बर हो जाते हैं तो हमको 
ऐसा लगता है कि कैसे परीषह-सहन करते होगे ? पर 
हम रागी और वे वेरागी । उनसे हमारी क्‍या समता ? 
उनके सुखको हम रागी जीव नहीं पा सकते । सुकुमाल- 
स्वामीको ही देखिये, स्थालिनीने उन्तका उदर विदारण 
करके अपने कोधकी पराकाष्ठाका परिचय दिया, 
किन्तु वे स्वामी उस भयकर उपसगंसे विचलित न होकर 
उपझ्मभरेणीद्वारा सर्वार्थसिद्धिके पात्र हुए। तो देखो 
यह सब अ्रन्तरज्जकी बात है । लोग कहते है कि भरतजी 
घर ही मे बेरागी थे। अरे, वह घरमे वेरागी थे तो 
तुम्हे क्‍या मिल गया ”? उनको शान्ति मिली तो क्‍या 
तुम्हे मिल गई ? उसने लड्डू खाये तो कया तुम्हारा पेट 
भर गया ? श्ररे, यो नहीं “हम भी घरमे वैरागी' ऐसी 
रटना लगाझ्ो । यदि तुम घरमे वैरागी बनकर रहोगे 
तो तुम्हे शान्ति मिलिगी। उनकी रटना लगाए रहे तो 
बताओ तुमने क्‍या तत्त्व निकाला ? तत्त्व तो तभी है 
जब तुम वंसे बनोगे। ज्ञानार्णवस्ेे लिखा है कि सम्यर- 
दृष्टि दो तीन ही है। तो दूसरा कहता है कि शरे, दो 


रैद || सम्परदृष्दि 


तीन बहुत कह दिए, यदि एक ही होता तो हमारा कहना दृष्टिपात करता है। भयद्भूर से भयड्ूूर उपसगंभे भी वह्‌ 
है कि हम ही सम्यर्दृष्टि है। भ्रतः अपनेको सम्यन्दुष्टि श्रपने श्रद्धानसे विचलित नही होता, सम्यक्वीको कितनी भी 
बनाओो । ऊपरसे छल कपट किया तो क्‍या फायदा ? बाघा आये तो भी वह अपनेको मोक्षमार्गका पथिक ही 
अपनेको माने सम्यग्शञानी ओर बने स्वेच्छाचारी, यह तो मानता है । 

प्न्‍्याय हुआ । सम्यर्दुष्टि निरन्तर अपने अभिप्रायोपर -“-वर्णा-वाणी . १ / ३४५-३६६ 


2 


“यदि कोई कहे, रागादिकोके सदभावमे तो दुःख हुए बिना नही रहता । यह 
भी हमारी मिथ्याज्ञानकी भूल है । यदि किसीका हमने ऋण लिया है और वह वादे 
पर मॉग कर हमको अ्नृण बना दे तब क्या हमको साहूकारके इस व्यवहारसे दुखी 
होना चाहिये ? कदापि नहीं, यदि हम दुखी होते हैं तब मिथ्याज्ञानी है । इसी 
तरह औदबयिकभाव जिस समय हो उस समय उसे कमंकृत जान समता भाव से भोग 
लेना ही हमारी वीरताका परिचायक है। निमित्तकी अपेक्षा औदयिक रागादिक 
अनात्मीय ही है । इसकी तो कथा ही क्या ? सम्यस्ज्ञानी क्षयोपशम भावोंका भी 
सदभाव नही चाहता । क्योंकि वह भी कमेके क्षयोपशमसे होता है । अ्रब विचा रने 
की बात है । जहाँ ज्ञानी आत्मगत भावों की अपेक्षा करके बल रूप होनेकी चेष्टामे 
तन्‍्मय रहता है। भला वह ज्ञानी इन अनात्मीय दुःखकर ससारजनक रागादिकोकी 
अपेक्षा करेगा--बुद्धिमे नही आता । 


श्रध्यात्म पत्रावली ३० 


१. मोह मदारो-- 


मनुष्यका मोह बडा प्रबल होता है । यह सारा ससार 
मोहका ठाट है। यदि मोह न होय तो आया करो 
आख़ब, वह कभी भी बन्धनको प्राप्त नहीं होता। 
जिनेन्द्र भगवान्‌ जब १३ वें ग्ुणस्थान (सयोगकेवली ) मे 
चारो घातिया कर्मोका नाशकर चुकते है, तब वहा योग 
रह जाता है। योगसे कर्मोका श्रास्रव होता है, परन्तु 
मोहनीय करमका अभाव होनेसे वे कभी भी बँघते नही । 
क्योकि आखवको आश्रय देनेवाला जो मोह कम था, उसका 
वे भगवान्‌ स्वेथा नाश कर चूके है । भरे, यदि गारा 
नही, तो ईटोको चुनते चले जाओ, कभी भी स्थिरताकों 
प्राप्त नही होगी। इसको दुष्टान्तपूर्वक यो समझना 
चाहिए कि जैसे कीचड मिश्रित पानी है, उसमे कतकफल 
डाल दिया तो गँदला पानी नीचे बेठ गया और ऊपर 
स्वच्छ जल हो गया । उसे नितराकर भाजनान्तर श्रर्थात्‌ 
स्फटिकमणिके बर्तेनमे रखनेसे गंदलापन तो नही होगा, 
किन्तु उसमे जो कम्पन होगा श्रर्थात्‌ लहरे उठेगी वह 
शुद्ध ही तो होगी, सो थोग हुझ्ा करो। योगश्क्ति 
उतनी घातक नही,वह केवल परिस्पन्द करती है। यदि मोहकी 
कलुषता चली जाय, तब वह स्वच्छतामे उपद्रव नही कर 
सकती, ओर उस बन्धकों जिसमे स्थिति और अनुभाग 
होता है नही कर सकती, इसलिए श्रबन्ध है। वस्तु- 
स्थिति भी ऐसी ही है कि जिस समय आत्माके अन्तरज्भ 
से मोह-रूप पिशाच निकल जाता है, तो और शेष 
अधघातिया कर्म जली जेवरीवत रह जाते है । इससे सिद्ध 
हुआ कि इन सब कर्मोमि जबरदस्त कर्म मोहनीय ही है । 
यही कम मनुष्योको नाना नाच नचाता है । 


२. मोह-मदि रा-- 
एक कोरी था। वह मदिरामे मस्त हुआ कही चला 


मोह महाविष : 


जा रहा था। उधरसे हाथीपर बेठा हुआ राजा आ। रहा 
था । कोरीने कहा “भअबे, हाथी वेचता है । राजा बडा 
क्रोधित हुआ और मभन्‍त्रीसे भललाकर कहा यह क्‍या 
बकता है ?” मन्त्री तुरू्त समझ गया ओर विनयपूर्वक 
बोला महाराज! यह नहीं बोलता । इस समय मदिरा 
बोलती है और जैसे त॑ंसे समझा बुकाकर राजाको महलोमे 
ले गया । दूसरे दिन सभामे कोरीकों बुलाकर राजाने 
पूछा--्यो ? हाथी लेता है । उसने कहा--“श्रन्न- 
दाता मैने कनत्न कहा था ? आप राजा हो और में एक 
गरीब आदमी हूँ । आजीविकाका निर्वाह ही तो कठिनता 
से कर पाता हँ। मै क्‍या आ्रापका हाथी खरीद सकता 
हूँ ? आप न्यायग्रिय हो, मेरा न्याय करो! ” राजाने 
मनन्‍्त्रीकी श्रोर देखा। मन्त्री बोला--महाराज ? मैने 
तो पहिले ही कहा था कि यह नही बोलता, इस समय 
मदिरा बोलती है ।” राजा बडा आश्चये-चकित हुआा 
वेसे ही हम भी मोहरूपी मदिरा पीकर मतवाले हुए 


भूम रहे है । 


३. मोहकी दीवालपर सनोरथका महल-- 


हम नाना प्रकारके मनोरथ करते है | श्रे, उनमेसे 
एक मनोरथ मुक्तिका भी सही । वास्तवमे हमारे सत्र 
मनोरथ बालूके मकान (बच्चोके घरघूले) जेसे ढह 
जाते है, यह सब मोहोदय की विचित्रता है । 


दीवाल गिरी कि महल भी गया, मोह गला कि 
मनोरथ भी समाप्त हो गया। हम राति-दिन पापाचार 
करते है ओर भगवानसे प्रार्थना करते है कि भगवान 
हमारे पाप क्षमा करो । पाप करो तुम, भगवान्‌ क्षमा 
करे। यह भी कहीका न्याय है ? कोई पाप करे और कोई 
क्षमा करे । उसका फल उसको ही भुगतना पड़ेगा । 
भगवान तुम्हे कोई मुक्ति नही पहुँचा देगे। मुक्ति जाओगे तुम 


२० ] 


अपने पुंरुषार्थ द्वारा । यंदि विचार किया जाए तो मनुष्य 
स्वयं ही कल्याण कर सकता है । 


एक पुरुष था। उसकी स्त्री का अ्कस्मात्‌ देहान्त 
हो गया । वह बडा दुखी हुआ। एक आदमीने उससे कहा 
अरे, 'बहुतोकी स्त्रियाँ मरती है तू इतना बेचेन क्यो होता 
है ? वह बोला तुम समभते नही हो । उसमे मेरी शुभ 
बुद्धि लगी है इसलिए मैं दुखी हे । दुनियॉकी स्त्रियाँ 
मरती है तो उनसे मेरी मुहब्बत नही,-- इपतमे ही मेरा 
ममत्व था। उसी समय दूसरा बोला, अरे  तुभमे जब 
अहबुद्धि है। तभी तो ममबुद्धि करता है । यदि 
तेरेमे श्रहवुद्धि न हो तो ममबुद्धि किससे करे ? 
अहबुद्धि श्रौर ममबुद्धिकों मिठाओ, पर अहबुद्धि और 
ममबुद्धि जिसमे होती है उसे तो जानो । देखो, लोकमे 
वह मनुष्य मूर्ख माना जाता है जो अपना नाम, अपने 
गाँवका नाम, अपने व्यवसायका नाम न जानता हो उसी 
तरह परमार्थसे वह मनुष्य मूर्ख है जो अपने आपको 
न जानता हो । इसलिये अ्पनेको जानो । तुम हो जभी 
तो सारा ससार है। आँख मीच लो तो कुछ नही । एक 
आदमी मर जाता है तो केवल शरीर हो तो पडा रह 
जाता है और फिर पचेन्द्रिया अपने अपने विषयो मे 
क्यो नही प्रवतंती ? इससे मालूम पडता है कि उस 
ग्रात्मामे एक चेतनाका ही चमत्कार है। उस चेतनाको 
जाने बिना तुम्हारे सारे कार्य व्यर्थ है । 


मोहमे ही इन सबको हम अ्रपता मानते है। एक 
आदमीने अपनी स्त्रीसें कहा कि अच्छा बढिया भोजन 
बनाश्रो, हम अभी खानेको आते है, जरा बाजार हो आएं। 
मार्गमे चले तो वहाँ मुनिराजका समागम हो गया। 
उपदेश पाते ही वह भी मुनि हो गया । और वही मुनि 
बनकर श्राहारके वास्ते वहाँ आ्रागए तो देखो उस समय 
कैसा अभिप्राय था, अब केसे भाव हो गए। चत्रवर्तीको 
ही देखो । वह छह खण्डको मोहमे ही तो पकडे है। जब 
वैराग्यका उदय होता है तब सारी विभूतिको छोड वन- 
वासी बन जाता है। देखो, उस इच्छाको ही तो वह 
मिटा देता है कि 'इद मम' यह मेरी है । इच्छा मिट गई, 
अब छह खडको बताझो कौन सँभाले ”? जब ममत्व ही न 


मोह महाविष 


रहा तब उसका क्या करे ? इच्छाकों घटाना ही सर्व॑स्व 
है। दान भी यदि इच्छा करके दिया तो वेवकफी है। 
समभो यह हमारी चीज ही नही है। तुम कदाचित्‌ यह 
जानते हो कि यदि हम दान न देवे तो उसे कौन दे ? 
अरे उसके अ्नुकूलता होगी तो दूसरा दान दे देगा । फिर 
ममत्वबुद्धि रखके क्यो दान देता है? वास्तवमें कोई 
किसीकी वस्तु नही है। व्यर्थ ही अभिमान करता है। 
अभिमानको मिटा करके अपनी चीज मानना महाबुद्धिमत्ता 
है। कौन बुद्धिमान दूसरेकी चीजको अपनी मानकर कब 
तक सुखी रह सकता है ” जो चीज तुम्हारी है उसीमे 
सुख मानो । 


उस केवलज्ञानकी इतनी बडी महिमा है कि जिसमे 
तीनो लोकोकी चराचर वस्तुएँ भासमान होने लगती है। 
हाथीके पैरमे बताओ किसका पर नहीं समाता--ऊंटका, 
घोड़ेका सभी का पैर समा जाता है। अत उस ज्ञानकी 
बडी शक्ति है और वह ज्ञान तभी पेदा होता है जब हम 
अपनेको जानें । पर पदार्थोसि अपनी चित्तवृत्तिको हटाकर 
अपनेमे सयोजित करे। देखो, समुद्रसे मानसून उठते है 
ओऔर बादल बनकर पानीके रूपमे बरस पडते है। पानीका 
यह स्वभाव होता है कि वह नीचेकी ओर ढलता है। 
पानी जब बरसता है तब देखो रावी, चिनाव, भेलम, 
सतलजमे से होता हुश्रा फिर उसी समुद्रमे जा गिरता हे । 
उसी प्रकार आ्रात्मा मोहमे जो यत्र तन्न चतुदिक भ्रमण 
कर रहा था, ज्यो ही मोह मिटा त्यो ही वह शात्मा 
अपनेमे सिकुडकर अपने मे ही समा जाता है। यो ही 
केवलज्ञान होता है। ज्ञानको सब पर पदार्थंसि हटाकर 
अपनेमे ही सपोजित कर दिया--बस केवलज्ञानं हो गया। 
झ्र क्‍या है ? 


४. महापराक्रमी मोह-- 


मोहमे मनुष्य पागल हो जाता है । इसके नशेमे यह 
जीव क्या क्या उपहासास्पद कार्य नही करता ? देखिए; 
जब आदिनाथ भगवानने ८३ लाख पूर्व गृहस्थीमे रहकर 
बिता दिए, तब इन्द्रने विचार किया कि किसी प्रकार 
प्रभको भोगोसे विरक्त करना चाहिए, जिससे अ्रनेक भव्य 
प्राणियोका कल्याण हो। इस कारण उसने एक नीलाब्जना 


भोह, सहाविष 


अप्सरा-- जिसकी श्रायु बहुत ही अल्प थी, सभामे नृत्य 
करनेके वास्ते खडी करदी । वह अप्सरा नृत्य करते करते 
विलय गई | इन्द्रने तुरन्त उसी वेश-भूषाकी दूसरी अप्सरा 
खडी करदी । भगवान तीत् ज्ञान सयुक्त तुरन्त उस दृश्य- 
को ताड गए और मनभे उसी अवसर पर वराग्यका 
चिन्तवन करने लगे। “घिकक्‍्कार है इस दुखमय संसार को, 
जिसमे रहकर मनुष्य भोगोमे बेसुध होकर किस प्रकार 
अपनी स्वल्प श्रायु व्यर्थ व्यतीत कर देता है ।” इतना 
चिन्तवत करना था कि उसी समय लौकाच्तिक देव 
(वराग्यमे सने हुए जीव) भ्रा गये और प्रभुके वैराग्यकी 
दृढताके हेतु स्तुति करते हुए बोले--हे प्रभो ! धन्य है 
ग्रापको, आपने यह अ्रच्छा विचार किया । श्राप जयवंत 
होओ । हे जिलोकीनाथ ! आप चारित्रभोहके उपशमसे 
वराग्यरूप भए हो । आप धन्य हो । इस प्रकार स्तवन 
कर वे लौकान्तिक देव तो अपने स्थानको चले जाते है, 
परन्तु मोही इन्द्र फिर प्रभुको आभूषण पहनाने लगता है 
ओर पालकी सजाने लगता है। अरे, जब विरक्त कर- 
वानेका ही उसका विचार था तो फिर आशभूृषणोके 
पहिनानेकी क्या आवद्यकता थी। विरक्त भी करवाता 
जारहा है और आभूषण भी पहिनाता जा रहा है, यह 
भी क्‍या न्याय है ? पर मोही जीव बताओ और क्या 
करे । मोहमे तो मोहकी सी बाते सूती है । उसमे ऐसा 
ही होता है। 


५. संसार चक्रतालक मोह-- 


वास्तवमे यदि देखा जाय तो विदित हो जायगा कि 
जगतका चक्र केवल एक मोहके द्वारा घूम रहा है। यदि 
मोह क्षीण हो जाय तो आज ही जगतका अन्त झा जाय । 
इसका दृष्टान्त ऐसा है जैसे रेहटकी चक्की । एक आठ 
पहियोकी चक्‍की होती है। उत्तको खीचनेवाले दो बैल 
हीते हैं श्रोर उनको चलानेवाला मनुष्य होता है । उसी 
तरह मनुष्य है मोह और दोनो बैल है राग-हेष । उनसे 
यह अष्ट कर्मोका ससार ब्रना है जिससे चतुर्गतिरूप 
ससारमे यह प्राणी भटकता है । 


मनुष्य शैख-चिल्लीसी नाना प्रकारकी कल्पनाएँ 
किया करता है । यह सब मोहके उदयकी बलवत्ता है । 


[ २१ 


जहाँ मोह नही है वहाँ एक भी मनोरथ नही रह जाता । 
अतः मोहकी कथा श्रकथनीय और शक्ति श्रजेय' है । 


मोहका प्रपच्च ही अखिल संसार है। आप देखिए, 
आदिनाथ स्वामीके दो ही तो स्त्रियाँ थी नन्‍दा और 
सुनन्दा । उन दोनोको त्यागकर वनमें भागना पडा। 
क्या घरमे नही रह सकते थे । अरे, क्या घरमे कल्याण 
नहीं कर सकते थे ? नहीं। स्त्रियोका जो निमित्त 
था | कल्याण कंसे कर लेते, मोहकी सत्ता जो विद्य- 
मान है। वह तो चुलबुली मचाए दे रहा है। कहता 
है- “जाझ्ो वनमे, छह महीनोका मौन धारण करो, एक 
दब्द नही बोल सकते ।” और छुह महीनेक। ग्रन्तराय 
हुआ यह सत्र क्या मोहकी महिमा नहीं ! अ्रच्छा, वहाँ 
घरमे तो दो ही स्त्रियां छीडी और समवशरणमे हजारो 
लाखो स्त्रियाँ बैठी है, तब वहाँसे नही भागे ? क्यो ? 
इसका कारण यही कि यहाँ मोह नहीं था। और वहाँ 
मोह था, तो जाओ बनमे, धरो छह महीनेका योग । अत 
मोहकी विलक्षण महिमा है । 


मोहसे ही ससारका चक्र चल रहा है । यह कर्म ही 
मनुष्यो-पर सर्वत्र श्रपता रोब गालिब किए हुए है । इसके 
नशेमे मनुष्य क्या-क्या बेढब कार्य नहीं करता । यहाँ तक 
कि प्राणान्त तक कर लेता है । जब स्वगंमे इन्द्र अपनी 
सभामे देवोसे यह कह रहा था कि इस समय भरतक्षेत्रमे 
राम और लक्ष्मणके समान स्तेह और किसीका नही । 
उसी समय एक देव उनकी परीक्षाके हेतु अयोध्यामे झाया। 
वहाँ उसने ऐसी विक्रिया व्याप्त की कि नगरका सारा 
जनसमभूह शोकाकुल दिखाई पडने लगा। नर-नारियोका 
करुणा-कऋन्दन नगरके शान्त वातावरणकों श्रशान्त करता 
हुआ आकाशमे प्रतिध्वचनित होने लगा ! प्रतीत होता था 
श्री रामचन्द्रजी का देहावसान हो गया !' जब यह भनक 
लक्ष्मणजीके कर्णपुटमे पडी तो अचानक लक्ष्मणके मुखसे 
”हा राम ।” भी पूर्ण नही निकला कि उनका प्राणान्त 
हो गया ! यह सब मोहकी विलक्षण महिमा ही है। यह 
ऐसा है, वसा नही है, यह ऐसा पीछे है, वैसा पीछे नहीं 
था। ऐसा आगे है, वैसा भागे नहीं होगा। मोहमे ही 
करता है। यही मनुष्यका भयकर शत्रु है। मोक्षमार्गसे 


२२ ] 

विपरीत परिणमन करता है । अत' यदि मोक्षेकी ओर 
रुचि है तो भूरिश विकल्पजालोको त्यागों । मोहको जैसे 
बने कम करनेका उद्यम करो । यदि पद्चेन्द्रियके विषयोके 
सेवनमे मोह कम होता है तो वह भी उपादेय है और यदि 
पूजा दानादि करनेमे मोह बढता है तो वह भी उस दृष्टि- 
से हेय है । दुनियाँ मोह करे, करने दो । तुम कृभी इसमे 
मत फँसो । कोई भी तुम्हे मोहमे न फंसा सके । सीताजी- 
के जीवने सोलहवे स्वर्गसे आकर श्रीरामचन्द्रजीको कितना 
लुभाया पर वह मोहको नाशकर मोक्ष को गए । 


६. मोह विषकी श्रोषधि-- 


अत इससे भिन्न अपनी ज्ञानरूपी श्रात्माको जानो । 
तुष-माष भिन्न इतनेसे मुनिको आत्मा और शअ्रनात्मका 
भेद मालूम पड गया देखलो केबली हो गये । द्वादशागका 
तो यही सार है कि अपने स्वरूपको पहिचानो और उसमे 
अपनेको ऐसे रमालो जेसे नमककी डली पानीमे घुल-मिल 
जाती है। उपयोगमे दत्तचित्त हो जाओ--यहाँ तक कि 
अपने तन मनकी भी सुध-बुध न रहे । क्योकि उपयोगका 
ही सारा खेल है। अपने उपयोगकों कही न कही स्थिर 
रखना चाहिये । जिस मनुष्यका उपयोग डावाडोल रहता 
है वह कदापि मोक्षमार्गमे प्रवंतत नहीं कर सकता । 
एक मनुष्यने दूसरेसे कहा कि मेरा धर्मेमे मत नहीं 
लगता तब दूसरेने पूछा कि तेरा मत कहाँ और किसमे 
लगता है ” वह बोला मेरा मन खानेमे अधिक लगता 
है। तो दूसरा कहता है--अरे, कही पर लगता तो 
है। में कहता हूँ कि मनुष्यका शभ्रार्तं-रोद्र परिणामोमे ही 
मन लगा रहे। कही लगा तो रहता है । अरे, जिसका आते 
परिणामोमे मन लगता है वही किसी दिन धर्ममे भी मन लगा 
सकता है । उपयोगका पलटना मात्र ही तो है। जंसा 
उपयोग ग्रन्य कार्योमे लगता है वसा यदि श्रात्मामे लग 
जाय तो कल्याण होनेमे विलम्ब न लगे। 
७. सोहजयी महाविजयी-- 

यह अच्छा है, यह जघन्य है। अमुक स्थान इसके 
उपयोगी है, भ्रमुक श्रनुपयोगी है , कुटुम्ब बाधक है, साधुवर्गं 
साधक हैं। यह सव मोहोदय की कल्लोलमाल। है। मोहोदयमे 
जो कल्पनाएँ न हो, वे थोडी है। देखो,जब स्त्री पुरषका विवाह 


मोह महाविष 


होता है तब वह पुरुष स्त्रीसे कहता है कि मैं तुम्हारा जन्म 
पर्यन्त निर्वाह करूँगा । वह स्त्री भी पुरुषसे कहती हैकि मैं 
भी तुम्हारी जन्मपर्यन्त परिचर्या करूँग्री। इस तरह 
जब विवाह हो जाता है तो ४९ छोडकर विरक्त हो 
जाते है। स्त्री विरक्त हुई तो आयिका हो जाती है 
और पुरुष को विरक्ति हुई तो मुनि हो जाता है । तो 
अरब बतलाइए कि वे विवाहके समय जो एक दूसरेसे 
वचनवद्ध हुए थे उसका निर्वाह कहाँ रहा ? इससे सिद्ध 
हुआ कि यह सब मोहनीय कमंका प्रबल उदय था | जब 
तक वह कर्मोदय है तभी तक सारा परिवार और ससार 
है । जहाँ इस कमंका शमन हुआ तो वही परिवार फिर 
बुरा लगने लगता है । | 


जब सीताजी का लोकापवाद हुआ झोर रामने सीता 
से अग्नि-परीक्षा देनेकी कहा और सीता अपने पतिकी 
आ्राज्ञा शिरोधायं कर जब अग्निकुण्डसे निष्कलंक हो, 
देवो द्वारा श्रचित होती है तब सीताको ससार, शरीर 
ग्रोर भोगोसे श्रत्यन्त विरक्ति आजाती है। उस समय 
राम आकर कहते है कि हे सीते ! तुम निरपराध हो, 
धन्य हो, देवों हारा पुजनीय हो | आज मेरे ह्ृदयके 
आँस नेत्रोमो छलक आ्राए है। प्रासादोको चलकर पवित्र 
करो । अथवा अपने लक्ष्मणकी ओर दृष्टिपात करो। 
ग्रथवा हनुमान पर करुणा करो जिसने सकटके समय 
सहायता पहुचाई। अथवा श्रपने पुत्र लवाकुश की ओर 
तो देखो । तब सीताजी कहती हैं “नाथ ! आप यह 
कसी बात कर रहे हैं ! आप तो स्वय ज्ञानी है। ससारसे 
ग्राप विरक्त होते नहीं झौर मेरे विरक्त होनेमे बाधा 
करते है ! क्या विवेक चला गया ?“ 


मोहकी विडम्बनाको तो जरा अवलोकन कीजिये । 
एक दिन था जब सीता रावणके यहाँ रामके दरनार्थ 
खाना-पीना विसर्जन कर देती थी । आँसुओसे सदा मुँह 
धोये रहती थी । रामके विवेकमे विश्वास रखती थी । 
वही सीता रामसे कहती है | “क्या विवेक चला गया ?* 
कैसी विचित्र मोहमाया है ? राम जेसे महापुरुष भी 
इसके फन्देसे न बच सके ! जब सीताजी हरी गईं तो 
पुरुषोत्तम रामजी उसके विरहमे इतने व्याकुल रहे कि 


मोह महाविष 


वृक्षोसे पूछते हैं अरे तुमने कही हमारी सीता देखी है ? 
यही नहीं बल्कि वही पुरुषोत्तम रामजी श्रीलक्ष्मणके मृत 
शरीरको छह मास लेकर सामान्य मनुष्योकी तरह भ्रमण 
करते रहे। क्‍या यह मोहका जादू नहीं है ? बाहरे 
मोह राजा | तूने सचमुच जगतकों अपने वश्चवर्ती कर 
लिया । तेरा प्रभाव अचिन्त्य है। तेरी लीला भी 
अपरम्पार है । कोई भी तीन लोकमे ऐसा स्थान नही, 
जहाँ तूने अपनी विजयपताका न फहराई हो। जब 


[ २३ 


महारानी सीता और राजा राम जसे महापुरुषोंकी यह 
गति हुईं तब अन्य रक पुरुषोकी क्या कथा ? धन्य है तू 
श्रौर तेरी विचित्र लीला । 


जिसने मोहपर विजय पाई वही सच्चा विजयी है, 
उसीकी डगमगाती जर्जर जीवन-नेया ससार-सागर से पार 
होनेके सन्मुख है । 


“वर्णाो-वाणी १ / ३३४-३२४४ 


अब तो एसी परिणति बनाओ्रो जो हमारा और तुम्हारा विकल्प सिटे । 
यह भला, वह बुरा, यह वासना मिट जावे, यही वासना बंधकी, जान है । 
आजतक इन्ही पदार्थोभे ऐसी कल्पना करते-करते ससार ही के पान्न रहे । 
बहुत प्रयास किया तो इन - बाह्यवस्तुओंको छोड़ दिया । किन्तु इनसे कोई 
तत्व न निकला । निकले कहाँसे ? वस्तु तो वस्तुमें है। परमे कहाँसे आावे ? 
परके त्यागसे क्‍या ? क्योंकि यह तो स्वय पृथक है। उसका चतुष्टय स्वयं 
पृथक । किन्तु विभावदशामे जिसके साथ अ्रपना चतुष्टय तद्गप हो रहा है उस 
पर्यायका त्याग ही शुद्ध स्वचतुष्टयका उत्पादक है । अतः उसकी ओर दृष्टि- 
पात करो, लौकिक चर्चाकों तिलांजलि दो । श्राजन्म से वही आलाप तो रहा, 
अब एक बार निज आलापकी तान लगाकर तानसेन हो जावो । झ्रनायास 
सब दु खकी सत्ताका अभ्रभाव हो जावेगा । विशेष क्या कहा जाय ? 


प्रध्यात्म-पत्रावली--७ १ 


'संसार-चक्र 


संसार-- क्‍ 

ससारमे बहुत विचित्रता है, यह श्रकारणिका नही । 
इसपर बडे बडे महानुभावोने गम्भीर विचार किये, किन्तु 
यह सभीने स्वीकार किया कि ससार दो पदार्थॉके मेलसे 
निष्पन्न एक तृतीय अ्रवस्थाको धारण करने वाला हे । 
जहाँ दो पदार्थोका विलक्षण सयोग होता है वही अ्रवस्था 
बन्धभावको धारण करती है । जैसे चार आने भर सुवर्णं 
ओर चार आने भर चॉाँदी दोनोको गलाकर एक पिण्ड 
बना दीजिये उस पिण्डमे दोनो पदार्थ उतने ही है जितने 
पहिले थे परन्तु जब वह एक पिण्ड हो गये तब न तो वह 
शुद्ध सोना है और न शुद्ध चाँदी है । एक तृतीय श्रवस्था 
हो गई और उसे खोटे सोनेके नामसे लोग व्यवहार करते 
है। इसी प्रकार श्रात्मा और पुद्गलका अनादिकरालसे 
सम्बन्ध चला आ रहा है। उसे लोग मनुष्य, तिय्य॑न्‍्च, 
देव, नारकी शब्दसे व्यवहार करते है । सुवर्ण चाँदी दोनो 
सजातीय द्रव्य है। यहाँ विजातीय दो द्र॒व्योका सम्बन्ध 
है । एक चेतन द्रव्य है दूसरा अचेतन । इनके विलक्षण 
सम्बन्ध ही का नाम संसार है । यहॉाँपर जो पर्यायमे अपने- 
को मनुष्य और इतर पर्यायमे अपनेको देवादि मानने 
लगता है । जिस पर्यायमे जाता है उसी पर्यायके अनुकूल 
अपनी परिणति बना लेता है । 


ससार एक विचित्र जाल है, इस जाल मे प्राय सभी 
फंसे है । जो इससे निकल जावे श्रशसा उसी की है । 


यह संस।र वास्तवमे आत्माकी विभाव परिणतिका है । 
यह जो दृश्यमान जगत है वह तो विभावपरिणति का कारये 
है । इसको जो जगत कहते है वह उपचारसे जगत कह- 
लाता है। श्रात्मामे जब तक विभावपरिणति है तब तक 
सर्वे जगत है । जब आत्मासे विभावपरिणति चली जाती है 


तब नूतन कर्मबन्च नही, होता । नूतन कर्मबन्धके ,श्रभावमे 
कर्मका अभाव हो जाता है । 

ससार एक विशाल कारागृह है। इसका सरक्षक 
कोन है ? यह दृष्टिगोचर तो नही फिर भी श्रन्तरज्भसे 
सहज ही इसका पता चल जाता है। ससार पर्याय-दृष्टिसे 
तो अ्नित्य है और इसका सरक्षक मोह है । इसके दो 
मन्‍्त्री है जो इसकी रक्षा करते है। उनका नाम राग और 
हंष है । इनके द्वारा आत्मामे क्रोध, मान, माया तथा लोभ 
का प्रकोप होता है। क्रीधादिकोके आवेगमे यह नाना 
प्रकारके अनथ करता है । 
क्रोध-- द 

जब कोधका आवेग श्राता है तब नानाप्रक।रके कष्ट 
देना, अनिष्ट करना, तथा परसे कराना सूभता है। 
उसका स्वयमेव अनिष्ट होता हो तब श्रानन्दमे मग्न हो 
जाता हे । यद्यपि उसके अनिष्ट होनेसे कुछ भी लाभ नहीं 
परन्तु क्या करे ? लाचार है। यदि उसका पुण्योदय हो 
और इसके अ्रभिप्रायके अनुकूल उसका कुछ भी वॉका 
नहो तो दाहमे दुखी होता रहता है। यहाँ तक देखा 
गया है कि श्रभिप्रायके अनुरूप कार्य न होनेपर मरण तक 
कर लेता है । 
सान--- 

मानके उदयमे यह इच्छा होती है कि दूसरा मेरी 
प्रतिष्ठा करे, उच्च माने। जैसे उच्चता लोकमे ही, 
उसके श्रर्थ परकी तिन्दा, श्रपनी प्रशसा करे । परमे जो 
गुण विद्यमान हो उनका लोप करे । अपनेमे जो गुण नहीं 
उन्हे अपनेमे बतलातेकी चेष्टा करे । मानके लिये बहुत 
कष्टसे उपार्जज किये धनकों व्यय करनेमे सकोच न 
करे । यदि मानकी रक्षा न हो तंब बहुत दु खी होता है । 


संसार-चक्र 


ग्रपधात तक करनेमे सकोच नही करता । यदि किसीने 
जैसी अपनी इच्छा थी वेसा मान लिया तब फूलकर कुप्पा 
हो जाता है कि हमारा मान रह गया । मूर्ख यह विचार 
नही करता कि हमारा मान्त नष्ट हो गया । यदि नष्ट 
न होता तो वह भाव बना रहता । उसके जाने से ही तो 
आनन्द आया । 
साया-- ह 

माया कषाय भी जीवको इतने प्रपच्चोमे फेंसा देती 
है कि मनमे तो और है, वचनसे कुछ कहता है, कार्य 
ग्रन्य ही करता है। मायाचारी ग्रादमीके द्वारा महान्‌ 
ग्रनर्थ होते है । ऊपरसे तो सरल दीखता है परन्तु उसके 
भीतर शअत्यन्त वक्त परिणति होती है। जैसे बग्रुला ऊपरसे 
शर्ने शर्ने पैरो द्वारा गमन करता है श्ौर भीतरसे जहा 
मछलीकी आहट सुनी कि उसे चोचसे पकड लेता है। 
मायाचा रके वज्यीभुत होकर जीव जो न करे सो अल्प है । 
लोभ-- 

लोभके वशीभूत होकर जो जो अतर्थ ससारमे होते 
है वह किसीसे अविदित नहीं। श्राज जो सहस्रावधि 
मनुष्योका सहार हो रहा है, लोभ ही की बदोलत तो है । 
आझाज एक राज्य दूसरेको हडपता चाहता है। वर्षोसे 
शान्तिपरिषद्‌ हो रही है, लाखो रुपये बरबाद हो गये, 
परन्तु मामला टस से मसन्न हुआ। शतश. नीतिके 
विद्वानोने गभीर विचार किये | श्रन्तमे परिग्रही मनुष्योने 
एक भी विषय निर्णति न होने दिया । लोभ कषायकी 
प्रबलता कुछ नहीं होने देती । सभी मिल जावे परन्तु 
जबतक अन्तरज्भमे लोभ है एक भी बात तय न होगी । 
राजाओसे प्रजाका पिण्ड छूड़ाया परन्तु श्रधिकारी वर्ग 
ऐसा सिला कि उनसे बदतर दशा मनुष्योको हो गई । 
यह सब लोभकी महिमा हे । अत, जहाँ तक बने लोभको 
कंश करो | 
चार संज्ञाएं और मिथ्यात्व-- 

जिस शिक्षासे पारमाथिक हित होता है उस ओर 
ध्यान नही और तन हो भी सकता है। प्रत्यक्ष सुखके 
साधनकी प्राप्ति जिससे हो उसे छोड लोग अपनेको 

अन्य साधनोमे नहीं लगाना चाहते । इसका कारण 

श्रतादिकालसे आहार, भय, मसेथुन, प्रिग्रह सज्ञाके जालमे 


[ २५ 


इतने उलभे हैं कि वहासे निकलना शहंदमे उलभी मकक्‍खीके 
सद॒श् कठिन है। जिसका महाभाग्य हो वही इस जालसे 
अपनी रक्षा कर सकता है। यह जाल अन्य हारा नही बनाया 
गया है । हमने स्वय इसका सृजन किया हैं। आहारादि 
सज्ञा मुनिके भी होती है। प्रणत्तमुणस्थात पर्यन्त मुनि 
भी तो आहार ग्रहण करते है। प्रमत्तगुणस्थान पर्यन्त 
ग्रसाताकी उदीरणा है। तथा जिसे कबलाहार कहते है 
उसे प्रमत्तगुणस्थान तक ही लेते है । इसके बाद अप्रमत्त 
गुणस्थानमे कर्म नोकर्म -वर्गणाहीका ग्रहण होता है। 
कबलाहार छूट जाता है। भय, वेद, परिग्रह, नवम 
गुणस्थान पर्यन्त होता है। लोभ परिग्रह दशम गुणस्थान 
पर्यन्त होता है, किन्तु जब इस जीवके भिथ्याभाव छूट 
जाता हे फिर होते हुए भी परियग्रहादि दोष झात्माको 
ग्रतन्‍्त ससारका बन्धत नहीं करा सकते। श्रत. सज्ञी 
पच्चेनिद्रिय मनुष्यकोी सबसे पहिले अनन्त ससारका पितामह 
मिथ्यात्व त्यागना चाहिये । 

बहुतसे मनुष्य हिसादि पच्च पापोको ही पाप समभते है। 
सबसे प्रबलतम पाप जो भिथ्यादर्शन है उसको पाप नहीं सम- 
भते । सब पापोका जनक अना दिसे आता हुआ स्वपरभेदका 
बाधक यह भिथ्यात्व है। हिसादिक तो चारि+रमोहसे होते हैं । 
जब मिथ्या पाप गया परमार्थसे तो उसी समय इसके कर्तृत्त्व 
निकल गया । फेवल उदयसे श्रौदयिक भाव होता है । यह 
उसका कर्ता नहीं बनता। कर्ता न बननेसे प्रागामी 
कर्मबन्ध बहुत ही अल्प होता है। कुछ कालमे ऐसी 
परिणति इसकी हो जाती है कि सब कर्मोकी जड जो 
मोह है उसका बन्ध नहीं होता। जैसे जब मिथ्यादरशंन 
चला जाता है, मिथ्यात्वादि सोलह प्रक्तिका बन्ध नही 
होता । इस तरह कऋरमसे ग्रुणस्थान आरोहण करता है । 
जिस समय दशम ग्रुणस्थान होता है उस कालमे मोहनीय 
कर्म तथा आयुको छोडकर छहु कर्मोका ही बन्ध होता है। 
उसके अ्रभावमें ज्ञानावरणादि अ्रस्वामिक रहकर बारहवे 
गुणस्थानमे अन्तमुहूतेंमे स्वयमेव नष्ट हो जाते है । 

अनादिसे यह जीव शरीरको तिज मान रहा है तथा 
ग्राहार, भय, मंथन, परिग्रह यह चार सज्ञाएँ इसके साथ है । 
निरन्तर इसी परिपाटीसे निकलना कठिन है। प्रथम तो 
आहारके प्र्थ अनेक उपाय करता है। भय होनेपर 


९६ ] 
भागनेकी इच्छा करता है । वेदके उदयमे गुण-दोष देखने 
की इच्छा होती है। विषयकी लिप्सासे जो जो अनर्थ 
होते है वह किसीसे गुप्त नहीं । यह लिप्सा इतनी भयकर 
है कि यदि इसकी पूर्ति न हो तब मृत्यु तकका पात्र हो 
जाता है। इनका लोभी जिनको लोकमे तिन्यकर्म 
कहते हैं उन कर्मोको भी करनेमे सकोच नही करता । 
यहाँ तक देखा गया है कि पिताका सम्बन्ध साक्षात्‌ 
पुत्रनीसी हो गया। उत्तमसे उत्तम राजपत्नी नीचोके 
साथ ससर्ग करनेमे सकोच नहीं करती । जिसने इस 
कामपर विजय प्राप्त करली वही महापुरुष है, यो तो सभी 
उत्पन्न होते श्र मरते है । 
स्वार्थो कुटम्ब-- 

पुत्रकों मनुष्य बहुत ही प्रेमदृष्टिसे देखता है किन्तु 
बात उसके विपरीत ही है। मनुष्यका सबसे अधिक 
प्रेम स्वस्त्रीसे रहता है, इसीसे उसका नाम 'प्राणप्रिया' 
रक्‍्खा । 'मेरी प्राणबल्लभा” आदि नामसे उसे सम्बोधित 
करता है । वह इसकी श्राज्ञाकारिणी रहती है । पहिले 
पतिको भोजन कराती है तब श्राप भोजन करती 
है। उसको शयन कराके शयन करती है। उसका 
वैयावृत्य करनेमे किसी प्रकारका सकोच नही करती । 
पुत्रके होते ही वह बात नहीं रहती। यदि भोजनमे 
विलम्ब हो गया तब पत्ति कहता है विलम्ब क्यो 
हुआ ?' तब यही उत्तर तो मिलता है कि 'पुत्र॒का काम 
करूँ या आपका ?” इत्यादि। तथा जब पुत्र वृद्धिकों 
प्राप्त होता है और पिता ह्वासको प्राप्त होता है तब समर्थ 
होनेपर पुत्र श्रर्थका स्वामी बन जाता है । वह स्वामित्व 
स्वय सौपता है, लो सँभालो अ्रब तक हमने रक्षा को । 
यहाँ तक देखा गया कि यदि दान देनेका प्रकरण आजावे 
तब लोगोसे कहता है कि भाई ! हम तो दृसरेकी 
धरोहर की रक्षा कर रहे है। हमे इसके व्यय करनेका 
अ्रधिकार नहीं। श्रव श्राप लोग स्वयं निर्णय कर लो 
पुत्र मित्र है या शत्रु ? कहाँ तक कहूँ, मोही जीवको मोहके 
नशेमें अपने श्रापका बोध नही होता । 
मोहजन्य ग्रज्ञानता-- 

“ग्राचक्ष्व श्रुणु वा तात ! नानाशास्त्राण्यनेकशः । 

तथापि न तथ स्वास्थ्यं सर्वविस्मरणादूते ॥। * 


संसार-चक्र 


चाहे तो आजन्म शास्त्रश्ररण करो, चाहे श्राजन्म 
शास्त्रोका व्याख्यान करो तथापि जबतक सबको न भूल 
जाञोगे तबतक तुम्हारा कल्याण नही, क्योकि आत्मा सब 
पदार्थेसि भिन्न है। इसका एक भी अंश न तो अश्रन्यत्र 
जाता है श्रोर न अ्न्यका श्रश इसमे आता है। हम 
अपनी ही अज्ञानतासे परको अ्रपना मानते है। पर 
पदार्थमि किसीको तो दु खका कारण मान लेते हैं । जैसे 
विष, केटक, शत्रु पदार्थोकों दुखका कारण मान उनमे 
अप्रीति करते है, ओर किन्‍्ही स्त्री पुत्रादिकोको सुखका 
कारण मान उनसे प्रेम करने लगते है । किनन्‍्ही पदार्थोको 
परलोकमे सुखका कारण जान उनमे रुचिपूर्वक भक्ति 
करने लगते है, किन्तु प्रयोजन केवल लौकिक सुखका ही 
रहता है। इस तरहसे अ्रनादि सतानसे इस ससारमे 
चतुर्गति नारक, तियंक मनुष्य तथा देवगतिमे भ्रमणकर 
ससार-बन्धनसे मुक्त नही होते। बन्धनसे मुक्त होनेका कारण 
तो तब मिले जब कि इस ससारके कारणंसे विरक्त हो । 
ससार के कारणोंसे कब विरक्त हो ? जब कि इसे हेय 
समभे, सो तो समभते नहीं । 

“ज्ञाहं देहो न में देहो जीवो नाहमहं हि चित्‌ । 

अ्रयमेव हि में बन्ध' श्रासीद्या जीविते स्पृहा ॥ 

नतो मैं देह हैं श्ौर न मेरे देह है। और न मैं जीव 
हैँ, मै तो चित्‌ स्वरूप हूँ, यदि मेरे जीवनमे स्पृह्म है तो 
यही बन्ध है । | 

/एको दृष्टासि सर्वेस्थ मुक्तप्रायोईसि स्वदा । 

अ्रयमेव हि ते वन्धो दृष्टार पद्यतितराम्‌ ॥ 

यद्यपि श्रात्मा एक है, स्वतन्त्र है, तथा प्राय मुक्त 
ही है, किन्तु भ्रमसे परको अपना मान रहा है । यही तेरे 
बन्धका कारण है कि आत्मासे अतिरिक्त पदार्थोकों दृष्ठा 
मान लेता है। आत्मासे भिन्न यह जो पदार्थ है वह तेरे 
नही, और न तूँ उनका है। उन्हें अपने मानकर स्वय 
अपनी भूलसे बँधा हुआ है, कोई अन्य बँधाने वाला नही । 
जैसे कुत्ता दर्पणमें श्रपता मुख देख अपनेसे भिन्न प्रतिविम्ब 
को दूसरा कुत्ता मानकर भौकता है और उस दर्पणमे 
मुखकी ठोकर दे श्राप स्वय चोटसे दुखी होता है। कोई 
अन्य चोट देने वाला नहीं । श्रपना ही आत्मीय बोध न 
होनेसे स्वयमेव दु खका पात्र होता है। इसी तरह यह 


संसार-चक्र 


आत्मा अपने स्वरूपको भूल स्वयं पर पदा्थोमि निजत्व 
कल्पना कर दुःखका पात्र होता है-- 

“अपनी सुधि भुल आप, आप दुख उपायों । 

ज्यों शुक॑ नभचाल बिसर, नलिनी लटकायो ॥ 

सत्य यह है कि--- 

“उदेति भावतो विश्व वारिधेरिव बुदबुदः । 

इति ज्ञात्वेकसात्मानमात्मन्येव लय॑ ब्रज ॥ 

यह जो विश्व उदयको प्राप्त होता है सो आत्मासे 
ही होता है। श्रर्थात्‌ जो जगत दृश्यमान है यह आत्माके 
रागादि परिणामसे ही तो होता है । ज॑से वारिधिसे बुद्‌- 
बुद होते, वह यद्यपि वारिधिका स्वभाव नहीं है फिर 
भी उस समुद्र्मे परिणमतनकी शक्ति है। वायुके निमित्तकों 
पाकर लहरे उत्पन्न होती है तथा बुदबुद्‌ श्रादि अनेक 
प्रकारके विकारभाव उसमे उत्पन्न होते है। अन्तमे उसी 
समुद्रमे लय हो जाते हैं। ऐसा जानकर जो दृश्यमान 
जगत है वह तेरा ही परिणमन विशेष है। भ्रन्तमे तु 
हीमे लीन हो जाता है । 

यहाँ यह शका होती है कि आत्मा तो अमृतिक द्रव्य 
है, उसका यह जगत्‌ विकार है, यह समभमे नहीं श्राता ? 
आपका कहना ठीक है, वास्तवमे परमार्थ दृष्टिसे तो 
आत्मा अमृतिक है परन्तु श्रनाविकालसे इसका सम्पर्क 
पुद्गलके साथ हो रहा है । इन श्रसमान जातीय द्रव्यो 
का ऐसा विलक्षण सम्बन्ध है कि पुद्गल कर्मके विपाकसे 
भ्रात्मामे रागादिक परिणाम होते है, श्रौर वे परिणाम 
मोह रागहेष रूप हैं । इन्हीके विशेष भिथ्यात्व, 
अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याल्यान, प्रत्याख्यात, संज्वलन 
कृषाय, प्रत्येक कषायसे क्रोध, मान, माया लोभ 
चार चार ४><४ भेद होकर सोलह प्रकार कषायके भेद 
हो जाते है । तथा नौ प्रकारके ईषतृकषाय होते है। 
जिनके हास्य, रति, अरति, शोक, भय,जुगुप्सा स्त्री वे द, पुवेद, 
नपूसक वेद नाम है। इस तरहसे पच्चीस भेद मोहके होते 
है इसीका परिवार सकल ससार है । संसारमे इन भावोको 
छोड़ और कुछ नही । जिन महापुरुषोने इन पर विजय 
प्राप्त कर ली वे इस ससारसे उत्तीणं हो गये। सबसे 
प्रबल शत्र्‌ मोह है । जिसके सख्भावमे यहु जीव आप और 


+ 


४५ 


| २७ 


प्रको नही जानता। जहॉपर आत्मा और पर का विवेक नही 
वहाँ गअ्न्यकी क्या कथा ? जबतक हमे अपना ही विवेक 
नही वहाँ हिसादिक पापोसे मुक्तिका उपाय कौन करे ? 


भेदज्ञानकी श्रावदयकता-- 

“ते हिंसा नेव कारुण्यं नौद्धत्यं च च होनता । 

नाइचर्य नव क्षोभश्व क्षीणसंसरणे नरे ॥ 

लेकिन जिस महापुरषका ससार क्षीण हो गया है 
उससे न तो किसीकी हिसा होती है, न करुणा होती है । 
न उद्धत्ता होती है, न हीनता होती है। न क्षोभ होता 
है, और न आश्चर्य ही होता है । इसका तात्पयें यह है कि 
जब मनुष्यके भेदश्ञान हो जाता है उस समय यह परको 
पर और शअ्पनेको भिन्न जानता है। जब परको पर जाना 
तब उसमे निजत्वकी कल्पना विलीन' हो जाती है । जब 
निजकी कल्पना सिट गई तब उसमे राग व हेंष दोनों 
विलय हो जाते हैं। उनके जाने पर सुतरा, दया और 
हिसाके भाव विलय जाते है। आत्माका स्वभाव ज्ञाता 
दृष्टा है । जानने वाला और देखने वाला है । शेष जो भाव 
होते हैं वह उपाधिजन्य एवं विकारज है। इसके स्वभाव 
नही । अ्रतः स्वयमेव विलीन हो जाते है । जो धर्म आग- 
न्तुक होता है वह मर्यादाके बाद नही रहता, पर्यायें स्वा- 
भाविक एवं वभाविक दो प्रकारकी होती है। वैकारिक 
पर्याय कारणके श्रभावमे नहीं रहती । 

“सर्वत्र दृश्यते स्वस्थः सर्वेत्र विभलाशय. । 

समस्तवासनाम्ुक्तो मुक्तः सर्वत्र राजते ॥ 


सब अवस्थाश्रोमे जिसका आशय निर्मल हो गया 
है, स्वस्थ रहता है, समस्त वासनाश्रोसे जो मुक्त है, वही 
मुक्त है। वही आत्मा सवेत्र शोभायमान होता है। जब रज्जु- 
का ज्ञान हो जाता है उस समय सर्पका ज्ञान नही होता । 
इस जगतमे अनादिकालसे जीवका कर्मोके साथ सम्बन्ध 
चला आया है जिससे आत्मा मलिन हो रहा है। परन्तु 
जब भेदज्ञान हो जायगा, कर्मबन्धनके कारणोका अभाव 
होनेसे सुतरा उस निर्मेलताको प्राप्त होगा, जिससे संसार 
परिभ्रमणका यह चक्र सदाको नष्ट हो जायगा । 


--वर्णी-बाणी ॥ ३ / २४४-२५४ 


शांति कहाँ ? 


शान्ति के बाधक कारण, 
१. हमारी श्रज्ञानता-- 


शान्तिका मूल कारण चित्तकी निश्चलता है परन्तु 
निश्चलता होती नही । इसका मूल कारण यह कि हमारी 
बुद्धि परको अपना मानती है और जब परकी अपना 
माना तब उसके रक्षणका भाव निरन्तर रहता है। उसका 
रक्षण हमारे अधीन नहीं, क्योकि उस पर-पदार्थंकी अनेक 
ग्रवस्थाएँ होती है । उनमे किसी अवस्थाकोी हम इष्ट श्रौर 
किसीको अनिष्ट होनेकी कल्पना करते है। हमारे अनुकूल 
जो परिणमन हो गया, उसको हम चाहते है। उसके रखने- 
का सतत प्रयत्न करते है । किन्तु वह परिणमन समय 
पाकर अन्यरूप हो जाता है, तब हम अत्यन्त व्याकुल हो 
जाते है। यही हमारी महती शअ्रज्ञानता है। हमने यह 
प्रयत्न नही किया कि पर-पदार्थ न कभी अपना हुआ, ने 
था और न भविष्यमे होगा ही, यह निश्चित है । फिरभी 
मोहके आवेशमे निरन्तर विपरीत परिणमन करनेकी 
प्रकृति बना रखी है। शअ्रन्यकी कथा छोडो, जो लावण्यता 
बाल्यकालमे मनुष्यमे विद्यमान होती है कुछ काल उपरान्त वह 
चली जाती है । तब इसे युवक कहने लगते है । अनन्तर 
वृद्ध हो जाता है, दन्‍त भग्न हो जाते है, नेत्र मन्दज्योति 
हो जाते है, पण चलनेसे इन्कार कर देते है, हाथ कोई 
कार्य करनेमे श्रग्नसर नही होते । जो बालक प्रेमसे गोदमे 
खेलते है, वे स्पर्श करनेकी कथा छोडो, देखना भी नही 
चाहते । यह सब प्रपच्च देखकर भी हम आत्महितसे वच्चित 
रहते है, इसका मूलकारण मोह है । 
२. मोह-सदिरा-- ह 

मोह-मदिरा केनशामे विह्लल मनुष्यकी दशा मदच्यपान 
करनेवालेके सदृद् रहतीहै । एकबार मैं गिरिराज (सम्मेद- 


शिखर ) जी क्षेत्रके पाश्चभाग ईसरीसे निवास करता था । 
एक दिन सायकाल भ्रमणार्थ गया । एक आधा फर्लाज्र 
पर ही एक मद्यकी दुकान थी, उसके सामनेसे गया । व्रहाँ 
जाकर देखा कि वहुतसे मनुष्य मयके नशामे उन्मत्त होकर 
ताना अवाच्य शन्द बोलते तथा नाना प्रकारकी कुचेष्टा 
कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुँहमे मविखयाँ जा रही हैं, 
ककर शरीर पर मृत्र कर रहे है, परन्तु वे इसकी कुछ भी 
परवा नही करते श्रौर न इनके ,निवारणका कुछ प्रयात्त 
ही करते है। इतनेमे नवीन शराब पीनेवाले झाये और 
मद्यविक्रेता से कहने लगे कि “बढ़िया शराब देनता'। 
विक्रेताने उत्तर दिया कि देखते नही, तुम्हारे दादा साभने 
ही लोट रहे है ? 

मदिरा के नशामे श्रादमीकी दशा उन्मत्त हो जाती 
है । यही श्रवस्था मोही जीवोकी जाननी चाहिये । 


३. स्वार्थोी संसार-- 


जीव एकाकी माँ के गर्भभे आता है और नवमास 
पर्यन्त अ्रधोमुख होकर बिताता है। वहाँसे जब निर्मत 
होता है उन दु खोका अनुभव वही जानता है | अन्य कोई 
तो जान ही क्‍या सकेगा ? जो माता उसे अपने उदरमे 
धारण करती है, उसे भी उस बालकके दु खोका पता नही। 


जब निगंत हुआ तब बाल्यावस्थामे शक्ति व्यक्त न 
होनेसे, इच्छाके श्रनुकूल कार्य न होनेसे जो कष्ट उसे होते 
है उनके वर्णन करनेमे अ्रन्य॒ किसीका सामथ्थ्यं नहीं। 
उसे तो भूख लगी है । दुग्धपान करना चाहता है, परत्वु 
माँ अ्रफीसम पान कराकर सुलानेकी चेष्टा करती है । वह 
सोना चाहता है माँ कहती है बेटा ! दुग्ध पान करलो ' 
कहनेका तात्पयँ यह कि सब तरहसे प्रतिकूल कार्यमे ही 
बाल्यावस्थाके कालको पूर्ण करता चाहता है। जहाँ पाँच 


शांति: कहाँ 


वर्ष का हुआ माता पिता बालकको पढातेका अयत्त करते 
हैं। ऐसी विद्या अर्जन कराते है जिससे लौकिक उन्नति 
हो, यद्यपि लौकिक उन्नतिमे शाति नहीं मिलती तथापि 
माता-पिताको जेसी परम्परासे पद्धति चली आ रही है 
तदनुकल ही उनका बालकके प्रति भाव रहेगा। जिस 
शिक्षासे आत्माको शान्ति मिले उस ओर लक्ष्य ही नहीं। 
गुरुसे कहेगे जिसमे बालक खान-पानके योग्य द्वव्यार्जन कर 
सके ऐसी ही शिक्षा देना । 
जहाँ १५, १६ वर्षका हो गया, माता पिताने दृष्टि 
बदली और यह सकलल्‍प करने लगे कि “कब बालकका 
विवाह हो जावे ?' इसी चिन्तामे मग्न रहने लगे । कहाँ तक 
कहा जावे, विवाह के लिये लडकीकी खोज करने लगे । 
अन्ततोगत्वा अपने तुल्य ही बालकको बनाकर ससारवद्धि का 
ही उपदेश देते है। इस तरह यह ससार चक्रचल रहा है, 
इसमे कोई विरला ही महावुभाव होगा जो अपने बालक- 
को ब्रह्मचारी बनाकर स्वपरके उपकारमे शआायु पूर्ण करे । 
आजसे २००० वर्ष पहले श्रमणसस्क्ृति थी तब बालक- 
गण मुत्ियोके पास रहकर विद्याष्ययन करते थे । कोई तो 
मुनिवेपमे अध्ययन करते थे, कोई ब्रह्मचारी वेषमे ही 
ग्रध्यपन करते थे, कोई साधारण वेषमे अध्ययन करते 
थे। स्नातक होनेके अनन्तर कोई तो गहस्थावस्थाको 
त्यागकर मुनि हो जाते थे, कोई आजन्म ब्रह्मचारी रहते 
थे, कोई गृहस्थ बनकर ही अपना जीवननिर्वाह करते थे । 
परन्तु अब तो गृहस्थावस्था छोडकर कोई भी त्याग 


करना नहीं चाहता। सतत गृहस्थधर्म मे जन्म 
गमाते है । 


४. निरोहव॒त्तिका भ्रभाव-- 


कल्याणका मार्ग तो तिरीहवृत्तिमे है । निरीहता तभी 
आवे जब पर-पदर्थति ममता छूटे । यहाँ तो परको अपना 
मानना ही ध्येय बना खखा है। सारा ससार देखा, 
जिसने सतोष न पाया उसे सतोष मिलनेका म्लार्य हो 
कठिन है, क्योंकि समता हृदयमे नहीं । समतासे उात्यय 
यह है कि इन पर-पदार्थोमे रागद्वेप कल्पना त्यादों , 
जाओ, जिससे बात करो, केवल फसाने ह्ए ही व्यायर 
व्यथेके जल्पवादमे और मानसिक्त दिऊूछ 


न 5२ 
१२ 
कक, 


४80 ३ 


>्क 


आकक शथना सा फ+ग, 
श् ०७ के रन रूम्म्पपदारप्पलबकबंदाइकर करे 
3-5 पु धन ञ्पा दर्ज 


[ २६ 


के अनर्थक व्यापारों द्वार यहअवन चला जाता है । 
कृल्याणके लिये न तो विशिष्ट तपकी आवश्यता है और 
न विशिष्ट ज्ञानकी ही ग्रावश्यकता है । ञ्रावश्यकता है तो 
केवल निरीहवृत्ति की । निरीहवृत्ति उसीकी हो सकती है 
जो इन प्रपदार्थों को श्रपनाना त्याग देवे । 


पर, परमें निजकी सान्यता-- 


परको निज मानना ही अनर्थकी जड़ है | जैसे कोई 
रज्जुमे सपे मान लेवे तब सिवाय भयके और क्या लाभ ? 
परकी परिणति कभी आपरूप नहीं होती। ससारमे 
जितने पदार्थ है वह चाहे चेतन हो, चाहे अचेतन हो । 
चेतन पदार्थ चेतनद्रव्य और चेतन गुणोमे व्याप्त होकर 
रहेंगे । अचेतन पदार्थ अचेतनद्रव्य और तन गुणोमे व्याप्त 
होकर स्वभावसे रहेगे। जेसे कुम्भकारके द्वारा .घट 
बनाया जाता है किन्तु न तो घटमे कुम्भकारका द्रव्य 
जाता है श्र न गुण जाता है क्योकि वस्तुकी मर्यादा 
अनादिनिधन है, इसका परिवर्तेन नही हो सकता । द्व॒व्या- 
न्तरके सकमण बिता एक पदार्थ अन्यका परिणमन्र्‌ 
करने वाला नहीं हो सकता | इसी तरह पुद्गलमूय मो 
ज्ञानवरणादि कर्म है उनमे न तो जीवका दुज्य है और 
न गुण है, क्योकि द्रव्यान्तर-सक्रमण दस्तुंझोे «४. 
से ही निषिद्ध है। श्रतः परमार्थसे आत्मा (0४०४ . 5" 


कक कक प्ठे हर शा 


का कर्त्ता नही, फिर भी ऐसा दिमिशेडेज उछ! २००४६ 
अ्रनादि से चला आ रहा है हे | 
रागादिरूप परिणमता है इक 
कार्मणरूप आत्माके इह्पेज अप के 
ज्ञानावरणाईदि टू 
हैं। वो रण 


श््ड्प 
| 3 
८72 
दल 
हे 
ड़ 
/ 
रॉ 
। 
है 


प्र 
+१ 9 
] 
०7 


न्‍', हट 


१/ 


4 


; 
हू 


ही 
| 
ककन्‍्म्न्बू 
£ 
| 


न /. 


कऊहाहःल्् सम 


हि तब कफ 4७ कण न अं 
४ ऋआध््य्डदन चादम्तत्तह्न१- 
्ञ 
काम जा 088 लत च., अर 
१. वमककक--०-्वप+मज मेन... ००#कोक-म“लनाव व्यय... अदमाम-+रमम काना... 3 >मममवकआ>#>म्माहकंन-मन+अम्याम. है 2 :+ 5० "|| चर 
शिच जच ज्काइस्की पदंचुूबा हआऋ 5(| | 


#००. ही अत कक बीत पक] रु 

मा कमका 

जद 4 उ्चछ्ू ४४४४ 
कक. 5 


फेम 
मजा ता हू हू ॥ उच्चो . * मर 





न 
जले. कस... चआ कक पट 5 
जम कया जातक पे रू ध्यां ््ः है न्यनब 0. उउक-यकज। कप 
० अर 3 स्स्त >कल जय मल था, «रह, दर ५ ण्टू् ही प 
न. का 
जिया कह अत 
७ चथ-पॉमहुत-्म्पाला >०> >क>2 ५०० कान आन न अब, _>्दश्यममपरवकरटनपाकपबर. बस हक ऊ 
कक 2 व पक दल 5 पद >> अन्न 8 आए 
हि 
4 
पादप भाप हि झा दाम्स्थरे 
न हि रद स्किप ल्च्डू जे श रद भ्ड मा । 


३० | 


परिणाम होते है,इनका कोई न कोई कारण होना चाहिये। वह 
क्या है ? सो दीखता नही । किन्तु ऐसा नियम है जो कार्य 
होता है वह उपादान ओर निमित्तसे होता है । उपादान 
तो हम ही है, निमित्त कारण जो है वे रागादढि उत्पादक 
कोई होता चाहिये, स्त्री आदि तो नियामक नही । 


६. आत्मज्ञानका अभाव-- 


जबतक मोह रहता है तबतक तो आत्मदुष्टिका उदय 
ही नहीं, अपने अस्तित्वहीका परिचय नहीं, काहेकी 
शान्ति ? यह जीव अनादिकालसे अपनेको नहीं जानता, 
क्योकि जो अपनी सत्ता है वह यद्यपि प्रतिसमय ज्ञानमे 
आती है परन्तु उस ओर लक्ष्य नही । जब भूख लगती 
है, प्यास सताती है, शीघ्र ही हमे बोध होता हैं कि हम 
भूखे है, प्यासे है । यही बोध तो हमारा परिचायक हे । 
इससे अधिक ज्ञान आत्माका और कौन करा देगा ? 
परन्तु हम उस ओर दृष्टि नही देते; क्योकि यह प्रक्रिया 
प्रतिदिग की है। यही परिचय अवज्ञा का कारण हो 
जाता है। आत्माका परिचय प्राणिमात्रकों है परल्तु 
उस झोर लक्ष्य नही । आत्मज्ञान न हो तो कुछ भी काये 
नही हो सकता | आहार, भय, मैथुन, परिग्रह ये जो 
चार सज्ञाएँ जिसके होती है वही तो आत्मा है । यद्यपि 
आत्मा अमूर्त पदार्थ है। मूर्त पदार्थका परसे सम्बन्ध 
नही हो सकता । परन्तु अ्रनादिकालसे इस जीवके मोहका 
सम्बन्ध है, इससे परको निज मानता है। जब परको 
निज माना तब परकी रक्षाके अर्थ नाना भ्रकारके प्रयास 
करने पडते है । शरीर जिन पुदृगल द्रव्योसे बना है, 
उनकी जब त्रूटि होने लगती है तब यह जीव उनकी 
पूतिका प्रयास करता है। उसी तरह जब क्रोधादि 
कषायोका उदय होता है तब किसीके अनिधष्ट करनेका 
भाव होता है। किसीसे अपनी प्रशसा चाहता है। 
किसी पदार्थंको इंष्ट मान ग्रहण करना चाहता है। 
मायाचारीके वशीभूत होकर अन्यथा परिणमन करता है । 


है 


शांति कहां 


इसी तरह जब हास्यादि - कषायका उदय होता है, तब 
हास्यादि रूप परिणमन करता है । इसी तरह इस जीव 
को नाना दशा होती है। यह सब जजाल परको निज 
मानने मे है । जिस कालमे यह परको पर, आपको आप, 
मानकर केवल ज्ञाता दुष्टा बना रहे अ्नायास यह सब 
परिणमन शान्त हो जावेगा । 


७. प्रसम्पर्क-- 


दो पदार्थोका सम्पर्क जबतक है तबतक यह दुरवस्था 
है । जहाँ सम्बन्ध छूटा कि सब गया। जितना अधिक 
जनसम्पक होगा उतना ही ससारबन्धन वृद्धिकों प्राप्त 
होगा । जितने मनुप्य मिलते है अपनी रामकथाको 
गलापकर चतक्रमे डालनेकी चेष्टा करते हैं। परन्तु आव- 
रयक यह है कि निज उपयोगको स्वच्छ रकखो । उपयोग- 
का स्वभाव है कि जो पदार्थ उसमे आवेगा जता देवेगा । 
प्रथम तो इन्द्रियजन्य ही तुम्हारे ज्ञान है। इसके द्वारा 
रूप-रस-गन्ध-स्पर्श ही तो तुम्हारे ज्ञानके विषय है। इससे 
अधिक इन्द्रियज्ञानकी शक्ति नहीं। तुम निज कषायके 
अनुसार किसीको इप्ट और किसीको अनिष्ठ होनेकी 
कल्पना करते हो । इष्टके सभ्नह शोर श्रनिप्टके त्यागमे 
प्रयत्नशील रहते हो। इसमे भी कोई नियम नहीं कि 
इप्ट पदार्थ सर्वदा इष्ट रहे। जो वस्तु पहिले इष्ट 
है वही वस्तु कालान्तरमे भ्रनिप्ट लगती देखी जाती हैं । 
शीतस्पर्श शिशिर ऋतुमे इष्ट नही और वही शीतल स्पश 
ग्रीष्म कालमे इष्ट देखा जाता है । जो ऊनी वस्त्र शीत- 
कालमे सुखद देखा जाता है वही वस्त्र गर्मीके दिनोमे 
अरसुखद देखा जाता है। जो रस शीतकालमे इष्ट होता है 
वही गर्मकि दिनोमे श्रनिष्ट देखा जाता है। जो गाली 
अपने ग्राममे भ्रनिष्ठ होती है वही गाली ससुरालमे इष्ठ 
मालूम होती है। अत. उचित है कि परका सम्पक्क त्यागे। 


--वर्णी-वाणी : ३ / २५४-२६० 


स्तुति का श्र्थ थोडी चीजको बहुत बढाकर वर्णन 
कर देना, जिसका कोई पारावार नहीं । थोडी-सी बातको 
बहुत कहना, तो इसमे रज करनेकी बात ही क्या है, 
पर मोह तो ऐसी चीज है कि वो रज करा ही देता है । 
मुख्तार सा० ने कहा कि प्रशसा सुनकर हम नीचे-तीचे 
हो जाते है तो विचार करके यह भी मनमे आता है कि 
श्रे ये लोग भी कैसे है कि हम तो कुछ हैई नही ओर ये 
लोग बना-बनाके कहते है। पर अ्रच्छी बात है। देखा 
जाय तो हमारा देश तो भारतवर्ष है भेया । इतना बड़ा 
देश है भैया कि पत्थरमे कल्पना करके ये मोक्षमार्ग 
निकाल लेते है। देख लो, भगवान्‌ पाश्वेनाथको, मोक्षकों 
जाने वाले मगध, उनकी स्थापना करके और मोक्षमाग्गमे 
चल रहे नही अपन लोग ? विष्णु भगवानकी पत्थरक्ो 
प्रतिममे आरोपण करके अपना कल्याण कर लेते हैं । 
अगर हममे जो गुणोका आरोपण कर लेवे तो इनकी 
मनकी बात है, हम मना करने वाले कौन ? 


हमारी बात मानो तो जितने है सभी बडे है सबकी 
श्रात्माके श्रन्दर वह ज्ञानकी ताकत सब बाते सबके 
अन्दर विद्यमान है। हम उनका अनुभव न करे, यह 
बात दूसरी है। अगर उसकी तरफ दृष्टिपात कर देबे, 
तो हम कल्याणके पात्र हो जावे । 
विश्व क्‍या है--- 
मोहकी महिमा है कि यह संसार चल रहा है । अगर 
मोह चला गया तो मम इंदम, अ्रहमस्यम्‌' अज्ञान करके 
मोहित नही होगे । अज्ञानमे हम इसके, ये हमारा, हम 


इसके पहले थे, अ्रब ये हमारा होगा, इस प्रकार अज्ञान- 
बुद्धसि ससारमे भ्रमण कब तक होगा कि 


वर्णो जयन्तो 


“कस्से णोकमस्सि य अहमिदि अ्रहक व्‌ कस्मणोकस्स । 
जा एसा खल्‌ बुद्धी श्रप्पडिबुद्धो हवदि ताब ॥* 


जबतक कम --नोकमंमे हम है और हमारेमे कर्म 
नोकमें है तबतक यह श्रञज्ञान है, तब तक ससार है। 
यथा एक घट होता है, पुदगलका परिणाम है । यथा घटा- 
दिषु पुदुगलपर्यायेषु सो ..........०.५. «००५०५ अहम । 
ये शरीरभे रागादिक हुए, ये और हमारा यह भ्रम कि 
हममे ये नोकर्म आदि है इनमे हम है तभी तक्र हम 
अज्ञानी है । 


देवयोगसे किन्‍्ही ज्ञानी गुरओका समागम मिल 
जाय, अज्ञान मिठ जाय, तो यथा दपंणे . ज्वालास्नि. 
दुनिया जानती है, दर्षणमे अग्नि प्रतिभासित होती हे, 
अग्निकी ज्वाला दर्पणमे भासमान होती है तो उसकी 
उष्णता और ज्वाला दपंणमे नहीं । यहाँ सिगडी रखी है, 
उसका प्रतिबिम्ब दर्पणमे पडता है पर यदि किसी स्त्रीसे 
दाल बनानेको कहा जाय तो बठलोई दर्पण. पर रखेगी 
कि सिगडीकी आगपर, तो उसे भी इसका ज्ञान होता है, 
इसलिए पुद्गलकर्से भिन्न अरूपी जो आत्मा है उसमे 
जानपना है, ज्ञातृपना है उसमे कर्म और नोकम नही है। आप 
हमारे ज्ञानमे आर गए एतावता इसका श्रर्थ नही कि आप 
हममे आ गए। आपका एक श्रश भी हमारे ज्ञानमे नही 
आया । जब अंश भी हमारे ज्ञानमे नहीं आया तो आपसे 
स्नेह क्‍या करे कैसे, करे । 

पुदूगलके रूप, रस, गन्ध, वर्णका अंशमात्र भी हमारे 
ज्ञानमे नही है। अगर हमारी कोई भी बात उनमें होती 
तो स्नेह करते । 


तो जब तक हम इन पर पदार्थोकी अपना रहे है तब 


३१२ | 


तक हमारे ग्रनन्‍्त ससारमे कोई शक नही । हम व्याध्यान 
क्या करे, पर हमारी समभमे इन लोगोने (पडित लोगोने ) 
जो व्याख्यान किया कि प्रके लिए अपना समय छोड दो । 
अरे समय छोड दे तो व्याख्यान क्या दे । इससे मालूम 
होता है कि मोह ही तो व्याख्यान दिला रहा है । पृज्य- 
पादस्वामीने सर्वार्थेसिद्धि, जनेन्द्रव्याकरण और समाधि- 
शतक बताया तो वो पृज्यपाद स्वामी कहते है-उन्मत्त- 
चेष्टितम्‌ .. ये जो हमारी उन्मत्त चेष्टा है सो उन्मत्तो 
की कहे चाहे पागलोकी कहें, पागल कहे तो उल्लू कहावे 
सो उन्मत्त ही हम कहते है । गुह का ताम भी भगवानने 
प्रमत्त रखा है। गुरु-शिष्यका व्यवहार ही जब प्रमत्तो 
की चेष्टा है तो महाराज श्राप क्यो लिख रहे ? तो 
इससे मालूम होता है कि सब मोहकी चेष्टा है । मोह 
महा बुरी चीज है। मगर एक मोह ऐसा होता है कि 
ससारमे ड्बो देता है ओर एक मोह ऐसा होता हे कि 
ससारसे उद्धार कर देता हे । प्रात, के सूर्योदयमे गगनमे 
लालिमा होती हैं सायकालीन सूर्योदयमे भी लालिमा होती 
है पर एक लालिमासे सूर्यका प्रकाश फैलने वाला हे और 
उस शामकी लालिमासे प्रकाशका नाश होने वाला है । तो 
इसी प्रकार वह जो मोह हैं ससारी उप(दानोका, बह 
सायंकालकी लानिमाकी तरह उत्तरकालमे अधकारका 
कारण है शोर वह जो राग हे धर्मशास्त्रो श्रादिका, वह 
उत्तरकालमे प्राचीकी लालिमा की तरह प्रकाशका कारण हे । 
जो वह शुभ राग जो है वह उत्तरकालमे उन प्राणियोके 
संसारसे छूटनेका कारण और उनके लिए भी उत्तरकालमे 
कर्मनाशका कारण हुआ । हम तो ये समभते है कि 
सम्यग्ज्ञानियोकी जो चेष्टा है सो सारी चेष्टठा मोह रागको 
निकालनेकी चेष्टा होती है । 
हम आराचार्यो की बात क्या कहे, हम तो शझ्राप लोगोकी 
बात कहते है कि आप लोगोके कौन , मोह है । यदि आपके 
सम्यग्दशंन है तो स्त्रियोका भी मोह, बच्चों का मोह और 
ससारका मोह यह श्रापके ससारका नाशका कारण है । 
किसी मनुष्यको जब ज्वर ? आता है तो उसे चिरायता 


(4 


वर्णो जयन्तो 


पीना पडता है तो क्‍या वह इस शौकसे पीता है कि 
फिर ऐसा ज्वर भ्रावे ओर चिरायता पीना पडे। 
सम्यस्तृप्टि भोग को चिरायता समझता है। विषयसेवन 
से दुख होता है, पर क्या करे उसे फिर पीनेकी आ्राशा 
वयो करेगा । 


हमे तो विश्वास है कि सम्यग्दुष्टि विषयको भोगकर 
उसे चिरायता जंसा उपचार मानता है इसलिए मुनिपद 
यदि मोक्षमार्ग है तो हम भी मोक्षमार्गी है । उनके सज्वलन 
है तो हमार अप्रत्याख्यातावरण का योग है। उनके हजारो 
शिष्य हो जाते है तो हमारे ४-ही ६ लडके होते है । पचास 
कुटुम्बी है । ४-४ हजार शिष्योके रहते जब वो मोही 
नही होते तो हम ४ के रहते कंसे मोही होवें, जेसा 
चदावाईने कहा था कि “बद्धा ये किल केचिन । 

भेदविज्ञान जिन्हे मिल गया वे तिर गए श्रौर जो 
डबे वो भेदविज्ञानके अभावसे डूबे । 

ससारके प्रकरणमे आाचाय कहते हे कि हम क्यो डूवे। 
ससारके अन्दर विचार करो तो दो प्रकारका योग होता 
है, एक शुभ, एक अशुभ । उसका मूल कारण राग-द्वेंष है । 
हमारी आत्मा जो राग-द्ेषके कारण उत्पन्न हुए रागमे 
विद्यमान हे हमी तो उसको ले जाने वाले हे । हमी भिन्न 
कर सकते हें। अपनी आत्माको अपने आत्माके द्वारा 
रोककर अपनी आत्मामे लगाकर पर द्रव्यमेत्ते इच्छाको 
हटा ले तो परद्रव्य का समागम छूट जाय । खातावही 
नकली तो वह बनावे जिसके व्यापार होता हो, किन्तु 
धधा ही जो न करें तो वह खातावही क्‍या बनावे । 

तब जब सगरहित हो गया तो आत्माकी चीजका 
आत्माके द्वारा ध्यात करता हुआ शुद्ध ज्ञान दर्शन मय 
आत्माको आप्त करता है । मोक्षमार्गको प्राप्त होता है । ब्रा 
लोग जो इधर आए हो सो इतनी बात मानना कि और 
कुछ छोडो, चाहे न छोडो मोह छोड जाओ । बस यही 
कल्याण का मार्ग है । ' 


--वर्णो वाणी ३/ २३१-२३१ 


श्रात्मा मोहोदय के कारण पर-पदार्थों मे आ्रात्मबुद्धि 
कर दुखी हो रह! है । एक प्रज्ञा ही ऐसी प्रबल छती है 
कि जिसके पडते ही बन्ध और आत्मा जुदे-जुदे हो जाते 
हैं। भात्मा और अनात्मा का ज्ञान कराना प्रज्ञा के श्रधीन 
है । जब आत्मा और श्रनात्मा का ज्ञान होगा तब ही तो 
मोक्ष हो सकेगा, परन्तु इस प्रज्ञा-हूपी छनी का प्रयोग 
बडी सावधानी से करता चाहिये । बुद्धि मे निज का अश 
छुटकर पर मे न मिल जाय और पर का अ्रश निज मे न 
रह जाय यही सावधानी का मतलब है । 

धन-धान्यादि जुदे हैं, स्त्री पुत्रादि जुदे है, शरीर जुदा 
है, रागादि भावकर्म जुदे है, द्रव्यकर्म जुदे है, मतिजशञानादिक 
क्षायोपशमिक ज्ञान जुदे है । यहाँ तक कि ज्ञान मे प्रतिबि- 
म्वित होने वाले ज्ञेय के आकार भी जुदे है। इस प्रकार 
स्वलक्षण के बल से भेद करते करते अन्त मे जो शुद्ध 
चेतन्य भाव बाकी रह जाता है वही निज का अश है , 
वही उपादेय है । उसी मे स्थिर हो जाना मोक्ष है । प्रज्ञा 
के द्वारा जिसका ग्रहण होता है वही चेतन्य रूप "मै हू । 
इसके सिवाय अन्य जितने भाव है निश्चय से वे परद्रव्य 
है-पर-पदार्थ है । प्रज्ञा के द्वारा जाना जाता है कि आत्मा 
ज्ञाता है, #्रष्टा है। वास्तव मे ज्ञाता द्रष्टा होना ही शभ्रात्मा 
का स्वभाव है पर इसके साथ जो मोह की पुट लग जाती 
है वही समस्त दु खो का मूल है। अन्य कर्म के उदय से 
तो आत्मा का गुण रुक जाता है पर मोह का उदय इसे 
विपरीत परिणमा देता है। श्रभ्ली केवलज्ञानावरण का 
उदय है। उसके फलस्वरूप केवल-न्ञान प्रकट नही हो रहा 
है, परन्तु मिथ्यात्व के उदय से आत्मा का आस्तिक्य गुण 
अन्यथा-रूप परिणम रहा है। आत्मा का गुण रुक जाय 


] 
प्रज्ञा 


इसमे हानि नहीं, पर मिथ्यारूप हो जाने मे महती हानि 
है । एके आदमी को पर्चिम की ओर जाना था, कुछ' दूर 
चलने पर उसे दिशा-अआआन्ति हो गई | वह पूर्वे को पश्चिम , 
समभकर चलता जा रहा है, उसके चलने मे बाधा नही 
ग्राई, पर ज्यो ज्यों चलता जाता है त्यो त्यो अश्रपने लक्ष्य 
से दूर होता जाता है। दूसरे आदमी को दिशा-श्रान्ति तो 
नही हुई पर पैर मे लकवा मार गया इससे चलते नहीं 
बनता । वह अचल होकर एक स्थान पर बेठा रहता है, 
पर अपने लक्ष्य का बोध होने से वह उससे दूर तो नही 
हुआ, कालान्तर मे ठीक होने से शीघ्र ही ठिकाने पर 
पहुँच जावेगा । 

एक को श्राँख मे कामला रोग' हो गया जिससे उसका 
देखना बन्द तो नही हुआ, देखता है; पर सभी वस्तुएँ पीली 
पीली दिखती है । उससे वर्ण का वास्तविक बोध नही हो 
पाता । एक आदमी .परदेश' गया, वहाँ उसे कासला रोग 
हो गया । घर पर स्त्री थी, उसका रड्भध काला था। जब 
वह परदेश से लौटा और घर श्राया तो उसे स्त्री पीली 
दिखी । उसने उसे भगा दिया। कहा क्रि भेरी स्त्री तो 
काली थी, तू यहाँ कहाँ से श्राई ? , वह कामला रोग होने 
से अपनी ही स्त्री को पराई समभने लगा । इसी प्रकार 
मोह के उदय मे यह जीव कभी कभी अपनी चीज को 
पराई समभने लगता है और कभी कभी पराई को अपनी । 
यही विश्रम ससार का कारण है, इसलिये ऐसा प्रयत्न 
करो कि जिससे पाप का बाप यह मोह, आत्मा से निकल 
जाय । हिसादि पाँच पाप है अश्रवश्य, पर वे मोह के समान 
अहितकर नही है । पाप का बाप यही मोह-कर्म है । यही 
दुनियाँ को नाच नचाता है। मोहदूर हो जाय और आत्मा 


रेड] 


के परिणाम निर्मल हो जाँय तो ससार से आज छुट्टी मिल 
जाय । पर हो तब न। सस्कार तो अभ्रनादिकाल से इस 
जाति के बना रक्खे है कि जिससे उसका छूटना कठिन 
दिखने लगता है। 


ज्ञान के भीतर जो अनेक विकल्प उठते है उसका 
कारण मोह ही है । किसी व्यक्ति को आपने देखा, यदि 
श्रापके हृदय में उसके प्रति भोह नही है तो कुछ भी विकल्प 
उठने का नही । आपको उसका ज्ञान भर हो जायगा, पर 
जिसके हृदय में उसके प्रति मोह है उसके हृदय में अनेक 
विकल्प उठते है। यह विद्वान्‌ है,यह अमुक कार्य करता है, 
इसने अ्रभी भोजन किया है या नही ” श्रादि । बिना मोह 
के कौन पूछने चला कि इसने अभी खाया है या नही ? 
मोह के निमित्त से ही श्रात्मा में एक पदार्थ को जानकर 
दूसरा पदार्थ जानने की इच्छा होती है। जिसके मोह 
निकल जाता है उसे एक श्रात्मा ही श्रात्मा का बोध होने 
लगता है| उसकी दृष्टि बाह्य ज्ञेगय की ओर जाती नही है । 
ऐसी दशा मे आत्मा, आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिये, आत्मा 
से आत्मा में ही जानने लगता है। एक आत्मा ही पघट्कारक 
रूप हो जाता है । सीधी बात यह है कि उसके सामने से 
कर्ता, कर्म, करण झ्रादि का विकल्प हट जाता हे । 


चेतना यद्यपि एक-रूप है फिर भी वह सामान्य विशज्वेष 
के भेद से दर्शन और ज्ञान रूप हो जाती है। जबकि 
सामान्य और विशेष, पदार्थ मात्र का स्वरूप है, तब चेतना 
उसका त्याग' कंसे कर सकती है ? यदि वह उसे भी छोड 
दे तब,तो अपना श्रस्तित्व भी खो बेठे और इस रूप मे 
वह जडरूप होकर आत्मा का भी श्रन्‍्त कर दे सकती है, 


, इसलिये चेतन! का द्विविध परिणाम होता ही है। हाँ, 


आत हा रे शान्ध | श 
धह 


प्रज्ञा 


चेतना के अतिरिक्त अन्य भाव आत्मा के नही है। इसका यह 
अर्थ नही समभने लगना कि आत्मा मे सुख, वीय॑ श्रादि 
गुण नही है । उसमे तो अनन्त गुण विद्यमान हैं और हमेशा 
रहेगे, परन्तु अपना और उत्त सबका परिचायक होने से 
मुख्यता चेतना को ही दी जाती । जिस प्रकार पुद्गल मे 
रूप रसादि गुण अ्रपत्ती अपनी सत्ता लिये हुये विद्यमान 
रहते हैं उसी प्रकार आत्मा में भी ज्ञान, दर्शन झ्रादि अनेक 
गुण अपनी अपनी सत्ता लिए हुये विद्यमान रहते है। इस 
प्रकार चेतनातिरिक्त पदार्थों को पर-हूप जानता हुश्ना ऐसा 
कौन बुद्धिमान है जो कहे कि ये मेरे है । शुद्ध भ्रात्मा को 
जानने वाले के ये भाव तो कदापि नही हो सकते । 


जो चोरी आदि अपराध करता है वह शकित होकर 
घूमता है | उसे हमेशा शड्भा रहती है कि कोई मुझे चोर 
जानकर बाँध न ले, पर जो अपराध नही करता है वह 
सर्वत्र नि शड्भू होकर घूमता है। मै बाँधा न जाऊं इस 
प्रकार की चिन्ता ही उसे उत्पन्न नही होती । इसी प्रकार 
जो श्रात्मा परभावों को ग्रहण कर चोर बनता हे वह 
हमेशा शड्धित ही रहेगा और ससार के बधन मे बँधेगा । 
सिद्धि का न होना अपराध है। अपराधी मनुष्य सदा 
शड्ित रहता है, श्रत यदि निरपराधी बनना है तो आत्मा 
की सिद्धि करो। आत्मा से परभावो को जुदा करों। 
अमृतचद्र स्वामी कहते हैं कि मोक्षार्थी पुरुषों को सदा इस 
सिद्धान्त की सेवा करना चाहिये कि मैं शुद्ध चेतन्य ज्योति- 
रूप हैँ और जो ये अनेक भाव प्रतिक्षण उल्लसित होते हैं 
वे सब मेरे नही है, स्पष्ट ही पर द्रव्य है । 


“-समयसार मोक्षाधिकार के प्रवचन का श्र । 


| 429 #&92 ७898 ! हद 
इस काल मे ज्ञानाजन ही आत्मगुण का पोषक है। यदि ज्ञान के सद्भाव 
में मोह का उपशमन नही हुआ तब उस ज्ञान की कोई प्रतिष्ठा नही, जीवन बिना 
शरीर के तुल्य है, हम तो उसी को उत्तम समभते हैं जो ससारदु ख से भीरु है। 
“ 'यदि बहुत कायक्लेश कर शरीर को कुश किया और मोहादि को कृश न किया, तब 
व्यर्थ ही प्रयास किया । अतएवं अपता समय ज्ञानाजन में लगाकर मोह कृश करने 


ं 


का ध्येय रखना ही मानव का कत्तेंग्य है । 


--वर्णी श्रध्यात्म-पत्रावली । 


यह पर्व सम्यग्दशेन के वात्सल्य श्रज्ध का महत्त्व 
दिखलाने वाला है। सम्यग्दृष्टि का स्नेह धर्म से होता है 
और धर्म बिना धर्मी के रह नहीं सकता, इसलिये घधर्मी के 
साथ उसका स्नेह होता है। जिस प्रकार गौ का वछडे के 
साथ जो स्नेह होता है उसमे गौ को बछडे की ओर से होने 
वाले प्रत्युपकार की गन्ध भी नहीं होती उसी प्रकार सम्य- 
रृष्टि धर्मात्मा से स्तेह करता है तो उसके बदले वह उससे 
किसी प्रत्युपकार की श्राकाक्षा नहीं करता। कोई माता 
अपने शिशु से स्नेह इसलिये करती है कि यह वृद्धावस्था मे 
हमारी रक्षा करेगा, पर गौ को ऐसी कोई इच्छा नही रहती 
क्योकि बडा होने पर बछुडा कही जाता है और गो कही । 
फिर भी गौ बछडे की रक्षा के लिये अपने प्राणो की बाजी 
भी लगा देती है । सम्यग्दृष्टि यदि किसी का उपकार करे 
और उसके बदले उससे कुछ इच्छा रबखे तो यह एक प्रकार 
का विनिमय हो गया । इसमे धर्म का अश कहा रहा ? धर्म 
का अ्रश तो निरपृहठ होकर सेवा करने का भाव है। 
विष्णुकुमार मुनि ने सात सो सुनियों की रक्षा करने के 
लिये अपने आपको एकदम समसपित कर दिया--अपनी वर्षों 
की तपदचर्या पर ध्यान नहीं दिया और धर्मानुराग से 
प्रेरित हो, छल से वामन का रूप धर बालि का अभिमान 


चूर किया । यद्यपि पीछे चलकर इन्होने भी अपने गुरु के 


पास जाकर छेदोपस्थापना की, श्रर्थात्‌ फिर से नवीन दीक्षा 
धारण की , क्योकि उन्होने जो कार्य किया था वह मुनिपद के 


योग्य नहीं था तथापि सहधर्मी मुनियो की उन्होने उपेक्षा ' 


नही की । किसी सहरर्मी भाई को भोजन वस्त्रादि की 


२ 
रक्षा-बन्धन 


कमी हो तो उसकी पूर्ति हो जाय ऐसा प्रयत्न करना 
चाहिये । यह लोकिक स्नेह है। सम्यग्दृष्टि का पारमाथिक 
स्नेह इससे भिन्न रहता है । 

सम्पर्दुष्टि मनुष्य हमेशा इस बात का विचार रखता 
है कि यह हमारा सहधर्मी भाई सम्यग्दशेन ज्ञान चरित्र 
रूप जो आत्मा का धर्म है उससे कभी च्युत न हो जाय, 
तथा अनन्त ससार के भ्रमण का पात्र न बन जाय । दूसरे 
के विषय मे ही यह चिन्ता करता हो सो बात नही, अपने 
आपके प्रति भी यही भाव रखता है१ सम्यग्दर्शन के 
निशद्धित आदि आठ श्रग जिस प्रकार पर के विषय मे 
होते है उसी प्रकार स्व के विषय मे भी होते हैं । रक्षाबंधन 
रक्षा का पव है, पर को रक्षा वही कर सकता है जो स्वयं 
रक्षित हो । जो स्वय आत्मा की रक्षा करने मे असमर्थ है 
वह क्‍या पर का कल्याण कर सकता है ? रक्षा से तात्पयें 
आत्मा को पाप से प्रथक्‌ करो, पाप ही ससार की जड है। 
जिसने इसे दूर कर दिया उसके समात्र भाग्यशाली और 
कोन है ? 

आज जन समाज से वात्सल्य श्रद्ध का महत्त्व कम 
होता जा रहा है | अपने स्वार्थ के समक्ष आज का भनुष्य 
किसी के हानि लाभ को नही देखता। हम और हमारे 
बच्चे आनन्द से रहे, परन्तु पडोस की भोंपडी में क्‍या हो 
रहा है इसका पता लोगो को नही । महल मे रहने वालो 
को पास में बनी फोपडियो की भी रक्षा करनी होती है 
अन्यथा उनमे लगी श्राग उनके महल को भी भस्मसात्‌ 
कर देती है । एक समय तो वह था कि जब मनुष्य बड़े 


२६ | 


की शरण में रहना चाहते थे। उनका ख्याल रहता था कि 
बडो के शआ्राश्रय मे रहने से हमारी रक्षा रहेगी, पर आज 
का मनुष्य बडो के आश्रय से दूर रहने की चेष्टा करता है, 
क्योकि उसका रुयाल बन गया है कि जिस प्रकार एक 
बडा वृक्ष श्रपती छाह मे दूसरे छोटे पौये को नहीं पनपने 


*ैँ 


रक्ष-बंधन 


देता है, उसी प्रकार बडा आदमी समीपवर्त्ती-शरणागत 


श्रन्य मनुष्यो को नहीं पनपने देता | अस्तु रक्षावन्धन पर्व 
हमे सदा यही शिक्षा देता है कि 'सर्वे भवन्तु सुखिन/ 
श्रर्थात्‌ सब सुखी रहे । 

“-भावण शुक्ला पुणिमा संवत्‌ २००७, इटावा 


समय के सदुपयोग से ही समय की प्राप्ति होती है । आज तक इस जीव ने 
स्व-समय को प्राप्ति के लिये पर-समय का आलम्बन लेकर ही प्रयत्न किया । 
प्रयत्न वह सफलीभूत होता है जो यथाथे हो | शआ्रात्मतत्त्व की यथार्थता इसी मे है 
कि जो उसमे नेमित्तिक-भाव होते हैं उन्हे स्वेथा निज न मान ले। जैसे मोहज भाव 
रागादिक है वे श्रात्मा ही के अस्तित्व मे होते हैं परन्तु विकारी है, अ्रत त्याज्य है, 
: जसे जल अग्नि का सिमित्त प्राप्तकर उष्ण होता है । और वर्तमान मे उष्ण ही है। 
अ्रत उष्णता त्याज्य ही है । क्योकि उसके स्वरूप की विघातक है, तथा रागादिक 
परिणाम आत्मा के चरित्र गुण का ही विकार-परिणमन है परन्तु आत्मा का जो 


दृष्टा-ज्ञाता स्वरूप है, उसके घातक है, अत. त्याज्य हैं, जिस समय रागादिक होते 


है उस काल मे ज्ञान केवल जानना क्रिया नही करता साथ मे इष्टानिष्ट की भी 
कल्पना जानन क्रिया से अनुभव करने लगता है । यद्यपि, जानन-क्रिया में इष्टानिष्ट 
कल्पना तद्गपा नही हो जाती है, फिर भी' अज्ञान से वेसा भासने लगता है । जेसे 
रस्सी मे सपे का बोध होने से रस्सी सप॑ नही हो जाती, ज्ञान ही मे सर्प भासता 
है | परन्तु उस काल में भय का होना अनिवाये हो जाता है। जाग्रत की कथा 
तो दूर रहो स्वाप्निक दशा मे भी कल्पित पदार्थों को हम अपना मानकर रागह्वंष के दश 
से नही बच सकते हैं । कुछ नही । इसी तरह इस मिथ्याभाव के सहकार से जो 
हमारी दशा होती है वह कैसी भयानक दु ख करने वाली है ? इसका अनुभव हमे 
'प्रतिक्षण होता है । फिर भी तो चेतते नही । 


--वर्णी श्रध्यात्म-पत्रावली --- ४४ । 


” ससार के चक्र मे जीव उलभ रहा है। आहार, भय, 
मंथन, परिग्रह इन सज्ञाओ के भ्रधीन होकर आत्मीय स्वरूप 
से अपरिचित रहता है। आत्मा मे ज्ञायक-शक्ति है जिससे 
वह स्वपर को जानता है परन्तु श्रनादिकाल से मोह-मद 
का ऐसा प्रभाव है कि आपापर की ज्ञप्ति से वच्चित हो 
रहा है। ससार एक अशान्ति का भण्डार है। इसमे शान्ति 
का श्रत्यन्त अ्रनादर है। वास्तव मे भ्रशान्ति का श्रभाव ही 
शान्ति का उत्पादक है । श्रशान्ति के प्रभाव से सम्पूर्ण 
जगत्‌ व्याकुल है । अ्श्ान्ति का वाच्यार्थ अनेक प्रकार की 
इच्छाये है। ये ही हमारे शान्‍्त स्वरूप मे बाधक है। 
जब हम किसी विषय की अश्रभिलाषा करते है तब झ्ञाकुलित 
हो जाते है । जब तक इच्छित विषय का लाभ न हो तब 
तक दुखी रहते है । अन्तरज्ध से ग्रदि यह बात उत्पन्न हो 
जाय कि प्रत्येक द्रव्य स्व मे परिपूर्ण है उसे पर पदार्थ की 
ग्रावश्यक्ता नहीं-जब तक परपदार्थ की आवश्यकता 
अनुभव में आती है तब तक इसे स्वद्रव्य की पूर्णता मे 
विश्वास नही-- तो परकी आकाक्षा मिट जाय और परकी 
श्राकाक्षा मिंटी कि श्रशान्ति ने कूच किया | जो मनुष्य 
शान्ति चाहते है वे परजनो के ससर्ग से सुरक्षित रहे । पर 
के संसर्ग से 'बुद्धि मे विकार आता है और विकार से चित्त 
में श्राकुलता होती है। जहाँ आकुलता है वहाँ. शान्ति 


नही, शान्ति बिना सुख नहीं और सुख के श्रथ ही सर्वे. 


प्रयास मनुष्य करता है । अनादि से हमारी मान्यता इतनी 
दूषित है कि निज को जानना ही असंम्भव है। जेसे 
खिचडी खाने वाला मनुष्य केवल चावल का स्वाद नहीं 
बता सकता, वेसे ही मोही जीव शुद्ध श्रात्मद्रव्य का स्वाद 
नही बता सकता । मोह के उदय मे जो ज्ञान होता है 


३ 
ग्रशान्ति 


उसमे परज्ञेय को निज मानने की मुख्यता रहती है। 
यद्यपि पर निज नही परन्तु क्या किया जावे । जो निर्मल 
दृष्टि है वह मोह के सम्बन्ध से इतनी मलिन हो गई है 
कि निज की ओर जाती ही नहीं। इसी के सदभाव मे 
जीव की यह दशा हो रही है । उन्मत्तक (धतूरा) पान 
करने वाले की तरह श्रन्यथा प्रवृत्ति करता है, श्रतः इस 
चक्र से बचने के अर्थ पर से ममता त्यागों । केवल वचनो 
के व्यवहार करने से ही सतोष मत कर लो । जो मोह के 
साधक है, उन्हे त्यागो । जेसे पच्चेन्द्रियो के विषय त्यागने 
से ही मनृष्य इन्द्रिय-विजयी होगा, कथा करने से कुछ तत्त्व 
नही निकलता । बात असल में यह है कि हमारे इबन्द्रिय- 
जन्य ज्ञान है, इस ज्ञान में जो पदार्थ भासमान होगा उसी 
ओर तो हमारा लक्ष्य जावेगा, उसी की सिद्धि के श्रथ तो 
हम प्रयास करेगे, चाहे वह अनर्थ की जड क्यो न हो । 
श्रनर्थ की जड बाह्य वस्तु नही, वह तो अ्रध्यवसान में विषय 
पडती है अ्तएव बाह्य वस्तु बन्ध का जनक नहीं । श्री 
कुन्दकुन्द देव ने लिखा है--- 
वत्थु पडच्च ज॑ पुण श्रज्मवसाणं तु होदि जीवाण । 
ण॒ हि वत्थुदों दु बवो अज्यवसाणेण बधोत्यि ॥। 
पदार्थ को निमित्त पाकर जो श्रध्यवसान भाव जीवो 


" को होता है वही बन्ध का कारण है। पदार्थ बन्ध का कारण 
“नही है । 


यहाँ कोई कह सकता है कि यदि एसा ठधिद्धान्त है तो 
बाह्य वस्तु का त्याग क्यो कराया जाता है ? तो उसका 
उत्तर यही है कि अ्रध्यवसान न होने के श्र्थ ही कराया 
जाता है। यदि बाह्य पदार्थ के आश्रय बिना अ्रष्यवसान 
भाव होते लगे तो जसे यह अध्यवसान भाव होता है कि मै 


इ्ध ॥ 


रण में वीरसू माता के पुत्र को माहूंगा, वहाँ यह भी अ्रध्य- 
वसान भाव होने लगे कि में बन्ध्यापुत्र को प्राणरहित 
कहछँगा, परन्तु नही होता क्योकि सारणक्रिया का शआश्रय- 
भूत बन्ध्यासुत नही है । अत जिन्हे बन्ध न करना हो वे 
बाह्य वस्तु का परित्याग कर देवे। परमार्थ से अन्तरज्भ 
मूर्छा का त्याग ही बन्ध की निवृत्ति का कारण है । मिथ्या 
विकलल्‍पो को त्याग कर यथार्थ वस्तुस्वरूप के निर्णय में 
अपने को तन्मय करो अन्यथा इसी भवचक्र के पात्र रहोगे। 
तुम विश्व से भिन्न हो, फिर भी विश्व को अ्रपनाते हो 
इसमे मूलजड मोह है। जिनके वह नही, वह मुनि हैं । ये 
अध्यवसान आदि भाव जिनके नही वे ही महामुन्ि है। 
वे ही शुभ श्रशुभ कर्म से लिप्त नही होते । 


जिस जीव को यह निदचय हो गया कि मैं पर से 
भिन्न हैं वह कदापि परके सयोग मे प्रसन्न और विषादी 


ग्रशान्ति 


नही हो सकता | प्रसन्नता और श्रप्रसन्नता मोहमूलक हैं। 
मोह ही एक ऐसा महान शत्रु इस जीव का है कि जिसकी 
उपसा नही की जा सकती, उसी के प्रभाव से चौरासी लाख 
योतियों मे जीव का भ्रमण हो रहा है, अत जिन्हें यह 
'त्रमण इष्ट नही, उन्हे उसका त्याग करना चाहिये । 


खेद करो मत आतमा, खेद पाप का मूल । 
खेद किये कुछ ना मिले, खेद करहु निर्मल ॥। 


खेद पाप की जड है अत हे आत्मन्‌ ! खेद करना 
श्रेयस्कर नही किन्तु खेद के जो कारण है उनसे निवत्ति 
पाना श्रेयस्कर है | मैं अनादिकाल से ससार मे भटक कर 
दुखी हो रहा हूँ ऐसा विचार कर कोई खेद करने बैठ 
जाय तो क्‍या वह दु ख से छूट जायगा ? नही दुख से तो 
तभी छटेगा जब ससार-भ्रमण के कारण मोह-भाव से 
जुदा होगा । 


इस प्राणी को मोहोदय मे शान्ति नही आती, झौर यह उपाय भी मोह के 
दूर होने के नहीं करता । केवल बाह्य कारणो मे निरन्तर शुभोपयोग के संग्रह करने 
में अपने समय का उपयोग कर अपने को मोक्षमार्गी मान लेता है। जो पदाथ है 
चाहे शुद्ध हो, चाहे भ्रशुद्ध हो, उनसे हित और अहित की कल्पना करना सुसगत 
नही । कुम्भकार मृत्तिका द्वारा कलश-पर्याय की उत्पत्ति मे निमित्त होता है। 
एतावता कलशरूप नही हो जाता । यहाँ पर कुम्भकार का जो दृष्टान्त है सो उसमे 
" तो मोह और योग द्वारा आत्मा की परिणति होती है । अतः वह निमित्त कर्त्ता भी 
है बन सकता है। परन्तु भगवान शअहेन्त और सिद्ध तो इस प्रकार के भी निमित्त कर्त्ता 
नही । वह तो आकाशादि की तरह उदासीन हेतु है। उचित तो यह है जितना > 
पुरुषार्थ बने रागादिक के पथेंक करने मे किया जाये। शुभोपयोग सम्यरज्ञानी को - 
इष्ट नही । जब शुभोपयोग इष्ट नहीं तब अशुभोपयोग की कथा तो दूर की रही ।* 


--वर्णी श्रध्यात्स पत्रावली-४६ । 





है 4 
कमंबन्ध का कारण 


“रत्तो बधदि कम्म, मुचदि जीवों विरागसजुत्तो' 
भ्रादि गाथा से यह पिद्ध है--कि मिथ्यात्व, अज्ञान तथा 
अ्विरतरूप जो त्रिविध भाव है यही शुभाशुभ कर्मबन्ध के 
निम्ित्त है, क्योकि यह स्वय - अज्ञानादि रूप हैं। यही 
दिखाते है--- | 

जंसे जब यह अध्यवसान भाव होता है कि “इद 
हिनस्मि मै इसे मारता हूँ तब यह अ्रध्यवसानभाव श्ज्ञान 
भाव है क्योकि जो आत्मा सत्‌ है, अहेतुक है तथा ज्षप्तिरूप 
एक क्रियावाला है उसका और रागह्वेष के विपाक से जाय- 
मान हननादि क्रियाश्रो का विशेष भेदज्ञान तन होने से भिन्न 
आत्मा का ज्ञान नही होता अ्रत श्रज्ञान ही रहता है। भिन्न 
आत्मदशन न होने से मिथ्यादर्शन रहता है और भिन्न 
आत्मा का चारित्र न होने से मिथ्याचारित्र का ही सदभाव 
रहता है । इस तरह मोहकर्म के निभित्त से मिथ्यादर्शन, 
मिथ्याज्ञान और सिथ्याचारित्र का सदभाव श्रात्मा मे है । 
इन्ही के कारण कर्मरूप पुद्गल द्रव्य का आत्मा के साथ 
एक क्षंत्रावगाहरूप बन्ध होता है । 

यदि प्रमार्थ से विचारा जावे तो आत्मा स्वतन्त्र है 
झोर यह जो स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णवाला पुद्गलद्ग॒व्य है 
वह स्वतन्त्र है। इन रोनो के परिणमन भी अ्नादिकाल 
से स्वतस्त्र हैं। परन्तु इन दोनो मे जीवद्रव्य चेतनगुण 
वाला है और उसमे यह द्ाक्ति है कि जो पदार्थ उसके 
सामने आता है वह उसमे ऋलकता है--प्रतिभासित होता 
है। पुद्गल मे भी एक परिणमन इस तरह का है कि 
जिससे उसमे भी रूपी पदार्थ भलकता, है पर मेरे में यह 
प्रतिभासित है ऐसा उसे ज्ञान नही | इसके विपरीत ग्रात्मा 
में जो पदार्थ प्रतिभासमान होता है, उसे यह भाव होता 


ग्रा 


है कि ये पदार्थ मेरे ज्ञान मे आये। यंही आपत्ति का मूल 
है, क्योकि इस ज्ञान के साथ मे जब मोह का सम्बन्ध 
रहता है तब यह जीव उन प्रतिभासित पदार्थों को अपनाने 
का प्रयास करते लगता है। यही कारण अनन्त संसार का 
होता है । ; 
प्रत्येक मनुष्य यह मानता है कि पर-पदार्थ का एक 
अद भी ज्ञान में नही आता फिर न जाने क्यो उसे अप- 
नाता है ? यही महती अज्ञानता है । श्रत जहा तक सभव 
हो भात्मद्रव्य को श्रात्मद्रव्य ही रहने दो । उसे अन्य-रूप 
मे करने का जो प्रयास है वही अनन्त ससार का कारण 
है । एसा कोन बुद्धिमान होगा ? जो परद्रव्य को श्रात्मीय 
द्रव्य कहेगा । ऐसा सिद्धान्त है कि जो जिसका भाव होता 
है वह उसका स्वधन है । जिसका जो स्व है वह उसका 
स्वामी है भ्रत. यह निष्कर्ष निकला कि जब अन्य द्रव्य 
अन्य का स्व नही तब श्रन्य द्रव्य अन्य का स्वामी कंसे हो 
सकता है ? यही कारण है कि ज्ञानी जीव पर को नहीं 
ग्रहण करता । मे भी ज्ञानी हूँ भ्रत मैं भी पर को ग्रहण 
नही करूगा यदि मै परद्रव्य को ग्रहण करू तो यह श्रजीव 
मेरा स्व हो जावे और मै अजीव का स्वामी हो जाऊगा। 
अजीव का स्वामी भ्रजीव ही होगा अतः हमे बलात्कार 
भ्रजीव होना पडेंगा, परन्तु ऐसा नही, मै तो ज्ञाता द्रष्ठा 
हूँ श्रत, परद्रव्य को ग्रहण नही करूंगा । जब परद्रव्य मेरा 
नही तब वह छिंद जावे, भिद जावे कोई ले जावे अथवा 
जिस तिस श्रवस्था को प्राप्त हो, पर मै उसे ग्रहण नहीं 
करूगा । यही कारण है कि सम्यगज्ञानी, धर्म, अधर्म, अशन, 
पान आदि को नहीं चाहता। ज्ञानमय ज्ञायकभाव के 
सदभाव से वह धर्म का केवल ज्ञाता द्र॒ष्ठा रहता है। 


४० ] 


जब ज्ञानी जीव के धर्म का ही परिग्रह नही तब अधर्म का 
परिग्रह तो सर्वया असंभव है । इसी तरह से न अशन का 
परिग्रह है और न पान का परिग्रह हैं, क्योकि इच्छा परि- 
ग्रह है, जाती जीव के इच्छा का परिग्रह नहीं। इनको 
आदि देकर जितने प्रकार के परद्रव्य के भाव हैं तथा पर- 
द्रव्य के निमित्त से आत्मा मे जो भाव होते हैं, उन सबको 
ज्ञानी जीव नही चाहता | इस पद्धति से जिसने सर्व अज्ञान 
भावों का वमन कर दिया तथा सर्व पदार्थों के आलम्वन 


को त्याग दिया, केवल टकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव का 


अ्रनुभव करता है, उसके बन्ध नही होता | योग के निमित्त 
से यद्यपि बन्ध होता है पर वह स्थिति और अनुभाग से 
रहित होने के कारण श्रकिचित्कर है। जिस प्रकार चूना 
आदि के श्लेष के बिना केवल इंटो के समुदाय से महल 
नही बनता उसी प्रकार रागादि परिणाम के बिना केवल 
मन वचन काय के व्यापार से बन्ध नहीं होता। अत 
प्रयत्त कर इन रागादि विकारो के जाल से बचना चाहिये । 


कसंबन्ध का कारण 


में शरीरादि से भिन्न ज्ञाता द्र॒प्टा लक्षण वाला स्वतन्त्र 
द्रव्य हैं | मेरी जीवन मे जो स्पृहा है वही बन्ध का कारण 
है | श्रनादिकाल से जीव शोर पुदरगल का सम्बन्ध हो रहा 
है, इससे दोनो ही श्रपने अपने स्वरूप से च्यूत हो भ्रन्य 
अवस्था को धारण कर रहे है । 


हेयोपादेय तत्त्वों का यथार्थ ज्ञान आंगम के अभ्यास 
से होता है परन्तु हम लोग उस ओर से विमुख हो रहे हैं। 
श्री कुन्दकुन्द स्वामी ने तो यहा तक लिखा है कि-- 


आ्रगमचक्खू साहू, इदियचक्खू य सब्वभूदाणि । 
देवा हि शओेहिचबख, सिद्धा पुण सब्वदों चबखू ॥। 


श्र्थात्‌ साधु का चक्षु आगम है, ससार के समस्त 
प्राणियों का चक्ष इन्द्रिय है, देवों का चक्ष्‌ भ्रवधिशान है 
और सिद्ध परमेष्ठी का चक्ष्‌ सर्वदर्शी केवलज्ञान है। 
इसलिये अवसर पाया " है तो अहनिश श्रागम का 
अभ्यास करो । 


कानटनअ»»5स५»»ज-ामा. पिकाण्ीकिल्मनाथाा+मछी. पिला... सार ऋं---ल्‍आरषञ पा, 


) 


आत्मा और पुद्गल को छोडकर शेष ४ द्रव्य शुद्ध है। जीव और पुदुगल 
ही २ द्रव्य है, जिनमे विभावशक्ति है। और इने दोनो मे ही श्रनादि निमित्त-नेमि- 
त्तिक सम्बन्ध द्वारा विकार्य्य और विकारक भाव हुआ करते है। जिस काल मे 
मोहादिकर्मं के उदय मे रागादि रूप परिणमता है, उप्त काल मे स्वय विकाय॑ हो 
जाता है । श्रौर इसके रागादिक परिणामों का निमित्त पाकर पुद्गल मोहादि कर्मे- 
रूप परिणमता है, अत उसका विकारक भी है। इसका यह आशय है, जीव के 
परिणाम को निमित्त पाकर पुदुगल ज्ञानावरणोंदि रूप होते हैं और पुद्गल कर्म का 
निमित्त पाकर जीव स्वय रागादिरूप परिणम जाता है। अश्रत आत्मा आख्व होने 
योग्य भी है और झाख्व का करने वाला भी है । इसी तरह जब आत्मा मे रागादि 
नही होते उस काल में आत्मा स्वय सम्बाय्य और सवर का करने वाला: भी है। 
प्र्थात आत्मा के रागादि निमित्त को पाकर जो पुदुगल ज्ञानावरणादिरूप होते थे 
अब रागादि के बिना स्वय तद्रप नही होते, श्रत. सवारक भी है । 


-- वर्णी श्रध्यात्म-पत्रावली ७३ ॥। 











गे 


त्याग को विडम्बना 


फिरोजाबाद के ब्रती सम्मेलन में पृज्यवर्णी जी ने 
कहा-“आ्राज का ब्ती-वर्गे चाहे मुनि हो, चाहे श्रावक, 
स्वच्छुन्द होकर विचरना चाहता है, यह उचित नही है । 
मुनियों मे तो उस मुनि के लिये एकाविहारी होने की श्राज्ञा 
है, जो गुरु के सान्निध्य मे रहकर अपने श्राचार विचार मे 
पूर्ण दक्ष हो तथा धर्मप्रचार की भावना से गुरु जिसे एकाकी 
विहार करने की शराज्ञा दे दे । श्राज यह देखा जाता है कि 
जिस गुरु से दीक्षा लेते हैं उसी गुरु की आज्ञा पालन मे 
अपने को असमथ्थ देख नवदीक्षित मुनि स्वय एकाकी विहार 
करने लगते है । गुरु के साथ श्रथवा श्रन्य साथियों के साथ 
विहार करने मे इस बात की लज्जा या भय का अस्तित्व 
रहता था कि यदि हमारी प्रवृत्ति श्रागम के विरुद्ध होगी 
तो लोग हमे बुरा कहेगे । गुरु प्रायश्चित्त देंगे । पर एकल 
विहारी होने पर किसका भय रहा ? जनता भोली है 
इसलिये कुछ कहती नही यदि कहती है तो उसे धर्म॑निन्‍्दक 
श्रादि कहकर चुप कर दिया जाता है । इस तरह धीरे धीरे 
शिथिलाचार फंलता जा रहा है । किसी मुनि को दक्षिण 
श्रोर उत्तर का विकल्प सता रहा है, तो किसी को बीसपथ 
भ्रौर तेरहपंथ का। किसी को दस्सा बहिष्कार की धुन 
है, तो कोई शूद्रजलत्याग के पीछे पडा है। कोई स्त्री 
“भरक्षाल के पक्ष मे मस्त है, तो कोई जनेऊ पहिराने और 
कृटि में धागा बँधवाने में व्यस्त है| कोई ग्रन्थमालाओ के 
संचालक बने हुये है तो कोई ग्रन्थ छपवाने की चिन्ता मे 
यृहस्थो के घर घर से चन्दा मॉगते फिरते है। किन्‍्ही के 
साथ मोटरे चलती है तो किज््ही के साथ गृहस्थजन दुलेभ 
कोमती चटाइयाँ श्रौर आसन के पाटे तथा छोलदारियाँ 
चलती है। त्यागी ब्रह्मचारी लोग अपने लिये श्राश्नय पा 


उनकी सेवा में लीन रहते है। बहती गंगा में हाथ धोने 
से क्यो चूक! इस भावना से कितने ही विद्वान उनके 
अनुयायी बन आँख मीच चुप बंठ जाते है । या हाँ मे हाँ 
मिला गुरुभक्ति का प्रमाणपत्र प्राप्त करने मे सलग्त रहते 
है। ये अपने परिणामों की गति को देखते नही हैं। चारित्र 
शोर कषाय का सम्बन्ध प्रकाश और अन्धकार के समान 
है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अन्धचकार नहीं। और जहाँ 

अन्धकार है वहाँ प्रकाश नहीं । इसी प्रकार जहाँ 
चारित्र है वहाँ कषाय नही और जहाँ कषाय है वहाँ चारित्र 
नहीं। पर तुलना करने पर बाजे बाजे ब्नतियो की कषाय 
तो गृहस्थोी से कही अधिक निकलती है। ब्रती के लिये 
शास्त्र मे न्ति शल्य बताया है। शल्यो में एक माया भी 
शल्य होती है। उसका तात्पय यही है कि भीतर कुछ रूप 
रखना और बाहर कुछ रूप दिखाना । ब्रती में ऐसी बात 
नही होना चाहिये । वह तो भीतर वाहर मनसा, वाचा, 
करमंणा एक हो । कहने का तात्पर्य यह है कि जिस उद्देश्य से 


' चारित्र ग्रहण किया है उस ओर दृष्टिपात करो और अपनी 


प्रवृत्ति को निर्मेल बनाओ । उत्सृत्र प्रवृत्ति से क्रत की 
शोभा नही । 

महाराज की उक्त देशना का हमारे हृदय पर बहुत 
प्रभाव पडा । इसी ब्रती सम्मेलन मे एक विषय यह शआ्राया 
कि क्या क्षुल्लक वाहन-पर बैठ सकता है ? महाराज ने 
कहा कि जब क्षुल्लक पैसे का त्याग कर चुका है तथा ईर्या 
समिति से चलने का अभ्यास कर रहा है तब वह वाहन 
पर कसे बैठ सकता है ? पैसे के लिये उसे किसी से याचना 
करना पडेंगी तथा पैसो की प्रतिनिधि जो टिकिट आदि है 
वह अपने साथ रखना पड़ेगी | श्राखिर विचार करो 


४२ ] 


मनुष्य क्षूललक हुआ क्यो ? इसीलिये तो कि इच्छाए कम 
हो ?” यातायात कम हो, सीमित स्थान मे विहार हो । 
फिर क्षुल्लक बनने पर भी इन सब बातो में कमी नहीं 
आ्राई तो क्षुल्लक पद किसलिये रखा ? अम्ुक जगह जाकर 
धर्मोपदेश देंगे, श्रमुक जगह जाकर अम्ुक कार्य करेगे ? 
यह सब छल क्षुल्लक होकर भी क्यों नहीं छूट रहा है ? 
तुम्हे यह कषाय क्यों सता रही है कि भ्रमुक जगह उपदेश 
देंगे ? श्ररे, जिन्हे तुम्हारा उपदेश सुनना श्रपेक्षित होगा वे 
स्वय तुम्हारे पास चले आवेगे। तुम दूसरे के हित को 
व्याज बनाकर स्वय क्यो दौडे जा रहे हो ? यथार्थ मे जो 
कोतुकभाव क्षल्लक होने के पहले था वह अब भी गया 
नहीं । यदि नहीं गया तो कौन कहने गया था कि तुम 


त्याग की विडस्बना 


ज्ुल्लक हो जाओ ? अपनी कषाय की मन्दता या तीव्रता 
देखकर ही कार्य करना था। यह कहना कि “पतञ्चमकाल है 
इसलिये यहाँ ऐसे कार्य होते है” यह मार्ग का अवर्णवाद है। 
अस्सी तोले का सेर होता है पर इस पञ्चमकाल मे श्राप 
पौने श्रस्सी तोले के सेर से किसी वस्तु को ग्रहण कर 
लोगे ” नही, यहाँ तो चाहते हो अ्रस्सी तोले से दो रत्ती 
ज्यादा ही हो | पर धर्माचरण में पत्चमकाल का छल ग्रहण 
करते ही । लोग कहते हैं कि दक्षिण के क्षल्लक तो 
वाहन पर बठते है ? पर उनके वंठने से क्या वस्तुतत्त्व का 
निर्णय हो जावेगा? वस्तु का स्वरूप तो जो है वही रहेगा । 
दक्षिण और उत्तर का प्रइत बीच मे खडा कर देना हित की 
बात नहीं श्रस्तु । 
फिरोजाबाद का व्रती सम्मेलन 


जज 


शान्ति का उपाय प्राय प्रत्येक प्राणी चाहता है, परन्तु मोह के वशीभृत होकर 

विरुद्ध उपाय करता है । भ्रत शान्ति की शीतल छाया के विरुद्ध रागादिक ताप 
की उष्णता ही इसे निरन्तर आकुलित बनाए रखती है । इससे बचने का यही मूल 
उपाय है जो तात्त्विक शान्ति का कारण श्रन्यत्र न खोजे । जितने भी परपदाथ्थ है 
चाहे वह शुद्ध हो चाहे वह अ्शुद्ध हों, जब तक हमारे उपयोग में उनसे सुख-प्राप्ति 
की आशा है , हमको कभी भी सुख नही हो सकता । मेरा तो दुढ विश्वास है जैसे 
बाह्य सुख मे रूपादिक विषय नियमरूप कारण नही बेसे अ्रभ्यन्तर सुख मे शुद्ध 
पदार्थ भी नियभरूप हेतु नही । जब ऐसी वस्तु की स्थिति है, तब हमे अपने ही 
अन्त स्थल में अपनी शान्ति को देखकर परपदाथ मे निजत्व का त्याग कर श्रेयो- 


मार्ग की प्राप्ति का पात्र होना चाहिये ।” 


--वर्णी भ्रध्यात्म-पत्राणली ४७. 











६ 


ग्रनेक समस्याओं का हल-स्त्री-शिक्षा 


पुरुषवर्ग ने स्त्रीसमाज पर ऐसे प्रतिबन्ध लगा रबखे 
है कि उन्हें मुखकों निरावरण करने मे भी सकोच का 
अ्रनुभव होता है | कहा तक कहा जावे ? मन्दिर में जब वे 
भी देवाधिदेव के दशन करती है तब मुख पर वस्त्र का 
आवरण रहने से वे पूर्णछप से दर्शन का लाभ नहीं ले 
सकती। यद्दा तद्वा दर्शन करने के श्रसन्‍्तर यदि शास्त्र-प्रवचन 
मे पहुँच गईं तो वहाँ पर भी वक्‍ता के वचनो का पूर्णरूप 
से कर्णो तक पहुँचना कठिन है । प्रथम तो कर्णो पर चस्त्र 
का श्रावरण रहता है तथा पुरुषों से दूरवर्ती उनका क्षेत्र 
रहता है । देवयोग से किसी की गोद मे बालक हुआ ओर 
उसने क्षुधातुर हो रोना प्रारम्भ कर दिया तो क्या कहे ? 
सुनना तो एक ओर रहा वक्‍ता प्रभ्नति मनुष्यों के वाग्वाणों 
का प्रहार होने लगता है-चुप नही करती बच्चे को ?* * 
क्यो लेकर आती है ”** सबका नुकसान करती हैं,** 
बाहर क्यो नही चली जाती इन वचनों को श्रवण कर 
दास्त्रश्रवण की जिज्ञासा विलीन हो जाती है। श्रत 
पुरुषवर्ग को उचित है कि वह जिससे जन्मा है वह स्त्री 
ही तो है, उसके प्रति इतत्ता अ्रन्याय न करे | प्रत्युत सबसे 
उत्तम स्थान उन्हे प्रवचन मे सुरक्षित रखे । उन्नेंकी अशिक्षा 
ही उन्हें सदा भ्रपमानित करती है । 

मेरा तो ख्याल है कि-यदि स्त्रीवर्ग शिक्षित होकर 
सदाचारी हो जावे तो श्राज भारत क्‍या जितना जगत 
मनुष्यो के मम्य है-वह सभ्य हो सकता है। भ्राज जिस 
समस्या का हल उत्तम से उत्तम मस्तिष्क वाले नहीं कर 


सकते उसंका हल अनायास हो जायगा। इस समय सब 
से कठिन समस्या 'जनसख्या की वृद्धि किस प्रकार से 
रोकी जाय' है । शिक्षित स्त्रीवर्ग इस समस्या को अ्रनायास 
हल कर सकता है । जिस कार्य के करने में राजसत्ता भी 
हार मान कर परास्त हो गईं उसे सदाचारिणी स्त्री सहज 
ही कर सकती है । वह अपने पतियों को यह उपदेश देकर 
सुमार्ग प्र ला सकती है कि जब बालक गर्भ में श्रा जावे 
तबसे आप और हमारा कत्तंवग्य है कि यह बालक उत्पन्न 
होकर जब तक ५ वर्ष का न हो जाये तब तक विबय- 
वासना को त्याग देवे। ऐसा ही प्रत्येक स्त्री सभ्य व्यवहार 
करे इस प्रकार की प्रणाली से सुतरा वृद्धि रुक जावेगी । 
इसके होने से जो लाखो रुपया डाक्टर तथा वंद्यों के यहाँ 
जाता है वह बच जावेगा तथा जो टी बी के चिकित्सागृह 
है वे स्वयमेव धराशायी हो जावेगे। श्रन्न की जो त्रुटि है 
वह भी न होगी । दुग्ध पुष्कल मिलने लगेगा । गृहवास की 
पुष्कलता हो जावेगी। अभ्रत स्त्रीसमाज को सभ्य बनाने की 
आवश्यकता है | यदि स्त्रीवर्ग चाहे तो बडे-बडे मिलवालो 
को चक्र में डाल सकता है। उत्तम से उत्तम जो धोतियाँ 
मिलो से निकलती है यदि स्त्रिया उन्हे पहिनना बन्द कर 
देवे तो मिलवालो की क्या दशा होगी ? सो उन्हे पता 
चल जावेगा । करोड़ो का माल यो ही बरबाद हो जायेगा। 
यह कथा छोडो आज सरुत्री काच की चूडी पहिनना छोड़ 
दे और उसके स्थान पर चाँदी सुवर्ण की चूडी का व्यवहार 


करने लगे तो चूडी वालो की क्‍या दशा होगी ? रोने को 


भ्‌ 


नी 


४४ 


मजदूर न मिलेगा। श्राज स्त्रीसमाज चटक मठक के 
आभूषणों को पहिनना छोड दें तो सहख्नो सुनारो की दशा 
कौन कह सकता है ? इसी तरह वे पावडर लगाना छोड 
दें तो विदेश की पावडर बनाने वाली कम्पनियों को 
अपना पावडर समुद्र में फेंकना पडे । कहने का तात्पये 
यह है कि स्त्रीसमाज के शिक्षित और सदाचार से सपन्न 


स्त्री-शिक्षा 


होते ही ससार के अनेक उत्पात बन्द हो सकते हैं। 
पत्चमकाल में चतुर्थकाल का दृश्य यदि देखना है तो स्त्री 
समाज की उपेक्षा न कर उसे सुशिक्षित बनाओ्रो । सुशिक्षित 
से तात्पयं उस शिक्षा से है जिससे वे अपने कत्तंब्य का 
निर्णय स्वय कर सके । 


१०७००, “रा आओ ०७०७४ ७७००० मामा 


हम लोग केवल निमित्तकारणों की मुख्यता से वास्तविक धर्म से दूर जा 
रहे है । जहाँ पर मन, वचन, कायके व्यापार की गति नही वह पदप्राप्ति आत्मबोध 
के बिना हो जावे, बुद्धि मे नही आता | यह क्रिया जो उभयद्र॒व्य के सयोग से उत्पन्न 
हुई है, कदापि स्वकीय कल्याण मे सहायक नहीं हो सकती । अरतएवं औदयिक भाव 
तो बन्ध का कारण है ही । किन्तु क्षयोपश्म और उपशमभाव भी कथचित्‌ परद्रव्य 
के निमित्त से माने गये हैं । श्रत जहाँ तक परपदार्थ की सपकता आत्मा के साथ 
रहेगी वहाँ तक साक्षात॒ मोक्षमार्ग प्राप्ति दुलंभा ही नही किन्तु असम्भवा है । अत 
अन्तरड्भ से अपने ही अ्रन्तरग, मे, अपने ही द्वारा, अपने ही अर्थ, अपने को गभीर दृष्टि 
से परामर्श करना चाहिये, क्योकि मोक्षमार्ग एक ही है नाना नही । 


एको मोक्षयथो य एब नियतो दग्शप्तिवत्त्यात्मक- 
स्तत्रेव स्थितिमेति यस्तमनिश ध्यायेच्च त॑ चेतसि । 
तस्मिन्नेव निरन्तरं विहरति द्रव्यान्तराण्यस्पृशन 
सोड्वश्य समयस्य सारमचिराज्नित्योदय विन्दति |। 


मोक्षमार्ग तो दर्शनज्ञानचा रित्रात्मक ही है, उसी मे स्थिति करो और निरन्तर 
उसका ध्यान करो, उसी का निरन्तर चितवन करो, उसी मे निरन्तर विहार करो, 
तथा द्रव्यान्तर को स्पर्श न करो, ऐसा जो करता' है वही मोक्षमार्ग पाता है । 
इसका यह श्र्थ नही कि स्वच्छुन्द होकर आत्मद्रव्य से भ्रष्ट हो जावो'। किन्तु 
अन्तरग तत्त्व को यथार्थ प्रतीति करना ही हमारा कत्तंव्य है। व्यवहार-क्रिया में 


मोक्षमार्ग मानना भिथ्या है । 
- वर्णी अ्रध्यात्म-पत्रावली--- ५६, 


उत्तम क्षमा धर्म--- 


आज पवंका प्रथम दिन है। ३५० दिन बाद यह पर्व 
आया है। क्षमा सबसे उत्तम धर्म है। जिसके क्षमा धर्म 
प्रकट हो गया उसके मार्दव, आजंव और शौच धर्म भी 
अ्रवश्यमेव प्रकट हो जावेगे । क्रोधके श्रभावसे श्रात्मामे 
शान्ति गुण प्रकट होता है। वैसे तो आत्मामे शान्ति 
सदा विद्यमान रहती है क्योकि वह आत्माका स्वभाव 
है--ग्रुण है । गुण गुणीसे दूर केसे हो सकता है ? परन्तु 
निमित्त मिलनेपर वह कुछ समयके लिए तिरोहित हो जाता 
है । स्फटिक स्वभावत. स्वच्छ होता है, पर उपाधिके 
संसर्गसे अन्यरूप हो जाता है। हो जाओ, पर क्‍या वह 
उसका स्वभाव कहलाने लगेगा ? नही । अग्निका ससर्ग 
पाकर जल उष्ण हो जाता है पर वह उसका स्वभाव तो 
नही कहलाता । स्वभाव तो शीतलता ही है । जहाँ ,रग्निका 
सम्बन्ध दूर हुआ कि फिर शीतलका शीतल | क्या बतलावे। 
पदार्थ का स्वरूप इतना स्पष्ट और सरल (है परन्तु अनादि- 
कालीन मोहके कारण वह दुरूह हो रहा है । 

क्रोधके निमित्तसे आदमी पागल हो जाता है और 
इतना पागल कि अपने स्वरूप तकको भुल जाता है। 
वस्तुकी यथार्थता उसकी दृष्टिसे लुप्त हो जाती है। एकने 
एक को घूसा मार दिया। वह उसका घूसा काटनेको तैयार 
हो गया पर इससे क्‍या ? घूसा मारनेका जो निमित्त था 
उसे दूर करना था । वह मतुष्य कुक्कुर-वृत्ति पर उतारू 
हुआ है । कोई कुत्तेको लाठी मारता है तो वह लाठीको 
दातोसे चबाने लगता है, पर सिंह बन्दूक की ओर न ऋपट 
कर बन्दुक मारनेवालेकी ओर भपटता है। विवेकी 
भनुष्यको दृष्टि सिंहकी तरह होती है । वह मूल कारणको 


9 
दस-लक्षण धर्म 


दूर करनेका प्रयत्त करता है। आज हम क्रोधका फल 
प्रत्यक्ष देख रहे है। लाखो निरपराध प्राणी मारे गये और 
मारे जा रहे है । क्रोध चारित्रमोहकी प्रकृति है। उससे 
आत्माके सयम ग्रुणका घात होता है। क्रोधके श्रभावमे 
प्रकट होनेवाला क्षमागुण सयम है, चारित्र है । राग द्वेषके 
भ्रभाव को ही वो चारित्र कहते है । 

ज्ञानसूर्यंदिय नाठककी प्रारम्भिक भूमिकामे सूत्रधार 
नटीसे कहता है कि आज की यह सभा अत्यन्त शान्त है । 
इसलिये कोई पपुर्व कार्य इसे दिखलाना चाहिये । वास्तवमे 
शान्तिके समय कौनसा श्रपूर्व कार्य नही होता ? मोक्ष- 
मर्गमे प्रवेश होना ही अपूर्व कार्य है । शान्तिके समय उसकी 
प्राप्ति सहज ही हो सकती है। आप लोग प्रयत्न कीजिये 
कि सोक्षमार्य प्रवेश हो और ससारके श्रनादि बन्धन खुल 
जाये। आजके दिन जिसने क्षमा धारण नहीं की वह 
श्रन्तिम दिन क्षमावणी क्‍या करेगा ? "मै तो आज क्षमा 
चाहता हूँ इस वाचनिक क्षमाकी श्रावश्यकता नही है। 
हादिक क्षमासे ही आत्माका कल्याण हो सकता है | क्षमाके 
अभावमे अच्छेसे अच्छे आदमी बरबाद हो जाते है। 

मैं नदिया (नवद्वीप) में दुलारकाके पास न्याय पढता 
था। वे न्याशास्त्रके बडे भारी विद्वान थे। उन्होने अपने 
जीवनमे २५ वर्ष न्याय ही न्याय पढा था । बे व्याकरण 
प्राय, नही जानते थे | एक दिन उन्होने किसी प्रकरणमे 
अपने गुरुजीसे कहा कि जैसा “वक्ति! होता है वैसा 'ब्रीति' 
क्यो नहीं होता ? उनके गुरु उनकी मूर्खता पर बहुत कऋरृद्ध 
हुए ओर बोले कि तू बेल है, भाग जा यहाँसे । दुलारभाको 
बहुत बुरा लगा। उनका एक साथी था जो व्याकरण अच्छा 


दि 


४ |] 


जानता था और न्याय पढ़ता था। दुलारभाने कहा कि 
यहाँ क्‍या पढते हो ? चलो हम तुम्हे घर पर न्याय बढिया 
पढा देंगे । साथी इनके गाँवकों चला गया । वहाँ उन्होने 
उससे एक सालमे तमाम व्याकरण पढ़ डाला और एक 
साल बाद अपने गुरुके पास श्राकर कोधसे कहा कि तुम्हारे 
बापको धूल दी, पूछले व्याकरण कहाँ पूछना है ? गुरु ने 
हंसकर कहा--श्राश्री बेटा ! मैं यही तो चाहता था कि 
तुम इसी तरह निर्भीक बनो । मै तुम्हारी निर्भीकतासे बहुत 
सतुष्ट हुआ, पर मेरी एक बात याद रक्खो-- 


ग्रपराधिनि चेत्कोष:, क्रोपे क्रोध: कथ न हि । 


धर्माथेकाममोक्षाणा, चतुर्णा परिपन्थिनि ॥॥ 


दुलारका अपने ग्रुहकी क्षमाको देखकर नतमस्तक 
रह गये । क्षमासे क्या नही होता ? अच्छे-ग्रच्छे मनुष्योका 
मान नष्ट हो जाता है। दरभगार्मे दो भाई थे। दोनो 
इतिहासके विद्यन्‌ थे। एक बोला कि गआआल्हा पहले हुआा 
है ओर दूसरा बोला कि ऊदल पहले हुआ है । इसीपर 
दोनो मे लडाई हो गई। आखिर मुकदमा चला और 
जागीरदारसे किसानको हालतमे श्रा गये। क्षमा सर्व॑गुणोकी 
भूमि है इसमे सब कुछ सरलतासे विकसित हो जाते हैं । 
क्षमासे भूमिकी शुद्धि होती है। जिसने भूमिको शुद्ध कर 
लिया उसने सब कुछ कर लिया । एक गावसे दो आ्रादमी 
थे--एक चित्रकार और दूसरा अचित्रकार। अचित्रकार 
चित्र बनाना तो नही जानता था पर था प्रतिभाशाली । 
चित्रकार बोला कि मेरे समान कोई चित्र नही बना सकता । 
दूसरेको उसकी गर्वोक्ति सह्य नही हुई श्रतः उसने भटसे 
कह दिया कि मै तुमसे अ्रच्छा चित्र बना सकता हूँ । विवाद 
चल पडा । अपना-अपना कौशल दिखानेके लिये दोनो तुल 
पडे | तय हुआ कि दोनो चित्र बनावे फिर श्रन्य परीक्षकोसे 
परीक्षा कराई जावे । एक कमरेकी आमने सामनेकी 
दीवालोपर दोनो चित्र वनानेको तेयार हुए । कोई किसीका 
देख न ले इसलिये बीचमे परदा डाल दिया गया । चित्र- 
कारने कहा कि मै १५ दिनमे चित्र तैयार कर लूगा। 
इतने ही समयमे तुझे भी करना पडेगा । उसने कहा -- 
' मैं पौने पन्द्रह दिनमे कर दूँगा, घबडाते क्यो हो ? चित्रकार 
चित्र बनानेमे लग गया और दूसरा दीवाल साफ करनेमे । 


दस लक्षण घर 


उसने १५ दिनमे दीवाल इतनी साफ कर दी कि कॉँचके 
समान स्वच्छ हो गई। १४५ दिन बाद लोगोके सामने 
वीचका परदा हटाया गया | चित्रकारका पूरा चित्र उस 
स्वच्छ दीवालमे प्रतिविम्बित हो गया और इस तरह कि उसे 
स्वण  मुहसे कहना पड कि तेरा चित्र अच्छा है। क्या 
उसने चित्र बनाया था ? नही, केवल जमीन ही स्वच्छुकी 
थी, पर उसका चित्र बन गया और प्रतिदनन्दीकी भ्रपेक्षा 
श्रच्छा रहा । आप लोग क्षमा धारण करें, चाहे उपवास 


 एकाशन आदि न करें। क्षमा ही धर्म है और धर्म ही 


चारित्र हैं। कुन्दकुन्द स्वामीका वचन है-- 
चारित्तं खलु धस्मो, धम्मो जो सो समीत्तिणिहिद्ठों । 
मोहक्खोहविहीणो, परिणामों श्रप्पणों हु समो ॥॥ 


यह जीव अनादि कालसे पर पदार्थको अपना समभकर 
व्यर्थ ही सुखी दुखी होता है। जिसे थह सुख समभता है 
वह सुख नही है । वह ऊंचाई नही जहाँ से फिर पतन हो । 
वह सुख नही जहाँ फिर दुखकी प्राप्ति हो । यह वेपयिक 
सुख पराधीन है, बाधासहित है, उतने पर भी नष्ट हो 
जानेवाला है श्लौर आगामी दु खका कारण है। कौन 
समभदार इसे सुख कहेगा ? इस शरीरसे आप स्नेह करते 
है पर इस शरीरमे है क्‍या ”? आप ही बताञ्रो । माता 
पिताके रज-वीयं से इसकी उत्पत्ति हुईं। यह हड्डी, मांस, 
रुधिर आदिका स्थान है। उसीकी फुलंवारी है। यह 
मनुष्य पर्याय साटेक्े समान है। साटेकी जड तो सडी 
होने से फेक दी जाती है, वाड भी बेकाम होता है ओर 
मध्य मे कीडा लग जाने से बेस्वाद हो जाता है । इसी 
प्रकार इस मनुष्य की वृद्ध भ्रवस्था शरीर शिथिल हो जाने 
से बेकार है । बाल अवस्था श्रज्ञानी की अवस्था है भोर 
मध्यदशा अनेक रोग सकठो से भरी हुई है । उसमे कितने 
भोग भोगे जा सकंगे ? पर यह जीव अपनी हीरा सी 
पर्याय व्यर्थ ही खो देता है । जिस प्रकार बात की व्याधि 
से मनुष्य के अद्भ अज्भ दुखने लगते है। कषायसे विषये- 
वछासे इसकी श्रात्मा का प्रत्येक प्रदेश दुखी हो रहा है। यह 
दूसरे पदार्थ को जब तक श्रपना समभता है तभी तक उसे 
अपनाए रहता है । उसकी रक्षा आदि मे व्यग्न रहता है 
पर ज्यों ही उसे पर मे परकीय बुद्धि हो जाती है, उसका 


देस' लक्षण धर्म 


त्याग करने में उसे देर नहीं लगती । एक बार एक धोबी 
के यहा दो मनुष्यों ने कपडे घुलाने दिये । दोनों के कपड़े 
एक समान थे, धोबी भूल गया । वह बदल कर दूसरे का 
कपडा दूसरे की दे श्राया । एक खास परीक्षा किये बिना 
दुपट्टा को अपना समझ भोढ कर सो गया, पर दूसरे ने 
परीक्षा की तो उसे श्रपना दुपट्टा बदला हुआ मालूम हुआ । 
उसने धोबी से कहा । थोबी ने गलती स्वीकार कर उसका 
कारण बतलाया झौर भट्से उस सोते हुए मनुष्य के दृपट् 
का अंचल खीचकर कहा--जरा जागिये, श्रापका कपडा 
बदल गया है । शभ्रापका यह है वह मुझे दीजिये । धोबी 
के कहने पर ज्यो ही उसने लक्षण मिलाये त्यो ही उसे 
थोबीकी बात ठीक जँची । श्रव उसे उस दृपई से जिसे वह 
अपना समभ मुह पर डाले हुए था, घृणा होने लगी और 
तत्काल उसने उसे धोबी को वापिस कर दिया। आपके 
शुद्ध चंतनन्‍्यभाव को छोडकर सभी तो आपमे परपदार्थ 
हैं, परन्तु आप नींद में मस्त हो उन्हे अपना समझ रहे है। 
स्वपरस्वरूपोपादानापोहनके द्वारा अपने को अपना समभो 
और पर को पर । फिर कल्याण तुम्हारा निश्चित है ।. 
आप लोग कल्याण के अर्थ सही प्रयास तो करना 
नही चाहते और कल्याण की इच्छा करते है सो कंसे हो 
सकता है ? जेनधर्म यह तो मानता नही है कि किसी के 
वरदान से किसी का कल्याण हो जाता है। यहाँ तो 
कल्याण के इच्छुक जन को प्रयत्न स्वय॑य करना होगा । 
कल्याण कल्याण के ही मार्ग से होगा । मुभे एक कहानी 
याद श्राती है । वह यह कि एक बार महादेवजी ने अपने 
भक्त पर प्रसन्न होकर कहा-बोल तू क्‍या चाहता है 
उसके लडका नही था अतः उसने लडका ही माँगा। 
महादेवजी ने 'तथास्तु' कह दिया। घर आनेपर उसने 
स्‍त्री से कहा --आज सब काम बन गया, साक्षात्‌ महादेव 
जी ने वरदान दे दिया कि तेरे लडका हो जायगा। भग- 
वानू के वचन तो भूठ होते नहीं। अब कोई पाप क्यों 
किया जाय ? हम दोनो ब्रह्मचयं से रहे। स्त्री ने पति 
की बात मान ली | पर ब्रह्मचारी के संतान कहाँ ? वर्षों 
प्र वर्ष व्यतीत हो गयी परन्तु सन्‍्तान नही । स्त्री ने कहा 
भगवान्‌ ने तुम्हे धोखा दिया। पुरुष बेचारा लाचार था । 
वह फिर महादेवजी के पास पहुँचा और बोला भगवन्‌ ' 


[ ५४ ७ 


दुनिया भूठ बोले सो तो ठीक है पर आप भी भूंठ बोलने 
लगे। आवको वरदान दिये १२ वर्ष हो गये झ्ाजतक 
लडका नही हुआ । ठगने के लिये मै ही मिला । महादेवजी 
ने कहा--तुमने लडक। पाने के लिये क्या किया ? पुरुष ने 
कहा--हम लोग तो आपके वरदान का भरोसाकर ब्रह्मचय॑ 
से रहे । महादेवजी ने हंसकर कहा-भाई ! मैने वरदान 
दिया था सो सच दिया था पर लड़का लडके के रास्ते 
होगा । ब्रह्मचारी के सतान कंसे होगी ? तू' ही बता, मै 
आकाश से तो गिरा नही देता । ऐसा ही हाल हम लोगो 
का है, कल्याण कल्याण के मार्ग से ही होगा । 

यह मोह दुखदायी है--शास्त्रों मे लिखा है, आचार्यों 
ने कहा है, हम भी कहते है, पर वह भूठा तो है ही नहीं, 
प्रयत्न जो हमारे अधूरे होते हैं| पृज्यपाद स्वामी समाधि- 
तन्त्र मे कहते है कि--- 

यन्‍्मया दृदयते रूपं, तज्न जानाति स्वथा । 

यज्जानाति न तद्‌ दुदयं, केन साक ब्रवीस्यहम्‌ ॥॥ 


जो दिखता है वह जानता नहीं है और जो जानता 
है वह दिखता नहीं फिर मैं किसके साथ बातचीत कहू ? 
अर्थात्‌ किसी के साथ बोलना नहीं चाहिये यह आत्मा का 
कतंव्य है । वे ऐसा लिखते है पर स्वय बोलते है, स्वयं 
दूसरोको ऐसा करनेका उपदेश देते है। तत्त्वार्थेसत्रका 
प्रवचन आपने सुना । उसकी भूमिकामे उसके बननेके दो 
तीन कारण बतलाये है, पर राजवातिकमे अकलकदेवने जो 
लिखा है वह बहुत ही ग्राह्म है । वे लिखते है कि इस 
सूत्रकी रचनामे गुरु-शिष्य का सम्बन्ध अपेक्षित नही है, 
किन्तु अनन्त ससारमे निमजते जीवोका अम्युद्धार करनेकी 
इच्छासे प्रेरित हो आचार ने स्वय वैसा प्रयास किया है । 
कहनेका तात्पर्य है कि मोह चांहे छोटा हो चाहे बड़ा, 
किसीको नहीं छोडता। भगवान्‌ ऋषभदेव तो युगके 
महान्‌ पुरुष थे पर उन्होंने भी मोहके उदयमे अपनी आ्ायुके 
८रे लाख पूर्व बिता दिये। आखिर, इन्द्रका इस ओर 
ध्यान गया कि १८ कोड़ा-कोडी सागरके बाद इस महा- 
पुरुषका जन्म हुआ और यह सामान्य जीवोकी तरह ससार 
में फेस रहा है, स्त्रियों और पुत्रोके स्नेहमे डूब रहा है । 
संसारके प्राणियो का कल्याण कैसे होगा ? 0 


डंद | 


सोचकर नीलाञ्जनाके नृत्यका आयोजन किया और उस 
निमित्तसे भगवानका भोह दूर हुआ । जब मोह दूर हुआ 
तब ही उनका और उनके द्वारा श्रनन्त ससारी प्राणियोका 
कल्याण हुआ । रामचन्द्रजी सीताके स्नेहमे कितने भटके, 
लडाई लडी, अनेकोका सहार किया पर जब स्नेह दूर हो 
गया तब सीताके जीव प्रतीद्धने कितना प्रयत्न किया उन्हे 
तपसे विचलित करनेका । पर क्‍या वह विचलित हुये ? 
मोह ही ससारका कारण है मेरा यही अटल श्रद्धान है । 
हम मोहके कारण ही अपने आपको दुनियाँका कर्ता- 
धर्ता मानते हैं पर यथार्थ में पूछो तो कौच कहाँका ? 


२: उत्तस 


मारदवका अर्थ कोमलता है। कोमलतामे अनेक ग्रुण 
वृद्धि पाते हैं। यदि कठोर जमीनमे बीज डाला जाय तो 
व्यथें चला जायगा । पानी की वारिसमे जो जमीन कोमल 
हो जाती है उसीमे बीज जमता है । बच्चो को प्रारम्भ मे 
पढाया जाता है-- 


विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्‌ । 
पात्रत्वाद्धानमाप्नोति धनाद्धम॑ तत. सुखम ॥ 


.. विद्या विनयको देती है, विनयसे पात्रता आती है, 
पात्रतासे घन मिलता है। धनसे धर्म और धम्मसे सुख प्राप्त 
होता है । जिसने अपने हृदयमें विनय धारण नहीं किया 
वह घर्मका अधिकारी कंसे हो सकता है ? विनयी छात्रपर 
_ शुरुका इतना आाकषंण रहता है कि वह उसे एक साथ 
सब कुछ बतलानेको तयार रहता हैं । 

एक स्थानपर एक पण्डितजी रहते थे । पहले गुरुग्रो 
के घर पर ही छात्र रहा करते थे तथा गुरु उनपर पुत्रवत्‌ 
स्नेह रखते थे । पण्डितजी का एक छात्रपर विशेष स्तेह 
था, पण्डितानी उनसे बार बार कहा करती कि सभी 


| 


दस-लक्षण धरम 


कहाँ की स्त्री ? कहाँ का पुत्र ? कौन किसको अपनी 
इच्छानुसार परिणमा सकता है ? 'कही की ईट कही का 
रोरा, भानमती ने कुनवा जोडा' ठीक हम लोग भी भान- 
मती के समान ही कुरमा जोड रहे है । नही तो कहाँ का 
मनुष्य ! कहाँ का क्या / इसलिये जो ससार के वन्धन 
से छूटना चाहते है उन्हें मोह को दूर करने का प्रयत्त 
करना चाहिये। आप लोग बिना कुछ किये कल्याण चाहते 
हो पर वह इस तरह होने का नही। श्रापका हाल ऐस़ा है 
कि अम्मा मै तेरना सीखँँगा, पर पानी का स्पर्श नही 
करूँगा! । । 


सादंव धर्म 


लडके तो श्रापकी विनय करते हैं, श्रापको मानते हैं फिर 
ग्राप इसी एककी क्यो प्रशसा करते हैं। पण्डितजी ने कहा 
कि इस जैसा कोई मुर्भे नही चाहता। यदि तुम इसकी 
परीक्षा ही करना चाहती हो तो मेरे पास बैठ जाग्रो । 
ग्रामका सीजन था, गुरुने अपने हाथपर एक पढ्टीके भीतर 
आम बाँध लिया । और दुखी जैसी सूरत बना कराहने 
लगे। समस्त छात्र गुरुजीः के पास दोड आये। ग्रुम्ने 
कहा दुर्भाग्य वश भारी फोडा हो गया है। छात्रोने 
कहा मै अभी वैद्य लाता है, ठीक हो जावेगा । गुरुने कहा 
बेटो ! यह वंचसे शभ्रच्छा नहीं होता--एक बार पहले भी 
भी मुझे हुआ था । तब मेरे पिताने इसे चूसकर अच्छा 
किया था, यह चूसने ही से भ्रच्छा हो सकता है । मवादसे 
भरा फोडा कौन चूसे ? सब ठिठक कर रह गये । इतनेमे 
वह छात्र आ गया जिसकी गुरु बहुत प्रशसा किया करते 
थये। भ्राकर बोला-ग्रुरुजी क्या कष्ट है ? बेटा ! फोडा 
है, चूसनेसे ही भ्रच्छा होगा गुरु ने कहा । गुरुजीके कहते 


की देर थी कि उस छात्रने उसे श्रपने मुहप्ते ले लिया। 


फोडा तो था ही नही श्राम था। पण्डितानीको श्रपने पतिके 





दश लक्षण धर्म 


वचनोपर विश्वास हुआ । आजका छात्र तो ग्रुदको नोकर 
समझ उसका बहुत ही अनादर करता है | यही कारण है 
कि उसके हृदयमे विद्याका वास्तविक प्रवेश नहीं हो रहा 
है । क्या कहे श्राजकी वात ? श्राज तो विनय रह ही नही 
गया । सभी अपने आपको बडेसे बडा अ्रनुभव करते है । 
मेरा माव नही चला जाय इसको फिकरमे सब पड़े हैं, पर 
इस तरह किसका मान रहा है ? आप किसीको हाथ जोड- 
कर या सिर झूकाकर उसका उपकार नहीं करते बल्कि 
अपने हृदय से मान रूपी शत्रुकोी हराकर अपने आपका 
उपकार करते है। किसीने किसीकी वात मान ली, उसे 
हाथ जोड लिये, शिर झुका दिया, उतने से ही वह खश हो 
जाता है श्र कहता है कि इसने हमारा मान रख लिया । 
अरे मान रख क्‍या लिया ? अपितु खो दिया । आपके 
हृदयमे जो अहंकार था उसने उसे श्रपती शारीरिक क्रिया 
सेदूरकर दिया ? 

दिल्‍ली में पञ्च कल्याणक हुआ था । पञच कल्याणक 
के बाद लाड बाँटनेकी अ्था वहाँ थी। लाला हरपुखरायजीने 
नोकरके हाथ सबके घर लाड भेजा, लोगोने साननन्‍्द लाड्‌ 
ले लिया पर एक गरीब श्रादमी ने, जो चना गुड़ आदिकी 
दुकान किये था, यह विचार कर लाडू लेना अस्वीकृत कर 
दिया कि में कभी लालाजीको पानी नहीं पिला सकता तब 
उनके लाडका व्यवहार कैसे पूर्ण कर सकगा ? शामके 
समय जब लालाजीको पता चला तो दूसरे दिन वे स्वयं 
लाइ लेकर नोकर के साथ गाडीपर सवार हो उसकी 
दूकानपर पहुंचे और बडी विनय से दुकानपर बैठकर 
उप्तको डालीमे से कुछ चने और गुड उठाकर खाने लगे | 
खानेके बाद बोले लाझो पानी पिलाझो । पानी पिया, तद- 
नन्तर वोले कि भाई अब तो मैं तुम्हारा पानी पी चुका 
अब तो तुम्हे हमारा लाडू लेना अस्वीकृत नहीं करना 
चाहिये । दुकानदार श्रपने व्यवहार श्र लालाजीकी सौज- 
न्‍्यपूर्ण प्रव त्तिति दड़ रह गया । लाडू लिया और आँखों 
से झँसू गिराने लगा कि इनकी महत्ता तो देखो कि मुझ 
जसे तुच्छ व्यक्तिक्ती भी ये नही भुला सके । श्राजका बड़ा 
आदमी क्या कभी किसी गरीवका इस प्रकार ध्यान रख 
सकता है । 

ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, ऋचद्धि, तप और धश्रीर 


[ ४६ 


की सुन्दरता इन आठ बातो को लेकर मनुष्य गे करता 
है, पर जिनका वह गे करता है क्‍या वे इसकी हैं ? सदा 
इसके पास रहनेवाली हैं ? क्षायोपशमिक ज्ञान श्राज है, 
कल इन्द्रियोमे विकार आ जाने से नष्ट हो जाता है । 
जहाँ चक्रवर्तीकी भी पूजा स्थिर नही रह सकी वहाँ अन्य 
लोगोकी पूजा स्थिर रह सकेगी यह सम्भव नही है | कुल 
ओर जातिका अ्रहड्भार क्‍या है ? सबकी खान निगोद 
राशि है। आज कोई कितना ही बडा क्यो न बना हो पर 
निरिचित है कि वह किसी न किसी समय निगोदसे ही 
निकला है। उसका मूल निवास निगोदम ही था। 
बलका अहकार क्‍या ? शझ्राज शरीर तगडा है पर 
जोरका मलेरिया श्रा जाय तथा चार-छह लघनें हो जावें तो 
सुरत बदल जाय, उठते न बने । धन सम्पदाका अभिमान 
थोथा शअ्रभिमान है, मनुष्यकी सम्पत्ति जाते देर नहीं 
लगती । इसी प्रकार तप और शरीरके सोन्दर्यका अभि- 
मान करना व्यर्थ है । 

कलके दिल प्रथमाध्यायमे आपने सम्यग्दर्शनका वर्णन 
सुता था । जिस प्रकार श्रन्य लोगोके यहाँ ईद्वर या खुदा 
का माहात्म्य है वेसा ही जेनघमंमे सम्यग्द्शनका माहात्म्य 
है । सम्यग्दशनका अर्थ आत्मलब्धि है । आत्मीक स्वरूपका 
ठीक ठीक बोध हो जाना आत्मलब्धि कहलाती है। आत्म- 
लब्षिके सामने सब सुख बल हैं। सम्यग्दशंन से श्रात्मा का 
महान्‌ ग्रुण जागृत होता है, विवेक शक्ति जागृत होती है । 
ग्राज कल लोग हर एक बाते क्यो ? क्यो ?” करने 
लगते हैं । इसका अभिप्राय यही है कि उनमे श्रद्धा नही 
हैं। श्रद्धाके न होनेसे ही हर एक बात पर कुतके उठा करते 
हैं। एक आदमी को “क्यो” का रोग हो गया। उससे 
वेचारा बडा परेशान हुआ । पूछने पर फिसी भले श्रादमी 
ने सलाह दी कि तू इसे किसी को बेच डाल, भले ही सो 
पचास लग जाये । वीमार आदमी इस विचार मे पड़ा 
कि यह रोग किसे वेचा जाय ? किसी ने सज्ाहु दी कि 
स्कूल के लडके बडे चालाक होते हैं, ५०) देकर किसी 
लड़के को वेच दे । उसने ऐसा ही किया । एफ लडकेने 
५० ) लेकर उसका वह रोग ले लिया । सब लड़कोने मिल 
कर ५० ) की मिठाई खाई। जब लड़का मास्टरजे सामने 
गया श्र मास्टरने पूछा कि कलका सबक सुनाओ, तब 


५० | 


लंडका बोला--क्यी ? मास्टरने कान पकड कर लडकेकों 
बाहर निकाल दिया । लडका समभा कि क्यो का रोग 
तो बडा खराब है, वह उसको वापिस कर आया । अबको 
बार रोगी ने सोचा कि चलो भ्रस्पतालके किसी मरीजको बेच 
दिया जाय तो अच्छा है । ये लोग तो पलग पर पड़े पड़े 
आनन्द करते ही है। ऐसा ही किया, एक मरीजकों वेच 
आया । दूसरे दिन डाक्टर आये। पूछा-- तुम्हारा क्या हाल 
है ? मरीजते कहा--क्यो ? डाक्टरने उसे श्रस्पतालसे बाहर 
कर दिया । उप्तने भी समझा कि दर असल यह रोग तो 
बडा खराब है। वह भी वापिस कर झञाया । अ्रवको वार 
उसने सोचा कि भ्रदालती आदमी बडे टच होते है, उन्हींको 
बेचा जाय । निदान, एक आदमीको बेच दिया। वह 
मजिस्ट्रेटके सामने गया । मजिस्ट्रेटने कहा कि तुम्हारी 
नालिशका ठीक-ठीक मतलब क्या है ? आदमीने कहा-कक्‍्यों ? 
सजिस्ट्रेटने मुकहमा खारिज कर कहा कि घरकी राह लो। 
यह तो कहानी है, पर विचार कर देखा जाय तो हर एक 
बातमे कुतकंसे काम नहीं चलता। युक्तिके वलसे सभी 
बातोका निर्णय नहीं किया जा सकता । कितनी ही बाते 
ऐसी है जिनका आगम से निर्णय होता है श्रोर कितनी ही 
बातें ऐसी है जिनका युक्तिसे निर्गेय होता है । यदि आपको 
धर्ममे श्रद्धा न होती तो हजारोकी सख्यामे क्यों आते ? 
गाचायोनि सबसे पहले यही कहा कि 'सम्यर्दर्शनज्ञान- 
चारित्राणि मोक्षमार्ग) अर्थात्‌ सम्यग्दशन, सम्यम्ज्ञान और 
सम्यकचा रित्रकी एकता ही मोक्षका मार्ग है। आाचायेको 
करुणा बुद्धि तो देखो । अरे, मोक्ष तो तब हो जब पहले 
बन्ध हो । यहाँ पहले बन्धका मार्ग बतलाना था फिर 
मोक्षका, परन्तु उन्होने मोक्षमार्गका पहले वर्णव किया 
है । उसका कारण यही है कि ये प्राणी अ्रनादिकालसे बन्ध 
जनित दु खका अनुभव करते करते घबरा गये हैं श्रत पहले 
इन्हे मोक्षका मार्ग बतलाना चाहिये । जेसे जो कारागारमे 
पड कर दुखी होता है वह यह नही जानना चाहता है कि 
मैं कारागारमे क्यो पडा ? वह तो यह जानना चाहता है 
कि मै इस कारागारसे छूट कैसे ? यही सोच कर आचायेंने 
पहले मोक्षका मार्ग बतलाया है। सम्यर्दशेनके रहनेसे 
विवेक शक्ति सदा जागृत रहती है । वह विपत्ति में पडने 
प्र भी कभी अन्यायको च्याय नही समझता । रामचन्द्रजी 


का 


दर लक्षण घमम 


सीताको छुडानेके लिये लद्का गये थे । लड्भाके चारो ओर 
उनका कटक पडा था। हनुमान्‌ आदिने रामचब्द्रजीको 
ख़बर दी कि रावण जिनमन्दिरमे वहुरूपिणी विद्या सिद्ध 
कर रहा है। यदि उसे यह विद्या सिद्ध हो गई तो फिर 
वह अजेय हो जायगा। आज्ञा दीजिये कि जिससे हम लोग 
उसकी विद्यासिद्धिमे विध्त करे । रामचन्द्रजीने कहा कि 
हम क्षत्रिय है, कोई धर्म करे शोर हम उसमे विध्त डालें 
यह हमारा कतंव्य नही है। 'सीता फिर दुर्लभ हो जायगी '* 
यह ह॒नुमानते कहा । रामचन्द्रजीने जो रदार शब्दोमे उत्तर 
दिया--हो जाय, एक सीता नहीं सब कुछ दुलभ हो 
जाय पर मैं अन्याय करते की ग्राज्ञा नहीं दे सकता। 
रामचन्द्रजीमे जो इतना विवेक था उसका कारण क्‍या था ? 
कारण था उनका सम्यग्दर्शन -विशुद्ध क्षायिक सम्यग्दश न। 

सीताको तीर्थयात्राके बहाने कृतान्तवक्र सेनापति 
जगलमे छोड़ने गया । क्या उसका हृदय वैसा करना चाहता 
था ? नही, वह तो स्वामीकी परतन्त्रतासे गया था। उस 
वक्त कृतान्तवक्रकों श्रपनी पराधीनता काफी खली । जब 
वह निर्दोष सीताकों जगलमे छोड अपने अपराधको क्षमा 
माँग वापिस आने लगा तब सीता उससे कहती है-- 
सेनापते ! मेरा एक सदेश उनसे कह देना । वह यह, कि 
जिस प्रकार लोकापवादके भयसे आपने मुभे त्यागा है इस 
प्रकार लोकापवादके भयसे जेनधर्मकी नहीं छोड देना । उस 
निराश्ित अपमानित स्त्रीकों इतना विवेक बना रहा। 
इसका कारण क्या था ? उसका सम्यग्द्शन । आज कलको 
स्त्री होती तो पचास गालियाँ सुनाती और अपने समानता- 
के अधिकार बताती। इतना ही नही, सीता जब नारदजीके 
आ्रयोजन द्वारा लवणाकुझके साथ अयोध्या आती है, एक 
वीरता पूर्ण युद्धके बाद पिता-पुत्रका मिलाप होता है, सीता 
लज्जासे भरी हुई राजदरबारमे पहुचती है । उसे देखकर 
रामचन्द्रजी कह उठते है कि दुष्टे ! तू बिना शपथ दिये- 
बिना परीक्षा दिये यहाँ कहाँ ? तुझे लज्जा नहीं आई ? 
सीताने विवेक और घैर्यके साथ उत्तर दिया कि मै समझी 
थी कि आपका हृदय कोमल हे पर क्या कहूँ ? आप मेरी 
जिस प्रकार चाहे शपथ ले ले । रामचन्द्रजीने उत्तेजनामे 
आ्राकर कह दिया कि अच्छा श्रग्नि मे कूद कर अपनी 
सचाईकी परीक्षा दो । बडे भारी जलते दुए अग्नि कुण्डमे 


देद लक्षण धर्म 


कदनेके लिये सीता तैयार हुई। रामचन्द्रजी लक्ष्मणसे 
कहते है कि सीता जल न जाय । लक्ष्मणने कुछ रोषपूणे 
शब्दोमे उत्तर दिया कि यह आज्ञा देते समय न सोचा ? 
यह सती है, निर्दोष है। श्राज आप इसके अखण्ड शीलकों 
महिमा देखिये । इसी समय दो देव केवलीकी बन्दनासे 
लौट रहे थे । उनका ध्यान सीताका उपसर्ग दूर करनेकी 
ओर गया । सीता श्रग्ति कुण्डमे कूद पडी श्रौर कूदते ही 
साथ जो श्रतिशय हुआ सो सब जानते हो । सीताके चित्त- 
में रामचन्द्रजीके कठोर शब्द सुन कर ससारसे वेराग्य हो 
चुका था । पर, 'नि.शल्यो ब्ती' ब्रतीको तिशल्य होता 
चाहिये। यदि विना परीक्षा दिये मै ब्रत लेती हु तो यह 
शल्य निरन्तर बनी रहेगी । इसलिये उसने दीक्षा लेनेसे 
पहले परीक्षा देना आवश्यक समझा था। परशीक्षामे वह 
पास हो गई, रामचन्द्रजी उससे कहते है--देवि | घर 
चलो । श्रब॒ तक हमारा स्नेह हृदय मे था पर अब आँखों 
में आ.गया है । सीताने तीरस स्वर में कहां -- 


कहि सीता सुन रामचन्र ससार महादु ख वक्षकद । 

तुम जानत पर कछ करत नाहि !, 

रामचन्द्रजी | यह घर दु खरूपी वृक्ष की जड है। 
अब मैं इसमे न रहेंगी । सच्चा सुख इसके त्याग ही हे । 
रामचन्द्रजी ने बहुत कुछ कहा--यदि मे श्रपराधी हूँ तो 
लक्ष्मणकी ओर देखो, यदि येह भी अपराधी हे तो श्रपने 
बच्चो लवणॉकुशकी शोर देखो और एक बार पुन घर मे 
प्रवेश करो । परन्तु सीता अ्रपत्री दृढतासे च्युत नहँ। हुई । 
उसने उसी वक्त केश उखाड कर रामचन्द्रजी के सामने 
फेक दिये और जड्ुलमे जाकर प्रार्या हो गई । यह सब 
काम सम्यग्दर्शनका है | यदि उसे अपने कर्मपर, भाग्यपर 
विश्वास न होता तो वह क्‍या यह सब कार्य कर सकती ? 


अब रामचन्द्रजीका विवेक देखिये। जो रामचनद्र 
सीताके पीछे पागल हो रहे थे, वृक्षों से पूछते थे--कक्‍्या 
तुमने मेरी सीता देखी है ? वही जब तपदचर्यामे लीन थे 
तब सीताके जीव प्रतोन्द्रने कितने उपसर्ग किये, पर वह 
अपने ध्यानसे विचलित नहीं हुए । शुक्ल ध्यान धारणकर 
केवली अवस्था को प्राप्त हुए । 


सम्यग्द्शनसे आत्मामे प्रशम, सवेग, अनुकम्पा' झोर 


[ ४१ 


आस्तिक्य गुण प्रकट हौते है जी सम्यग्दशनके अ्रवित्ाभावी 
हैं। यदि आपमे ये गुण प्रकट हुए है तो समझ लो हम 
सम्यग्दृष्टि है। कोई क्या बतलायगा कि तुम सम्यरदृष्टि 
हो या मिथ्यादुष्टि ? अप्रत्याख्यानावरणी कषायका सस्‍स्कार 
छह माहसे ज्यादा नही चलता । यदि आझ्ञापकी किसीसे 
लडाई होनेपर छह माहसे श्रधिक कालतक बदला लेने की 
भावना रहती है तो समझ लो कि अभ्रभी हम मिथ्यादृष्टि 
है। कषाय के श्रसख्यात लोकप्रमाण स्थाव है। उनमे 
मनका स्वरूपसे ही शिथिल हो जाना प्रशम गुण है। 
मिथ्यादृष्टि श्रवस्थामे इस जीवकी विषय कषायमे जेंसी 
स्वच्छन्द प्रवृति होती है वैसी सम्यग्दर्शत होने पर नहीं 
होती । यह दूसरी वात है कि चारित्रमोहके उदयसे यह 
उसे छोड नहो सकता हो पर प्रवृत्तिमे शेथिल्य भ्रवर्य आा 
जाता है । प्रशमका एक अर्थ यह भी है जो पू्वकी अपेक्षा 
अधिक ग्राह्मय है । वह यह कि सच्य कृतापराध जीवोपर भी 
रोप उत्पन्न नही होना प्रशम कहलाता है। बहुरूपिणी 
विद्या सिद्ध करते समय रामचन्द्रजीने रावणपर जो रोष 
नहीं किया था वह इसका उत्तम उदाहरण है। प्रशम गुण 
तब तक नहीं हो सकता जब तक अ्नन्तानुबधी क्रोध विद्य- 
मान रहता है। उसके छटते ही प्रशम ग्रुण प्रकट हो जाता 
हे। क्रोध ही क्यो अनन्तानुबन्धी सम्बन्धीमान माया लोभ सभी 
कृपाय 4शमग्रुणके घातक है । ससारसे भय उत्पन्न होना 
सवेग है। विवेकी मनुष्य जब चतुर्गतिरूप ससारके दु खोका 
चिन्तन करता है तब उसकी झात्मा भयभीत हो जाती है 
तथा दु खके कारणोसे निवृत होजाती है । दु खी मनुष्यको 
देखकर हृदयमे कम्पन उत्पन्न हो जाना अनुकम्पा है। 
मिथ्यादृष्टि की अनुकम्पा ओर सम्यर्दुष्टिकी अनुकम्पामे 
अन्तर होता है । सम्यर्दृष्टि मनुष्य जब किसी आत्माकों 
क्रोधांदि कषायोसे अभिभूत तथा भोंगासक्त देखता है तब 
उसके मनमे करुणाभाव उत्पन्न होता है कि देखो वेचारा 
कषायके भारसे कितना दब रहा है? इसका कल्याण किस 
प्रकार हो सकेगा ? आ्राप्त ब्रत श्रृत तत््वपर तथा लोक 
आदि पर श्रद्धापुर्ण भावका होना आस्तिक्य भाव हे । ये 
गुण सम्यग्दशनके अ्रविनाभावी है। या भिथ्यात्वकी 
मन्दतामे भी ये हो जाते है तथापि वे यथार्थ गुण नहीं 
किन्तु गुणाभास कहलाते है । 


प्र | 
३ : उत्तम आजँव धर्म 


आज आर्जव धर्म है । शाजंवका अर्थ सरलता है और 
सरलता के मायने मन वचन कायकी एकता है । मनमे जो 
विचार आया हो उसे वचनसे कहा जाय श्ौर जो वचनसे 
कहा जाय उसी के अनुसार कायसे प्रवत्ति को जाय । जब 
इन तीनो योगो की प्रवृत्तिमि विषमता झा जाती है तब 
माया कहलाने लगती है । यह माया शल्य की त्तरह हृदय 
में सदा चुभती रहती है । इसके रहते हुये मनुष्य के हृदय 
में स्थिरता नही रहती और स्थिरता के अभाव में उसका 
कोई भी कार यथार्थरूप मे सिद्ध नहीं हो पाता । 


मान और लोभ के बीच में माया का पाठ आया है 
सो उसका कारण यह है कि माया मान और लोभ--दोनो 
के साथ सपर्क रखती है । दोनो से उसकी उत्पत्ति होती 
है । मानके निमित्तसे मनुष्ययो यह इच्छा उत्पन्न होती 
है कि मेरे बडप्पन मे कोई प्रकार की कमी न श्रा जाय, 
परन्तु शक्ति की न्‍्यूनतासे बडप्पन का कार्य करने मे भ्रसमर्थ 
रहता है इस लिये मायाचाररूपी प्रवृत्ति कर श्रपनी हार्दिक 
कमजोरी को छिपाये रखता है। मनुष्य जिस रूप मे 
घस्तुत है, उसी रूप में उसे अपने आपको प्रगट करना चाहिये। 
इसके विपरीत जब वह अ्रपनी दुर्बलता को छिपाकर बड़ा 
बनने का प्रयत्त करता है तब मायाकी परिणतति उसके 
सामने आती है। यही दम्भ है, माया है। जितागम तो 
यह कहता है कि जितनी शक्ति हो उतना कार्य करो श्रौर 
अपने असली रूप में प्रगट होश्ो । लोभ के वशीभूत होकर 
जीव नाना प्रकार के कष्ट भोगता है तथा इच्छित बस्तु 
की प्राप्ति के लिए निरन्तर अध्यवसाय करता है। वह 
तरह-तरह की छुल-दक्षुद्रताओं को करता है। मोहकी 
महिमा विचित्र है। आपने पद्मपुराण में त्रिलोकमण्डन 
हाथी के पूर्व भव श्रवण किये होगे। एक मुनिने एक 
स्थान पर मासोपवास किये। ब्नत पूर्ण होने पर वे तो कही 
अन्यत्र विहार कर गये पर उन्तके स्थान पर अन्यत्र से 
विहार करते हुये दूसरे मुनि श्रा गये । नगरके लोग उन्हे 
ही मासोपवासी मुनि समझ उनकी प्रभावना करने लगे, पर 
उन आगत्तुक सुनि को यह भाव नही हुआ्ना कि कह दें--मैं 


दश लक्षण धरम 


मासोपवासी नही हूँ | महान्‌ त होनेपर भी महान्‌ बचने की 
आ्राकाक्षाने उनकी आ्रात्मा को मायाचार से भर दिया और 
उसका परिणाम क्या हुआ सो श्राप जानते है। मनुष्य 
अपने पापकों छिपाने का प्रयत्न करता है वह रुई मे लपेटी 
ग्रागके समान स्वयमेव प्रकट हो जाता है। किसी का 
जल्दी प्रकट हो जाता है भर किसी का विलम्बसे, पर यह 
निश्चित है कि प्रकट अवश्य होता है । पाप के प्रगठ होने 
पर मनुष्यका सारा बडप्पन समाप्त हो जाता है शोर 
छिपाने के कारण सक्‍लेश रूप परिणामोसे जो खोटे कर्मों 
का आख़व करता रहा उसका फल व्यर्थ ही भोगना पडता 
है । बाँस की जड, मेढे के सीग, ग्ोमृत्र तथा खुरपी के 
समान माया चार श्रकाय की होती है। यह चारो प्रकार 
की माया दुःखदायी है। मायाचारी मनुष्य का कोई 
विश्वास नही करता और विश्वासके न होनेसे उसे जीवन 
भर कष्ट उठाना पडते है। जब कि सरल मनुष्य इसके 
विरुद्ध अनेक सम्पत्तियो का स्वामी होता है। आपने पूजा 
में पढा होगा-- 


कपट न कीजे कोय चोरनके पुर ना बसे । 
सरल स्वाभावी होय ताके घर बहु सम्पदा ॥। 


प्र्थात्‌ किसी को कपठ नहीं करना चाहिये वधोकि 
चोरो के कभी गाँव बसे नही देखे गये । जीवन भर चोर 
चोरी करते हैं पर श्रन्त मे उन्हे कफनके लिये परमुखापेक्षी 
होना पड़ता है । इसके विपरीत सरल मनुष्य अधिक सम्प- 
त्तिशाली होता है । माया से मनुष्य की सब सुजनतां 
नष्ट हो जाती है । मायावी मनुष्य ऐसी मुद्रा बनाता हे 
कि देखने में बडा भद्र मालूम होता है पर उसका 
अन्त करण अत्यन्त कनुषित रहता है । व वासके 
समय जब रामचन्द्रजी पम्पा सरोवर के किनारे पहुँचे तब 
एक बंगला बडी झ्ान्‍्त मुद्रामे बैठा था। उसे देख राम- 
चन्द्रज़ी लक्ष्मणसे कहते हैं कि-लक्ष्मण ! देखो कैसा शान्त 
तपस्वी बैठा है ? उसी समय एक मच्छ की आवाज आती 
है कि-महाराज ! इसकी शान्‍्त वृत्ति का हाल तो मुभपे 
पूछिये । कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य येत कैन 
प्रकारेण अपना ऐहिक प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं, १९ 
पारलौकिक प्रयोजत की ओर उनकी दृष्टि नहीं हैं । साँप 


दह लक्षण धर्म 


लहराता हुआ चलता है पर जब वह अपने बिल मे घुसने 
लगता है तब उसे सीधा ही चलना पडता है । इसी प्रकार 
मनुष्य जब स्वरूपमे लीन होना चाहता है तब उसे सरल 
व्यवहार ही करता पडता है। सरल व्यवहार के बिना 
स्वस्वभाव में स्थिरता कहाँ हो सकती है ”? 

जहाँ पर स्वस्वभावरूप परिणमन है वहाँ पर कपठ- 
मय व्ववहार नहीं, श्रोर जहाँ कपट व्यवहार है वहाँ 
स्वस्वभाव परिणमन में विकार है। इसीसे इसको विश्वाव 
कहते है । विभाव ही ससारका कारण है । प्राय ससार 
मे प्रत्येक मनुष्य की यह ग्भिलाषा रहती है कि मै लोगो 
के द्वारा प्रशसा पाऊ--लोग सुभे अच्छा समझे यही 
भाव जीव के दु.ख के कारण हैं। ये भाव जिनके नहीं 
होते वे ही सुजन है। उनके जो भी भाव होते है वे ही 
सुस्वभाव कहलाते है । जिन जीवोके श्रपने कष/य पोषणके 
परिणाम नही वही सुजन है । उनको जो परिणति है वही 
सुजनता है । यहाँ तक उनकी निर्मल परिणति हो जाती है 
कि वे परोपकारादि करके भी अपनी प्रशसा नहीं चाहते । 
किसी कार्यके कर्ता नही बनते । मेरा तो विश्वास है कि 
ऐसे महान पुरुष पुण्य को बन्धका कारण समभते हैं । 
यदि उसे बन्धका कारण न समझते तो उसके कतुत्वको 
क्यो न अपनाते ? वे कर्मोदयमे विषयादि कार्य भी बलात 
करते है परन्तु उसमे विरक्त रहते है । जो पुण्य कार्य करने 
में भी उपेक्षा करते है वे पाप कार्य करने मे अपेक्षा करे, यह 
बुद्धि मे नही श्राता । सुजन मनुष्य की चेष्टा श्रगभ्य है। 
उनका जो भी कारये है वह कत्तंव्य से शृन्य है। इसीसे वे 
लौकिक सुखो और दु ख के होनेपर हर्ष और विषाद भाव 
के पात्र नही होते । वे उन कार्योकोी करमकत जान उनसे 
उपेक्षित रहते है । वे जो दानादि करते हैँ उनमे भी उनके 
प्रशसादि के भाव नही होते । यही कारण है कि वे झल्प 
कालमे ससार के दुःखों से बच जाते है । 

सुजनता की गन्ध भी मनुष्य के लग जावे तो वह 
अ्रधर्म कार्यो से बच जावे । वर्तमान युगमे मनुष्य प्राय 
विषयलम्पटो हो गये हैं | इससे सम्पूर्ण ससार दुःखमय हो 
रहा है । पहले मनुष्य विद्याजंन इसलिये करते थे कि हम 
ससारके कष्टोसे बचे तथा परको भी बचावें। हमारे 
सचयमे जो वस्तु हो उससे परको भी लाभ पहुचे । पहले 


[| ५३ 


लोग ज्ञानदान द्वारा अज्ञानीको सुज्ञानी बनानेका प्रयत्त 
करते थे परन्तु अ्रब तो विद्याष्ययतका लक्ष्य परिग्रह पिशा- 
चके अर्जनका रह गया है + यह वात पहले ही लक्ष्यमे 
रखते हैं कि इस विद्याव्ययनके बाद हमको कितना मासिक 
मिलेगा ? पारलौकिक लाभका लक्ष्य नहीं। पादइचात्य 
विद्याका लक्ष्य ही यह है कि विज्ञानके द्वारा ऐसे ऐसे 
ग्राविष्कार करना जो किसी तरह द्वव्य का अजेंत हो, 
प्राणियों का सहार हो, सहस्त्री जीवोका जीवन खतरे में 
पड जावे । ऐसे आविष्कार किये जावे कि एक अ्रणबमके 
द्वारा लाखो मनुष्यो का स्वाहा हो जावे | अथवा ऐसे ऐसे 
सिनेमा दिखाये जावे । यद्यपि कोई कोई सिनेमा भलाईके 
है तो भी वे विष मिश्रित भोजनके समान है । अस्तु, यह 
सब इस निक्षष्ट कालकी महिमा है। इस युगमे भी कई 
ऐसे सुजन है जो इन उपद्रवोसे सुरक्षित है और उन्हीके 
प्रतापसे झ्राज कुछ शान्ति देखी जाती है। जिस दिन उन 
महात्माओ्रो का ग्रभाव हो जायगा उत्त दिन स्वंत्र ही श्रराज- 
कताका साम्राज्य हो जावेगा । झाजकल प्राचीन आ्रायपद्धति 
के परम्परागत नियमोकी अवहेलना की जाती है श्रोर नये 
नये नियमोका निर्माण किया जा रहा है । प्राचीन नियम 
यदि दोष पूर्ण हो तो उन्हे त्याग दो। इसमे कोई भी 
आपत्ति नही, परन्तु अब तो प्राचीन महात्माओ्रोकी बात 
सुननेसे मनुष्प उबल उठते है। मेरा तो विश्वास है कि 
परिग्रहके पिशाचसे पीडित आ्रात्मा कितने ही ज्ञानी म्यो 
ने हो उनके द्वारा जो भी कार्य किया जावेगा उससे कदापि 
साधारण मनुष्यों को लाभ नहीं पहुँच सकता, क्योकि वे 
स्वय परिग्रहसे पीडित है। प्राचीन समय में वोीतराग 
साधुओके द्वारा ससारमान्की भलाईके नियम बनाये जाते 
थे भ्रत जिन्हे ससारके कल्याण करनेकी अ्रभिलाषा है वे 
पहले स्वय सुजन बने । सुजन मायने भले मनुष्य । भले 
मनुष्यका अर्थ है जिनका आचार निर्मल हो। निर्मल 
आचारके द्वारा वे आत्मकल्याण भी कर सकते है और 
उनके आचारको देखकर ससारी मनुष्य स्वयू कल्याण कर 
सकता है । यदि पिता सदाचारी है तो उसकी संतान स्वयं 
सदाचा री बन जाती है । यदि पिता बोड़ी पीता है तो बेटा 
सिगरेट पीवेगा और पिता भग पीता है तो वेटा मदिरा 
पान करेगा । इसलिए निर्मल झ्राचारके धारक सुजन बनो 


5 | 


तथा निरछल प्रवृति करी । । 


आपने तृतीयाध्यायमे नरक लोकका वर्णन सुना, वहाँके 
स्वाभाविक तथा परक्ृत दु खोका जब ध्यान आ्राता है तब 
शरीरमे रोमाज्च उठ आते है । हृदयमे विचार करो कि 
इन दु खोका मूल कारण क्या है ? इन दु खो का मूल 
कारण मिथ्यात्वकी प्रबलता है। मिथ्यात्वकी प्रवलतासे 
यह जीव अपने स्वभावसे च्युत हो, पर पदार्थों को सुखका 
कारण मानने लगता है। इसलिये परिग्रहमे तथा उसके 
उपाज॑नमे इसकी आासक्ति बढ जाती है और यह परिग्रह 
तथा आरण्भ सम्बन्धी ग्रासक्ति ही इस जीव को नरक के 
दु खोका पात्र बना देती हे । नरक गतिमे यह जीव दश 
हजार वर्षसे लेकर तेतीस सागर तक विद्यमान रहता है ! 
वहॉसे असमयमे निकलना भी नहीं होता श्रर्थात्‌ जो जीव 
जितनी आयु लेकर नरकमे जहाँ पहुंचता हे उसे वहाँ 
उतनी आयु तक रहना ही पडता है । नरक दु खका कारण 
है परन्तु वहाँ भी यदि किन्‍्ही जीवोकी कानलब्बि श्राजाती 
है तो वे सम्यग्दृष्टि बन जाते है। सम्यग्दृष्टि बनते ही 
उनकी अन्तरात्मा आात्मसुख का स्वाद लेने लगती है । 


चिनमुरति दृगधारीकी मोहि रीति लगत है श्रदापटी । 
बाहर नारक कृत दुःख भोगे अन्तर सुख रस गठागठी ॥। 
सम्यग्दर्शन हो जाने पर भी नारकी बाह्ममें यद्यपि 
पू्वंकी भाँति ही दुःख भोगता हे तथापि अन्तरगमे उसे 
मोहाभाव जन्य सुखका अनुभव होने लगता है। वह सम- 
भता है कि नारकियोके द्वारा दिया हुआ दुख हमारे 
पुराकृत कर्मोका फल है जिसे भोगना अनिवाये हे परन्तु 
यह दू ख हमारा निज स्वभाव नही है । मेरा निज स्वभाव 
तो चैतन्यमूरति तथा श्रनन्‍्त सुखका भण्हार है। मोहके 
कारण मेरा स्वभाव वर्तमान में श्रन्यथा परिणमनत कर रहा 
है पर जब मोहका विकार श्रात्मासे निकल जायगा तब 
आत्मा निजस्वभावमे लीन हो जाएगा । 


मध्यम लोकके वर्णनसे यह चिन्तवन करना चाहिये 
कि इस लोकमे ऐसा कोई स्थान नही बचा जिसमे मै अ्रनत 
बार उपजा-मरा न होऊँ | धर्म रूढि नहीं है प्रत्युत 
आ्रात्माकी निर्मल परिणति है। उसे जीवनमे उतारनेसे ही 
आत्माका कल्याण हो सकता है। 


दश लक्षण परम 


४ ; उत्तम ज्ौच धर्म 


श्राज शौचधर्म है। शौचका म्र्थ पवित्रता हे। यह 
पवित्रता लोभ कपायके अभावमे प्रकट होती है । लोभके 
कारण ही ससारके यावन्मात्र प्राणी दुखी हो रहे हैं। 
आचाये गुणभद्वने श्रात्मानुशासनमे लिखा है-- 


आाशागतें: प्रतिप्राणि यस्मिन्‌ विश्वमणृपमम्‌ । 
फस्य कि कियदायाति वृथा वो विषपेषिता॥ 


श्र्थात्‌ यह आशारूपी गतें प्रत्येक प्राणीके सामने बना 
है । ऐसा गर्त कि जिसमे समस्त ससार का वेभव परमाणु 
के समान है । फिर किसके भागमे कितना आवे गअ्रत 
विषयोकी वाञझछा करना व्यर्थ है । इस आशारूपी गतंको 
जैसे-जैसे भरा जाता है वैसे-बैसे ही यह गहरा होता जाता 
हे | प्रथिवीके अन्य गत॑ तो भर देनेसे भर जाते हैं, पर यह 
आशागर्त भरनेसे और भी गहरा हो जाता है। किसी 
आदमीको हजारकी आशा थी, हजार उसे मिल भी गये, 
पर अब आशा दस हजारकी हो गई । श्रर्थात्‌ आ्राशारूपी 
गते पहलेसे दसगुना गहरा हो गया । भाग्यत्रश दस हजार 
भी मिल गये पर शझ्रब एक लाखकी आशा हो गई। अर्थात्‌ 
आशागत पहलेसे सौ गुना गहरा हो गया । यह केवल 
कहनेकी बात नही है । इसे आ्राप लोग रात दिन अपने 
जीवनमे उतार रहे है। तृष्णाके वशीभूत हुआ प्राणी क्‍्या- 
क्या नही करता है ? वह इप्ट व्यक्तिका प्राणान्त करनेमे 
भी पीछे नहीं हटता । श्राजका मानव निरन्तर और और 
चिल्लाता रहता है। उसके मुखसे कभी “बस नही 
निकलता । बिना सन्‍्तोपषके बस कंसे निकले? एक समय था 
कि जब लडका कार्य सम्भालने योग्य हो जाता था तब वृद्ध 
पिता सम्पत्ति से 'मोह' छोड दीक्षा ले लेता था | पर आज 
वद्ध पिता और उनके भी पिता हो तो वह भी सम्पत्तिसे 
मोह नही छोडना चाहते, फिर लडका तो लडका ही है। 
वह सम्पत्तिसे मोह नही छोड रहा है इसमे आइचय ही क्या 
है ? कपडा बुननेवाला कुविन्द केपडा बुनते बुनते अन्तिम 
छीरा छोड देता है पर हम उस अन्तिम छी रे तक बुनना 
चाहते है । इस तृष्णाका भी कभी अन्त होगा * 


लोभ मीठा शत्रु है । यह दशम गुणस्थान तक मनुःय॑ 


दर लक्षण धर्म 


का पिण्ड नही छोड़ता । अन्य कपाय यद्यपि उसके पहले ही 
नष्ट हो जाती है पर लोभकपाय सबसे अन्त तक चलती 
जाती है। लोभके निमित्तसे आत्मा मे अपविन्नता आती 
है। लोभसे ही समस्त पापोमे इस प्राणीकी प्रवृति होती 
है | आचायोंने लोभकों ही पापका बाप बतलाया है। एक 
बार एक आदमी काशी पढने गया। उस समय छोटी 
अवस्थामे विवाह हो जाता था इसलिये उसका भी विवाह 
हो गया था। बह स्त्रीकों घर छोड गया। ५-६ वर्ष 
काशीमे पढनेके बाद जब घर लौटा तब गाँवके लोगोने 
उसका बडा सत्कार किया । जब वह अपनी स्त्रीके पास 
पहुँचा तब स्त्री ने कहा कि आप मुझे भ्रकेली छोड काशी 
गये थे । अब आप मेरे एक प्रश्नका उत्तर यदि दे सके तो 
में अपने घरके भीतर पर रखने दंगी, अन्यथा नहीं । उसने 
कहा कि अपना प्रश्न कहो । स्त्रीने कहा कि बताओ “पाप- 
का बाप क्‍या है ? अद्भूत प्रशंत सुनकर बह बहुत 
घबराया । रामायण महाभारत भागवत श्रादि सब ग्रन्थ 
देख डाले पर कही पाप का बाप नहीं सिला । उसे चुप 
देख स्त्रीने कहा अब पुन काशी जाइये और यह पढकर 
आइये । काशी बहुत दूर थी इसलिए उसने सोचा कि यदि 
कोई यही पापका बाप बता दे तो काशी न जाना पडे । 
अन्तमे वह पागलकी भात्ति नगरकी सडकों पर. पापका 
बाप क्या हैं ? पापका बाप क्‍या है ? यह चिल्लाता हुआा 
अमण करने लग। । एक दिन एक वेश्याने अपने घरकी 
छपरीसे उसे ऊपर बुलाया और कहा कि यहाँ आश्ो, पाप 
का बाप में बताती हूँ । वह झादमी सीढियोसे जब ऊपर 
पहुँचा तो उसे वेश्या जान बडा दुखी हुआ और ,भटसे 
तीचे उतरने लगा। वेश्याने कहा--महाराज ! ठहरिये 
तो सही; आप जिस सडकसे चल रहे थे उस सडकपर 
तो वेश्या आदि सभी अधम प्राणी चलते है, फिर हमारा 
पहें मकान उस सडफसे तो अच्छा है | श्राप इतनी घृणा 
क्यो करते है? आपने हमारा घर अपनी चरणरजसे पवित्न 
किया इसलिए एक मुहर आपको चढाती हैं । यह कहकर 
वेश्या ने एक मुहर उसे दे दी | मुहर देख उसने सोचा 
कि यह ठीक तो कह रही है। आखिर यह मकान सड़क 
से तो अच्छा है । कुछ देर ठहरनेके बाद वह जाने लगा 
तब वेश्या ने कहा महाराज | दो मुहरे देती हँ । यह 


[ #५ 


सामने पसारीकी दूकान है, इससे सीधा बुलाकर भोजन 
बना लीजिये, फिर जाइये । दो मुहरो का लाभ देख उसने 
सोचा कि मे भी तो इसी पसा रीकी दृकानसे खाद्य. सामग्री 
लेता हु । इसलिए वेश्या का इसके साथ क्या सम्बन्ध है ? 
२ मुहरे लेकर उसने भोजन बनाना शुरू किया । जब 
भोजन बन चुका तब वेश्या ने कहा महाराज ! मैने जीवन 
भर पाप किये है। ग्रदि आपके लिए अपने हाथ से 
भोजन परोप्त सक्‌ तो मै पाप से निर्मक्त हो जाऊँ। इस 
कार्य के लिए मै पाँच मुहरे आपके चरणो मे चढाती हूँ । 
पाँच मुहरोका ताम सुनते ही उसके मुहमे पानी थ्रा गया । 
उसने सोचा कि भोजन तो मेरे हाथ का बनाया है । यदि 
वेश्या छुंकर इसे मेरी थाली में रख देती है तो इससे 
कोन-सा अ्रधर्म हुआ जाता है ? यह विचारकर उसने वेश्या 
को परोसने की आज्ञा दे दी। वेदयाने उत्तम थाली मे 
भोजन परोस दिया। परचात वेश्या बोली--महाराज ' 
एक भावना बांका और रह गई है । मैं चाहती हूँ कि मै 
एक ग्रास थालीसे उठाकर आपके मुखमे दे देँ तो मेरे जन्म 
जन्म के पाप कट जावे । इस कार्य के लिए मै दस मुहरे 
चढात्ती हूँ | दस मुहरो का लाभ देख उसने वेश्याके हाथसे 
भोजन करना स्वीकृत कर लिया । वेश्याने जो ग्रास मुख 
में देने के लिए उठाया था उसे मुखतक ले जानेके बाद 
छोड दिया और उसके गालमे जोर की थप्पड मारते हुए 
कहा कि समझे, पापका बाप क्‍या है ? पापक्रा बाप लोभ 
है। कहाँ तो श्राप वेश्याके घर आनेपर ग्लानिसे नीचे 
उत्तरने लगे थे और कहाँ उसके हाथ का ग्रास खानेके लिये 
तेयार हो गये ” यह सब महिमा लोभ की है। मुहरोके 
लोभते आपको धर्म-कर्मसे भ्रष्ट कर दिया है । 

शौच पवित्रता को कहते है और यह पवित्रता बाह्य 
आशभ्यन्तर के भेदसे दो प्रकार को है। अपने-अपने पदके 
अनुसार लोकिक शुद्धि का विचार रखना बाह्य शुद्धि है, 


और अन्तरदड्भ मे लोभादि कपायो का कम करन। आाष्य- 


प्तर शुद्धि है। गज्भास्तानामन्मुक्ति--गज्भा स्नान से मुक्ति 
होती है इसे जिन शासन नहीं मानता । उससे शरीर का 
सल छूट जाने के कारण लौकिक शुद्धि हो सकती है पर 
वास्तविक शुद्धि तो आत्मामे लोभादि कार्योके कृश करने 
से ही होती है। अर्जनके श्रति उपदेश है -- 


५६ | 


आत्मा नदी सयमपृण्यतीर्थाः 
सत्योदका शीलतटा दयोगि: । 
तत्नाभिषेक करु पाण्डपुत्र 
न वारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा। 

सयम ही जिसका पवित्र घोट है, सत्य ही जिसमे पानी 
भरा है, शील ही जिसके तट है श्रोर दया रूप भवरें 
जिसमें उठ रही है, ऐसी आत्मारूपी नदीमे हैं भ्र्जुन ' 
प्रभिषेक करो, क्योकि पानीमात्रसे अ्रन्तरात्मा शुद्ध नही 
होती ? आत्मा को निमंल बनाने का जिसने अभ्यास कर 
लिया उसने सब कुछ कर लिया। आतमके अहित विषय 
कंषाय--श्रात्माके सबसे बडे शत्रु विषय ओर कषाय हैं । 
इनसे जिसने अपने भापकी रक्षा कर ली उसने जग जीत 
लिया, भ्र्थात्‌ मोक्ष प्राप्त कर लिया । 

लोभ केवल रुपया पैसाका ही हो सो बात नही । 
मान प्रतिष्ठा श्रादिकी आकाक्षा रखना भी लोभ फा ही 
रूप है । जब रामका रावणके साथ लड्ूामे युद्ध हो रहा 
था तब राम रावणको मारते थे तो वह बहुरूपिणी विद्या 
से दूसरा रूप बना कर सामने श्रा जाता था । इसी प्रकार 
हम लोभ को छोडले का प्रयत्वत करते है। घर गृहस्थी, 
बाल बच्चे छोड़ कर जगल मे जाते है पर वहाँ शिष्य सग्रह, 
घमं प्रचार, श्रादि का लोभ सामने श्रा जाता है। पहले 
घर के कुछ लोगोके भरण-पोषण का ही लोभ था। अरब 
अनेको शिष्यो के भरण-पोषण तथा शिक्षा-दीक्षा आदिका 
लोभ सामने श्रा गया । लोभ नष्ट कहाँ हुआ ? वह तो 
वेष बदल कर आपके सामने श्रा गया है । यदि वास्तबमे 
लोभ नष्ट हो जाता तो इस परिकर की क्या झ्रावश्यकता 
थी ? इसका कल्याण करू उसका कल्याण करू ” ऐसे 
विकल्पज।ल निरन्तर आत्मा मे क्यो उठते ? अ्रत प्रयत्न 
ऐसा करो कि जिससे यह लोभ समूल नष्ट हो जाय । यह 
रोग छटने के बाद यदि दूसरा रोग दवाईसे होता है तो 
वह दवाई दवाई नही । दवाई तो वह है जिससे वर्तेमान 
रोग नष्ट हो जाय और उसके बदले कोई दूसरा रोग 
उत्पन्न न हो। विषय कषायका सेवन करते करते भनन्तकाल 
बीत गया पर श्रात्मामे सतोष उत्पन्न नही हुआ । इससे 


जान पडता है कि यह सब सतोषके मार्ग नहीं हैं । समन्‍्त- 
भद्र स्वामी ने कहा है--- 


हा 


देश लक्षण पर्म 


तृष्णाचिष.परिदहन्ति न शान्तिरासा-- 
मिष्टेन्द्रियार्थ विभवेः परिवृद्धिरिव 0 


अर्थात्‌ तृष्णारूपी ज्वालाए इस जीवको निरन्तर जला 
रही है । यह जीव इद्रियोके इष्ट विषय एकत्रित कर उनसे 
इन तृष्णा रूपी ज्वालाग्रोको शान्त करनेका प्रयत्न करता 
है पर उनसे इसकी शान्ति नहीं होती, प्रत्युत वृद्धि ही 
होती है । जिस प्रकार घृतकी आहुतिसे शअ्रग्निकी ज्वाला 
शानन्‍्त होनेके बदले प्रज्वलित ही होती है उसी प्रकार विषय 
सामग्रीसे तृष्णारूप ज्वाला शान्त होनेके बदले प्रज्वलित 
ही श्रधिक होती है । 

चतुर्थ अ्रध्यायमे देवलोकका वर्णन आपने सुता । देव- 
पर्यायके दीर्घ काल तक स्थिर रहनेवाले सुखोसे भी इस 
जीवको तृप्ति नही हुई फिर मनुष्य लोकके अल्पकालीन 
सुखोसे इसे तृप्ति हो जायगी यह सभव नहीं। सागरो 
पर्यन्त स्वर्ग के सुख यह जीव भोगता है पर श्रन्तमे जब 
माला मुरभा जाती है तो दुखी होता है कि हाय अरब यह 
सामग्री अन्यत्र कहाँ मिलिगी ? इसी आतंध्यानसे मरकर 
कितने ही देव एकेन्द्रिय तक हो जाते हैं । नरकसे निकल- 
कर एऐकेन्द्रिय पर्याय नहीं मिलती पर देवसे निकल कर 
यह जीव एकेन्द्रिय तक हो जाता है। परिणामों की विचि- 
न्ता है। देवोके वर्णनमे आपने सुना है कि उनमे “स्थिति- 
प्रभाव-सुख--यू ति-लेश्या- विश्ुुद्धी न्द्रियावधि विषयतो5धिका 
झौर “गति शरीर-परिग्रहाभिमानतो हीना प्रर्थात्‌ स्थिति, 
प्रभाव, सुख, कान्ति, लेश्याकी विशुद्धता, इच्धरिय और 
ग्रवधिज्ञानके विषयकी श्रपेक्षा श्रधिकता है तथा गति, 
शरीर परिग्रह और अभिमानकी अपेक्षा हीनता है । ऊपर 
ऊपरके देवोमे सुखकी मात्रा तो अधिक है परन्तु परिग्रहकी 
अ्रल्पता है । इससे सिद्ध होता है कि परिग्रह सुखका कारण 
नही है किन्तु परिग्रहको आकाक्षा न होता ही सुखका कारण 
है । यह प्राणी मोहोदयके कारण परिग्रहकोी सुखका कारण 
मान रहा है इप्तीलिये रातदिव उसीके सचयमे तन्मय हो 
रहा है । पासका परिग्रह ,नष्ट न हो जाय यह लोभ है, 
और नवीन परिण्रह प्राप्त हो जाय यह तृष्णा है। इस 
प्रकार आज मनुष्य इन लोभ और तृष्णा दोनोके चक्रमे 
फसकर दुखी हो रहा है । 


दद्य लक्षण धर्म 


... भर : उत्तम सत्य धर्मे 

जो पदार्थ जेसा है उसका उसी रूप कथन करना 
सत्य है। भगवान्‌ उमास्वामीने असत्य पापका लक्षण लिखा 
है--असदभिधानमनृतम्‌ अर्थात्‌ प्रमादके योगसे जो कुछ 
असत्‌का कथन किया जाता है उसको श्रनृत या असत्य 
कहते है । इसके चार भेद हैं। जो वस्तु अपने द्रव्यादि चतु- 
ष्टय कर है, उसका अपलाप करना यह प्रथम असत्य हे । 
जैसे देवदत्तके रहने पर भी कहना कि यहाँ पर देवदत्त 
नही है । वस्तु श्रपने चतुष्टय कर नही है वहाँ उसका 
सद्भाव स्थापना द्वितीय असत्य है। जंसे जहाँ पर घट 
नही है वहाँ पर कहना कि घट है । जो वस्तु श्रपने स्वरूपसे 
है उसे पर रूपसे कहना तृतीय असत्य है जैसे गौको भ्रदव 
कहना । तथा पैशुन्य, हास्य, ककेश, असमजस, प्रलाप 
तथा उत्सु१रूप जो वचन है वह चतुर्थ श्रस॒त्य है। इन 
चार भेदोमे ही सब प्रकारके असत्य श्रा जाते है। इन 
चार भेदोके विपरीत जो वचन हैं वे चार प्रकारके सत्य 
हैं। असत्य भाषणके प्रमुख कारण दो है--एक शअज्ञान 
ग्रौर दूसरा कयाय। अज्ञातके कारण मनुष्य असत्य बोलता 
है और कषायके वश्ीभृत होकर कुछका कुछ बोलता है । 
यदि अज्ञान जन्य असत्यके साथ कषायक्री पुट नही है तो 
उससे आत्माका अ्रह्चित नही होता क्योकि बहाँ वक्‍ता 
ग्रज्ञानससे विवश है । ऐसा अज्ञान जन्य असत्यवचनयोग' तो 
आगममे बारहवे ग्रुणस्थान तक बतलाता है परनत्र जहा 
कषायकी पुट रहती है वह असत्य आत्माके लिए श्रहित- 
कारक है। ससारभे राजा वसुका नाम असत्यवादियोमे 
प्रसिद्ध हो गया, उसका खास कारण यही था कि वह 
कथाय जन्य था । परवृतकी माताके चन्रमे पड़कर उसने 
अजेय॑ष्टव्यम्‌! वाक्यका मिथ्या श्र्थ किया था इसलिये 
उसका तत्काल पतन हो गया, और वह दुर्गंतिका पात्र 
हुआ । कषायवान्‌ मनुप्य अपने स्वार्थके कारण पदार्थका 
स्वरूप उस रोतिसे कहनेका प्रयत्न करते हैं जिससे उनके 
स्वार्थमे बाधा न पड जाय । महाभारतमे एक गद्ध ओर 
गोमायुका सवाद आया है । किसीका पुत्र मर गया, उस 
मृतक पुत्रकी लेकर उसके परिवारके लोग दमशानमे 
गये । जब इमसानमे गये तब सूर्यास्त होनेमे कुछ बिलम्ब 
था | उसी श्मसानमे एक गृध्न तथा एक गोमायु-श्र॒गाल 


[- ५७ 


विद्यमान थे । गृध्न रातमे नहीं खाता इसलिये वह चाहता 
था कि ये लोग मृत बालककोी छोडकर जल्दी ही यहाँसे 
चले जावे तो मैं इसे खा लू ञग्जौर गोमायु यह चाहता था 
कि ये लोग यहाँ सूर्यास्त होने तक विद्यमान रहे जिससे 
सूर्यास्त होनेके बाद इसे गृप्न खा नहीं सकेगा तब केवल 
मेरा ही यह भोज्य हो जावेगा । अपने अ्भ्िप्रायके अनुसार 
गृध्न कहता है । 

अ्रल॑ स्थित्वा इमशाने5स्मिन्ग ध्रगोमायुसंकले । 

कड्भालबहले घोरे सर्वप्राणिभयकरे ॥॥ 

न चेह जीवित: कब्चित्कालधर्मंमुपागत । 

प्रियों वा यदि वा द्वेष्य प्राणिनां गतिरीदुशी ॥॥ 


अर्थात्‌ गृत्न तथा श्रुगालोसे भरे और समस्त प्राणियों 
को भय उत्पन्न करनेवाले रमशानेमे ठहरना व्यर्थ है 
मृत्युकों प्राप्त हुआ कोई भी प्राणी यहाँ भ्राकर जीवित 
नही हुआ । चाहे प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, प्राणियोकी 
रीति ही ऐसी है । 

गृध्न वचनोका प्रभाव मृत बालकके बन्धुजनो पर 
न पड जाय इस भावनासे गोमायु कहता है -- 


आादित्योड्य स्थितों मूढा. स्नेह कुरुत साम्प्रतम । 
बहुविध्नो मुहृर्तोच्य॑ ज्ीवेदपि कदाचत ।। 
अमु कनकवर्णाम॑ बालमप्राप्तयोवनम्‌ । 
गुश्नवाक्यात्कर्थ सढास्त्यजध्वमविशड्िता' ॥ 


श्र्थात अरे मूर्ख | भ्रभी यह सूर्य विद्यमान है । तुम 
लोग बालकसे स्नेह करो) यह मुहूर्त अनेक विध्तों से भरा 
है । कदाचित्‌ तुम्हारा बालक जीवित हो जाय । जो स्वर्ण 
के सप्ान कान्तिमान है तथा जिसका यौवन नहीं आा 
पाया ऐसे बालककों #श्नके कहनेसे आप लोग नि.शड्ू हो 
क्यो छोड रहे हो ? 

प्रकरण लम्बा है पर उसका अभिप्राय देखिये कि 
मनुष्य अपने-अपने शअ्रभिप्रायके अनुसार पदार्थके यथाशथ्थे 
स्वरूपको कसा छिन्न-भिन्न करते हैं । इस छिन्न-भिन्न करने 
का कारण मनु&्यके हृदयमे विद्यमान प्रमादयोग या कषाय- 
परिणति ही है । उस पर विजय होजाय तो फिर मुखसे 
एक भी असत्य शब्द न निकले। मनुष्यकी शोभा या प्रामा- 
णिकता उप्तके वचनोसे है। वचनोको प्राम'णिकता नष्ट 
हुई कि सब कुछ नष्ट हो गया । असत्यवादी के बचन 


८ ] 


रथ्यापुरुषके वचनके समान अप्रमाणिक होते है। उनपर, 
कोई ध्यान नही देता पर सत्यवादी मनुष्यके वचन सुनत्ते 
के लिए लोग घष्टो पहलेसे उत्सुक रहते है । वचनोमे बल 
सत्यभाषणसे ही आता है, असत्य भापषणसे नहीं । एक 
सत्यभाषण ही मनुष्यकी अन्य पापोसे रक्षा कर देता है । 

एक राजपुत्रकों चोरी की आदत पड़ गई । जब 
राजाकों उसका व्यवहार सह्य नही हुआ तब उसते घरसे 
निकाल दिया । अब वह खुले रूपमे चोरी करने लगा | 
एक दिन उसने किन्ही मुनिराज के उपदेशसे प्रभावित 
होकर असत्य बोलनेका त्याग कर दिया । अब वह एक 
राजाके यहाँ चोरी करनेके लिये गया । पहरे पर खड़े 
लोगोने पूछा कि कहाँ जाते हो ” उसने कहा चोरी करनेके 
लिये जाता हू । राजपुत्र था इसलिये शरीरका सुन्दर 
था । पहरे पर खडे लोगो ने सोचा कि यह कोई महापुरुष 
राजाका स्नेही व्यक्ति है । कही चोर यह कहते नहीं देखे 
गये कि मै चोरीके लिए जाता हूं । यह तो हम लोगोसे 
हँसी कर रहा है । ऐसा विच।रकर उन्होने उसे रोका नही 
चोरी करनेके बाद वह वहीं एक स्थानपर सो गया। 
प्रात काल जब लोगोकी दृष्टि पडी तब उससे पूछा गया 
तो उसने यही कहा कि मैं चोर हूँ, चोरी करनेके लिए 
श्राया हू। फिर भी लोगोको विश्वास नहीं हुम्रा । 
राजपुत्र सोचता है कि देखो सत्य वचनमे कितना गुण है 
कि चोर होने पर भी किसीको विश्वास ही नहीं होता 
कि मै चोर हू। जब एक पापके छोडने मे इतना ग्रुण है 
तब समस्त पापोके छोडनेमे कितना गुण न होगा ? यह 
विचार कर उसने मुनिराजके पास जाकर समस्त पापों 
का  प्रित्यागकर दीक्षा धारण करली । अस्तु, 

मै श्राज तक नहीं समझा कि असत्य भी कुछ है । 
क्योकि जिसे आप अ्रमत्य कहते हे वह वस्तु भी तो 
आत्मीय स्वरूपसे सत है। तब मेरी बुद्धिमे तो यह आता 
है कि जो पदार्थ आत्माकों दु खकर हो उसको त्यागना 
ही सत्य है । जैसे शरीरको श्रात्मा मानना असत्य है शरीर 
असत्य नही है किन्तु जिस रूपसे वह है उससे अन्यरूप 
मानना असत्य है। शरीर पुद्गल द्रव्यका विकार है । 
उसे आत्मद्रव्य मानना मिथ्या है । यह विपरीत मान्यता 
मिथ्यात्वके कारण उत्पन्न होती है इसलिये सर्व प्रथम इसे 


दश लक्षण धर्म 


ही व्यागना चाहिये । 
. पञथ्चमाध्यायमे पड द्रव्योका वणन आपने सुना है । 
उसमे प्रमुख जीव द्रव्य है। उसीका सब खेल है, वेभव है-- 


श्रहूं प्रत्ययवेद्यत्वाज्जीवस्यास्तित्वमन्वयात्‌ । 
एको दरिद्र एकः श्रीमनिति च कर्मणा।। 


'मे सुखी हूं, दुखी हूँ इत्यादि प्रत्ययसे जीवके अ्रस्तित्व 
का साक्षात्कार होता हे तथा अन्वयसे भी इसका प्रत्यय 
होता है । यह वही देवदत्त है जिसे मैने मथुरामे देखा 
था, अब यहाँ देख रहा हूँ । इस प्रत्ययसे भी आत्माके 
ग्रस्तित्वका निर्णय होता हे तथा कोई तो श्रीमान्‌ देखा 
जाता है और कोई दरिद्र देखा जाता है इस विभिन्नतामे 
भी कोई कारण होना चाहिये । यह विभिन्नता - विषमता 
निहेतुक नही । जो हेतु हे उसीको कर्म नामसे कहा जाता 
है । नाममे विवाद नहीं-चाहे कर्म कहो, अ्रदृष्ट कही, ईश्वर 
कहो, खुदा कहो, विधाता कहो, जो श्रापको रुचिकर हो | 


- परन्तु यह अवश्य मानना कि यह विभिन्नता निर्मल नहीं । 


साथ ही यह भी मानना पडेगा कि जो यह दृश्यमान जगतू 
है वह केवल एक जीवका परिणाम नहीं । केवल एक 
पदार्थ हो तो उसमे नानात्व कहाँसे आया ? नानात्वका 
नियामक द्रव्यान्तर होना चाहिये । केवल पुद्गलमे शब्द 
वन्धादि पर्याये नही होती । जब पुदूगल परमाणुओं की 
बन्धावस्था हो जाती है तभी यह पर्याये होती है । उस 
श्रवस्थामे पुद्गल परमाणुओ्रोकी सत्ता द्रव्यर्पसे श्रवाधित 
रहती हे । एतावता शब्दादि पर्याये केवल परमाणुग्रोको 
नही किस्तु स्कन्ध पर्यायापन्न परमाणुग्रो की हैं। इसी तरह 
जो रागादि पर्याय है वह उदयावस्थापन्न कर्मेकिे सदभाव॑ 
में ही जीवके होती है। यदि ऐसा न माना जावे तो 
रागादि परिणाम जीवका पारिणामिक भाव हो जावेगा, और 
ऐसा होनेसे ससारका अभाव हो जावेगा, जो कि किसीकी 
इष्ट नही । रागादिक भावोका प्रत्यक्षमे सद्भाव देंखा 
जाता है। इससे यही तत्त्व.निर्मत होता है कि रागादिं 
भाव आ्पाधिक है। जैसे स्फटिकमणि स्वच्छ है किन्दु 
जब स्फटिकमणिके साथ जपापुष्पका सम्बन्ध होता है तब 
उसमे लालिमा प्रतीत होती है | यद्यपि स्फटिकमणि स्वय 
रक्त नही किन्तु निमित्त को पाकर रक्तिमामय भअत्ययका 


दस लक्षण पर्स 


विषय होता है । इससे यह समभमे आता है कि स्फटिक- 
मणि निरमित्त को पाकर लाल जान पड़ती है। यह 
लालिमा सर्वेथा अ्सत्य नहीं | ऐसा सिद्धान्त है कि जो 
द्रव्य जिस कालमे जिस रूप परिणमती है वह उस कालमे 
तन्मय हो जाती है। श्री कुन्दकुन्दस्वामी ने स्वय प्रवचन- 
सार में लिखा है-- । 


परिणमदि जेण दव्वं तक्‍काल तन्मयत्ति पण्णत्तं । 
तम्हा धम्मपरिणादों आदा धम्मो सुणेदव्वो ॥ 


इस सिद्धान्तमे यह निष्कर्ष निकला कि आत्मा जिस 
समय रागादिरूप परिणमेगा उस समय नियमसे उसी रूप 
होगा तथा पर्याय दुष्टिसे उन्ही रागादिका उस ,कालमे 
अस्तित्व रहेगा । जो भाव करेगा उसीका वर्तमान मे 
अनुभव होगा । 


जल शीत है परन्तु अग्निके सम्बन्धसे उष्ण पर्यायकों 
आप्त करता है । यद्यपि उसमे शक्ति अपेक्षा शीत होनेकी 
योग्यता है तथापि वर्तमानमे शीत नही । यदि कोई उसे 
शीत मानकर पान करे तो दग्ध ही होगा । इसी प्रकार 
आत्मा यदि वर्तमानमे रागरूप है तो रागी ही है। इस 
अवस्थासे वीतरागका अनुभव होना असभव है -- इस काल- 
में आत्माको रागावि रहित मानना मिथ्या है। यद्यपि 
रागादि परिणाम परनिमित्तक. है श्रतपएव श्रौपाधिक है-- 
नशनशील हैँ तथापि वतंमानमे तो ग्रौष्ण्य परिणत शअय - 
पिण्डवत्‌ आत्मा तन्‍्मय हो रहा है । अर्थात्‌ उन परि- 
णामोके साथ आत्माका तादात्म्य हो रहा है। इंसीका 
नाम अनित्य तादात्म्य है। यह श्रलीक कथन नही । एक 
मनुष्यते मद्यपान किया और उसके नशासे वह उच्मत्त 
न्‍ीगया । हम पुछते है कि क्या वह वतंमानमे उन्मत्त नही 
है ” भ्रवश्य उन्मत्त है किन्तु किसीसे आप प्रइन करे कि 
मनुत्यका क्‍या लक्षण है ” इसके उत्तरमे उत्तर देनेवाला 
क्या यह कह सकता है कि उन्मत्तता मनुष्यका लक्षण है? 
नही, यह उत्तर ठीक नही । क्योकि मनुष्यकी सर्व अवस्थाओं 
में उन्‍्मत्तताक़ी व्याप्ति नही। इसी तरह आत्मामे रायादि- 
भाव होतेपर भी झात्माका लक्षण रागादि नहीं हो सकता 
क्योकि आत्माकी अनेक अवस्थाग्रोमे रागादिभाव व्यापक- 


रूपसे नही रहता । अत, यह आत्माका लक्षण वही हो 


घ्हश 


[ ५६९ 


सकता | लक्षण बह होता है जो सर्वे अवस्थाओ्रोमे पाया 
जावे । ऐसा लक्षण चेतना ही है। यद्यपि रागादि परिणाम 
तथा केवलज्ञात्तादि भी आत्मामे ही होते है । तथापि उन्हे 
लक्षण नही माना जाता । क्योकि वे जीवकी पर्यायविशेष 
है, व्यापक रूपसे नही रहती । अन्ततोगत्वा चेतना ही 
आत्माका एक ऐसा गुण है जो शभ्रात्माकी सर्वे दशा्रोमे 
व्यापकरूपसे रहता है । अत्माकी दो अवस्थाएँ है । ससारी, 
और मुक्त । इन दोनोमे चेतना रहती है। उसीसे श्रमृत 
चन्द्र स्वामीने लिखा है कि--- 


भ्रना्ममनन्तमचल स्वसवेद्यसिह स्फुटम । 
जीव॒ः स्वयं तु चंतन्यमुच्चेद्चकचकायते ।॥ 


जीव नामक जो पदार्थ है वह स्वय सिद्ध है तथा 
प्रनिरपेक्ष अपने आप अतिशय कर चकचकायमान हो 
रहा है । कसा है ? ग्रनादि है। कोई इसका उत्पादक 
नही अत्तएव अनादि है, अतएवं श्रकारण है । वस्तु अ्रतादि 
अकारणक है । वह अनन्त भी है तथा अचल है। ऐसे 
अनादि, अनन्त तथा अ्रचल -अजीव द्रव्य भी है, इससे 
इसका लक्षण स्वसवेदच्य भी है यह स्पष्ट है। जीव नामक 
पदाथमे अन्य अजीवोकी अपेक्षा चेतनाग्रुण ही भेद करने- 
वाला है । वही गुण इसमे ऐसा विशद्‌ है कि सर्वे पदार्थों 
की तथा निजकी व्यवस्था कर रहा है। 
इस गुणकों सब मानते है परन्तु कोई उस गुणकी जीव 
से सर्वथा भिन्न मातते है। कोई गुणसे अतिरिक्त अन्य द्रव्य 
नही-गुण-गुणी स्वंथा एक है ऐसा मानते है। कोई चेतना 
तो जीवमे मानते है परन्तु वह ज्ञेयाकार परिच्छेदसे पराडः 
मुत्व रहता है ऐसा अद्भीकार करते हैं। प्रकृति और 
पुरुषके सम्बन्धसे जो बुद्धि उत्पन्न होती है उसमे चेतनाकें 
ससमगंसे जानयता झाता है। कोईका कहना है कि पदार्थ 
नाता नही एक हीं अद्गेत तत्त्व है। वह जब माया- 
वच्छिन्न होता है तब यह संसार होता है। किसीका 
कहना हैं कि जीव नामक स्वतत्त्र पदार्थ्ी सत्ता ने 
क्स्तु वृथिदी जल अग्नि वायु और आकाश इनक कक 
समय विलक्षण अवस्था होती हे उसी समय थे 7 
अद्त्त्दा जितने गत 5 जल 35 


स्ध् रु 


| सातठा ट्‌ | 
जेनदर्गननमे अनन्त गुणोक: 


करनी हक! 
श 


६० |] 


सम्बन्ध है वही तो द्रव्य हैं। वह आत्मीय स्वरूप की 
अपेक्षा भिन्न भिन्न है, परन्तु कोई ऐसा उपाय नही कि 
उनमेसे एक भी ग्रुण पृथक हो सके । जेसे पुद्गल द्रव्यमे 
रूप रस गन्ध स्पर्श ग्रुण है। चक्ष्‌रादि इन्द्रियोसे पथक्‌ 
पुथक्‌ ज्ञानमे श्राते है परन्तु उनमेसे कोई पृथक करना 
चाहे तो नहीं कर सकता ।वे सब अखण्डरूपसे 
विद्यमान है। उन सर्व ग्रुणोकी जो अभिन्न प्रदेशता है 
उसीका नाम द्रव्य है। अतएवं प्रवचनसारमे श्री 
कुन्दकुन्ददेवने लिखा है-- 


णत्थि विण परिणाम श्रत्थों श्रत्थं विणेह परिणामों । 
दव्वगुणपज्जयत्थी श्रत्योी श्रत्यित्तणिप्पण्णो ॥ 


परिणामके बिना अर्थकी सत्ता नही तथा अथ्थंके बिना 
परिणाम नही । जैसे दुग्ध, दधि, घी, छाछ इनके बिना 
गोरस कुछ भी सत्ता नही रखता इसी तरह गोरस न 
हो तो इन दुग्धादिकी भी सत्ता नही । एवं यदि श्रात्माके 
ज्ञानादि गुण न,हो तो आत्माके श्रस्तित्व की सिद्धि नही 
हो सकती । तथा आत्माके बिना ज्ञानादि गुणोका कोई 
आस्तित्व नही । बिना परिणामीके परिणमनका नियामक 
कोई नही । हाँ, यह अवश्य है कि ये गुण सदा परिणमन- 
शील है, किन्तु श्रनादिसि आत्मा कर्मोसे सम्बद्ध है, इससे 
इसके शानादि गुणोका विकास, निमित्त कारणोके सहकारसे 
होता है । होता उसीमे है परन्तु जेसे घटोत्पत्तिकी योग्यता 
मृत्तिकामे ही होती है, किन्तु कुम्भकारके बिना घट नहीं 
बनता । यद्यपि घटकी उत्पत्ति योग्य व्यापार कुम्भकारमे 
ही होगा फिर भी मृत्तिका अपने व्यापारसे घटरूप होगी, 
कुम्भकार घटरूप न होगा। उपादानकों मुख्य मानने- 
वालोका कहना है कि जब मृत्तिकामे घट पर्यायकी उत्पत्ति 
होती है तब वहाँ कुम्भकारकी उपस्थिति स्वयमेव हो 
जाती है । यहॉपर यह कहना है कि घटोत्पत्ति स्वमेव 
मृत्तिकामे होती है। इसका क्या श्रर्थ है ? जिस काल 
मृत्तिकामे घट होता है उस कालमे क्या कुम्भकारादि निर- 
पेक्ष घट होता है या सापेक्ष ? यदि निरपेक्ष घटोत्पत्ति होती 
हो तो एक भी उदाहरण ऐसा बताशञ्रो कि मृत्तिकामे 
कुम्भकारके बिना घट हुआ हो, सो तो देखा नही जाता । 
यदि सापेक्ष पक्षकों अ्रद्धीकार करोगे तो स्वयमेव आ गया 


देस-लक्षण पर्म 


कि कुम्भका रके व्यापार बिना घटकी उत्पत्ति नही होती । 
इसका अर्थ यह है कि कुम्भकार घटोत्पत्तिमे सहकारी 
निमित्त है। ज़ेसे आत्मामे रागादि परिणाम होते हैं। यद्यपि 
आ्रात्मा ही उनका उपादान कर्ता है परन्तु चारित्रमोहके 
उदय बिना रागादि नही होते । होते श्रात्मामे ही है 
परन्तु बिना कर्मोदयके यह भाव नहीं होते। यदि 
निमित्तके बिना यह हो तब तो आत्माका त्रिकाल अ्रवाधित 
स्वभाव हो जावे, सो ऐसा यह भाव नहीं। इसका विनाश 
हो जाता है । अतः यह मानना पड़ेगा कि यह आत्माका 
निज भाव नही । इसका यह अर्थ नही कि यह भाव गात्मामे 
होता ही नहीं। होता तो है परन्तु निमित्त कारणकी 
अपेक्षास होता है। यदि निमित्त कारणकी शपेक्षासे 
नही है ऐसा कहोगे तो आत्मामे मतिज्ञानादि जो चार 
ज्ञान उत्पन्न होते हे वे भी तो नेमित्तिक है, उनको भी 
ग्रात्माकें मत मानो । यह भी हमे इृष्ट है, हम तो यहा 
तक माननेको प्रस्तुत हैं कि क्षायोपश मिक ओऔदयिक, 
ग्रोपशमिक जितनेःभी भाव हैं वे आत्माके अस्तित्व मे 
सवंदा नही होते । उनकी कथा छोडो, क्षायिक भाव भी 
तो क्षयसे होते है वे भी अवाधित रूपसे त्रिकालमे नहीं 
रहते अत वे भी आत्माके लक्षण नहीं। केवल चेतना 
ही आत्माका लक्षण है । यही अवाधित त्रिकालमे रहता है । 
इसी भावको पुष्ट करनेवाला इलोक अष्टावक्र ग्ीतामे 
अष्टावक्त ऋषिने लिखा है -- 


नाहं देहो न से देहो जीवो नाहमहूं हि चित्‌ । 
प्रयमेव हि मे बन्धो या स्पज्जीविते स्पुह्ा ॥। 


अर्थात्‌ मैं देह नहीं हु और न मेरा देह है, न मै 
जीव हूँ, मै तो चित्‌ हू चैतन्यगुणवाला हूँ। यदि ऐसा 
वस्तुका निज स्वरूप है तो आत्माको बन्ध क्‍यों होता है ” 
इसका कारण हमारी इस जीवमे स्पृहा है । यह तो इद्रिय 
मन, वचन, काय, इवासोच्छवास तथा आयुय्राणवाले पुतलेमे 
हमारी स्प्रह्य है यही तो बन्धका मूल कारण है। हम 
जिस पर्यायमे जाते है उसीको निज मान बैठते है । उसके 
प्रस्तित्वले अपना अस्तित्व मान कर पर्याय बुद्धि हो 
पर्यायक्रे अनुरूप ही समस्त व्यवहार कर पर्यायान्तरको 
प्राप्त होते हैं। इससे यही तो निकला कि हम पर्यायवुद्धि- 


दस-लक्षण धर्म 


से ही अपनी जीवनलीला पूर्ण करते है। भ्रस्तु विषय लम्बा 
हो गया है । 


६ : उत्तम संयम धर्म 

स्पर्शनादि पाच इनर्द्रियो तथा मनके विषयों ओर 
घट्कायिक जीवोकी हिंसासे विरत होना संयम कहलाता 
है। इन्द्रिय विषयोके श्राधीन हुआ प्राणी उत्तर कालमे 
प्राप्त होनेवाले दु खोको अपनी दृष्टिसि ओकल कर देता 
है। यही कारण है कि वह तदात्व सुखमे निमग्न ढों 
आत्महितसे वब्च्चित हो जाता है। इन्द्रिय विपयोके 
आधीत हुआ वन्तका हाथी अपनी सारी स्वतन्त्रता नष्ट 
कर देता है । रसनेन्द्रिय वशमे पडा मीव घीवरकी वशीमे 
अपना कण्ठ छिंदा देता है। नासिकाके आधीन रहनेवाला 
अ्रमर सन्ध्याके समय यह सोचकर कमलमे बन्द हो जाता 
है कि रात्रि व्यतीत होगी, प्रात.काल होगा, कमल फूलेगा 
तब मैं निकल जाऊंगा | अभी रात भर तो मकरून्दका 
रसास्वादन करू | पर प्रात'काल होनेके पहले ही एक हाथी 
ग्राकर उस कमलिनी को उख्ाड कर चबा जाता है। 
अ्रमरके विचार उसके जीवनके साथ ही समाप्त हो जाते है। 
कहा है-- 

रात्रिगंमिष्यति भविष्यति सुप्रमातं, 

भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पद्धजश्नीः । 
इत्थं विचारयत्यब्जगते द्विरेफे, 
हा हन्त हनत नलिनी गज उज्जहार ॥। 


नेत्रेन्द्रियके वशीभूत हुए पत्तग दीपको पर अपने प्राण 
न्योछावर कर देते है और कण न्द्रियके आधीन हो हरिण 
बहेलियोके द्वारा मारे जाते है । ये तो पल्चेन्द्रियोमे एक- 
एक इन्द्रियके श्राधीन रहनेवाले जीवोकी बात कही पर 
जो पाँचो ही इन्द्रियोके वशीभुत है उनकी तो कथा हो 
वया हैं । पञ्चेन्द्रियोमे स्पशन और रसना ये दो इन्द्रिया 
अधिक प्रबल हैं। वट्टकेर स्वामीने मूलाचारमे कहा है कि 
चतुरज्भ ल प्रमाण स्पशेत और रसता इन्द्रियने ससारको 
पटरा कर दिया--नष्ट कर दिया। इन इन्द्रियोकी विषय- 
दाहको सहन करनेके लिये जब प्राणी असमर्थ हो जाता 
है तब वह इलमे प्रवृत्ति करता है। कुन्दकुन्द स्वामीने 


[ ६१ 


प्रवचनसारभे यहाँ तक लिखा है कि सप्तारके साधारण 
मनुष्योकी तो कथा ही क्या है ? हरि, हर हलधर, 
चक्रधर तथा देवेन्द्र श्रादिक भी इन्द्रियोकी विपय दाहको 
न सहकर उनमे भम्पापात करते है । इसका अर्थ यह नहीं 
कि बडे बड़ पुरुष इनमें भम्पापात करते है,श्रत ये त्याज्य 
नही हैं। विष तो विप ही है, चाहे उसे छोटे पुरुष पान 
करें चाहे बडे पुरुष । हरि-हरादिककी विपयोमे प्रवृत्ति 
हुई सही परन्तु जब उनके चारित्रमोहका उदय दूर हुग्ना 
तब उन्होने उस विषयमार्गकों हेय सम कर त्याग दिया। 
भगवान्‌ ऋषभदेव अपने राज्य पाट भोग विलासमे निमग्त 
थे। परन्तु नीलाञ्जनाका विलय देख विपयोसे विरक्त 
हो गये । जब तक चारित्रमोहका उदय उनकी आत्मामे 
विद्यमान रहा तब तक उनका भाव विपयोसे विरक्त नही 
हुआ । उन्होने समस्त राज्य वैभव छोड कर दिगम्बर 
दीक्षा धारण की । इससे यही तो अर्थ निकला कि यह 
विषयका मार्ग श्रेयस्कर नहीं। यदि श्रेयस्कर होता तो 
तीर्थंकर आदि इसे क्यो छोडते । श्रत अच्तरज्रसे विष- 
च्छाको दूर कर आत्महितका प्रयत्न करना चाहिये । 

वच्नदन्त चक्रवर्ती सभामे विराजमान थे । मालीने 
एक सहस्त्रदल कमल उनकी सेवामे भेठट किया । सूँघनेके 
बाद जब उन्होने कमलके अन्दर मृत भ्रमरकों देखा तो 
उनके हृदयके नेत्र खुल गये । वे विचार करने लगे कि 
देखो नासा इन्द्रियके वशीभूत हो इस अमरने अपने प्राण 
गँवाये हैं । यह विषयासक्ति ही जन्म-मरणका कारण है । 
ऐसा विचार कर उन्होने दीक्षा लेनेका विचार कर लिया । 
चक्रवर्ती थे इसलिये राज्यका भार बड़े पुत्रको देने लगे । 
पुत्रके भी परिणाम देखों, उसने कहा पिताजी | यह 
राज्यवेभव अच्छा है या बुरा ? यदि अच्छा है तो आप 
ही इसे क्यों छोड़ रहे है ” यदि बुरा है तो फिर मैं तो 
आपका प्रीतिपाव हु--स्नेह भाजन हूँ। यह बुरी चीज 
मुझे ही क्यो दे रहे है । किसी शत्रुकों दीजिये। चक्रवर्ती 
निरुत्तर हो गये । दूसरे पुत्रको राज्य देना चाहा, उसने 
भी लेनेसे इनकार कर दिया। तब पृण्डरीक नामका 
छोटा सा बालक जो कि बड़े पुत्रका लडका था उसका 
राज्याभिषेक कर वन को चले गये | उनके मनमे यह भी 
विकल्प न उठा कि पट्खण्डके राज्यको छोटा सा बालक 


६२ | 


कैसे सभालेगा ? सभाले या न संभाले, इसका विकल्‍प ही 
उन्हे नही उठा । यही सच्चा वैराग्य कहलाता है । हम 
लोग तो आलसी बातिया अ्पशकुनकी वाट जोहै' बाली 
कहावत चरितार्थ कर रहे है। जरा जरासे कामके लिये 
बहाना खोजा करते है पर यह निश्चित समभो, ये बहाना 
एक भी काम न श्रावेगे । मनुष्य जीवनका भरोसा क्‍या 
है । अभी आराम से बैठे हो पर हाट फेल हो जाय तो 
पर्याय समाप्त होते देर न लगे, इसलिये समय रहते, 
सावधान हो जाना विवेकका कार्य है। 'सुरग-नरक पशु- 
गतिमे ताही' यह सयभ्म देव, नरक तथा पशुगतिमे प्राप्त 
नही होता-। यद्यपि पशुगतिमे सयमासमयरूप थोडा सा 
सयम प्रकट हो जाता है पर वह उत्कृष्ट सयमके समक्ष 
नगण्य ही है। यह संयम कमभुमिके मनुष्यके हो हो सकता 
है, अत मनुष्य पर्याय पाकर इसे अवश्य धारण करना 
चाहिये । अ्रपनो शक्तिकों लोग भूलकर दीन हीन हो रहे 
है । कहते है कि हमसे अमुक काम वही बतता, अमुक विपय 
नही छोडा जाता। यदि राजाज्ञा होने पर बगात्‌ यह काम 
करना पडे तो फिर शक्ति कहासे श्रवेगी । आत्मामे श्रचिन्त्य 
शक्ति है। यह प्राणी उसे भुल, पर पदार्थका आलम्बन 
ग्रहण करता फिरता है परन्तु यह निश्चित है कि जब 
तक यह परका आालम्बन छोड श्रपनी स्वतन्त्र शक्तिकी ओर 
दृष्टिपात न करेगा तव तक इसका कल्याण नहीं होगा । 
आजका मनुष्य इच्छाओोका कितना दास हो गया 
है ? न उसके रहन-सहनमे विवेक रह गया है, न॑ खान- 
पानमें भक्ष्या भयका विचार शेप रहा है। स्त्री-पुरुषोको 
वेब-भूषा ऐसी हो गईं है कि जिससे कुलीन और अकुलीन- 
का अच्तर ही नही मालूम होता है । पुरुष स्वय विषयोका 
दास हो गया है जिससे वह स्त्रियोको नाना प्रकारके 
उत्तेजक वस्त्राभूषणोसे सुसज्जित देख प्रसक्नताका अनुभव 
करता है । यदि पुरुषके अन्दर थोडा विवेक रहे ती ३ टी 
अपने घरके वातावरणको सभाल सकता है। आजके प्राणी 
जिह्ना इन्द्रियके इतने दास होगये है कि उन्हें भक्ष्य अभध्ष्य- 
का कुछ भी विचार नहीं रह गया है । जिन चीजोमे 
प्रत्यक्ष चरसघात अथवा बहुस्थावरघात होता है उन्हें 
खाते हुए वे सुखका अनुभव करते है। वे यह भूल जाते 
है कि हमारे श्रल्प स्वादके पीछे अनन्त जीवोीकी जीवन 


दस॑-लक्षण धर्म 


लीला समाप्त हो रही हे । आज खाते समय लोग दिन- 
रातका विकल्प छोड बंठे है। उन्हे जब मिलता है तभी 
खाने लगते है । श्राशाघरजीने कहा है कि उत्तम मनुष्य 
दिनमे एक वार, मध्यम मनुष्य दी बार ओर अधम मनुष्य 
पशुके समान चाहे जब भाजन करते हे। जैसे पशुके 
सामने जब भी घासका पूला डाला जाता है वह तभी उसे 
खाने लगता हे । वेसे ही आजका मनुष्य जब भी भोजन 
सामने श्राता हे तभी खाने लगता है । 

छठवे अध्यायमे आपने ग्र[स््रवत्त्वका वर्णन सुना है । 
मेरी दृष्टिमि यह अध्याय अ्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। हम 
कर्मवन्‍्धनसे बचने। तो चाहते है, पर कर्म किन कारणोसे 
बंधते है यह न जाने तो कैसे वच सकते हे ? बुद्धिपुर्वेक 
अथवा अवुद्धिपृर्वक ऐसे बहुतसे कार्य हम लोगोसे होते 
रहते है जिससे कर्मका बन्ब जारी रहता है। जो वध 
रोगके निदानकों ठीक ठीक समभ लेता है उसकी दवा 
तत्काल लाभ पहुँचा देती हे पर जो निदानको समभे बिना 
उपचार करता हे उसकी दवा महीनों सेवन करनेपर भी 
लाभ नही पहुँचाती । - 


'श्राश्रो चोर चोरी कर ले गश्नो मोरी मूदत मुगध फिरे' 


सीधा साधा पद हे। किसीके घर चोर आया और चोरी 
कर लेगया । पर उस मूर्खको यह पता नहीं चला कि चोर 
किस रास्तेसे आया था अत वह मुहरी-पानी आने जानेके 
मार्गको-चो रका मार्ग समक कर मूदता फिरता है। दूसरी 
रात फिर चोर आते है। यही दश्शा ससारी प्राणीकी है 
कि जिन भावोसे कर्मोका आख़व होता है-कर्महपी चोर 
आत्मामे घुसते है--उत्त भावोका इसे पता नहीं रहता 
इसलिये अन्य प्रयत्न कर्मोका आख़व रोकनेके लिये 
करता हे । पर कर्मोका आखस्रव हकता नही है । यही 
कारण हे कि यह अनन्तबार मुनिलिज्ञ धारण करू नवम 
ग्रैवेवक तक उत्पन्न हुआ, परन्तु ससार बन्धनसे मुक्त नहीं 
हो सका । जान पडता है कि उसे कर्मों के आख़वका बोध 
ही नहीं हुआ । श्रात्माकी विकृत परिणतिस्े हीनेवाले 
आखवको उसने केवल शरीरश्रित क्रियाकाण्डसे रोकता 
चाहा सो कैसे रुक सकता था ? आागममे लिखा है कि 
श्रज्ञानी जीव करोडो जन्मकी तप्सयाके 'द्वारा भी जिस 


दस-लक्षण धम 


कमको नही खिपा सकता । ज्ञानी जीव उसे क्षणमात्रमे 
खिपा देता है। तालेकी जो कुजी है उस्तीसे तो वह खुलेगा । 
दूसरी कुजीसे दूसरा ताला घटों परिश्रम करनेपर भी नह 
खुल सकता, और कुजीका ठीक ठीक बोध हो जानेपर 
जरासी देरमे खुल जाता है । यही बात यहाँपर है । जो 
कर्म जिस भावसे आता है उस भावके विरुद्ध भाव जब 
आत्मामे उत्पन्न हो तब उस कर्मका आना रुक सकता है । 
आपने सुना है 'सकपायाकपाययो साम्परायिकेेयापथयों ' 
अर्थात्‌ योग सकषाय जीवोके साम्परायिक तथा कषाय- 
रहित जीवोके ईयपिथ आ्राखवका कारण है । जिस आखब- 
का प्रयोजन ससार है उसे साम्परायिक आख्रव कहते है 
ओर जिसमे स्थिति तथा अनुभाग बन्ध नहीं पडता उसे 
ईर्यापथ आाख्रव कहते है। साम्परायिक आाखब आत्माका 
अत्यन्त अहित करनेवाला है। यह कषाय सहित जीवके 
' ही होता है। जिस प्रकार शरीरमे तेल लगाकर मिट्टीमे 
खेलनेवाले पुरुषके मिट्टीका सम्बन्ध सातिशय होता है 
और तेल रहित मनुष्यके नाममात्रका होता है उत्ती प्रकार 
क्षाय सहित जीवका आसव सातिशय होता है-स्थिति 
ओर अनुभागसे सहित होता है--परन्तु कपाय रहित जीव- 
के नाममात्रका होता हे, श्रर्थात्‌ समर्थमात्र स्थित रहकर 
निर्जार्ण हो जानेवाले कर्मप्रदेशोका आास्रव उसके होता है। 
इस तरह आत्माकी सकषाय अ्रवस्था ही आख्रव है-- 
बन्चका कारण है, भ्रत. उससे बचना चाहिये । जिस प्रकार 
फिटकरी आदिके ससर्गसे जो वस्त्र सकपाय हो गया है 
उसपर रगका सम्बन्ध अच्छा होता है परन्तु जो वस्त्र 
फिटकरी आदिके ससर्गसे रहित होनेके कारण अकपाय है 
उसपर रज़ेका सम्बन्ध स्थायी नहीं होता उसी प्रकार 
प्रकृतमे भी समभना चाहिये । 

नामकर्मकी €३ प्रकृतियोमे तीर्थकर प्रक्षित सातिशय 
पुण्य--प्रकृति है, इसलिये उसके आखब आचाय॑ने अ्लगसे 
बतलाये है। दर्शनविशुद्धि आदि सोलह भावनाग्रोके 
चिन्तनसे उसका आखब होता है । इन सभीमे दर्शन विशुद्धि 
अमुख है। यदि यह नहीं है और बाकी सब है तब भी 
तीर्थंकर प्रकृतिका आख्रव नही हो सकता और यह हे 
तथा बाकीकी नही है तब भी उसका आख्व हो सकता है। 
दरशनविशुद्धिका अर्थ है अपायविचय धर्मध्यानमें बैठकर 


करुणापूर्ण हृदयसे यहमक्षवी रु कुंगनीबकि ये ससारके प्राणी 
मोहके वश्ञीभूत हो मार्गसे 'भ्रष्ट हो कितना दु ख उठा रहे 
है । इनका दु ख किस प्रकार दूर कर सक्‌। इस लोक- 
कल्याणकी भावनाके समय जो शुभ राग होता है उसीसे 
तीर्थंकर प्रकृतिका आख्रव होता है । सम्यर्दर्शनकी विशु 
द्धता तो मोक्षका कारण है। उसके द्वारा कर्मंबन्ध किस 
प्रकार हो सकता है ? 


७: उत्तम तप धर्म 


'तपसा निर्जेरा च' आचाये उमास्वाभीने लिखा है कि 
तपके होरा सवर तथा निर्जरा दोनो ही होते है। मोक्ष 
उपादेय तत्त्व है और सवर तथा निजेरा उसके साधक 
तत्व है। इनके बिना मोक्ष होना सभव नहीं। तप 
चारित्रका ही विशेष रूप है। चारित्रमोहका भ्रभाव होने 
पर मनुष्यकी विरक्तिरूप अ्रवस्था होती है, और उस 
विरक्ति अबस्थामे जो कार्य होता है वह तप कहलाता हे । 
विरक्ति रूप श्रवस्थामे इच्छाओ्रोका निरोध सुतरा हो जाता 
है इसलिये “इच्छानिरोधस्तप , इच्छाको रोकना तप है यह 
तथका लक्षण प्रसिद्ध हो गया है | रागके उदयमे यह जीव 
वाह्म वेभवकों पकड़े रहता हैं पर जब अन्तरज्भसे राग 
छूट जाता है तब उस वभवको छोडते इसे देर नही लगती । 
बडें-बडे पुरुप ससारसे विरक्त न हो सके पर छोटे पुरुष 
विरक्त हौकर आत्मकल्याण कर जाते है । प्रद्युम्तको वैराग्य 
आया-दीक्षा लेनेका भाव उसका हुआ अत राज्यसभामे 
बलदेव तथा श्रीकृष्णसे आ्राज्ञा लेने गया । वहाँ जाकर जब 
उसने अपना ग्रभ्िप्राय प्रकट किया तब बलदेव तथा श्रीकृष्ण 
कहते हैं कि बेटा | अभी तेरी अवस्था ही क्या हैं ? तूने 
संसारका सार जाना ही क्‍या है ? जो दीक्षा लेना चाहता 
है । अभी हम तुभसे बडे बूढे विद्यमान है। हम लोगोके 
रहते तू यह क्या विचार कर रहा है ? सुनकर प्रद्युम्तने 
उत्तर दिया कि आप लोग संसारके स्तम्भ हो, अ्रत, राज्य 
करो | मेरी तो इच्छा दीक्षा धारण करनेकी है । इस 
ससारमे सार है ही क्या जिसे जाना जाय । इस प्रकार 
राज्यसभासे विदा लेकर अपने अत पुरमे पहुँचः और 
स्त्रीपे कहता है--प्रिये ! मेरा दीक्षा लेनेका भाव है । स्त्री 


दंड] 


पहलेसे ही विरक्त बंठी थी । वह कहती है जब दीक्षा 
लेनेका भाव है तब “प्रिये” | सम्बोधनकी क्या श्रावर्य कंता 
है ? वया स्त्रीसे पृछ-कर दीक्ष। ली जाती है। श्राप दीक्षा 
लेया न लें, मै तो जाकर अभी लेती हूँ | यह कहकर वह 
प्रधम्तसे पहले निकल गई। दोनोने दीक्षा धारण कर 
आत्मकल्याण किया ओर श्रीकृष्ण तथा बलदेव ससारके 
चक्रमे फंसे रहे । ०क समय था कि जब लोग थोडा सा 
निमित्त पाकर संसारसे विरक्त हो जाते थे। सिरमे एक 
सफेद बाल देखा कि वैराग्य झा गया पर आ्राज एक दो 
नहीं समस्त बाल सफेद हो जाते है पर वेराग्यका ताम 
नही आता उसका कारण यही है कि मोहका सस्कार बडा 
प्रबल है। जिस प्रकार चिकने घड़े पर पानीकी बँद नही 
ठहरती उसी प्रकार मोही जीवोपर वेराग्यवर्धक उपदेशोका 
प्रभाव नही ठहरता । थोडा बहुत वराग्य जब कभी ञ्राता 
भी है तो श्मशान वेराग्यके समान थोडी ही देरमे साफ हो 
जाता है । 

बाह्य और अआाशभ्यन्तरके भेदसे तप दो प्रकारके हैं। श्रन- 
शान, ऊनोदर, वृत्तिपरिसख्यान, रसपरित्याग, विविक्त- 
दराय्यासव ओर कायक्लेश ये छह बाह्य तप है। इन्हे वाह्य 
पुरुष भी कर सकते हैं तथा इनका प्रवृत्त्यश वाह्ममे दृष्टिगोचर 
हीता है इसलिये इन्हे बाह्य तप कहते है। और प्रायच्चित्त, 
विनय, वेयावृत्य स्वाध्याय, व्युत्सगं ओर ध्यान ये छह 
आमभ्यन्तर तप हैं। इनका सीधा सम्बन्ध आभ्यन्तर--- 
भ्रन्तरात्मासे है तथा इन्हे बाह्य पुर्ष नही कर सकते इस- 
लिये ये अ्रभ्यच्तर तप कहलाते है। इन सभी तपोमे 
इच्छाका न्यूनाधिक रूपसे नियन्त्रण किया जाता है। इसी- 
लिये इनसे नवीन कर्मोका बन्ध रुकता है और पूर्वेके बँधे 
कर्म निर्जीर्ण हो जाते है । 'कर्मशैलकों बत्नसमाना' यह 
तप कर्मरूपी पर्वतकोीं गिराने के लिये बजञ्रके समान है । 
जिस प्रकार बज्भपातसे पर्वतके शिखर चूर-चूर हो जाते 
हैं उसी प्रकार तपच्चरणसे कम चूर चूर हो जाते है । जिन 
कर्मोके फल देनेका समय नहीं आया ऐसे कर्म भी तपके 
प्रभावसे असमयमे ही गिर जाते हैं । अविपाक निज राका 
मूल कारण तप ही है। तपके द्वारा किसी सासारिक 
फलकी आकाक्षा नही करना चाहिये । जेनसिद्धान्त सम्मत 
तप तथा अन्य लोगोके तपमे अन्तर बताते हुए श्री समन्त- 


दस-लक्षण धर्म 


भद्र स्वामीने लिखा है--- 


श्रपत्यवित्तोत्तरलोकत्तृष्णया 
तपस्वितः केचन कर्म कुवंते । 
भवान्‌ पुनर्जन्म-जराजिहासया 
त्रयी प्रवृत्ति समधी रनारुणत ॥। 


हे भगवन्‌ ! कितने ही लोग सतान प्राप्त करने के 
लिये, कितने ही धन प्राप्त करने के लिये तथा कितने ही 
मरणोत्तर कालमे प्राप्त होनेवाले स्वर्गादिकी तृष्णाप्े 
तपश्चरण करते हैं परन्तु आप जन्म और जराकी बाघाका 
परित्याग करनेकी इच्छासे इशष्टानिष्ट पदार्थामि मध्यस्थ 
हो मन वचन कायकी प्रवृत्तिको रोकते है । अन्यत्र तपका 
प्रयोजन ससार है तो यहाँ तपका प्रयोजन मोक्ष है। 
परमार्थ से तप मोक्षका ही साधन है । उसमे यदि कोई 
न्यूनता रह जाती है तो सासारिक सुखका भी कारण हो 
जाता हे । जैसे खेती का उद्देश्य श्रनाज प्राप्त करना है। 
यदि पाला आदि पडने से अनाज प्राप्त करने मे कुछ कमी 
हो जाय दो पल्ाल कोन ले गया, वह तो प्राप्त होगा ही । 
इसी प्रकार त्पश्चरणसे मोक्ष मिलता है । यदि कदाचित्‌ 
उसकी प्राप्ति न हो सकी तो स्वगंका वेभव कौन छीत 
लेगा ” वह तो प्राप्त होगा ही । 

पद्मपुराणमे विशल्याकी महिमा आपने सुनी होगी । 
उसके पास श्रात्ते ही लक्ष्मणके वक्ष स्थलसे देवोपुनीत शक्ति 
तिकलकर दूर हो गई। इसमे विशल्याका पूर्व जन्ममे 
किया हुआ तपश्चरण ही कारण था । निर्जन वनमे उसने 
तीन हजार वर्ष तक कठिन तपर्चरण किया था। 
तपर्चयकि प्रभावसे मुनियो के शरीरमे नाना अ्रकारकी 
ऋद्धिया उत्पन्न होती है पर वे उनकी शोरसे निर्भान ही 
रहते है। विष्णुकुमार मुनिकों विक्रिया ऋद्धि उत्पन्न थी 
पर उन्हे इसका पता ही नही था। क्षुल्लकके कहनेसे 
उनका उस ओर घ्यान गया। सनत्कुमार चत्रवर्ती 
तपद्चरण करते ये । दुष्कमंके उदयसे उतके शरीरमे नाना 
प्रकारके रोग उत्पन्न हो गये फिर भी उस ओर उनका 
ध्यान नही गया | एक बार इन्द्र की सभामे इसकी चर्चा 
हुई तो एक देव इनकी परीक्षा करने के लिये आ्राया । 
जहा वे तप करते थे वहाँ वह देव एक वैद्यका रूप धरकर 





दस-लक्षण धर्म 


चकक्‍चर लगाने लगा तथा उनके शरीर पर जौ रोग दिख 
रहे थे उन सत्रकी औषधि अपने पास होनेकी ठेर लगाने 


लगा। एक दो दिन हो गये । म्रुति विचार करते है. 


कि यदि यह वेच्च है तो नगरमे क्यो नहीं जाता ? यहाँ 
क्या भाड-कूंखाडोकी औषधि करने आया है ”? उन्होने 
उसे बुलाया और पूछा कि तुम्हारे पास क्या क्या औषधियाँ 
है ? उसने जो रोग उनके शरीर पर दिख रहे थे उन 
सबकी औषधियाँ वता दी । मुनिराजने कहा कि भाई ! 
ये रोग तो मुझे है नही । ये सव शरीरमे अ्रवश्य है पर 
उसके साथ मेरा क्‍या सम्बन्ध है ? मैं तो आत्मद्रव्य हें 
जो कि इससे सर्वेथा भिन्न है। उसे इन रोगोमेसे एक भी 
रोग नहीं है। हाँ, उसे जन्म-मरणका रोग है। यदि 
तुम्हारे भोलामे उसकी औषधि हो तो देदो। वैद्य 
असली रूपमे प्रकट हो चरणों मे गिर कर कहता है 
कि भगवन्‌ | इस रोगकी औपधि तो आपके ही पास है । 
हम देव लोग तो इसकी झौषधि जो तप है उससे वल्चित 
ही रहते है। चाहते हैंकि तप करें पर हमारा यह 
वेक्रियिक शरी र उससे बाधक है। कहनेका तात्पर्य यह 
है कि किसी तरह गृहस्थीके जालसे छुटकारा मिल है तो 
दूसरे जालमें नहीं फेंसना चाहिये और निर्वन्द होकर 
आत्माका कल्याण करना चाहिये । 

अन्तरज्भज तपोमे स्वाधष्यायको भी तप बताया है। 
स्वाध्यायसे आत्मा और शअ्रनात्माका बोध होता है इसलिये 
प्रमाद छोडकर स्वाध्यायमे प्रवृत्ति करना चाहिये । 
आचायोंकी बुद्धि तो देखो, उन्होने शास्त्र पढनेके लिये 
स्वाध्यायः यह कितना सुन्दर शब्द चूना है। श्ररे शास्त्र 
पढते हो तो उसके लिये 'शास्त्राष्यायः शब्द चूनते 
पर उन्होने स्वाध्याय शब्द चुत्ता है। इसका तात्पय यह 
है कि शास्त्र पढ़कर स्व को पढो, अपने आपको पहचानो । 
यदि ग्यारह अड्ड और नौ पूर्वको पढ़नेके बाद भी स्व को 
नही पढ़ सके तो उस भारभूत ज्ञानसे कौनसा लाभ 
होनेवाला है ? इतना ज्ञान तो इस जीवने अनन्तबार 
त्राप्त किया परन्तु ससार सागरसे पार नहीं हो सका । 
जैन सिद्धान्तमे अनेक शास्त्रोको जाननेकी प्रतिष्ठा नही 
हैं कितु सम्यज्ञानकी प्रतिष्ठा है | यहाँ तो मात्र तुपमाषको 
भिन्नभिन्न जाननेवाले सुनिको केवल ज्ञानकी प्राप्ति बताकर 


[| ६५ 


मोक्ष पहुँचनीकी बात लिखी है। श्रत ज्ञान थोडा भी 
हो तो हानि नही परन्तु मिथ्या न हो इस बातका 
ध्यान रखो । 


सप्तम अ्रध्याय मे आप ने शुभाखव का वर्णन सुनते 
सभय अ्रहिसादि पाँच ब्रतो का वेणन सुना है। उसमे 
उन्होने कब्रतो की स्थिरता के लिए पाँच पॉच भावनाओं 
का वर्णन किया है, उस पर ध्यान दीजिये । जिन 
कामो से ब्रत मे बाधा होती दिखी उन्ही उन्हीं कामो पर 
आ्राचायने पहरा बैठा दिया है । जेसे मनुष्य हिसा करता है 
तो किन किन कार्यों से करता है १ १ वचनसे कुछ बोल- 
कर, २ मनसे कुछ विचार, ३ शरीरसे चलकर, ४ किन्‍्ही 
वस्तुओको रख तथा उठाकर ओर ४५ भोजन ग्रहणक्र । इन 
पॉच क।योसि ही करता है। आचाय॑ने इन पाँचो कार्योपर 
पहरा बठाते हुए लिखा है-- 


वाइमनोमुप्तीर्यादाननिक्षेपणस मित्यालो कितपन भोज- 
नाति पञ्च श्रर्थात्‌ वचनगुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्यासमिति, 
आदाननिक्षेपणप समिति और आलोकितपानभोजन इन 
पाच कार्यासि अहिसा ब्रतकी रक्षा होती है। इसी प्रकार 
सत्यत्नत, अ्रचोयंत्रत, ब्रह्मचयंत्रत और परिग्रहत्यागन्नतकी 
बात समभेना चाहिये । 


उन्होने एक वात शोर लिखी है “नि शल्यो ब्रती' 
अर्थात्‌ ब्रतीकों नि शल्य होना चाहिये। माया, मिथ्यात्व 
ओर निदान ये तीन शल्य है। ये काटेकी तरह सदा 
चुभती रहती है इसलिये ब्नरतीको इनसे दूर रहना चाहिये । 
मायाका अर्थ है भीतर कुछ और बाहर कुछ | ब्रतीको 
ऐसा कभी नही होना चाहिये । कितने ही ब्रती अन्तरज्भ मे 
कुछ है और लोक व्यवहारमे कुछ श्रौर ही प्रवृत्ति करते 
है। जिसकी ऐसी प्रपञ्चसे भरी वत्ति है वह क्ती कंसे 
हो सकता है ? हृदय यदि दुर्बल है तो कठिन ब्रत कभी 
धारण नही करो तथा हृदय की दुर्बलता छिपाकर बाह्य 
प्रवृत्तिके द्वारा उन्नत बननेकी भावना निन्‍्य भावना है । 
इससे शक्षतीको सदा यह भय बना रहता है कि कही मेरी 
हृदयकी दुर्बलता कोई जान न जावे | इसी तरह जिस 
त्रतकोी धारण किया है उसमे पूर्ण श्रद्धा होना चाहिये । 
उसके बिना मिथ्यात्व श्रवस्था रहेगी तथा श्रद्धाकी दृढता 


६६ | 


ने होते से आचार भी निर्मल नही रह सकेगा। इसलिये 
जितना शअश्राचरण किया जाय उनका विवेक और श्रद्धाके 
साथ किया । जाय यदि ब्रती के विवेक नहीं होगा तो वह 
उत्सृत्र प्रवृत्ति करेगा और अपनी उस प्रवृत्तिसे जनतापर 
ग्रातक जमाते की चेष्टा करेगा | यदि भाग्यवश जनता 
विवेकवती हुई ओर उसने उसकी. उत्सुत्र प्रवृत्तिकी आलो- 
चना शुरू कर दी तो इससे हृदयमे क्षोभ उत्पन्न हो जायगा 
जो निरन्तर अ्द्ञान्तिका कारण होगा। इसके सिवाय 
व्तीको न्रत धारण कर उसके फलस्वरूप किसी भोगोप- 
भोगकी आाकाक्षा नही रखनी चाहिये, क्योकि ऐसा करनेके 
कारण उसकी आत्मामे निर्मेलताि नहीं आ सकेगी ) जहाँ 
स्वाथंकी गन्ध है वहाँ निर्मेलता कंसी ? ब्रतीको तो कंवल 
यह भावना रखना चाहिये कि पापका परित्याग करना 
हमारा कतंव्य है जिसे मैं कर रहा हूँ । इससे क्या फलकों 
प्राप्ति होगी ? इस प्रपञ्चमे पडनेकी श्रावश्यकता नही । 
एक बार सही मार्गपर चलना शुरू कर दिया तो लक्ष्य 
स्थानकी प्राप्ति अवश्य होगी उसमे सन्देहकी बात नही है | 


८: उत्तम त्याग धर्म 


त्याग का अर्थ छोडना है, पर जब ग्रहण हो तभी 
न छोडना बने। ससार के समस्त पदार्थ अ्पना-अपना 
चतुष्टय लिये स्वतन्त्र विद्यमान है। किसी को ग्रहण 
करने की किसी में सामथ्य नहीं । हमारा कमण्डलु वहाँ 
रवखा और मै यहाँ वठा, मैने कमण्डलु को वंया ग्रहण 
कर लिया ? आपकी सम्पत्ति आपके घर है । श्राप यहाँ 
बठे है। आपने सम्पत्ति को क्‍या ग्रहण कर लिया ? जब 
ग्रहण ही नही किया तब त्यागना कंसा ? बाह्य में तो 
ऐसा ही है परन्तु मोह के कारण यह जीव उन पदार्थों 
में थे मेरे है' 'मै इनका स्वामी हूँ, इस प्रकार का मूर्च्छा- 
भाव लिये बैठा है | वही मूर्च्छाभाव छोडने का नाम त्याग 
है। जिसका यह मूर्च्छाभाव छूट गया उसको शआ्रात्मा 
नि शल्य हो गई । यह मनुष्य पर-पदार्थ को अपना मान 
उप्तके इष्ट अनिष्ट परिणमन से व्यर्थ ही हर्ष-विषाद का 
अनुभव करता है। यदि पर में परत्व और निज में निजत्व 
बुद्धि हो जावे तो त्याग का श्रानन्द उपलब्ध हो जावे । 


दसं-लक्षेण धर्म 


इस तरह निश्चय से ममता भाव को छोडना त्याग कह- 
लाता है । बहिरज्भ मे श्राह्दर श्रौषधि, ज्ञान तथा ग्रभय 
से त्याग के चार भेद हे। जब यहाँ भोगभूमि थी तब 
सब की एक सी दशा थी, कल्पव॒ृक्षों से सबकी इच्छाएँ 
पूर्ण होती थी इसलिये किसी से किसी को कुछ प्राप्त 
करने की आवश्यकता नहीं थी । मुनिमार्ग का भी अभाव 
था इसलिये आहारादि देना अनावश्यक था परन्तु जब से 
कर्मभूमि प्रचलित हुई श्रोर विषमता को लिए हुये मनुष्य 
यहाँ उत्पन्न होने लगे तबसे पारस्परिक सहयोगकी ग्रावदय- 
कता हुईं | मुनिमार्गका भी प्रचलन हुआ इसलिये श्राह्मरादि 
देता श्रावश्यक हो गया । फलस्वरूप उसी समय से त्याग 
धर्म का श्राविर्भाव हुआ । दाता को हृदय से जब तक 
लोभ कषाय की निवृत्ति नढ़ी तब वह किसी के लिये एक 
कपदिका भी देने के लिये तेयार नहीं होता, पर जब 
श्रन्तरड्र से लोभ निकल जाता है तब छह-खग्ड का वेभव 
भी दूसरे के लिये सौपने मे देर नहीं लगती। मुन्ति ने 
श्रावक से आहार लिया, श्रावक ने भक्तिपूर्वक दिया, इसमे 
दोनो का कल्याण हुआ । दाता का तो इसलिये हुआ कि 
उसकी श्रात्मा से लोभकपाय की निवृत्ति हुई और मुंनि 
का इसलिये हुआ कि आहार पाकर उसके औदारिक 
शरीर मे स्थिरता आई जिससे वह रत्नत्रय की वृद्धि 
करने में समर्थ हुआ । मुनि अपने उपदेश से अनेक जीव 
को सुमार्ग पर लगावेगे इस दृष्टि से अनेक जीवों का 
कल्याण हुआ । इस तरह विचार करने पर त्यागरधर्म 
अत्यधिक स्वपर कल्याणकारी जान पडता है। मुति अपने 
पद के अनुकूल निश्चय त्यागधर्म का पालन करते हे भ्रौर 
गृहस्थ बाह्य त्याग धर्मका पालन करते है । इतना निश्चित हे 
कि ससार का समस्त व्यवहार त्याग से ही चन रहा-है । 
प्रन्यथा जिसके पास जो है वह किसी के लिए कुछ न दें 
तो क्या ससार का व्यवहार चल जावेगा ? 

एक बार एक साधु नदी के किनारे पहुँचा । दूसरी 
पार जाने के लिए नाव लगती थी | नाव का किराया दी 
पैशा था। साधु के पास पैसा का श्रभाव था इसलिए वह 
नदी के इस पार ही ठहरने का उद्यम करने लगा। इतने 
मे एक सेठ आया, बोला-बाबाजी ! रात्रि को यहाँ 
कहाँ ठहरेंगे । साधु ने कहा बेठा ! नाव में बैठने के लिये 


दंस-लक्षण धर्म 


दो पैसा चाहिये । मेरे पास हें नहीं अत. यही रात्रि 
बिताने का बिचार क्रिया हैं। सेठ ने कहा पैसों की कोई 
बात नही, आप नाव पर बैठिये । सेठ और साधु--दोनी 
नाव पर बैठ गये । सेठ ने चार पैसे नाव वाले को दिये । 
जब नाव से उत्रकर दूसरी ग्रोर दोनों पहुँच गये तब सेठ 
ने साधु से कहा बावाजी श्राप बहुत त्याग का उपदेश 
देते हो । यदि झ्रापके समान मैंने भी पंसे त्याग दिये होते 
तो श्राज क्या दशा होती ? श्रत त्याग की बात छोडो । 
साथु ने हंसकर कहा--बेटा ! यदि नदी पार हुई है तो 
चार पैसो के त्याग से ही हुई है | यदि तू ये पैसे अपनी 
श्रटी में रखे रहता तो यह नाववाला तुर्के कभी भी नदी 
से पार नहीं उतारता । सेठ चुप रह गया । 

कहने का तात्पर्य यही है कि त्याग से ही ससार के 
सच काम चलते हे । 

पानी बाढ़े नाव से घर में बाढे दाम ॥ 
दोनों हाथ उलीचिये यही सयानो काम ॥। 

यदि नाव में पानी बढ रहा है तो दोनो हाथो से 
उलचकर उसे बाहिर करना ही बुद्धिमता हे । इसी प्रकार 
यदि घर में सम्पत्ति बढ रही हे तो उसे दात के द्वारा 
उत्तम कार्य मे खर्चे करना ही उसकी रक्षा का उपाय है । 
दान सम्मान के साथ देना चाहिये और उसके बदले किसी 
प्रकार का अभिमान हृदय में उत्पन्न नहीं होना चाहिये, 
अन्यथा पेसा का पैसा जाता है और उसमे आत्मा को 
लाभ भी कुछ नहीं होता । दान में लोभ कपाय से निवत्ति 
होने के कारण दाता की आत्मा को लाभ होता है । यदि 
लोभ के बदले उसके दादा-मानका उदय ओआत्मा मेंहो 
गया तो इससे कया लाभ कहलाया | उत्तम पान्न के लिये 
दिया हुप्रा दान कभी व्यर्थ नही जाता । धन्यकुमार की 
कया आप लोग जानते है। घर से निकलने पर उसे जो 
स्थान-स्वान पर अनायास हो लाभ हुआ था वह उसके 
पूर्व पर्याय में दिये दान का हो फल था। समन्तभद्र स्वामी 
ने तिया है - 

लितिगतपमिच बटवचीज॑ पाजगतं दानप्ल्रमपि काले । 
फलतिच्द्ायाविनव॑ बहुफल्पिप्ट शरोरनुताम ॥॥ 
प्रदति जित अफार योग्य सूमि मे पड़ा हुआ बंद का 


[| ६७ 


छोटा वीज कातान्तर में बडा वृक्ष वनकर छाया के विभव 
को प्रदान करता है उसी प्रकार योग्य पात्र के लिये दिया 
हुम्मा छोटा सा दान भी समय पाकर अपरिमित वेसव को 
प्रदात करता है । 


जब बसनन्‍्त याचक भये दीने तरु मिल पात। 
तातें नव पतलव भये दिया व्यर्थ नह जात ॥ 


एक कवि के सामने पूर्ति के लिये समस्या रखी गई 
दिया व्यर्थ नहिं जात जिसकी उसने उक्त प्रकार प्रति 
की । कितना सुन्दर भाव इसके अन्दर भर दिया है। 
वसन्‍्त ऋतु में प्रथम पतभड आती है जिससे समस्त वृक्षों 
के पुराने पत्ते कड जाते है ओर उसके बाद उन वृक्षों मे 
नये लहलहाते पल्‍लव उत्पन्न होते है। कवि ने यही भाव 
इसमे अ्रकित किया हे कि जत्र वसन्‍्त ऋतु याचक हुआा 
अर्थात उसने वृक्षों से पत्तों की याचना को तब सब वृक्षों 
ने उसे अपने-अपने पत्ते दे दिये। उसी के फलस्वरूप उन्हे 
नये-तये पतलवों की प्राप्ति होती है क्योंकि दिया दान 
कभी व्यर्थ नही जाता है । मान बडाई के लिए जो दान 
दिया जाता हे वह व्यर्थ जाता है । इसके लिए महाभारत 
में एक उपकथा आतो हे । 

युद्ध मे विजयोपरान्त युधिप्ठर महाराज ने एक बड़ा 
भारी यज्ञ किया। उसमे हजारों ब्राह्मणों को भोजन 
कराय। गया । जिस स्थान पर ब्राह्मणो को भोजन कराया 
गया उस स्थान पर गय्रुधिव्ठिर महाराज खड़े हुए कुछ 
लोगो से वार्ता कर रहे थे । वहाँ एक नेवला जूठनमें बा।र- 
बार लोठ रहा था। महाराज ने नेवला से कहा-यह 
व्या कर रहा हे ? तब नेवला ने कहा मह।राज | एक 
गाँव में एक वृद्ध ब्राह्मय रहता था ) उसकी स्त्री थी, एक 
लड़का था और लड़के की स्त्री थी। इस तरह चार 
आदमियों की उसकी गृहस्थी थी । बेचारे बहुत गरीब 
थे। झेतो पर से शिला वीनकर ताते और उससे अपनी 
गुजर करते थ। एक बार तीव दिन के अन्तर से उत्दे 
भोजन प्राप्त हुठ्आ । शिला बीनकर जो अनाज उन्हें मिला 
उससे वे आठ सेटियां बनाकर तथा दो-दो रोटियां श्रपने 
हिस्से की लेकर खाने वेठे । बंठे ही वे फ्लि इतने में एक 


'गराब आादनी चिरलाता हुआ आया कि सात्त दिन से मुख 


६८ | 


मे अनाज को दाता भी नहीं गया, भूख के मारे प्राण 
निकले जा रहे है । उसकी दीन वाणी सुन ब्राह्मण को 
दया श्रा गई जिससे उसने यह विचार कर कि श्रभी मुझे 
तो दो तीन ही दिन हुए है, पर इस बेचारेकी सात दिन 
हो गये हैं, अपनी रोटियाँ उसे दे दी । वह आदमी तृप्त 
नही हुआ । तब ब्राह्मण अपनी स्त्रीकी शोर देखने लगा । 
ब्राह्मणीने कहा कि आप भूखे रहे और मैं भोजन करूं 
यह कंसे हो सकता है ? यह कह उसने भी अपनी रोटियाँ 
उसे दे दी। वह फिर भी तृप्त नही हुआ । तब दोनो लडको- 
की ओर देखने लगे । लडकेने कहा कि हमारे वृद्ध माता 
पिता भूखे रहे और मै भोजन करूँ यह कसे हो सकता 
है ? यह कह उसने भी अपनी रोटियाँ उसे खिला दी । 
वह फिर भी तृप्त नही हुआ तब वे तीनो, लडकेकी स्त्रीकी 
ओर देखने लगे। उसने भी कहा कि यद्यपि मैं आपके 
घर उत्पन्न नही हुई हँ तथापि आप लोगोके सहवाससे 
मुझभमे भी कुछ-कुछ उदारता ओर दयालुता आई है । यह 
कहकर उसने भी अपनी रोटियाँ उसे खिला दी। वह 
भूखा आदमी तृप्त होकर आशीर्वाद देता हुशा चला 
गया। चारोके चारो भूखे रह गये। महाराज |! जिस 
स्थान पर उस गरीबी बेठकर भोजन किया थ।, मैं वहासे 
निकला तो मेरा नीचेका भाग स्वर्णमय हो गया | अब 
भाधा स्वर्गणमय और आधा चर्ममय होनेसे मुझे अपना 
रूप अच्छा नही लगता। इसी बीच मैने सुना कि महा- 
राजके यहाँ यज्ञमे हजारो ब्राह्मगोका भोजन हुआ है। 
वहा जाकर लेटूगा तो पूरा स्वर्णमय हो जाऊगा | यही 
विचारकर मैं यहाँ श्राया श्रौर बडी देरसे जूंठनमे लोट रहा 
हूँ, परन्तु मेरा शेष शरीर स्वर्णमय नही हो रहा है। 
महाराज | जान पडता है आपने यह ब्राह्मणभोजन 
करुणाबुद्धिसे नही कराया । केवल मान बडाईके लिये लोक- 
व्यवहार देख कराया है। कथा तो कथा ही है पर 
इससे सार यही निकलता है कि मान बढाईके उद्देश्यसे 
दिया दान निष्फल जाता है। दान देते समय पात्रकी 
योग्यता और आ्रावश्यकता पर भी दृष्टि डालता चाहिये । 
एक स्थान पर कहा है-- 
दरिद्रान्‌ भर कोन्‍्तेय मा प्रयच्छेश्व रे धनम्‌ । 
व्याषितस्यौषधं पर्य नोौरुजस्थ किमौषधम्‌ ॥। 


देस-लक्षण धर्म 


श्र्थात्‌ हे युधिष्ठिर ! दरिद्रोका भरण पोषण करो, 
सम्पन्न व्यक्तियोको धन नही दो । रूण मनुष्यके लिए औषधि 
हितकारी है, नीरोग मनुष्यको उससे क्या प्रयोजन ? 


प्रसन्नताको बात है कि जेन समाजमे दान देनेका 
प्रचार श्रन्य समाजोकी अ्रपेक्षा अधिक है । प्रतिवर्ष लाखो 
रुपयोका दान समाजमे होता है और उससे समाजके 
उत्कपके अनेक कार्य हो रहे है। पिछले पचास वर्षोते 
आपको समाजमे जो प्रगति हुई है वह भ्ापके दानका ही 
फल है । 
अ्ष्टम अध्यायमे आपने बन्धतत्त्वका वर्णन सुना है । 
वन्धका प्रमुख कारण मोहजन्य विकार है। मिथ्यादरशे- 
नाविरतिप्रमादकपाययोगा बन्धहेतव इस सूत्रमे जो बन्धके 
कारण बतलाये है उनमे योगको छोडकर शेप सब मोह- 
जन्य विकार ही तो है। अन्य कर्मोके उदयसे जो भाव 
आत्मामे उत्पन्न होते है उनसे नवीन कर्म बन्ध नही होता । 
परन्तु मोह करमंके उदयसे जो भाव होता है वह नवीन 
कमबन्धका कारण है । कुन्दकुन्द स्वामीने भी समयसारमे 
कहा है-- 


रत्तो बंधदि कम्म॑ सुचदि जीवों विरागसपत्तो । 
एसो 'जिणोवदेसो तम्हा कम्मेसु मा रज्ज ॥ 


अर्थात्‌ रागी प्राणी कर्मोको बॉधता है और राग रहित 
प्राणी कर्मोको छोडता है। बन्धके विषयमे जिनेद्ध भग- 
वान्‌ का यही उपदेश है, अत करमोमे राग नहीं करो। 
इस रागसे बचनेका प्रयत्न करो। 'यह राग आग दहें 
सदा ताते समामृत सेइये' यह राग रूपी आग सदा जलाती 
रहती है इसलिये इससे बचनेके लिए सदा समताभावरूपी 
अमृतका सेवन करना चाहिये। यह ससारचतक्र प्रतादि 
कालसे चला आ रहा है और सामान्यकी अपेक्षा श्रनन्त 
काल तक चलता रहेगा। पञ्चास्तिकायमे श्री कुन्दकुल्द- 
देवने लिखा है-- 


गदिसिधिगदस्य देहो देहांदिदियाणि जायते । 

जो खलु ससारत्यो जीवो तत्तोदुहोदि परिणामों ॥| 
परिणामादो कम्मं कम्सादो गदिसु होदि गदी । 
गदिमधिगदस्स देहो देहादो इंदियाणि जायते ॥। 


दस-लक्षण धर्म 


तेहि दु विषयग्गहर्ण तत्तो रागो व दोसो वा । 
जायदि जीवस्सेवं भावो सचारचककवालस्भि ॥। 


इंदि जिणवरेहि भणिदो अ्रणादि णिधणों सणिघणोंवा । 


जो संसारमे रहनेवाले जीव है उनके स्विग्ध परि- 
णाम होता है, परिणामोसे कर्मका बन्बच होता हैं, कमसे 
जीव एक गतिसे श्रन्य गतिमे जाता है, जहाँ जाता है 
वहाँ देहग्रहण करता है, देहसे इन्द्रियोका उत्पादन होता 
है, इन्द्रियोके द्वारा विषय ग्रहण करता है, विषय प्रहणसे 
रागादि परिणामोकी उत्पत्ति होती है, फिर रागादिकसे 
कम, शौर कर्मसे गत्यन्तरगमन, फिर गत्यन्तरगमन से देह, 
देहसे इन्द्रियाँ, इन्द्रियोसे विषय ग्रहण, विषयो से स्निग्ध 
परिणाम, स्निग्धपरिणामोसे कर्म और कमेसे वही प्रक्रिया । 
इस तरह यह ससार चक्र बरावर चला जाता है। यदि 
इसकोमिठाना है तो उक्त प्रक्रियाका अन्त करना पडेगा। 
इस प्रक्रियाका मूल कारण स्निग्ध परिणाम है। उसका 
अन्त करनाही इस भवचक्रके विध्वसका मूल हेतु है । 
इसको दूर करनेके उपाय बडे बडे महात्माओ्रोते बतलाए 
है । श्राज ससारमे धर्मके जितने आयतन दृष्टिपथ पर है वे 
इसी चक्रसे बचनेके साधन है, किन्तु श्रन्तरज्भ दृष्टि 
डालो तो ये सर्वे उपाय पराश्रित है। केवल स्वाश्रित 
उपाय ही स्व द्वारा अजित ससारके विध्वसका कारण हो 
सकता है । जसे शरीरमे यदि अन्न खाकर श्रजीर्ण हो गया 
है तो उसके दूर करनेका सर्वोत्तम उपाय यही हैं कि उद- 
रसे पर द्रव्यका सम्बन्ध पृथक कर दिया जावे । उसकी 
प्रक्रि]य यह है कि प्रथम तो नवीन भोजन त्यागो, तथा 
उदरमे जो विकार है वह या तो काल पाकर स्वयमेव 
निर्गत हो जावेगा या श्षीघत्रही पृथक करना है तो वमन- 
विरेचन द्वारा निकाल दिया जावे। ऐसा करनेसे मिरो- 
गताका लाभ अनतायास हो सकता है। मोक्षमार्गमे भी 
यही प्रक्रिया है । बल्कि जितने कार्य हैं उन सर्वकी यही 
पद्धति है । यदि हमे ससार बन्धनसे मुक्त होनेकी अभिलाषा 
है तो सबसे प्रथम हम कौन है ? क्‍या हमारा स्वरूप है ? 
वर्तमान क्या है ? तथा ससार क्यो अनिष्ट है ? इन सब 
बातो का निर्णय करना आवश्यक हे। जब तक उक्त 
जातोका निर्णय न हो जावे तब तक उसके अ्रभावका 


[ ६६९ 


प्रयत्त हो ही नही सकता । आत्मा अहम्प्रत्यवेद्य है । उसकी 
जो अवस्था हमे ससारी बना रही है उससे मुक्त होनेकी 
हमारी इच्छा है तब केवल इच्छा करनेसे मुक्तिके पात्र 
हम नहीं हो सकते । ज॑से जल, अ्रग्ति के निभित्तसे उष्ण 
होगया है। अब हम माला लेकर जपने लगे कि शीत- 
स्प्शंवज्जलाय नम: तो क्या इससे अनल्प कालमे भी जल 
शीत हो जायगा ? नही, वह तो उष्ण स्पशेके दूर करनेसे 
ही शीत होगा । इप्ती तरह हमारी आत्मामे जो रागादि 
विभाव परिणाम है उनके दूर करनेके श्र श्री वीतरागाय 
नम” यह जाप असख्य कल्प भी जपा जावे तो भी 
आत्मामे वीतरागता न शआ्रावेगी, किन्तु रागादि निवृत्तिसे 
ग्रनायास वीतरागता भा जावेगी। वीतरागता नवीन 
पदार्थ नही, ग्रात्माकी निर्मोह अवस्था ही वीतरागता है । 
जो कि शक्तिकी अपेक्षा सदा विद्यमान रहती है । जिसके 
उदयसे परमे निजत्व बुद्धि होती है वही मोह है | परको 
निज मानना यह भ्रज्ञान भाव है श्रर्थात्‌ मिथ्याज्ञान है । 
इसका मूल कारण मोहका उदय है। ज्ञानवरणके क्षयो- 
पशमसे ज्ञान तो होता है परन्तु विपयेय होता है । जैसे 
शुक्तिकामे रजतका विश्रम होता है। यद्यपि शुक्ति रजत 
नही हो गई तथापि दू र॒त्व एव चाकचक्यादि कारणोसे भ्रान्ति 
हो जाती है। यहा शभ्रान्तिका कारण दूरत्वादि दोष है । 
जैसे कामला रोगी जब शज्लू देखता है तब पीतः: शह्भ' 
ऐसी प्रतीति करता है| यद्यपि शद्धमे पीतता नहीं, यह 
तो नेत्रमे कामला रोग होने से खट्डमें पीतत्व भासमान 
है। यह पीतता कहासे आई ! तब यही कहना पडेगा 
कि नेत्रमे जो कामला रोग है वही इस पीतत्व का कारण 
है। इसी प्रकार श्रात्मामे जो रोगादि होते है उनका मूल 
कारण मोहनीय कर्म है । उसके दो भेद है--१ दर्शनमोह 
ओर २ चारित्रमोह। उनमे दर्शममोह के उदय से 
मिथ्यात्व और चारित्रमोह के उदय से राग देष होते हैं । 
उपयोग आत्माका ऐसा है कि उसके सामने जो श्राता है 
उसीका उसमे प्रतिभास होने लगता है। जैसे नेत्र के 
समक्ष जो पदा्थ आता है वह उसका ज्ञान करा देता है । 
यहा तक तो कोई आपत्ति नही, परन्तु जो पदार्थ ज्ञान में 
आवे उसे आत्मीय मान लेता आ्रापत्ति जनक है । क्योकि 
वह भिथ्या अभिप्राय है। जो पर वस्तुको निज मानता 


र 
ब 5 7 


्च 


७० | 


है, संसार में लोग उसे ठग कहते है, परन्तु यह चोट्रापन 
छूटना सहज नहीं | श्रच्छे श्रच्छे जीव पर को निज 
मानते है और उन पदार्थों की रक्षा भी करते है 
किन्तु अभिप्राय मे यह है कि ये हमारे नहीं। इसीलिये 
उन्हें सम्पश्शानी कहते है। मिथ्यादृष्टि जीव उन्हे निज 
मान अनन्त ससा र के पात्र होते है। भ्रत सिद्ध होता है कि 
यह मोह परिणनि ही बन्ध का कारण है। इससे छुट- 
कारा चाहते हो तो प्रथम मोह परिणतिकों दूर कर 
आत्मस्वरूपमे स्थित होनेका प्रयास करो । इसीसे आात्म- 
शान्ति प्राप्त होगो। परमार्थ से आात्मशान्तिका उपाय 
यही है कि परते सम्बन्ध छोडा जाय और आत्मपरिणतिका 
विचार किया जाय। विचारका मूल कारण सम्यज्ञान 
है, सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति आप्तश्रुत्िसे होती है, आप्तश्र॒ुति 
आप्ताधीन है, श्राप्त रागादि दोप रहित है ग्रत रागादि 
दोपोको जानो, उनकी पारमार्थिक दशासे परिचय करो । 
रागादि दोषीका त्याग ही ससार बन्धनसे मुक्तिका उपाय 
है । रागादिकोका यथार्थ स्वरूप जान लेना ही उनसे 
विरक्त होनेका मूल उपाय है । 


९ : उत्तम अकिचन धर्म 


त्याग करते करते भ्रन्तमे आपके पास क्‍या बचेगा ? 
कुछ नटी । जिसके पास कुछ नहीं बचा वह श्रकिब्चन 
कहलाता है श्रोर भ्रकिज्चनका जो भाव है वही श्राकि- 
ञ्चन्य कहलाता है। परिग्रहका त्याग हो जानेपर ही पूर्ण 
आ्ाकिज्चन्य धर्म प्रकट होता है। सुख श्रात्माका गुण है । 
भले ही वह वर्तमानमे विपरीतरूप परिणमन कर रहा हो 
पर यह निश्चित है कि जब भी वह प्रकट होगा तब 
आ्ात्मामे ही प्रकट होगा | यह श्रुव सत्य है, परन्तु मोहके 
कारण यह जीव परिभ्रहको सुखका कारण जान उसके 
सचयमे रात दिन एक कर रहा है। 'परितो गृह्लाति 
ग्रात्मानमिति परिग्रह ' जो आत्माकों सब ओरसे पकड 
कर जकड कर रक्‍्खे वह परिग्रह है। परमाथंसे विचार 
किया जाय तो यह परिग्रह ही इस जीवको समन्‍्तात्‌-- 
सब ओरसे जकडे हुए है। “मृच्छीों परिग्रह ' । आचार्ये 
उमास्वामी महाराजने परिग्रहका लक्षण मृर्च्छा रक्‍्खा है | 


दस-लक्षण धर्म 


में इसका स्वामी हूँ, ये मेरे स्व हैं इस प्रकारका भाव ही 
मूर्च्चा है । इस मूच्छाके रहते हुए पासमे कुछ भी न हो 
तब भी यह जीव परिग्रही कहलाता है ओर मृच्छाके 
श्रभावमे समवसरणरूप विभृतिके रहते हुए भी अपरिग्रह-- 
परिग्रह रहित-कहलाता है । परिग्रह सबसे बडा पाप है 
जो दशम गुणस्थान तक इस जीवका पिल्ड नही छोडता | 
आज परिग्रहके कारण ससारमे त्राहि च्राहि मच रही है। 
जहाँ देखो वही परिग्रहकी पुकार है | जिनके पास है वे 
उमे अपने पाससे अन्यत्र नहीं जाने देना चाहते और 
जिनके पास नही है वे उसे प्राप्त करना चाहते है। इसीलिये 
ससारमे सघर्ष मचा हुआ है। यदि लोगोकी दृष्टिमे 
इतनी बात आ जाय कि परिगम्रह निर्वाहका साधन है। 
जिस प्रकार हमे भोजन, वस्त्र और निवासके लिए परिग्रह 
की आवश्यकता है उसी प्रकार दूसरेके लिए भी इसकी 
आवश्यकता है, श्रत, हमे आ्रावश्यकतासे अधिक अपने पास 
नहीं रोकना चाहिये, तो ससारका कल्याण हो जाय | यदि 
परिग्रहका कुछ भाग एक जगह श्रनावश्यक रुक जाता है 
तो दूसरी जगह उसके बिना कमी होनेसे सकठ उत्पन्न हो 
जाता है। शरीर के अन्दर जबतक रक्तका सचार होता 
रहता है तबतक शरीरके प्रत्येक श्रग अपने कार्यमे दक्ष 
रहते है पर जहाँ कही रक्तका सचार रुक जाता हैं, वहाँ 
वह अ्रद्ध वेकार होजाता है और जहाँ रक्त रुक जाता है 
वहाँ मवाद पँंदा हो जाता है । यही हाल परिग्रहका है । 
जहाँ यह नही पहुँचेगा वहाँ उसके बिना सकटापन्न स्थिति 
हो जायगी श्रौर जहाँ रुक जायगा वहाँ मद-मोह विश्रम 
आदि दुर्गूण उत्पन्न कर देगा। इसलिये जैनागममे यह 
कहा गया है कि गृहस्थ अपनी आवश्यकताओोके श्रनुसार 
परिग्रहक्ा परिमाण करे और मुनि सर्वथा ही उसका 
परित्याग करे । 

प्राजके युगमे मनुष्यकी प्रतिष्ठा पैसेसे आँकी जाने 
लगी है इसलिये मनुष्य न्‍्यायसे अन्यायसे जैसे बनता है 
वैसे पैसेका सचय कर अपसी प्रतिष्ठा बढाना चाहता है । 
प्रतिष्ठा किसे बुरी लगती है ? इस परिग्रहकी छीना- 
भपटीमे मनुष्य भाईका, पुत्र पिताका और पिता पुत्र 
तकका घात करता सुना गया हैं। इसके दुर्गुणोकी ओर 
जब दृष्टि जाती है, तब शरीरमे रोमाञ्च उठ गाते है। 


दस-लक्षण धर्म 


चक्रवर्ती भरत ने अपने भाई बाहुबलिके ऊपर चक्र चला 
दिया | किसलिए ? परिग्रह के लिए । क्या वे यह नहीं सोच 
सकते थे कि आखिर यह भी तो उसी पिताकी सन्‍्तान है 
जिसकी मैं हुँ । यह एक न वशमे हुआ-न सही, पट्खण्डके 
समस्त मानव तो वशम्े झागये आज्ञाकारी हो गये । पर 
वहाँ तो मोहका भूत सवार था इसलिए सत्ोष कंसे हो 
सकता था ? वे मन्त्रियों द्वारा निर्णीत दृष्टियुद्ध, और 
मल्लयुद्धमे पराजित होनेपर भी उबल पडे--रोषमे आगये 
और भाईपर चक्ररत्म चलाकर श्ञान्त हुए। उस समयके 
मत्रियोकी बुद्धिमानी देखो । वे समभते थे कि ये दोनो 
भाई चरम-शरीरी मोक्षगामी है। इनमेसे एकक्रा भी 
विधात हीनेका नहीं। यदि सेताका युद्ध होता है तो 
हजारो निरप्राध व्यक्ति मारे जावेगे, इसलिये अपनी 
बलवत्ता का निर्णय ये दोनो श्रपते ही युद्धो्ते करे । और 
युद्ध भी केसे, जिनमे घातक शस्त्रोका नाम भी नही ? 
यह उस समयके मन्‍त्री थे और आ्राजके मन्त्रियोकी बात 
देखो । आप घरमेसे बाहर नहीं निकलेगे पर निरपफ्राध 
प्रजाके लाखों मानवोका विध्वस करा देगे। कौरव और 
पाण्डवोका युद्ध किनिमित्तिक था ? इसी परिग्रह निमिक्तक 
तो था। कौरव अधिक थे इसलिये सम्पत्तिका अधिक 
भाग चाहते थे। पाण्डव यदि यह सोच लेते कि हम थोडे है 
अत" हमारा काम थोडेसे ही चल सकता है। श्रर्ध भागकी 
हमे श्रावश्यकता नही है तो क्या महाभारत होता * नही, 
पर उन्हे तो आधा भाग चाहिये था। कितने निरपराघ 
सेनिकोका विनाश हुआ, इस झोर दृष्टि नही गई । जावे 
केसे ? परिग्रहका आ्रावरण नेत्रके ऊपर ऐसी पट्टी बाँध देता 
है कि वह पदार्थंका सही रूप देख ही नही पाता । ससारमे 
परिग्रह पापकी जड है । वह जहाँ जावेगा वही पर श्रनेक 
उपद्रव करावेगा । करावे किन्तु जिन्हे श्रात्महित करना 
हे वे इसे त्याग करे। त्याग परिग्रहका नहीं मृर्च्छाका 
होना चाहिये । 

कितने ही लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी परिग्र हका 
अर्जन करो, पीछे दान आदि कार्योमे व्यय कर पुष्यका 
सचय कर लेगे । परन्तु झाचाय॑ कहते है कि “प्रक्षालनाद्धि 
पड्धूस्य दूरादस्प्शनन वरम्‌” श्रर्थात कीचड धोनेकी श्रपेक्षा 
दूरसे ही उसका स्पर्श न करना ही अच्छा है। लक्ष्मीको 


| ७१ 


अगीकार कर उसका त्याग करना कहॉकी बुद्धिमानी है ? 
कार्तिकेय मुनिने लिखा है कि वैसे तो सभी तीर्थड्भूर 
समान हैं परन्तु वासुपुज्य, मल्लि नेमि, पादव और वर्धमान 
इन पाँच तीथंड्ूरोमे हमारी भक्ति विशेष है क्योकि 
इन्होने सपत्तिको अ्रद्भीकृत ही नही किया । जब कि श्रन्‍्य 
तीर्थद्धरोने सामान्य मनुब्योकी तरह सम्पत्ति ग्रहण कर 
पीछे त्याग किया । परिग्रहवालोसे पूछी कि उन्हे परिग्रहसे 
कितना सुख है ? जिसके पास कुछ नहीं है वह सुखकी 
नीद तो सोता है पर परिग्रहवालोको यह तसीब नही । 

एक गरीब आदमी था, महादेवजीका भक्त था। 
उसको भक्तिसे प्रसन्न होकर एक दिन महादेवजी ने कहा- 
बोल वया चाहता है ” महादेवजीको सामने खडा देख 
बेचरा घबरा गया । बोला---महाराज |! कल सबेरे मॉँग 
लगा । महादेवजी ने कहा अ्रच्छा । वह श्रादमी सायकालसे 
ही विचार करने बैठा कि महादेवजीसे क्या माँगा जाय । 
हमारे पास रहनेके लिये घर नहीं इसलिये यही माँगा 
जाय । फिर सोचता है जब महादेवजी मुह मागा वरदान 
देनेको तैयार है तब घर ही क्यो माँगा जाय ? देखो ये 
जमीदार हैं, गाँवके समस्त लोगो पर रोब गाँ०्ते है, 
इसलिये हम भी जमीदार हो जावे तो श्रच्छा है । यह 
विचार कर उसने जमीदारी मॉँगनेका निर्णय किया। 
फिर सोचता है आखिर जब लगान भरनेका समय आता 
है तब ये तहसीलदारकी आरजू भिन्नत करते है । इसलिये 
इनसे बडा तो तहसीलदार है, वही क्यो न बन जाऊँ ? 
इस तरह विचार कर वह तहसीलदार बननेकी आकाक्षा 
करने लगा । कुछ देर बाद उसे जिलाधीशका स्मरण 
झाया तो उसके सामने तहसीलदारका पद फीका दिखने 
लगा। इस प्रकार एकके बाद एक इच्छाए बढती गई 
और वह निर्णय नही कर पाया कि क्या माँगा जाय | 
सारी रात्रि विचार करते करते निकल गई। सबेरा हुआ, 
महादेवजीने पूछा--बोल क्या चाहता है ? वह उत्तर 
देता है-महाराज | कुछ नही चाहिये ! क्यो ? क्यों 
वया, जब पासमे संपत्ति आई नहीं, आनेकी आशामात्र 
दिखी तव तो रात्रिभर नींद नहीं। यदि कदाचित आरा 
गई तो फिर नींद तो एकदम विदा हो जायगी । इसलिये 
महाराज मे ज॑सा हूँ, वैसा ही श्रच्छा हूँ । उदाहरण है 


७२ |] 


अत, इससे सार ग्रहण कीजिये । सार इतना ही है कि 
परिग्रह जञ्जालका कारण है, श्रत इससे निवत्त होने का 
प्रयत्त करना चाहिये । 

नवम अध्यायमे सवर और नि्जरा तत्त्वका वर्णन 
आपने सुना है। वास्तवमे विचार करो तो मोक्षके साधक 
ये दो ही तत्व है। नवीन कर्मोका आखत्रव रुक जाय यही 
सवर है और प्ूव्वबद्ध कर्मोका क्रम-क्रसे खिर जाता 
निर्जेरा है। 'सवर' गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिपह- 
जय और चारित्रके द्वारा होता है। इन कारणोमे आचार्य 
महाराजने सव्वसे प्रथम गुप्तिका उल्लेख किया है | समस्त 
आख़वबोका मूल कारण योग है । यदि योगो पर नियन्त्रण 
हो गया तो आज्रव अपने आप रुक जावेगे । इस तरह 
गुप्ति ही महासवर हैं । परन्तु गुप्तिका प्राप्त होना सहज 
नही । गुप्तिरूप अवस्था सतत नहीं हो सकती अभ्रत उसके 
अभावमे प्रवृत्ति करता पडती है। तब आचायय॑ने ग्रादेश 
दिया कि भाई थदि प्रवृत्ति ही करता है तो प्रमाद रहित 
प्रवृत्ति करो । प्रमाद रहित प्रवृत्तिका नाम समिति है । 
मनुष्य चलता है, बॉलता है, खाता है, किसी वस्तुको 
उठाता धरता है ओर मलमृत्रादिका त्याग करता है । 
इनके सिवाय यदि अन्य कर्म करता हो तो बताओ्रो ? 
उसके समस्त कार्य इन्ही पाँच कमकि श्रन्तर्गत हो जाते 
है । आचाये महाराजने पाँच समितियोके द्वारा इन पाँचो 
कार्यो पर पहरा बेठा दिया फिर अनीति मे प्रवृत्ति हो 
तो कसे हो ? 


१० ; उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म _ 


ग्रात्माका उपयोग आत्मामें स्थिर नहीं रहता इसका 
कारण परिग्रह है । परिग्रहके कारण ही उपयोगमे सदा 
चजञ्चलता आतो रहती है । आकिज्चन्य धर्ममे परिग्रहका 
त्याग होनेसे आात्माका उपयोग अश्रन्यत्र न जाकर ब्रह्म 
श्र्थात्‌ आत्मामे ही लीन होने लगता है । यथा्थमे यही 
: ब्रह्मचयें है । बाह्य ज्ेय से उपयोग हटकर आत्मस्वरूपमे 
ही लीन हो जाय तो इससे बढकर धर्म क्या होगा ? 
इसी ब्रह्मचर्यंकों सबसे बडा धर्म माना है। बन्ह्मचयंकी 
पूर्णता चौदहवे ग्रुणस्थानमे होती है। आागममे वहाँ ही 


हि 


दस-लक्षण धर्म 


शीलके श्रठारह हजार भेदोकी पूर्णता बतलाई। यद्यपि 
निश्चय नयसे ब्रह्मचर्यका यही स्वरूप है तथापि व्यवहारसे 
स्‍त्री त्यागको ब्रह्मचर्य कहते है। स्वकीय तथा परक्रीय 
दौनो प्रकारकी स्त्रियोका त्याग हो जाना पूर्ण ब्रह्मचयं है। 
और परकीय स्त्रीका त्यागकर स्वकीय स्त्रीमे सतोष 
रखना अथवा स्त्रीकी अपेक्षा स्वपुरुषमे संतोष रखना एक- 
देश ब्रह्मचय है। ब्रह्मचयंसे ही मनुष्यकी शोभा तथा 
प्रतिष्ठा है। चिरकालसे मनुष्योमे जो कौट्म्बिक व्यवस्था 
चली आ रही है उसका कारण मनुष्यका ब्रह्मचर्य ही है । 
ब्रह्मतर्य का सबसे बडा बाधक कारण कुसज्भति है। 
कुसगतिके चक्रमे पडकर ही मनुष्य बुरी आदतो मे पडता 
है इसलिये ब्रह्मचयंक्री रक्षा चाहनेवाले मनुष्यकों स्व 
प्रथम कुसगति से बचना चाहिये। शुभचद्धाचायने वृद्ध 
सवाको ब्रह्मचयंका साधक मानकर ज्ञानाणंवमे इसका 
विशद वर्णन किया है। यहाँ जो उत्तमगुणोसे सहित हैं 
उन्हें वृद्ध कहा हैं। केवल श्रवस्थासे वृद्ध मनुष्योकी यहाँ 
विवक्षा नही हैं । मनुष्यके हृदयमे जब दुविचार उत्पन्न 
होते है तब उन्हे रोकनेके लिए लज्जा गुण बहुत कुछ 
प्रयत्त करता है । उत्तम मनुष्योकी संगतिसे लज्जाग्रुणको 
बल मिलता है। और वह मनुष्योके दुधिचारो को परास्त 
कर देता है परन्तु जब नीच मनुष्योकी सगति रहती है 
तब लज्जागुण श्रसहाय जेसा होकर स्वय परास्त हो जाता 
है। हृदयसे लज्जा गई फिर दुविचारोकों रोकनेवाला 
कौत है ? 

प्रादर्श गृहस्थ वही हो सकता .है जो श्रपनी स्त्रीमे 
संतोष रखता है । इस एकदेश ब्रह्मचर्यका भी कम माहात्म्य 
नही है । सुदर्शन सेठकी रक्षाके लिये देव दोडे आते है । 
सीताजीके श्रग्निकुण्डको जलकुण्ड बनानेके लिये देवोका 
ध्यान आकर्षित होता है | यह क्‍या है ? एक शीलवब्रतका 
ही अद्भत महात्म्य है। इसके विरुद्ध जो कुशील पापमे 
प्रवत्ति करते है वे देर सवेर नष्ट हो जाते हैं इसमे सदेह- 
की बात नही है। जिन घरोमे यह पाप झाया वे घर 
बरबाद ही हो गये और पाप करनेवालोकों अपने ही 
जीवनमे ऐसी दशा देखनी पडी कि जिसकी उन्हें स्वप्नमे 
भी सभावना नहीं थी। जिस पापके कारण रावणके 
भवनमे एक बच्चा भी नहीं बचा उसी पापको झाज 


दस-लक्षण घर्मं 


'लोगोने खिलौना बना रक्खा है । 


जाहि पाए रावणके छोना रह्मो न भौतना साहि । 
ताही पाप लोगनने खिलौना करि , राख्योौ है॥ 


पाप पाप ही है। इसे जो भी करेगा व्रह दुःख 
उठावेगा । ब्रह्मचारी मनुष्यकों अपने रहन, वेषभूषा 
आदि' सब पर दृष्टि रखना पडती है । बाह्य परिकर भी 
उज्वल बनाना पडता है क्योंकि इन सबका असर उसके 
ब्रह्मचयंपर श्रच्छा नही पडता। आप भगवान्‌ महावीर 
स्वामीके संबोधे हुए शिष्य है। भगवान्‌ महावीर कौन 
थे ? बाल ब्रह्मचारी ही तो थे । अच्छा जाने दो उनकी 
बात, उनके पहले भगवान्‌ पारवेनाथ कंसे थे ? वे भी 
बाल ब्रह्मचारी थे और उनके पहले कौत ? नेमिनाथ, 
वे भी ब्रह्मचारी थे। उनका ब्रह्मचर्य तो और भी 
आइचर्यका री है । बीच विवाहमे विरक्त हो दीक्षा उन्होने 
धारण की थी । इस तरह एक नही तीन तीन तीर्थंकरोने 
आपके सामने ब्रह्मचयंका माहात्म्य प्रकद किया है। 
हम अपने श्रापको उनका शिष्य बतलाते है पर ब्रह्मचरयकी 
ओर दृष्टि नहीं देते। जीवन विलासमय हो रहा है 
ओर उसके कारण सूरतपर बारह बज रहे है, फिर भी 
इस कमी को दूर करने की ओर लक्ष्य नहीं जाता। 
कीडे मकोड़े की तरह मनुष्य सख्या में वृद्धि होती जा 
रही है । बल-वीयेका अ्रभाव शरीर मे होता जा रहा है 
फिर भी ध्यान इस ओर नही जाता । एक बच्चा माँ के पेट 
मे और एक अ्रञ्चल के नीचे है फिर भी मनुष्य विषय 
से तृप्त नहीं होता । पशु में तो कम से कम इतना विवेक 
होता है कि वह गर्भवती मादा से दूर रहता है पर हाय 
रे मनुष्य | तू तो पशुसे भी अ्धम दशाको पहुँच रहा है। तुझे 
गर्भवती स्त्रीसे भी समागम करनेमे सकोच नही रहा । 
इस स्थितिमे जो तेरे सन्तान उत्पन्न होती है उसकी 
अवस्थापर भी थोडा विचार करो | किसीके लीवर बढ़ 
रहा है तो किसीके पक्षाघात हो रहा है । किसीकी आँख 
कमजोर है तो किसीके दाँत दुर्बल है | यह सर्वे क्यो है ? 
एक ब्रह्मचर्यके महत््वको नहीं समभनेसे है। जब तक 
एक बच्चा माँका दुग्धपान करता है तब तक दूसरा बच्चा 
उत्पन्न न किया जाय तो बच्चे भी पुष्ट हो तथा माता 


कस 


| ७३ 


पिता भी स्वस्थ रहे । श्राज तो स्त्रीके दो तीन बच्चे 
हुए नही कि उसके शरीर मे बुढापाके चिह्न प्रकट हो 
जाते है | पुरुषके नेत्रो पर चश्मा आ जाता है और मुहमे 
पत्थरके दाँत लगवाने पडते है । जिस भारतवर्षमे पहले 
टी बी. का नाम नही. था वहाँ श्राज लाखोंकी संख्यामे 
इस रोगसे ग्रसित है। विवाहित स्त्री पुरुषोकी बात 
छोडिये अब तो अविवाहित बालक बालिकाये भी इस 
रोगकी शिकार हो रही है। इस स्थितिमे भगवान्‌ ही 
देशकी रक्षा करें। एक राजा ज्योतिष विद्याका बडा 
प्रेमी था | वह मुहते दिखाकर ही स्त्री समागम करता था । 
राजाका ज्योतिपी तीन सालमे एक बार मुहूर्त निकाल 
कर देता था। इससे राजाकी स्त्री बहुत कुढती रहती 
थी । एक दिन उसने राजासे कहा कि ज्योतिषी जी 
आपको तो तीन साल बाद मुहत शोध कर देते है भर 
स्वय निजके लिए चाहे जब मुह॒र्त निकाल लेते हैं । उनका 
पोथी-पत्रा क्‍या जुदा है ? देखो न, उनके प्रति वर्ष 
बच्चे उत्पन्न हो रहे है। स्त्रीकी बात पर राजाने ध्यान 
दिया श्र ज्योतिषीको बुलाकर पूछा कि महाराज | 
क्या आपका पोथी-पत्रा जुदा है? ज्योतिषीने कहा-- 
महाराज | इसका उत्तर कल राजसभामे दूँगा । 

दूसरे दिन राजसभा लगो हुई थी। सिहासन पर 
राजा आसीन थे। उनके दोनो औओ्लोर तीन तीन वर्षके 
अन्तरसे हुए दोनो बच्चे सुन्दर वेष-भूषामे बेठे थे। 
राजसभामे ज्योतिषी जी पहुंचे । प्रति वर्ष उत्पन्न होनेवाले 
बच्चोमेसे वे एककों कन्धेपर रखे थे, एकको बगलमे 
दाबे थे श्रौर एकको हाथसे पकड़े थे । पहुँचने पर राजाने 
उत्तर पूछा । ज्योतिपीने कहा- महाराज ! मसुहतेंका 
बहाना तो मेरा छल था) यथार्थ बात यह है कि आप 
राजा है। आपकी संतान राज्यकी उत्तराधिकारी है। 
यदि आपके प्रतिवर्ष सतान पैदा होती तो वह हमारे इन 
बच्चोके समान होती । एकके नाक बह रही है, एककी 
आ्रॉखीमे कीचड लग रहा है, कोई ची कर रहा है, कोई 
पी कर रहा है । ऐसी सतानसे क्‍या राज्यकी रक्षा हो 
सकती है ? हम तो जाति के ज़्रह्मण है। हमारे इन 
बच्चो को राज्य तो करना नहीं है, सिर्फ अपना पेट 
पालना है सो येन केन प्रकारेण पालही लेगे। आपके 


७४ | 


ये दोनो बच्चे तीन तीन सालके अ्रन्तरसे हुए है और ये 
हमारे बच्चे एक एक व्षके श्रन्तरसे हुए हैं । दोनोकी 
सूरत मिलान कर लीजिये । राजा ज्योतिपीके उत्तरसे 
निरुत्तर हो गया तथा उसकी दूरदर्शितापर बहुत प्रसन्न 
हुआ । यह तो कथा रही, पर में आपको एक प्रत्यक्ष 
घटना सुनाता हूं । मै प॑० ठाकुरदासजीके पास पढता 
था । वह बहुत भारी विद्वान थे। उनकी स्त्री दूसरे 


विवाहकी थी पर उसकी परिणतिकी बात हम आपको 


क्या सुनावे ? एक बार पण्डित जी उसके लिए १००) 
सो रुपयेकी साडी ले शआ्आाये। सडो हाथ मे लेकर वह 
पण्डित जी से कहती है पण्डित जी ! यह साडी किसके 
लिये लाये हैं? पण्डितजीने कहा कि तुम्हारे लिये 
लाया हूँ। उसने कहा कि अभी जो साडी मैं रोज 
पहिनती हूँ वह क्‍या बुरी है ” बुरी तो नहीं है पर यह 
श्रच्छी लगेगी, पण्डितजीने कहा | यह सुन्र उसने उत्तर 
दिया कि मैं श्रच्छोी लगने के लिए वस्त्र नहीं पहनना 
चाहती । वस्त्रका उद्देश्य शरीरकी रक्षा है, सौन्दर्य 
वृद्धि नही, और सौन्दर्य वृद्धि कर मै किसे आाकषित करू ? 
आपका प्रेम ध्ुझपर है यही मेरे लिये बहुत है। उसने 
वह साडी अपनी सौकरानीकों दे दी और कह दिया कि 
इसे पहिन कर, खराब नही करना । कुछ बट्टे से वापिस 
होंगी सो ,वापिस कर आ और रुपये अ्रपने पास रख । 
समय पर काम आवेगे। जब पण्डितजीके दो सन्‍्तान हो 
चुकी तब एक दित उसने पण्डितजीसे कहा कि देखो 
अ्रपने दो सतान, एक पुत्र और एक पुत्री हो चुकी । श्रब 
पापका कार्य बन्द कर देता चाहिये । पण्डितजी उसको 
बात धुन कर कुछ हीला हवाला करने लगे तो वह स्वय 
उठ कर उन्तकी गोदमे जा बैठी और बोली कि श्रब तो 
आ्रांप मेरे पिता तुल्य हैं और मैं आपकी बेटी हूँ । 
पण्डितजी गदगद्‌ स्वरसे बोले--बेटी ! तूने तो आज वह 
काम कर दिया जिसे मै जीवन भर श्रनेक शास्त्र पढ़कर 
भी नहीं कर पाया | उस समयसे दोनो ब्रह्मचये से रहने 
लगे । यदि किसीकी लडकी या वधू विधवा हो जाती है 
तो लोग यह कह कर उसे झुलाते है कि हाय * तेरी 
जिन्दगी कैसे कठेगी ? पर यह नही कहते कि बेटी | तू 
अनन्त पापसे बच गई, तेरा जीवन बन्ध-मुक्त हो गया। 


दस-लक्षण धर्म 


श्रव तू श्रात्महित स्वतन्त्रतासे कर सकती है। 

पअ्रथमानुयोगमे एक कथा आती है--किसी श्रादमीसे 
पानी छाननेके बाद जो जीवानी होती है वह लुढक गई । 
उसने मुनिराज से इसका प्रायश्चित्त पूछा तो उन्होने 
कहा कि असिधारा ब्रेत धारण करनेवाले स्त्री-पुरुषकों 
भोजन कराओ्रो । महाराज ! इसकी परीक्षा केसे होगी ? 
ऐसा उसने पूछा तो मुनिराजने कहा कि जब तेरे घरमे 
ऐसे स्त्री-पुरुष भोजन कर जावेगे तब तेरे घरका मलिन 
चदेवा सफेद हो जावेगा | मुनिराजके कहे अनुसार वह 
सत्री-पुसुषोको भोजन कराने लगा। एक दिन उसते एक 
स्‍त्री तथा पुरुषकों भोजत कराया और देखा कि उनके 
भोजन करते करते मैला चदेवा सफेद हो गया है। 
आदमीको विश्वास हो गया कि ये ही असिधारा ब्ृतके 
घारक है | भोजनके वाद उसने पूछा तो उन्होंने परिचय 
दिया कि जब हम दोनों का विवाह नही हुआ था, उसके 
पहले हमने शुक्ल पक्षमे और इसने कृष्ण पक्षमे ब्रह्मचर्य 
रखमेका नियम ले खखा था । अ्रनजानमे हम दोनोका विवाह 
हो गया । शुक्लपक्षके बाद कृष्णपक्षमे जब हमने इसके 
प्रति कामेच्छा प्रकट की तो “इसने उत्तर किया कि मेरे 
तो कृष्णपक्षमे श्रह्मच्य से रहने का जीवन पर्यन्त के 
लिये नियम है। मैं उत्तर सुनकर शान्‍्त हो गया। 
तदनन्तर जब कृष्णपक्ष के बाद शुकक्‍लपक्ष आया और 
इसने अपना श्रत्नराग प्रकट किया तब मैने कहा कि 
मैंने शुबलपक्ष मे ब्रह्मचयं से रहने का नियम, जीवन 
पर्यन्त के लिये विवाह के पूर्व लिया है । स्त्री शान्त हो 
गई । इस प्रकार स्त्री-पुर्ष दीनो साथ साथ रहते हुए भी 
ब्रह्मचर्य से "अपना जीवन बिता रहे हैं। देखो उनके 
सतोप की वात कि सामग्री पास में रहते हुए भी उनके 
मन मे विकार उत्पन्न नही हुआ तथा जीवन भर उन्होंने 
अपना अपना ब्रत निभाया । अ्रस्तु । 

दम अध्याय में आपने मोक्ष तत्व का वर्णन 
सुना हे । इसमे आचार्य ने मीक्ष का स्वरूप बतलाते हुए 
लिखा है कि “बन्धहेत्वभावनिर्ज राभ्या कृत्स्तकर्म विप्रमोक्षों 
मोक्ष ' श्र्थात्‌ बच्ध के कारणों का श्रभाव ओर पृर्वबद्ध 
कर्मों की निर्जरा होने से जो समस्त कर्मों का ग्रात्यन्तिक 
क्षय हो जाता है वह मोक्ष कहलाता है । निश्चय से 


दस-लक्षण धर्म 


तो सब द्रव्य स्वतन्त्र है। जीव स्वतन्त्र है और कर्मरूप 
पुद्गल द्रव्य भी स्वतन्त्र है। इनका बन्ध नहीं । जब बन्ध 
नही तब मोक्ष किसका ”? इस तरह निश्चय की दृष्टि से 
तो बन्ध श्रौर मोक्ष का व्यवहार बनता नही है परन्तु 
व्यवहार की हृष्टि से जीव और कर्मरूप पुदुगल द्रव्य 
का एकक्षेत्रावगाह हो रहा है, इसलिये दोनो का बन्ध 
कहा जाता है और जब दोनो का एक-क्षेत्रावगाह मिट 
जाता है तब मोक्ष कहलाने लगता हैं। समनन्‍्तभद्र स्वामी 
ने कहा है--- 
बन्धव्च मोक्षरच तयोइच हेतु 
बद्धबच सुक्तरच फल च॒ सुक्‍्ते । 
स्याह्वादिनों नाथ | तबंद युक्त 
नेकान्तदृष्टेस्वसतोषसि शास्ता ॥। 


अर्थात्‌ बन्ध मोक्ष, इनके कारण, जीव की बद्ध 
ओर मुक्त दशा तथा मुक्ति का प्रयोजन यह, सब है नाथ ! 
आपके ही शासत मे सघटित होता है, क्योकि आप स्वाद्वाद 
से पदार्थ का निरूपण करते है, एकान्त दृष्टि से आप 
पदार्थ का उपदेश नही देते । 


इस तरह परपदार्थ से भिन्न श्रात्मा की जो परिणति है 
वही मोक्ष है । इस परिणति के प्रकट होने मे सबसे अधिक 
बाधक मोह कर्म का उदय है, इसलिये आचाये महाराज 
ने आज्ञा की है कि सर्वे प्रथम मोह कर्म का क्षय कर 


[ ७५ 


तथा उसके बाद शेष तीन घातिया कर्मों का क्षय कर, 
केवलज्ञान प्राप्त करो । उसके बाद ही अन्य अ्रघातिया 
कर्मो का क्षय होने से मोक्ष प्राप्त हो सकेगा | मोह के 
निकल जाने तथा केवलज्ञान के हो जाने पर भी यथपि 
पचासी प्रकृतियों का सद्भाव श्रागम में बताया है तथापि 
वह जली हुई रस्सी के समान निर्बेल है--- 


ध्यान कृपाण पाणि गहि नाशी जरेशठ प्रकृति श्ररी । 
शेष पचासी लाग रही हैं ज्यों जेवरी जरी ॥। 


परन्तु इतना निबेल नही समझ लेता कि कुछ कर 
ही नही सकती है । निर्बल होने पर भी उनमे इतनी शक्ति 
है कि वे देशोत्त कोटि पूर्व तक इस आत्मा को केवलज्ञान 
हो जानते पर भी मनुष्य शरीर में रोके रहती है। फिर 
निरबंल कहते का तात्पयं यही है कि वे इस जीव को 
आगे के लिये बन्धन युक्त नहीं कर सकती । परम 
यथाख्यात चारित्रकी पूर्णता चौदह॒वें गुणस्थान मे होती है । 
अतः वही शुक्लध्यान के चतुर्थ पाये के प्रभाव से उपान्त्य 
तथा अन्तिम समय मे बहत्तर श्रोर तेरह प्रकृतियो का 
क्षय कर यह जीव सदा के लिये मुक्त हो जाता है तथा 
ऊध्वंगमन स्वभाव के कारण एक समय में सिद्धालय में 
पहुंचकर विराजमान हो जाता है। यही जेनसागम मे 
मोक्ष की व्याख्या है । 


सामान मा +- मामा. पाइकिकिककि धराातममम पाक म्गाके, 


निरन्तर जतथमंके ग्रन्थोका स्वाध्याय करनेसे चित्तमे अ्रपूृर्व शान्ति होती है । 
शरीरकी रक्षा धर्मसाधनके श्रथ पापप्रद नही । विषयसे निवृत्ति होने पर तत्त्वज्ञानकी 
निरन्तर भावना ही कुछ कालमे ससार-लतिकाका छेंदन कर देती है। केवल देह- 
शोषण मोक्षमार्ग नही । अन्तरग वासनाकी विशुद्धिसि ही कम निर्जीर्ण होते है । 
किसी पदार्थमे भीतरसे आसक्त नहीं होना चाहिये। अपनी भावना ही आपकी 
आत्माका सुधार करनेवाली है । जहाँतक बने, यही कार्य करनेमे समय बिताना । 


“अध्यात्म पत्रावलि--५४ 


्प 
समाधिमरण पत्र-पंज 


ये पत्र स्व० उदासीत ब्र० मौजीलालजी सागर वालोके समाधिलाभार्थ उनके प्रत्युत्त रमे पूज्य 
पं० गणंणशप्रसादजी वर्णीके द्वारा लिखे गये थे। एक-एक पक्तिमे आत्मरसिकता भूलक रही है । 
जब कभी मन स्थिर हो शान्ति-पुर्वेक प्रत्येक वाक्यका परिशीलन करके उसके मन्तव्यको हृदयज्भत 
करना चाहिये । पन्न नही, ये मोक्षमार्गमे प्रवेश करने के लिये वास्तविक दीपक है। 


शारीरिक अवस्था की ओर दृष्टि न देकर निजात्मा की 
ओर लक्ष्य देकर उसी के स्वास्थ्य की झषधि का प्रयत्न 
करना । शरीर परद्रव्य है, उसकी कोई भी अवस्था हो 
उसका ज्ञाता-दुष्टा ही रहना। सो ही समयसार मे 


कहा है--- 


योग्य शिष्टाचार ! 


सत्य दाव तो लोभका त्याग है और उसको मैं 
चारित्रका श्रश मानता हूँ । मूर्छाकी निवृत्ति ही चारित्र 
- हैं । हमको द्रव्यत्यागमे पुण्ययधकी ओर दुष्टि न देती 
चाहिये, किन्तु इस द्रव्यसे ममत्वनिवृत्ति द्वारा शुद्धोपयोग 
क। व्धंक दान समभना न्नाहिये। वास्‍्तविक तत्त्व ही 
निवृत्तिरूप है । जहाँ: उभय पदार्थका बध है वही ससार 
हैं । भर जहाँ दोनो वस्तु स्वकीय २ गृण-पर्यायोमे परिण- 
मन करती है वही निवृत्ति है, यही सिद्धान्त है। कहा 
भी है-- 


गाथा 


को णाम भणिज्ज बुहो परदव्वं मस इस हवदि दवब्वं। 
श्रप्पाणसप्पणों परिगहं तु णियद चियाणंतो ॥ 


भावार्थ--'यह परद्रव्य मेरा है” ऐसा, ज्ञानी पण्डित 
नहीं कह सकता । क्योकि जानी जीव तो आत्मा को ही 
स्वकीय परिग्रह मानता या समभता है । 

यद्यपि विजातीय दो द्रव्योसे मनुष्य पर्यायकी उत्पत्ति 
हुई है किन्तु विजातीय २ दो द्रव्य मिलकर सुधा-हरिद्वा- 
व॒त्‌ एकरूप नही परिणमे हैं। वहा तो वर्ण गुण दोनोका 
एक हप परिणमना कोई आपत्तिजनक नहीं है | किन्तु यहा 
पर एक चेतन और अन्‍य अचेतन द्रव्य है। इनका एकरूप 


इलोक 
सिद्धान्तो5यमुदात्त चित्तच रितमें क्षर्णयभि,सेव्यता । 
शुद्ध चिन्मयमेकमेव परमज्योतिस्सद॑ वास्म्पहस्‌ ॥॥ 


एते ये तु समुल्लस ति विविधा भावा. प्रथग्लक्षणा- 
स्तेहह नास्मि यतोउ5चत्र ते मस्त प्रद्रव्य समग्रा श्रपि ॥॥ 


अ्र्थ--यह सिद्धान्त उदारचित्त और उदारचरित्र वाले 





मोक्षाथियोकों सेवन करना चाहिये कि मैं एक ही शुद्ध 
(कर्मरहित) चंतन्यस्वरूप परम ज्योति वाला सर्देव हूँ । 
तथा ये जो भिन्न लक्षण वाले नाना प्रकार के भाव प्रकट 
होते है, वे मैं नही हूँ क्योकि वे सम्पूर्ण परद्रव्य है । 

इस इलोक का भाव इतता सुन्दर श्लोर रुचिकर है 
जो हृदय मे श्राते ही ससार का श्राताप कहाँ जाता है, 
पता नही लगता । श्राप जहाँ तक हो, श्रव इस समय 


परिणमना न्यायप्रतिकूल है । पुद्गलके निमित्त को प्राप्त 
होकर आत्मा रागादिकरूप परिणम जाता है, फिर भी 
रागादिक भाव औदयिक है श्रत बन्धजनक हैं, । श्रात्मा 
को दू खजनक है, अत हेय है परन्तु शरीर का परिणमत 
आत्मा से भिन्न है, श्रतः न वह हेय है भ्ौर न वह उपादेय 
है । इसही को समयसारमे श्री महथि कुन्दकुन्दाचार्य ने 
निर्जराधिकार मे लिखा है--- 





समाधिप्तरण पन्न-पुंज 


गाथा 


छिज्जदु वा भिज्जदु चा णिज्जदु वा अरहव जादु विप्पलय । 
जम्हा तम्हा गच्छदु तह वि हु ण परिग्गहो मज्क ॥ 


अ्र्थ--यह शरीर छिंद जावो अ्रथवा भिद जावो 
अथवा ले जावों अथवा नाश हो जावो, जेसे तेसे हो जावो 
तो भी यह मेरा परिग्रह नही है । 

इसीसे सम्यर्दप्टिके परद्वव्यके नाता प्रका रके परिगमत 
होते हुए भी हर्प-विपाद नहीं होता | अत श्रापको भी इस 
समय दझरीरकी क्षीण अ्रवस्था होते हुए कोई भी विकल्प 
न कर तटस्थ ही रहना हितकर है । 

चरणानुयोगम जो परद्रव्यो को शुभाशुभ मे नि्ित्तत्त्व 
की अपेक्षा हेयोपादेय की व्यवस्था की है, वह अ्रत्पप्रज्ञके 
ग्रथ है । आप तो विज्ञ है। अ्रध्यवसाय को ही बधका 
जनक समझे उसीके त्यागकी भावना करना और निरतर 
“एगो में सासदो आदा णाणदसणलक्खणो ” श्रर्थात्‌ ज्ञान 
दर्शनात्मक जो आत्मा है वही उपादेय है। शेप जो बाह्य 
पदार्थ हे वे मेरे नही है। ऐसी भावना करता । 

मरण क्या वस्तु हे ” आयुके निर्षेक पूर्ण होने पर 
पर्यायका वियोग मरण, तथा आयुके सदभावमे 
पर्यायका सवबध सो ही जीवन | अब देखिये, जेसे जिस 
मन्दिरम हम निवास करते हूँ उसके सदभाव असदभावमे 
हमको किसी प्रकारका हानि-लाभ नहीं, तव क्‍यों हर्प- 
विपादकर अपने पवित्र भावोंकों कलुपित किया जावे । 
जैसे कि कहा है--- 


इलोक 


प्राणोच्छेदमुदाहरन्ति मरणं प्राणा। किलास्यात्मतो । 
ज्ञान सत्स्वधमेद शाइवत्ततया नोच्छिवयते जातुचिद ॥ 
अस्यातो भरणं न फिचिद भवेत्तदभी कतो ज्ञानिनो । 
नि. शद्धू: सतत स्वयं स सहज ज्ञानं सदा विन्‍्दति ॥ 


अवब--प्रागाक नाशकोी मरण कहते हैं। और प्राण 
इस आत्माका ज्ञान हें | वह ज्ञान सत रूप स्‍्वय ही नित्य 
हाोनेके कारण कभी नही नप्ट होता हे । अतः: इस आत्मा 
पा कुछ भी मरण नही है तो फिर ज्ञानीकों मरणका भय 


| ७७ 


कहासे हो सकता है। वह ज्ञानी स्वयं निःशक होकर 
निरंतर स्वाभाविक ज्ञानको सदा प्राप्त करता है। 

इस प्रकार आप साननन्‍्द ऐसे मरणका प्रयास करना 
जो परपरा मातास्तन्यपानसे वच जाओ । इतना सुन्दर 
अवसर हस्तगत हुवा है, अवश्य इससे लाभ लेना । 


आत्मा ही कल्याणका मन्दिर है, अत परपदार्थोकी 
किचित्‌ मात्र भी आप अपेक्षा न करे । अरब पुस्तक हारा 
ज्ञानाभ्यास करनेकी आवश्यकता नहीं । श्रवः तो पर्यायमे 
घोर परिश्रम कर, स्वरूपके अर्थ मोक्ष-मार्गका अभ्यास 
करना उचित है। अब उसी ज्ञान-शस्त्रकों राग-हेप शनत्रुओ 
के ऊपर निपात करनेकी म्रावश्यकता है । यह कार्य न तो 
उपदप्टाका है और न समाधिमरणमे सहायक पडितोका 
है । श्रव तो अन्य कथाग्रोके श्रवण करनेमे समयको न 
देकर उस शत्रुसेनाके पराजय करनेमे साववान होकर 
यत्नपर हो जाबो । 

यद्यवि निमित्तको प्रधान मानने वाले तर्क द्वारा बहुत- 
सी ग्रार्पत्त इस विपयमे ला सकते है। फिर भी काये 
करना अन्तमे तो आपही का कत्तंव्य होगा । अत जबंतक 
आपकी चेतना सावधान है, तिरतर स्वात्मस्वरूप-चितवन 
में लगा दो । 


श्री परमेष्ठी का भी स्मरण करो किन्तु ज्ञायककी 
ओर ही लक्ष्य रखना, क्योंकि में “ज्ञाता दृष्टा” हूँ, ज्ञेय 
भिन्न हैं, उनमे इप्टानिष्ट विकल्प ने हों, यही पुरुपार्थ 
करना ओर अन्तरगमे मूर्छा न करना तथा रागादिक 
भावोकों तथा उसके वक्ताझ्रोकों दूर ही से त्यागना । 
मुझे आनन्द इस बात का है कि आप निशलय है। यही 
आपके कल्याणकी परमोपधि है । 

/ ५ ५ 
महाद्यय, 
योग्य शिष्टाचार । 

आपके झरीर की अवस्था प्रत्यहं क्षीण हो रही है । 
इसका हास होना स्वाभाविक हे । इसके ह्वास और वृद्धि 
से हमारा कोई घात नहीं, क्योंकि आपने निरंतर ज्ञाना- 
भ्यास किया है, अत, आप इसे स्वयं जानते है। अयवा मान 
भी लो, शरीरके शथित्यसे तद भ्रवमवभूत इन्द्रियादिक भी 


७८ | 


शिथिल हो जाती है तथा द्रव्येन्द्रियके विक्ृत भावसे भावे- 
न्द्रिय स्वकीय कार्य करनेमे समर्थ नही होती है किन्तु 
मोहनीय-उपशम-जन्य सम्यक्त्वकी इसमे क्‍या विराघना 
हुई । मनुष्य शयन करता है उस काल जागृत अवस्थाके 
सदृश ज्ञान नही रहता किन्तु जो सम्यग्दशन गुण ससारका 
अन्तक है उसका आशिक भी घात नही होता । अ्रतएव 
अ्पर्याप्त श्रवस्थामे भी सम्यग्द्शन माना है, जहाँ केवल 
तेजस का्मंण शरीर है, उत्तरकालीन शरीर की पूर्णता 
भी नहीं। तथा आहारादि वर्गणाके अभावमे भी सम्यग्दर्शन 
का सदभाव रहता है । अत आप इस वबातकी रचमात्र 
आाकुलता न करे कि हमारा शरीर क्षीण हो रहा है, 
क्योकि शरीर पर-द्रव्य है, उसके सम्बन्ध से जो कोई 
कार्य होने वाला है वह हो, भ्रथवा न हो, परन्तु जो वस्तु 
शआत्माहीसे समन्वित है उसकी क्षति करने वाला कोई नही । 
उसकी रक्षा है तो ससारतट समीपही है । विशेष बात यह 
है कि चरणानुयोगकी पद्धतिसे समाधिके श्रर्थ बाह्य सयोग 
अच्छे होना विवेय है, किन्तु प्रमार्थ दृष्टिसे निज प्रबलतम 
श्रद्धान ही कार्यकर है । आप जानते हैं कि कितने ही 
प्रबल ज्ञानियोका समागम रहे, किन्तु समाधिकर्त्ताको उनके 
उपदेश श्रवणकर विचार तो स्वयं ही करना पडेगा । जो 
मैं एक हू, रागादिक शून्य हूँ, यह जो सामग्री देख रहा हूँ 
प्रजन्य है, हेय है, उपादेय निज ही है । परमात्माके गुण- 
गानसे परमात्मा द्वारा परमात्म-पदकी प्राप्ति नही किन्तु 
परमात्मा द्वारा निर्दिष्ट पथ पर चलनेसे ही उस पदका 
लाभ निश्चित है। अत सर्व प्रकारके मभटोको छोंडकर 
भाई साहव | श्रब तो केवल वीतराग निरदिष्ट पथपर ही 
आमभ्यच्तर परिणमसे आ्रारूढ6 ही जाश्रो । बाह्य त्यागकी 
वही तक मर्यादा है जहाँ तक निजभावमे बाधा न पहुंचे । 
अपने परिणामोके परिणमनको देख कर ही त्याग करना, 
क्योकि जेन सिद्धान्तमे सत्य१थ मुर्छात्याग वालेके ही होता 
है । भ्रत. जो जन्मभर मोक्षमार्गका श्रष्ययत किया उसके 
फलका समय है, इसे सावधानतया उपयोगमे लाना । 
यदि कोई महानुभाव अन्तमे दिगम्बर पदकी सम्मति देवे 
तब अपनी आमभ्यन्तर विचारधारासे कार्य लेना । वास्तव 
में अन्त रग बुद्धिपूर्वक मूर्छा न हो तभी उस पढदके पात्र 
बनना । इसका भी खेद न करना कि हम शक्तिहीन हो 


० 


समाधिसरण पत्र-प्‌ंज 


गये, अन्यथा अच्छी तरहसे यह कार्य सम्पन्न करते । हीन - 
शक्ति शरीरकी दुबंलता है। आम्यन्तर श्रद्धामे दुर्वलता न 
हो । अ्रत निरन्तर यही भावना रखना -- 


एगो से सासदो आदा, णाणदसणलक्खणों । 
सेसा से बाहिरा भावा, सब्वे संजोगलक्खणा ॥॥* 


ग्रथ.. एक मेरी शाश्वत आत्मा ज्ञान-दर्शन लक्षण- 
मयी है शेष जो बाहरी भाव है,।वे मेरे नही है सर्वे सयोगी 
भाव है । ः 

अत जहा तक बने, स्वयं आप समाधानपूर्वेक अन्यकों 
समाधिका उपदेश करना कि समाधिस्थ आत्मा अनन्त 
शक्तिशाली है, तव यह कोनसा विशिष्ट कार्य हे । वह तो 
उन शत्रुओं को चूर्ण कर देता है जो अनन्त ससारके कारण 
है। इति । 

इस ससार समुद्रभे गोते खाने वाले जीवोकों केवल 
जिनागम ही नौका है । “उसका जिन भव्य प्राणियोंने 
आश्रय लिय। है वे अवश्य एक दिन पार होगे। आपने 
लिखा कि हम मोक्षमार्गप्रकाशकी दो प्रति भेजते है सो 
स्वीकार करना । भला ऐसा कौन होगा जो इसे स्वीकार 
न करे | कोई तीब़ कपायी ही ऐसी उत्तम वस्तु अ्रनगीकार 
करे तो करे, परतु हम तो शतश धन्यवाद देते हुए आपकी 
भेंटको स्वीकार करते है । परन्तु क्या करे ? निरन्तर इसी 
चिन्तामे रहते है कि कब ऐसा शुभ समय ग्रावे जो वास्तव 
में हम इसके पात्र हो। श्रभी हम इसके पात्र नही हुये, 
अन्यथा तुच्छ सी तुच्छ बातो मे नाना कल्पनाये करते हुए 
दुखी न होते । श्रब भाई साहब्र ? जहाँ तक बने, हमारा 
और आपका मुख्य कत्तंव्य रागादिकके दूर करने का ही 
निरन्तर रहना चाहिये। क्योकि आमगमज्ञान और श्रद्धा 
से बिना सयतत्व भावके मोक्षमार्ग की सिद्धि नहीं, श्रत 
सब प्रयत्नका यही सार होना चाहिये, जो रागादिक भावो- 
का अस्तित्व आत्मामे न रहे । ज्ञान वस्तुका परिचय करा 
देता है श्रर्थात्‌ अ्ज्ञाननिवृत्ति ज्ञानका फल है, किन्तु ज्ञानका 
फल उपेक्षा नही, उपेक्षाफल चारित्रका है। ज्ञानमे आरोप- 
से वह फल कहा जाता है । जन्मभर मोक्षमार्ग विषवयिक 
ज्ञान सपादन किया, अब एकवार उपयोगमे लाकर 
उसका आस्वाद लो | श्राज कल चरणानुयोगका अभिप्राय 


समाधिमरण पत्र-पज 


लोगोने पर-वस्तुके त्याग और ग्रहणमे ही समझ रखा है, 
सो नहीं। चरणानुयोगका मुख्य प्रयोजन तो स्वकोय 
रागादिकके भेटने का हे, परन्तु वह वस्तुके संवन्धसे हांते है 
ग्र्थात्‌ पर-वस्तु उसका नोकर्म होती है, श्रत उसको त्याग 
करते हे । मेरा उपयोग अब इन बाह्य वस्तुओके सम्बन्धसे 
भयभीत रहता हे । में तो किसीके समागमकी अभिलापा 
नहीं करता हूँ । आपको भी सम्मति देता हु कि सबसे 
ममत्व हटानेकी चेप्टा करो, यही पार होने की नोका हे । 
जव परमे ममत्वभाव घटेगा तब स्वयमेव निराश्रय अहृवुद्धि 
घट जावेगी, क्योंकि ममत्व और अरहुकारका अ्विता भावी 
सम्बन्ध हे, एकके बिना अन्य नही रहता । वाईजीके बाद 
मेने देखा कि अब तो स्वतत्र हैँ, दान में सुख होता होगा, 
इसे करके देखू | ६०००) रुपया मेरे पास था, सर्वे त्याग 
कर या परन्तु कुछ भी शासच्तिका अश न पाया । उपवा- 
सादिक करके शांति न मिली, परकी निन्‍दा और ग्रात्म- 
प्रशसासे भी आनन्दका अ्रकुर न हुआ, भोजनादिकी 
प्रक्रियसि भी लेश शान्तिकों न पाया । श्रत यही निश्चय 
किया कि रागादिक गये बिता शान्तिको उद्भूति नहीं, अत 
सर्व व्यापार उसीके निवारणमे लगा देना ही बान्तिका 
उपाय है | वाग्जालकें लिखनेस कुछ भी सार नही । 


है है है 

में यदि श्रन्तरड्डसे विचार करता तो जैसा आप 
शतिखते है मे उसका पात्र नहीं, क्योकि पात्रताका नियामक 
कुशलताका अ्रभाव है । वह झभी कोसो दर है। हाँ, यह 
अवश्य हं यदि योग्य प्रयास किया जावेगा तब दलेभ भी 
नहीं । वकक्‍तृत्वादि गुण तो आ्ानुसगिक हे । श्रेयोम्ार्गकी 
सन्निकटता जहाँ जहाँ होती हे वह वस्तु पूज्य है । श्रत हम 
ओर आपको बाह्य वस्तुजानमे मूृर्धाकी कृशता कर आत्म- 
तत्वकों उत्कर्प उन्ताना चाहिये। गन्‍्वाष्यासका प्रयोजन 
फेवर ज्ञानाजन ही तक अवसान नहीं होता, त्ञाथहीमे पर 
पदावसि उपेक्षा होनी चाहिये। आगमज्ञानक्ी पाप्ति 
ओर है फिल्तु उत्तको उपयोगिताका फल और हीं हे। 
भिल्नीफी प्राप्ति और स्वादइता से महान प्रन्तर है। यदि 
स्थादश अनुभव ने हुआ तय मिश्री पदाजका मिलना केवल 
प्न्वकी लालटेसके सदृश है, क्नन अब यावान्‌ पुरुपार्थ है 
बट इसा से कठिबउ हीहर तगा देता ही शेयरफ्तर 


[७६ 


जो आगमज्ञानके साथ साथ उपेक्षारूप स्वादका लाभ हो 
जावे । आप जानते ही हैं मेरी प्रकृति अस्विर है तथा 
प्रसिद्ध है, परन्तु जो अजित कर्म हे उनका फल तो मुझे 
ही चखना पडेंगा, ग्रत कुछ भी विपाद नही । 

विपाद इस बात का है जो वास्तविक भात्मत त्वका 
घातक है उसकी उपक्षीणता नही होती । उसके अर्थ निरन्तर 
अयास है। वाह्य पदार्थवा छोडना कोई कठिन्त नही। 
किन्तु यह नियम नही, क्योकि अध्यवसानके कारण छूटकर 
भी अध्यवस्तानकी उत्पत्ति अच्तस्थलचासवासे होती है । उस 
वासना के विरु& शस्त्र चलाकर उसका निपात करना 
यद्यवि उपाय निर्दिष्ट किया है, परन्तु फिर भी वह क्या 
है ” केवल बब्दीकी सुन्दरताक्ोां छोड़कर ग्रम्य नही । 
दष्टान्त तो स्पष्ट है, अग्निजन््य उष्णता जा जलमे है उसकी 
भिन्‍नता तो दृष्टिविपय है । यहाँ तो क्रो॒से जो क्षमाकी 
अप्रादभति है वह यावत क्रोीच न जावे तब तक केसे व्यक्त 
हो । ऊपरसे क्रोध न करना क्षमाका साधक नहीं । आशय 
में वह न रहे, यही तो कठिन बात हे। रहा उपाय तत्त्व- 
ज्ञान, सो तो हम आप सर्व जानते ही है किन्तु फिर भी कुछ 
गृढ रहस्य है जो महानुभावोके समागमकी अ्रपेक्षा रखता 
है, यदि वह न मिले तब आत्मा ही आत्मा हे, उसकी सेवा 
करना ही उत्तम है । उसकी सेवा क्‍या है 'ज्ञाता दुष्ट, 
झौर जा कुछ अ्रतिरिकत है वह विकृत जानना । 


> >< >< 
श्रीमान्‌ वर्णीजी, 
वधोग्य इच्छाकर ! 

पत्र न देनेका कारण उपेक्षा नही किन्तु अयोग्यता है । में 
जब अन्तरज्भस विचार करता हें तो उपदेश देनेकी कथा 
तो दुर रही, अभी म॑ सुनने और बाचनेका भी पात्र नही । 
वचनचतुरतासे किसी को मोहित कर लेना पाण्वित्यका 
परिचायक नही | श्रीकुंदकुदाचार्यने कहा है 

कि फाहदि वणबात्तों कायक्रिलेसों विच्चितत-उववासो 

अज्छ्यणसोणपहुद!ी समदा-रहियत्य सम्रणस्स ॥ 


सर्य--समताके बिना वतनिवास और कायस्लेश तथा 
नाना उपवास तथा बअध्ययत, मौद आदि कोई उपयोगी 


छ0० ] 


नहीं। श्रत इन बाह्य साधनों का मोह व्यर्थ ही है। 
दीनता और स्वकार्यमे अतत्परता ही मोक्षमार्गका घातक 
है। जहाँ तक हो, इस पराधीनताके भावोका उच्छेद करना 
ही हमारा ध्येय होना चाहिये । विशेष कुछ समभमे नही 
श्राता । भीतर बहुत कुछ इच्छा लिखनेकी होती है, परन्तु 
जब स्वकीय वास्तविक दिशा पर दृष्टि जाती है तब अश्रु- 
धाराका प्रवाह वहने लगता है। हा आत्मन्‌ ! तूने इस 
मानव-पर्यायकोी पाकर भी निजतत्त्वकी शोर लक्ष्य नही 
दिया । केवल इन वाह्य पचेन्द्रिय विषयोकी प्रवृत्तिमे ही 

सन्‍्तोष मान कर ससारको क्या, अपने स्वरूपका भ्रपहरण 
करके भी लज्जित न हुआ । 


तद्टिषयिक अभिलापाकी श्रनुत्पत्ति ही चारित्र है। 
मोक्षमार्गमे सवर तत्त्व ही मुख्य है । तत्त्वकी महिमा इसके 
बिना स्याद्वादशुन्य ग्रागम, अथवा जीवनशुन्य शरीर, अ्रथवा 
नेत्रहीन मुखकी तरह है। भ्रत जिन जीवोको मोक्ष रुचता 
है उनका यही मुख्य ध्येय होना चाहिये कि जो अ्रभि- 
लाषाओके श्रनुत्पादक चरणानुयोग-पद्धति-प्रतिपादित साधनों 
की ओर लक्ष्य स्थिर कर, निरन्तर स्वात्मोत्थ सुखामृतके 
अभिलाषी होकर, रागादि शन्नुओकी प्रवल सेनाका विष्वस 
करनेमे भगीरथ प्रयत्न कर जन्म सार्थक किया जावे, किन्तु 
व्यर्थ न जावे, इसमे यत्नपर होना चाहिये। कहाँ तक 
प्रयत्त करना उचित है ? जहाँ तक पूर्ण ज्ञानकी पूर्णता 
ने होय । 


“भावयपेद भेदविज्ञानसिदमच्छिन्नधारया । 
यावत्तावत्पराच्च्युत्वा, ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठितम्‌ ॥* 


अरथ--यह भेद-विज्ञान श्रखडधारासे भावी कि जब तक 
परद्रव्यसे रहित होकर ज्ञान ज्ञानमे (अपने स्वरूपमे ) ठहरे। 


क्योकि सिद्धिका मुलमत्र भेद-विज्ञान ही है। वही श्री 
आत्मतत्त्व-रसास्वादी अमृतचन्द्र सूरिने कहा है-- 


“पेदविज्ञानत,. सिद्धाड, सिद्धा ये किल केचन । 
तस्वैवाभावतो बद्धाड बद्धा ये किल केचन ॥। 
भ्र्थ--जो कोई भी सिद्ध हुए है वे भेद-विज्ञानसे ही 
- सिद्ध हुए हैं और जो कोई बँधे है वे भेद-विज्ञानके न होनेसे 
ही बन्धको प्राप्त हुए है । 


ससाधिमरण पत्र-पुंज 


अत अब इन परनिमित्तक श्रेयोमार्गकी प्राप्तिके 
प्रयत्तमे समयका उपयोग न करके स्वावलम्बनकी और 
दृष्टि ही इस जजरावस्थामे महती उपयोगिती रामवाणतुल्य 
अ्रचूक ओपधि है । तदुक्तम्‌ -- 
इतो न फिचित्‌ु परतो न किचित्‌, 
यतो यतोी यामि. ततो न किचित । 
विचाय॑ पश्यामि. जगनल्न किचित्‌ 
स्वात्मावबोधादधिक,. न किचित्‌ ॥ 
श्रथें“-इस तरफ कुछ नहीं है और दूसरी तरफ भी 
कुछ नही है तथा जहाँ-जहाँ मै जाता हूँ वहाँ वहाँ भी कुछ 
नहीं है। विचार करके देखता हूँ तो यह ससार भी कुछ 
नही है । स्वकीय आत्मज्ञानसे बढ कर कोई नही है । 


इसका भाव विचार स्वावलम्बनका शरण ही ससार- 
बधनके मोचतका मूख्य उपाय है। मेरी तो यह श्रद्धा है 
जो सवर ही सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रका मूल है । 
मिथ्यात्वकी अनुत्पत्तिका नाम ही तो सम्यग्दशंन हे । 
और अज्ञानकी अनुत्वत्तिका नाम सम्यज्ञग्ज्ञान तथा रागा- 
दिककी अनुत्पत्ति यथाख्यातचारित्र और योगानुत्पत्ति ही 
परम यथारुयातचारित्र हे। श्रत सबर ही दशेनज्ञान- 
चारित्राराधना के व्यपदेश को प्राप्त करता है तथा इसीका 
नाम तप है | क्योकि इच्छानिरोधका नाम ही तप है ! 
मेरा तो दुढ विश्वास है कि जो इच्छाका न होना ही 
तय है । श्रत तप-आ्राराधना भी यही है | इस प्रकार सवर 
ही चार आराधता है श्रत जहाँ परसे श्रेयोमार्गकी आकाक्षा 
का त्याग है वहाँ श्रेयोमार्ग है। - 
५ ५ 2५ 


श्रीयुत महानुभाव पं० दीपचन्दक्षी वर्णी 
इच्छाकार ! 


अनुकल कारणकूटके असदुभावमे पत्र नहीं दे सका । 
क्षमा करना । आपने जो पत्र लिखा वास्तविक पदार्थ ऐसा 
ही है। अ्रव हमे आवश्यकता इस बातकी है कि प्रभुके 
उपदेशके अनुकूल प्रभुके पूर्वावस्थावत्‌ भ्राचरण द्वारा अभु 
इव प्रभुताके पात्र हो जाबे। यद्यपि श्रध्यवसावभातर 
परनिभित्तक हैं « यथा-- 


समाधिमरण पत्न-पंज 


न जातु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति यथाककान्तः । 
तस्मिन्‌ निमित्तं परसग एच, वस्तुस्वभावोध्यमुदेति तावत्‌ ॥। 

झर्थ-- आत्मा, आत्मा सम्बन्धी रागादिककी उत्पत्तिसे 
स्वयं कदाचित्‌ निमित्तताको प्राप्त नहीं हीता है अर्थात्‌ 
आत्मा स्वकीय रागादिकके उत्पन्न होनेमे अपने श्राप भिमित्त 
कारण नही है, किन्तु उनके होनेमे परवस्तु ही निर्मित्त है। 
जैसे श्रकंकान्त-मणि स्वय अ्रग्निरूप नहीं परणमता हे किन्तु 
सुर्यं किरण उस परिणमनसे कारण है। तथापि परमार्थ 
तत््वकी गवेषणामे वे निमित्त कया बलात्कार श्रध्यवसान 
भावके उत्पादक हो जाते है ? नहीं, किन्तु हम स्वय 
अध्यवसान द्वारा उन्हे विषय करते हे । जब ऐसी वस्तु- 
मर्यादा है तब पुरुपार्थ कर उन ससारजनक भावोके नाशका 
उद्यम करना ही हम लोगोकों इप्ट होना चाहिये । चरणानु- 
योगकी पद्धतिमे निमित्तकी मुख्यतासे व्याख्यान होता है, 
और भअध्यात्मश[स्त्रमे पुरुषपार्वकी मुस्यता और उपादावकोी 
मुख्यतासे व्याख्यानपद्धति है। ओर प्राय हमे इसी परि- 
पाटीका अनुसरण करना ही विशेष फलप्रद होगा । शरीर 
की क्षीणता यद्यपि तत्त्वज्ञानमे बाह्य दृष्टिसे कुछ वाधक 
है तथापि सम्यर्ज्ञानियोकी प्रवृत्तिम उतवा बावक नहीं हो 
सकती । यदि वेदताकी अनुभूति में विपरीतताकी कणिका 
ने हो तव मेरी समभमे हमारी ज्ञानचेतनाकी कोई क्षति 
नही है । 

विज्ञेप नही लिख सका । आजकल यहाँ मजेरियाका 
प्रकोप है। प्रायः वहुतसे इसके लक्ष्य हो चुके है । आप 
लोगोकी अनुकपासे मैं अभीतक तो कोई आपत्तिका पान 
नही हुआ । कलकी दिव्यज्ञानी जाने। अवकाश पाकर 
विशेष पत्र लिखनेकी चेप्टा कझूगा । 


है २५ /५ 


श्रीयुत महाशय दीपचन्दजी दर्णी, 
योग्य इच्छाकार ! 
आपका पत्र आया। श्रापके पत्से मके हें होता हे 
झौर आपको मेरे पत्रसे हर्ष होता है। यह केवल मोहज 
परिणामकी वासना है । आपके साहसने आपमे श्रपुर्व स्फृति 
उत्पन्न कर दी है । यही स्फूरति श्रापको ससार-यातनाओसे 
मुक्त करेगी । कहने, लिखने और वाकचातुय्यमें मोक्ष- 


मांगे नही । मीक्षमार्गका अंकुर तो अन्त करंणसे निज 
पदार्थमे ही उदय होता है । उसे यह परणजन्य मन, वचन, 
काय क्या जाने | यह तो पुदुगल द्रव्यके विलास हे। जहाँ 
पर उन पुद्ंगलकी परयायोने ही नाना प्रकारके नाटक 
दिखाकर उस ज्ञाता दुृपष्टाको इस ससारचक्रका पात्र बना 
रक्‍खा है । श्रत अब दीपसे तमोराशिको भेदकर और 
चन्द्रसे परपदार्थ जन्य आतापको शमन कर सुघा-समुद्रम 
ग्रवगाहनकर वास्तविक सच्चिदानन्द होनेकी योग्यताके 
पात्र बनिये । वह पाचता आपमे है । केवल साहस करनेका 
विलम्ब है। अश्रव इस अनादि ससार-जननी कायरताको 
द+ध करनेसे ही कार्य-सिद्धि होगी । निरन्तर चिन्ता 'करनेसे 
बया लाभ ? लाभ तो आभ्यन्तर विशुद्धिसे है । विशुद्धि- 
का प्रयोजन भेदज्ञान है। भेदज्ञानक्षा कारण निरन्तर 
श्रध्यात्म ग्रन्थीकी चिन्तना हैं। अत इस दशामे परमात्म- 
प्रकाश ग्रन्थ आपको अत्यन्त उपयोगी होगा। उपयोग 
सरल रीतिसे इस ग्रन्यथमे पसलग्न हो जाता है । उपक्षीण 
कायमे विशेष परिश्रम करना स्वास्थ्यका बाधक होता है, 
अ्रत आप सानन्द निराकुलतापर्वक धर्मव्यानमे अपना समय - 
यापन कीजिये । शरीरकी दशा तो श्रव क्षीणता-सन्मुख हो 
रही है । जो दशा आपको है वही प्राय सबकी है। परन्तु 
कोई भीतरसे दुखी है तो कोई बाह्मसे दुखी है । श्रापको 
शारीरिक व्याधि है जो वास्तवमे अधाति कर्म श्रसाताजन्य 
हैं । वह आत्मगुण घातक नही । आम्यन्तर व्याधि धोहजन्य 
होती है, जो कि आत्मगुण घातक हे। भ्रत आप मेरी 
सम्मति अनुसार वास्तविक दु ख़के पात्र नही--अत आपको 
अब बडी प्रसच्तता इस तत्त्वकी होनी चाहिये, जो मैं 
आम्यन्तर रोगसे मुक्त हूँ । 

पं० छोटेलाल से दर्शनविशुद्धि । भाई सा० एक 
धर्मात्मा और साहसी वीर हैं। उनकी परिचर्या करना । 
वेयावृत्य तप है, जो निर्जराका हेतु है। हमारा इतना 
शुभोदय नही जो इतने धीर, वीर, वरवीर, दु खसीर वन्धु- 
की सेवा कर सके । 

2५ है व 
श्रीयुत वर्णो जी, 
योग्य इच्छाकार । 

पत्र मिला। में वरावर आपकी स्मृति रखता हूँ, किन्तु 

ठीक पता न हीनेसे पत्र न दें सका। क्षमा करना | पैदत 


घर | 


यात्रा श्राप धर्मात्माओके प्रसाद तथा पाइवेनाथ प्रभुके 
चरणप्रसादसे बहुत ही उत्तम भावोसे हुई। मार्ममे अपूर्व॑ 
शाति रही । कटक भी नही लगा। तथा आमभ्यन्तरकी भी 
अशान्ति नही हुई । किसी दिन तो १९ मील तक चला । 
खेद इस बातका रहा कि आप और बाबाजी साथमे न रहे । 
यदि रहते तो वास्तविक भ्रानन्द रहता । इतना पुण्य कहाँ ? 

बन्धुवर | श्राप श्री मोक्षमार्गप्रकाशक, समाधिशतक श्र 
समयसारका ही स्वाध्याय करिये। और विशेष त्यागके 
विकल्पमे न पडिये । केवल क्षमादिक परिणामोके हारा ही 
वास्तविक आत्माका हित होता है। काय कोई वस्तु नही 
तथा आपही स्वय कृश हो रही है । उसका क्या विकल्प । 
भोजन स्वयमेव न्‍्यून हो गया है। जो कारण बाघक है 
आप बुद्धिपर्वक स्वय त्याग रहे है। मेरी तो यही भावना 
है-- प्रभु पाश्वंनाथ श्रापकी आत्माको इस बधनके तोडनेमे 
अपूर्व सामथ्य दे । आपके पत्रसे आपके भावोकी निर्मेलता- 
का अनुमान होता है । स्वतन्त्र भाव ही आत्मकल्याणका 
मूल मन्त्र है। क्योकि आत्मा वास्तविक दष्टिसे तो सदा 
शुद्ध ज्ञानानन्द स्वभाव वाला है । कर्मकलकसे ही मलीन हो 
रहा है। सो इसके पृथक करनेकी जो विधि है उस पर 
आप श्ारूढ है। वाह्य क्रियाकी त्रुटि आत्मपरिणामका 
बाधक नही ओर न मानना ही चाहिये। सम्यर्दृष्टि जो 
निन्‍दा तथा गह्हा करता है, वह अ्रशुद्धोपपोगकी है न कि 
मन, वचन, कायके व्यापारकी। इस परर्यायमे हमारा 
आपका सम्बन्ध न भी हो । परल्तु मुझे श्रभी विश्वास है 
कि हम और आप जन्‍्मान्तरमे अवश्य मिलेंगे । अपने 
स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचार अवश्य एक मासमे एक बार 
दिया करे । मेरी आपके भाईसे दर्शन विशुद्धि । 


५ है 2५ 


-श्रीयत पं० दीपचन्शजी धर्मरत्न, 
इच्छामि । 
पत्र पढ़कर सनन्‍्तोष हुआ । आपका अ्रभिप्राय 
जितनी मण्डली थी सबको श्रवण प्रत्यक्ष करा दिया । सर्वे 
लोग आपके आशिक रत्नत्रयकी भूरिश प्रशसा करते है । 
आपने जो प० भूधरदासजीकी कविता लिखी सो ठीक 
है । परन्तु यह कविता आपके ऊपर नही घटती । आप शूर 


समाधिमरण पत्र-पुंज 


हैं। देहकी दशा जंसी कवितामे कविने प्रतिपादित की है 
तदनुरूप ही हैं परन्तु इसमे हमारा क्‍या घात हुग्ना ? यह 
हमारे बुद्धिगोचर नही हुआ । घटके घातसे दीपकका घात 
नहीं होता । पदार्थका परिचायक ज्ञान है। अ्रत ज्ञानमे 
ऐसी अवस्था शरीरकी प्रतिभासित होती है एतावत क्या 
ज्ञान तद्रप हो गया ”? 


इलोक 


पूर्णकाच्युतशुद्धयोधम हिसा बोद्धा न बोध्यादयम्‌ । 
यायात्कामपि विक्रियां तत इतो दीप प्रकाश्यादपि ॥ 
तद्वस्तुस्थितिबोधवन्ध्यधिषणा एते किमज्ञानिनो । 
रागद्वेषमया भवन्ति सहजा मुज्चन्त्युदासीनताम्‌ ॥ 


अर्थ--पुर्ण, श्रद्वितीय, नही च्युत है शुद्धवोधकी महिमा 
जाकी, ऐसा जो बोद्धा है वह कभी भी वोध्य पदार्थके निमित्त 
से प्रकाशय (घटादि) पदार्थेसे प्रदीपकी तरह कोई भी 
विक्रियाको प्राप्त नही होता हे । इस मर्यादा विषयक बोध- 
से जिनकी बुद्धि वन्ध्या है वे श्रज्ञानी है । वे ही राग&षादिक 
के पात्र होते है और स्वाभाविक जो उदासीनता है उसे 
त्याग देते है । आप विज्ञ है, कभी भी इस अ्रसत्य भावको 
आलम्बन न लेवेंगे । अनेकानेक मर चुके तथा मरते हैं और 
मरेंगे । इससे क्या आया। एक दिन हमारी भी पर्याय 
चली जावेगी । इसमे कौनसी आइचयकी घटना है । इसका 
तो आपसे विज्ञ पुरुषोको विचार-कोटिसे पृथक्‌ रखना ही 
श्रेयस्कर है । जो यह वेदना भ्रसाताके उदय आदि कारण- 
कूठ होनेपर उत्पन्न हुई और हमारे ज्ञानमे आयी । वेदना 
क्या वस्तु है ? परमार्थसे विचारा जाय तो यह एक तरहसे 
सुखगुणमे विक्ृति हुई वह हमारे ध्यानमे श्रायी । उसे हम 
नही चाहते | इसमे कौनसी विपरीतता हुईं ? विपरीतता तो तब 
होती है जब हम उसे निज मात लेते । विकारज परिणति- 
को प्ृथक्‌ करना श्रप्रशस्त नही, अ्रप्रशस्तता तो हम उसीका 
निरन्तर चितवन करते रहे और निजत्वको विस्मरण हो 
जावे तब है।.. 

अत. जितनी भी अनिष्ट सामग्री मिले, मिलने दो । 
उसके प्रति आदरभाव से व्यवहार कर ऋणमोचन पुरुष की 
तरह आनन्द से साधु की तरह प्रवृत्ति करता चाहिये। 


अन्‍्ममना 


- समाधिमरण पत्र-पुज 


निदान को छोड़कर आत्तत्रय पष्ठ गुणसंथान तक हीते है । 
थोड़े समय तक अजित कर्म आया, फव देकर चला गया । 
अच्छा हुआ, आकर हलकापन कर गया। रोग का 
निकलना ही अच्छा है । मेरी सम्मति मे निकलना, रहने 
की अपेक्षा, प्रशस्त है। इसी प्रकार आपकी अ्रसाता यदि 
शरीर की जी ज्षीर्ण अवस्था द्वारा निकल रही है तब 
आपको बहुत ही श्रानन्द मानना चाहिये। अन्यथा यदि 
वह अभी न निकलती तब क्‍्य। स्वर्ग मे निकलती ? मेरी 
दृष्टि मे केवल असाता ही नहीं निकल रही, साथ ही 
मोहकी अरति आदि प्रकृतियाँ भी निकल रही है । क्योकि 
आप इस असाता को सुखपुर्वक भोग रहे है। शाति- 
पृर्वक कर्मों के रस को भोगना झागामी दु खकर नही । 
बहुत कुछ लिखना चाहता हूं परन्तु ज्ञान की न्यूनता 
से लेखिनी रुक जाती है । वन्धुवर | मैं एक बात की आपसे 
जिज्ञासा करता हूँ, जितने लिखने वाले ओर कथन करने 
वाले तथा कथन कर वाह्य चरणानुयोग के अ्रनुकल प्रवृत्ति 
करने वाले तथा आरा्ष वाक्यों पर श्रद्धालु यावत्‌ व्यक्ति 
हुये है, अवबा है तथा होगे, क्या सर्व ही मोक्षमार्गी है ? 
मेरी तो श्रद्धा नहीं। अन्यथा श्री क्ुन्दकुन्द स्वामी ने 
लिखा हे । हे प्रभो ! “हमारे शन्नुकी भी द्वव्यलिग न 
हो” इस वाक्य को चरितार्थता न होती तो काहे को 
लिखते । अ्रत: परकी प्रवृत्ति देख रचमात्र भी विकल्प को 
आश्रय न देना ही हमारे लिये हितकर है। आपके ऊपर 
कुछ भी आपत्ति नहीं, जो आत्महित करने वाले है 
वह शिर पर आग लगाने पर तथा सर्व ज़ि-अग्तिमय आभूषण 
धारण कराने पर तथा यत्रादि द्वारा उपद्रित होने पर भी 
मोक्षलक्ष्मी के पात्र होते है। मुझे तो इस आपकी असाता 
और श्रद्धा को देख कर इतनी प्रसन्नता होती है प्रभो ? यह 
अवसर सर्वकी दे । आपकी केवल श्रद्धा ही नहीं किन्तु 
भाचरण भी अन्यथा नहीं । क्या मुनिको जब तीज व्याधि 
का उदय होता है, तव वाह्य चरणानुयोग आचरण के 
असदभाव में क्या उनके छठवा गुणस्थान चला जाता 
है? यदि ऐसा हैं तब उसे समाधिमरण के समय हे 


भमुने ! इत्यादि सम्बोधन करके जो उपदेश दिया है वह 


किस प्रकार संगत होगा | पीडा आदिसे चित्त चचल 
रहता है इसका क्‍या यहु आशय है पीड़ा का वारस्वार 


| थंरे 


स्मरण हो जाता है, हो जाओ, स्मरण ज्ञान है, ओर 
जिसकी धारणा होती है उसका बाह्य निमित्त मिलने पर 
स्मरण होना अनिवाय है । किन्तु साथमे यह भाव तो 
रहता हे । यह चंचलता सम्यक्‌ नही परल्तु मेरी समझ मे 
इस पर भी गभीर दृष्टि दीजिये। चचलता तो. कुछ 
बाधक नहीं । साथ मे उसके श्ररति का उदय और असाता 
की उदीरणा से दु.खानुभव हो जाता है । उसे पृथक करने 
की भावना रहती है । इसीसे इसे महपियोने आत्तध्यान 
की कोटि मे गणना को है। क्‍या इस भाव के होने से 
पचम गुणस्थाव मिट जाता है ? यदि इस ध्यान के होने 
पर देशक्षत के विरुद्ध भाव का उदय श्रद्धा में न हों तब 
मुभे तो दृढतम विश्वास है, गुणस्थान की कोई भी क्षति 
नहीं । तरतमता ही होती है। वह भी उसी ग्रुणस्थान में । 
ये बेचारे जिन्होंने कुछ नही जाना कहाँ जावेगे, क्‍या करे 
इत्यादि विकल्पों के पान्न होते हैं। कही जाशो, हमे 
उसकी मीमासासे कया लाभ ? हम बेचारे इस भाव से 
कहा जावेगे इस पर ही विचार करना चाहिये । 

आपका सच्चिदानन्द, जेसा आपकी निर्मल दृष्टिने 
निर्णीत किया हे, द्र॒व्यदृष्टिसे बेसा ही है । परन्तु द्रव्य तो 
भोग्य नहीं, भोग्य तो पर्वाय है, अत उसके तार्तिविक 
स्वरूपके जो बाधक है उन्हें परथक्‌ करनेकी चप्टा करना 
ही हमारा पृरुषार्थ है । 

चोरकी सजा देखकर साधुको भय होना भेरे ज्ञान मे 
नहीं श्राता 4 अ्रत मिथ्यात्वादि क्रिया सयुक्त प्राणियोका 
पतन देख, हमे भय होने-की कोई भी बात नही । हमको तो जब 
सम्यकरत्नत्रयको तलवार हाथ में श्रागई है और वह यद्यपि 
वर्तेमानमे मौथरी धार वाली है परन्तु है तो अ्रसि। 
कमेन्धतको धीरे धीरे छेदेगी, परन्तु छेदेगी ही। बड़े 
आनन्दसे जीवनोत्सगें करना। अशमान्र भी आकुलता 
श्रद्धा मे न लाना |. प्रभुने श्रच्छा ही देखा है। श्रन्यथा 
उसके मार्ग पर हम लोग ते आते । समाधिमरणके योग्य 
द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, क्या पर निमित्त ही है? नही । 
जहाँ अपने परिणामोमे शाति आई वही सर्व सामग्री 
है। अतः है भाई ! आप स्व उपद्रवोके हरणमे समर्थ 
ओर कल्याणपथके कारणोमे प्रमुख जो आपकी दृढ़तम 
श्रद्धा है, वह उपयोगिनी कर्मशत्रुवाहिनी को जयनश्लील 


दें४ ] 


तीक८ण असिधारा है। मैं तो आपके पत्र पढंकर समा- 
घधिमरण की महिमा अपने ही द्वारा होती है, निश्चय कर 
चुका हूँ । क्‍या आप इससे लाभ न उठावेंगे ? अवद्य 
ही उठावे गे । 

नोट--में विवश हो गया। अन्यथा अवश्य आपके 
समाधिमरण-में सहकारी हो पुण्यलाभ करता । आप 
अच्छे स्थान पर ही जावेगे। परन्तु पचम काल है। 
अ्रत हमारे सम्बोधनके लिये आपका उपयोग ही इस 
झर न जावेगा । श्रथवा जावेगा ही तब कालकृत 
असमर्थता बाधक होकर आपको शाति देगी । इससे कुछ 
उत्तरकालकी याचना नही करता । 

34 ५ है 
शीयुत महाशय प० दीपचन्दजी वर्णी 
योग्य इच्छाकार 

बन्धुवर! आपका पत्र पढ़कर मेरी आत्मामे अपार 
हे होता है कि आप इस रुग्णावस्थामे दृढश्नद्धालु हो गये 
है। यही ससार से उद्धारका प्रथम प्रयत्न है। कायकी 
क्षीणता कुछ आत्मतत्त्वकी क्षीणतामे निमित्त नही, इसको 
आप समीचीनतया जानते हैं। वास्तवमे आत्माके छात्र तो 
राग, हेप और मोह है । जो इसे निरन्तर इस दु खमय 
ससारमे भ्रमण करा रहे है। श्रत आवश्यकता इसकी है 
कि जो राग-हेषके आधीन ने होकर स्वात्मोत्य परमानन्‍्द- 
की ओर ही हमारा प्रयत्न सतत रहना ही श्रेयस्कर हे । 

ओऔदयिक रागादि होवें, इसका कुछ भी रज नही 
करना चाहिये । रागादिकोका होना रुचिकर नहीं होना 
चाहिये । बड-बडे ज्ञानी जनोके राग होता है । परन्तु उस 
रागमे रजकता के श्रभावसे अग्रे उसकी परिपादी-रोधका 
ग्रात्माको अनायास अवसर मिल जाता है । इस प्रकार 
झदयिक रागादिकोकी सन्तानका अपचय होते होते एक 
दिन समूलतलसे उसका अभाव हो जाता है और तब 
आत्मा अपने स्वच्छ स्वरूप होकर इस ससारकी वासनाओ- 
का पात्र नही होता। मैं आपको वया लिखूं ? यही 
मेरी सम्मति है--जो श्रव॒ विशेष विकल्पोको त्यागकर 
जिस उपायसे राग द्वषका श्राशयमे अभ्रभाव हो वही 
आपका व मेरा कत्तंव्य है। क्योकि पर्यायका अवसान है। 
यद्यपि पर्यायका अवसान तो होगा ही किन्तु फिर भी 


चर 


समाधिमरण पत्न-पुंज 


सम्बोधनके लिये कहा जाता है, तथा मृढोको वास्तविक 
पदार्थका परिचय न होनेसे वडा श्राश्च्य मालूम पडता है। 

विचारसे देखिये--तब आइचयंको स्थान नही। 
भौतिकपदार्थोंकी परिणति देखकर बहुतसे जन क्षव्ध हो 
जाते है। भला जब पदार्थमात्र श्रनन्त शक्तियोके पृज है, 
तब क्‍या पुद्गलमे वह बात न हो, यह कहाँका न्याय हे । 
आजकल विज्ञान के प्रभाव को देख लोगोकी श्रद्धा पुद्गल 
द्रव्यमे ही जांग्रत हो गई हैं। भला यह तो विचारिये, 
उसका उपयोग किसने किया ? जिसने किया उसको न 
मानना यही तो जडभाव है | 


बिना रागादिकके कार्माण वर्गणा क्‍या कर्मादिरूप 
परिणमनको समर्थ हो सकती है ? तब यो कहिये--अ्रपनी 
अनन्तशक्ति के विकासका बाधक आपही मोहकर्म द्वारा 
हो रहा है । फिर भी हम ऐसे अन्धे है जो मोहकी ही महिमा 
आलाप रहे है। मोहमे बलवत्ता देने वाली शक्तिमान 
वस्तुकी ओर दृष्टि-प्रसार कर देखो तो धन्य उसे अचिन्त्य 
प्रभाववाले पदार्थभो कि जिसकी वन्रदुष्टिसि यह जगत 
अनादिसे बन रहा है। ओर जहाँ उसने वक्र दृष्टिको 
सकोचकर एक समयमात्र सुदृष्टिका अवलम्बन किया 
कि इस ससारका अस्तित्व ही नही रहता । सो ही समय- 
सार में कहा है--- 


कलश 


कृषायकेलिरेकत. शान्तिरस्त्येकतो । 
भवोपह॒तिरेकत :स्पुृशाति मुक्तिरप्पेकत ॥॥ 
जगत्त्रितयमेकतः स्फुरति चिच्चकास्त्येकतः । 
स्वभावभहिसा5८ प_्तो विजयते5द्भुतादद्भुत ।॥। 


श्र्थ -- एक तरफसे कषाय कालिमा स्पशे करती है 
झौर एक तरफसे ज्यान्ति स्पर्श करती है। एक तरफ 
ससारका आधात है और एक तरफ मुक्ति है। एक तरफ 
तीनो लोक प्रकाशमान है और एक तरफ चेतन आत्मा प्रकाश 
कर रहा है | यह बडे आश्चरयंकी बात है कि आ्रात्माकी 
स्वभाव महिमा अ्रदूभूत से अद्भुत विजयको प्राप्त होती है । 
इत्यादि अनेक पद्ममय भावों से यही अन्तिम कर्ण-प्रतिभा 
का विषय होता है जो आत्मद्रव्य ही की विचित्र महिमा है ! 
चाहे नाना दु खाकीर्ण जगतमे नानावेष धारणकर नटहूप 


ससाधिमरण पत्र-पुंज 


बहुरूपिया बसे । चाहे स्वनिभित सम्पूर्ण लीलाकों सम्बरण 
करके गगतवत्‌ पारमभाथिक निर्मल स्वभावकों धारणकर 
तिइचल तिष्ठे । यही कारण है। “सर्व वे खल्विद॑ 
ब्रह्म” झर्थ--यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म स्वरूप है। इसमे 
कोई सन्देह नही, यदि वेदान्ती एकास्त दुराग्रहको छोड़ 
देवें। तब जो कुछ कथन हैं अक्षरशः सत्य भासमान 
होने लगे । एकान्त-दृष्टि ही अन्धदृष्टि है। आप भी 
झल्प परिश्रमसे कुछ इस ओर गऔइये । भला यह 
जो पंच स्थावर ह्लौर त्रसका समुदाय जगत्‌ दुरेय हो 
रहा है, क्या है ? क्‍या ब्रह्मका विकार नहीं ” अथवा 
स्वभतकी ओर कुछ दृष्टिका प्रसार कीजिये । तब निमित्त 
कारणकी मुख्यतासे ये जो रागादिक परिणाम हो रहे है, 
क्या उन्हे पौदूगलिक नहीं कहा है * भ्रथवा इन्हे छोडिये । 
जहाँ भ्रवधिज्ञानका विषय निरूपण किया है, वहाँ क्षपो- 
पशुम भावको भी अवधिज्ञानका विषय कहा है । अभर्थात्त्‌- 
पुद्गलद्गव्यसस्बन्धेत जायमानत्वात्‌ क्षायीपशमिक भाव भी 
कथ चित रूपी है। केवलज्ञात भाव अवधिज्ञानका विषय 
नही, क्योकि उसमे रूपी द्वव्यका सम्बन्ध नहीं। सत्तएुव 
यह सिद्ध हुआ कि ओदयिक भाववत्‌ क्षायोपशसिक 
भाव भी कथचित्‌ पुदगलसम्बन्धेत जायमान होनेसे 
मृतिमान है न कि झरूपरसादिमत्ता इनमे हे ? तद्गत्‌ 
झरशुद्धताके सम्बन्धसे जायमान होनेसे यह भौतिक जगत 
भी कथचित्‌ ब्हाका विकार है । कथचित्‌ का यह भ्रथ है- 
जीवके रागादिक भावोके ही निमित्त कौ पाकर 
पुद्गल द्रव्य एकेन्द्रियादि रूप परिणमनको प्राप्त है । अत. 
यह जो मनुष्यादि पर्याय है, दो असमान जातीय द्र॒व्यके 
सम्बन्धसे निष्पन्न है। मन केवल जीवकी है ग्रोर केवल 
पुद्गलकी है । फिन्तु जीव ओर पुद्गलके सम्बन्ध से 
जायमान है । तथा यह जो रागादि परिणाम है जो 
ने तो केवल जीवके ही है श्रौर न केवल पुद्गलके 
ते किन्तु उपादात की भअ्रपेक्षा त्तो जीव के है और 
निमित्त कारणकी प्रपेक्षा पुदगलके है। झौर द्रव्यदृष्टि 
कर देखे तो न पुएगलके हैं और न जीवके है। शुद्ध 
द्रव्य के कथन मे पर्याय की मुख्यता नही रहती । अत' यह 
गौण हो जाते है। जैसे पुत्र पर्याय स्त्री पुरुष दोनो के द्वारा 
सम्पन्न होती है । अस्तु, इससे यह निष्कर्ष निकला, यह 


| प+ 


जो पर्याय है, वह केवल जीव की नही किन्तु पौद्गलिक 
मोहके उदयसे ग्रात्माके चारित्र गुणसे विकार होता है । 
ग्रतः हमे यहु न समझता चाहिये कि हमारी इसमे क्या 
क्षति है। क्षति तो यह हुई जो आत्माकी वास्तविक 
परिणति थी वह बविकृृत भावको प्राप्त हो गई। यही तो 
क्षति है। परमार्थसे क्षतिका यह आ्राशय है कि श्ात्मामे 
रागादिक दोष हो जाते है, वह न होवे । तब जो उन दोषोके 
निमित्तसे यह जीव किसी पदार्थमे अनुकूलता भौर किसीमे 
प्रतिकूलताकी कल्पना करता था झौर उत्के परिणमन्त 
द्वारा हर्ष विषाद कर वास्तविक तिराकुलता (सुख) के 
प्रभावमे आकुलित रहता था, शान्तिके श्रास्वादको कणिका- 
को भी नहीं पाता था! अब उत रागादिक दोषोके 
असद्भाव मे झात्मगुण चारित्रकी स्थिति भ्रकम्प और निर्मल 
हो जाती है। उसके निर्मल निमित्तकों भ्रवलम्बत कर 
आात्माका चेतना तामक ग्रुण है, वह स्वयमेय दृष्य और 
ज्ेय पदार्थोका तद्प हो दष्टा भौर ज्ञाता शक्तिशाली होकर 
भ्ागामी झनस्तकाल स्वाभाविक परिणमनशाली श्राकाशा- 
दिवत्त भ्रकम्प रहता है । इसीका नाम भावमुक्ति है । भव 
श्रात्मामे मोहनिमित्तक जो कलुषता थी वह सर्वेथा तिर्मेल 
हो गई, किन्तु अभी जो योगनिमित्तक परिस्पन्दन है वह 
प्रदेशप्रकस्पतको करता ही रहता है। तथा तन्निमित्तक 
ईर्यापथास्रव भी साता वेदतीयका हुआ करता है । यद्यपि 
इममे आत्माके स्वाभाविक भावकी क्षति नहीं। फिर भी 
निरपवर्त्य आयुके सद्भावमे यावत्‌ आयुके नि्षेक है तावत्‌ 
भवस्थितिको मेटनेको कोई भी क्षम नही । तब भरक्तर्मृहुत 
आयुका भ्रवसान रहता है । तथा शेष जो -नामादिक 
कर्मकी स्थति अधिक रहती है, उस कालमे तृतीय शुवल- 
ध्यानके प्रसादसे दड कपाटादि द्वारा शेष कर्मोकी स्थितिको 
आयुसम कर चतु्दश गुणस्थानका आरोहण कर, श्रयोग 
नामको प्राप्त करता हुआ, लघ्‌ पचाक्ष रके उच्चारणके काल 
सम गुणस्थानका काल पूर्ण कर, चतुर्थ ध्यानके, प्रसादसे शेष 
प्रकृतियोको नाश कर, प्रम यथारूयात चारित्रका लाभ 
करता हुआ एक समयमे द्र॒व्यमृक्ति व्यपदेशताकोी लाभकर 
मुवित-साम्राज्य-लक्ष्मीका भोक्ता होता हुआ लोकशिखरमे 
विराजमान, होकर तीर्थंकर प्रभुके शानका विषय होकर 
हमारे कल्याण भे सहायक हो । यही हम सबकी अन्तिम 


पद ] 


प्रार्थना है । 
श्रीमान्‌ बाबा भागीरथजी महाराज आगये, उनका 
आपको सस्नेह इच्छाकार | खेद इस वातका विभाजन्य हो 
जाता है जो आपकी उपस्थिति यहाँ न हुईं । जो हमे भी आपकी 
वेयावृत्ति करतेका अवसर मिल जाता, परन्तु हमारा ऐसा 
भाग्य कहाँ ? जो सल्लेखनाधारी एक सम्यग्ज्ञानी पचम 
गुणस्थानवर्ती जीवकी प्राप्ति हो सके । आपके स्वास्थ्यमे 
आध्यन्तर ती क्षति है नही, जो है सो बाह्य है । उसे आप 
प्रायः वेदत नहीं करते, यही सराहनीय है । धन्य है 
श्रापको--जो इस रुग्णावस्थामे भी सावधान है। होना 
ही श्रेयस्कर है। शरीरकी अवस्था अ्रपस्मार वेगवत्‌ 
वर्धभान हीयमान होनेसे अध्रुव॒ और शीतदाह ज्वरावेश 
हारा अनित्य है, ज्ञानी जनको ऐसा जानना ही मो क्षमार्गका 
साधक है । कब ऐसा समय झ्रावेगा जो इसमे वेदनाका 
भ्रवसर ही न आवे । आशा है एक दिन आवेगा । जब 
आप निइचल वृत्तिके पात्र होवेगे । भ्रव श्रन्व कार्योसे गौण 
भाव घारणकर सल्लेखना के ऊपर ही दृष्टि दीजिये और 
यदि कुछ लिखनेकी चुलबुल उठे तब उसी पर लिखनेकी 
मनोवृत्तिकी चेष्टा कीजिये। मैं आपकी प्रशसा नहीं 
करता, किन्तु इस समय ऐसा भाव जैसा कि आपका है, 
प्रशस्त है । 
ज्येप्ठ बदी १ से फाल्गुन सुदी ५ तक मौनका नियम कर 
लिया है | एक दिनमें एक घण्टा शास्त्रमे बोलेगा । 
पत्र मिल गया -- पत्र न देने का अपराध क्षमा करना । 
५ श्र 2५ 
श्रीयुत महाशय दीपचन्दजी वर्णी साहब, - 
ह योग्य इच्छाकार । 
पत्रसे आपके शारीरिक समाचार जाने--अब यह 
जो शरीर पर है, शायद इससे अल्प ही कालमे आपकी पवित्र 
भावनापूर्ण आत्माका सम्बन्ध छूटकर, वेक्रियिक शरीरसे 
सम्बन्ध हो जावे । मुझे यह दुढ श्रद्धात है कि आपकी 
| असावधानी शरीरमे होगी--न कि आत्मचितवन में । 


सम्ाधिमरण पत्र-पुंज 


असातोदयमे यद्यपि मोहके सदभावसे विकलताकी सम्भावना 
है । तथापि श्राशिक भी प्रवल मोहके अभावमे वह आत्म- 
चितनका बाधक नहीं हो सकती । मेरी तो दृढ़ श्रद्धा है 
कि आप अवश्य इसी पथ पर होगे । और अन्ततक दृढ़तम 
परिणामों द्वारा इन क्षुद्र बाधाझ्नोकी ओर ध्यान भी न देंगे। 
यही श्रवसर ससार-लतिकाके घात का है । 


देखिये, जिस असातादि कर्भोकी उदीरणाके श्रर्थ 
महषि लोग उम्रोग्रतप धारण करते-करते शरीरको इतना 
कृश बना देते हैं, जो पूर्वे लावण्यका अनुमान भी नहीं 
होता । परन्तु आत्म-दिव्यशक्तिसे भूषित ही रहते हैं। 
आपका धन्यभाग्य है, जो बिना ही निग्रेथषयंद धारणके 
कमोंका ऐसा लाघव हो रहा है जो स्वमेव उदयमे झ्राकर 
पृथक हो रहे हैं। इसका जितना हर्ष मुझे हे, नहीं कह 
सकता । वचनातीत है । 

आपके ऊपरसे भार पृथक हो रहा है, फिर आपके 
सुखकी अनुभूति तो आपही जाने । शातिका मुल कारण 
न साता है और न असाता, किन्तु साम्यभाव हैं। जो कि 
इस समय आपके हो रहे । अञ्रव केवल स्वात्मानुभव ही 
रसायन परमौषधि हे । कोई-कोई तो क्रम-क्मसे अस्तादि- 
का त्यागकर समाधिमरणका यत्न करते हैं । आपके पुण्यो- 
दय से स्वयमेव वह छूट गया । वही न छूठा, साथ-साथ 
असातोदय द्वारा दु खलनक सामग्रीका भी अभाव हो रहा है । 

अत हे भाई! आप रचमात्र क्लेश न करना। जो 
वस्तु पूर्व भ्रजित है यदि वह रस देकर स्वयमेव आत्माको 
लघु बना देती है तो इससे विशेष ओर आनन्द का वया 
ग्वसर होगा । मुझे अन्तरग्से इस बात का पश्चात्ताप 
हो जाता है, जो अपने अ्रन्तरग बन्धुकी ऐसी अवस्थामे 
वेयावृत््य व कर सका । 


आपका शुभवचितक 


माघ वदी १४ स० १६६७, | गर्णेशप्रसाद वर्णी 


रे 


ज्चड ४८७७८ पा+ अर: परशजापिा०क दा. €-२वमममभय-- सता -पााएअआपम-+-नाा+यातयाक, 


९्‌ 
एक ऐतिहासिक प्रवचन 


(निमित्त-नेमित्तिक व्यवस्था; कार्य मे निम्ित्त-उपादान की भूमिका; शुभ-उपयोग तथा 
अहेन्त-भक्ति की उपादेयता तथा सोनगढ़ की विचारधारा के सम्बन्ध में पुज्य वर्णी जी का एक 


विशेष वक्तव्य ) 


प्रस्तावना 

पज्य श्री १०५ श्री क्ष० गणेशप्रसादजी वर्णीका प्रवचन, 
जो उन्होंने उदासीन श्राश्रम ईशरीमे ता० ३१-३-५७ के 
मध्याह् कालके समय भआ्ाश्रमके ब्रह्मचारी एवं ब्रह्मचारि- 
णियो तथा विद्वानों के समक्ष किया था और जिसको 
रिका्डिग मशीसमें भर लिया गया था, उन्ही शब्दोमे 
लेखरूपमे यहा प्रस्तुत किया जा रहा है । 

सोनगढके श्री कानजी स्वामी तीर्थराज श्री सम्मेद- 
शिखरजी की यात्रार्थ ता० ६-३-५७ को पहुँचे, तथा उसी 
दिन पृज्य वर्णीजी से मिलने भी श्राये । पृज्य वर्णीजी भी 
४-५ बार उनके पडालमे गये। दिनाँक १४-३-५७ को 
श्रीकानजी स्वामीने श्री समयसार ग्रन्थ की श्रा्नव तत्त्व 
की गाथा पर प्रवचन किया । इस दिनके प्रवचन पर पृज्य 
श्री वर्णीजी ने कहा कि -इस आख्व तत्त्वके श्लरीकानजी 
स्वामीके प्रवचनमे मेरे को कोई विपरीतता नहीं लगी, 
यह आगमोक्त है । 

बस, फिर क्या था ” इसी बातको लेकर कुछ भादइयोंने 
कलकत्ता, बम्बई, दिल्‍ली, इन्दौर आ्रादि जगहो पर जोरोसे 
प्रचार कर दिया कि पृज्य वर्णीजी ने श्री कानजी स्वामीकी 
सान्यताओकी मजूर कर लिया है। बहुतसे भाई अस- 
मंजसमे पड गये, समाजमे एक अभ्रान्ति पैदा कर दी गई 
जिसका निवारण करना शअत्यावश्यक समझा गया। 
बहुतसे भाईयोने यह भी कहा कि हम सैद्धान्तिक गूढ़ 
तत््वोको तो समभते नही है, हम लोगो की पृज्य वर्णीजी 
के प्रति श्रद्धा है--वे इस सम्बन्धभे जो कहेगे वह हमे 
मान्य है---इस कारण से भी यह आवश्यक समा गया 
कलकत्ता, ता० १५-४-५७ 


कि इस सम्बन्ध पूज्य श्री वर्णीजी का स्पष्टीकरण हो 
जाना आवश्यक है । इसलिए ता० ३०-३-५७ को श्री 
मागीलालजी पांड्या, श्री चॉदमलजी बडजात्या, श्री 
इन्द्रचन्द्र पाटनी, श्रीकल्याणचन्द्रजी पाठनी, श्रीनेमी- 
चन्द्रजी छाबडा ओर मैं एवं श्री रतनचन्द्रजी मुख्तार 
तथा श्री नेमीचन्द्रजी बकील सहारनपुर बाले, जो यहाँ 
श्राये हुये थे, ईशरी गये और पृज्य वर्णीजीके सामने सारी 
परस्थिति कह सुनाई । समाजमे फैलाये जाने वाले भ्रमके 
निवारणार्थ रेकाडिंग मशीनके सामने अपना खूलासा कर 
देने की प्रार्थना उनसे की गई । पूज्य वर्णीजीने लोगो हारा 
किये जाने वाले ऐसे भिथ्या प्रचार पर आश्चर्य प्रकट 
किया । ता० ३१-३-५७ के दोपहरके समय अपना प्रव- 
चने सशीनमे भर लेने की स्वीकारता उन्होने दे दी । 

इस प्रकाशनमे उनके अपने शब्दोमे निमित्त-नेमित्तिक 
सम्बन्ध, कार्यमे उपादान की योग्यताके साथ निमित्त की 
सहायता की आवश्यकता, शुभोपयोग एवं भगवान की 
भक्ति की आवश्यकता एवं साधनता के विषयमे दिगम्बर 
जैनागम की जो श्राज्ञा है उसे प्रकाशित किया गया है 
तथा श्री कानजी स्वामीके सम्बन्धमे भी प्रकाश डाला 
गया है। ज्यो का त्यो प्रकाशन होनेके कारण शब्दो की 
पुनरावत्ति तथा बुन्देलखंड प्रान्त की बोलीमे मिश्चित होनेके 
कारण भाषा की दृष्टिसे कुछ अशुद्धिया रहना स्वाभाविक है 
पर इसमे पूज्य वर्णीजीके शब्दोसे एक अक्षर का भी अन्तर 
नही है । 

आशा है, मिथ्या भ्रमके निवरणमे यह प्रकाशन सहा- 
यक होता हुआ सच्चे मार्गके अ्वलमस्बनमे प्रेरक बनेगा 


“-बाबुलाल जैन जमादार 


एक ऐतिहासिक प्रवचन 


श्री वर्णोजी का प्रवचन, टेप रिका्डिग में प्रस्तावना- 


मिती चेत्र कृष्ण ३२० ता० ३१-३-५७ को दिगम्बर जैन 
उदासीन आराश्षम ईशरीसे पुज्य १०५ क्षु० श्री गणेश- 
प्रसादजी वर्णी का टेप रिकार्ड किया हुश्ना प्रवचन :-- 


श्री नेमिचन्द्रजी बकील सहारनपुर--पृज्य श्री १०५ 
क्षु० श्री गणेशप्रसादजी वर्णी न्‍्यायाचायं का आज उदा- 
सीन आधश्रम--दिग जत उदासीन आश्रम ईशरी बाजारमे 
श्री समयसारजी की गाथा न० २७८, २७९ पर प्रवचन 
हो रहा है -- | 

पुज्य क्षु० श्री वर्णी जी महाराज :-- 

“रागादयो बन्धनिदानसुक्तास्ते शुद्ध चिन्मात्रमहोतिरिक्ता । 
श्रात्मा परो वा किसु तन्निमित्तमिति प्रणुन्नाः पुनरेचसाहु ॥ 


यहा पर रागादिक बन्ध का कारण है, यह अ्रमृत चनद्र- 
सूरिने कहा है । रागादय -रागादिक कंसे है, शुद्ध चिन्मात्र- 
महो$तिरिक्ता । शुद्ध चतन्‍्यमात्र-मह उससे अतिरिक्त । 
यहा पर शुद्धसे तात्पयें केवल का है। आत्मा उन 
रागादिकके होनेमे “आत्मा परो वा किम्रु तद्‌ निमित्त' 
ऐसा किसीने प्रइत किया कि रागादिक होतेमे आत्मा 
निमित्त है या और कोई निभित्त है ऐसा प्रश्न करने पर 
आ्राचायं उत्तर देते है -- 


जह फलिहमणी शुद्धो "ण सय परिणमइई रायमाईहि । 
रगिज्जदि श्रण्णेह दु सो रक्तादीह दरव्वेहि ॥। 


जैसे--स्फटिक माण, केवल स्फटिक मणि स्वय शुद्ध 
है। रागादयो-रागादिख्प जो लाल परिणमन हे उसका 
स्वय न परिणमन्ते, स्वयं न परिणमन्ते इसका क्‍या भ्र्थ 
है, परिणमते स्वय ही है पर निमित्तमन्तरेण न परिणमन्ते 
इत्यथ, । स्फटिक मणि स्व्रय रागादिक रूप परिणमेगी, 
स्वयं न परिणमते इसका क्या ग्रर्थ है, परके सम्बन्ध 
बिना स्वय न परिणमते । परिणमे स्वयं, पर परके निमित्त 
बिना नहीं- यथा मृत्तिका स्वयं घटरूपेण, परिणमते। 
मठ्ठी ही घटरूप परिणमते । यह बात' नही है कि मृत्तिका 
घटरूप परिणमन को प्राप्त नही होती परन्तु कुम्भका रादि- 
व्यापारमन्तरेण स्वयं न परिणते इत्यथ, । कुम्मकार 


आदि व्यापारके बिना केवल अपने आप तद्रूप परिणम 
जाय यह बात नहीं है । इसी तरहसे आत्मा स्वयं फलिह- 
मणि शुद्धो ण सय परिणमति रागमाईहिं। शुद्ध, शुद्धसे 
तात्पयं 'केवल' का है । ज्ञानी का यह अर्थ नही लेना कि 
चोथे गुणस्थानसे , सम्यग्ज्ञानी, सो नहीं। स्वय का अप्र्थ॑ 
केवल स्वयं, केवल, केवल आत्मा जो है, अकेला एक । एक 
परमाणुम बध नहीं होता। एक श्रात्मामे स्वय रागादि 
परिणमन नही होता । रागादि भी स्वय न परिणमन्ते । 
स्वयं न प॑रिणमन्ते इत्यस्य क अर्थ । स्वयं परिणमन 
को प्राप्त नहीं हुये इसका कया अर्थ है। श्रर्थात्‌ रागादि 
कर्मेभि सम्वन्धमतरा न स्वय परिणमन्ते। रागादि कर्मके 
सम्बन्धके बिना वह स्वयं, केवल, अकेला नही परिणमता | 
परिणमता स्वय, पर रागादिसम्बन्धमतरा न परिणमते । 
उसीका अ्रमृतचद्र स्वामी अर्थ करते है-न खलु के वला: स्फटि 
कोपला. परिणामस्वभावत्वे सत्यपि स्वस्य शुद्धस्वभावत्वेन 
रागादिनिमित्तत्वाभावात्‌, रागादिभि स्वय न परिणमते। 
केवल स्फटिक को केवल, केवल माने अकेला शुद्ध, पदार्थान्तर 
सम्बन्धके बिना, परिणाम स्वभावे सत्यपि, परिणमन- 
शील है परिणाम स्वभाव है । परनच्तु स्वस्य माने केवल 
का शुद्ध स्वभावत्वेन रागादि निमित्तत्वाभावाद 
रागादि निमितत्व का अभाव होनेसे रागादिभि स्वयं न 
परिणमन्ते । स्फटिकोपला , रागादि करके स्वय न परि- 
णम्ते श्रर्थात्‌ जपापुष्प सम्बन्धमन्तरेण, जपा पुृष्पके 
सबधके बिना केवल न परिणमते, जपापुष्पके सम्बन्ध कहते 
स्वय. स्फटिकोपलेब तुम्हारे रागादि भी परिणमते। पर 
द्रव्य नेंव. स्वय रागादिभावपरिण मतया । परद्वव्य, जपा- 
पुष्पादि परद्रव्य, उनके स्वयं रागादिभाव परिणमतया । 
उनका स्वय रागादि परिणमन स्वभाव है । स्वस्थ रागादि 
निमित्तभूतेन स्वस्थ स्फटिकोपल को रागादिक का निमित्त 
भूत होने पर शुद्ध स्वभावत्वे प्रच्यवमानेन उसको शुद्ध 
स्वभावसे च्युत कराता हुआ रागादि भी परिणमते | 
कौन ? स्फटिकोपल रागादिरूप परिणम जाता है। 
यह तो दुष्टान्त हुआ | श्रव दार्ष्टान्त कहते है । तथा यथा 
स्फटिकोपल, जपापुष्प सम्बन्धेत रागरादिरूप परिणमता 


एक ऐतिहासिक प्रवचन 


है एवं, किल आत्मा परिणामस्वभावत्वे सत्यपि, परिणाम 
स्वभाव होने पर भी, यथा स्फटिकोपलपरिणाम स्वभाव होने 
पर जपापुष्पमन्तरेण रागादिरूप नहों परिणमते तथा केवल 
आत्मा शुद्ध परिणाम स्वभाव होने पर भी स्वस्य,शुद्ध स्वभाव 
होने परभी, स्वय प्रद्रव्यनिरपेक्षतया रायादि कर्म निरपेक्षतया 
स्वय अपने आप रागादिरूप नही परिणमता। पर द्रव्य नेव 
स्वय॑ रागादि भाव परिणमतया, पर. द्रव्य जो हैं स्वय 
रागादिभाव परिणमन होने से स्वस्थ रागादि निमित्त- 
भृतेन, स्वय को रागादि निमित्तभूत होने पर, शुद्ध स्व- 
भावसे च्युत कराता हुआ रागादिभि' परिणमते--राग- 
हेंघादिरूप परिणमन को प्राप्त हो जाती है। इति वस्तु- 
स्वभाव । इस सबका निचोड श्रमृतचन्द्र स्वामी एक 
इलोकमे कहते है--- 


न जातु रागादिनिभित्तभावमात्मा5धत्मनो 
याति यथाउककान्तः । 
तस्मिन्निमित्तं परसंग एवं वस्तुस्वभावों- 
ध्यमुदेति तावत्‌ ॥॥ 


आत्मा कभी भी, याति माने कदाचित्‌ भी अपने आप 
रागादिक का निमित्त होकर परिणमन को प्राप्त हो जाय 
सो बात नही है । यथा श्रककान्त सूर्यकान्त मणि यथा 
सुर्यंकिरणसस्वन्धमन्तरेण स्वयं अपने आप अग्निरूप 
परिणमन को प्राप्त नहीं होता है। सुर्यंकिरणसम्बन्ध 
प्राप्त । सूर्यकिरणके सम्बन्ध को पाकरके अग्निरूप परि- 
णमन जाता है | इस तरहसे आत्मा स्वयं केवल, अकेला 
पर सम्बन्धमन्तरेण रागादिकरूप स्वयं न परिणमते। 
किन्तु तस्मिन्‌ निमित्तम्‌ परसग एव--उसके परिणमनमे 
निरित्त, परसग ही है, उसके निमित्त को पाकरके 
आत्मा रागादिख्य परिणम जाता है। यह वस्तु का 
स्वभाव उदेति-यह वस्तु का स्वभाव है। इस प्रकार 
जो वस्तुके स्वभाव को जानते हैं वह ज्ञानी है, वे अपनी 
आत्मा को रागादिक नहीं करके कारक नही होते और 
जो ज्ञानी नहीं है वे कारक होते है । इसका तो तात्पर्य 
यही है । 

ससारके अन्दर पदार्थ दो है--जीव और अ्जीव, दो 
पदार्थ है--अ्रजीव पदार्थके पा भेद है। उसमे पुदूगल को 


[ ५७ 


छोड करके शेष चार जो अजीव है वे शुद्ध ही शुद्ध रहते 
है। दो जो फ्दार्थ है जीव और पुद्गल--इन पदार्थेमि 
दोनो प्रकार का परिणमन होता है--इनमे विभावशवक्ति 
भी है। इन दोनो पदार्थोप्ते और अनन्तश्षक्ति भी है । 
वह विभावशक्ति यदि न होती तो एक चाल ही होती । 
विभावशक्ति ही एक ऐसी चीज है कि जिसके द्वारा 


च्प्ै 


>आत्मामे परिणमन् होता है। पर पदार्थ का सम्बन्ध 


रहता है। पदार्थ-पदार्थ का सम्बन्ध श्राज का नहीं है । 
अनादिकाल का है। अनादिकाल का सम्बन्ध होनेसे 
आत्मा का वह रागादिकरूप, हेषादिकरूप, क्रोधरूप, 
मानरूप, माया-लोभादिकरूप जितना भी परिणमन है 
श्रात्मा का स्वभाव नही है--विभावशक्ति का है । विभाव- 
शक्ति ग्रात्माके श्रन्दर है सो ऐसा परिणमन हो जाय, 
परका निमित्त मिले तो उस रूप परिणम जाय, इस 
वास्ते हम सबको उचित हे कि निमित्तकारणो को जो 
है, उतना ही आदर देवे जितनी कि आदर देने की जरूरत 
है । उपादान कारण पर भी उतना ही आदर देवें जितनी 
कि जरूरत है। उसको अधिक मानो या इसको अधिक 
मानो यह तत्त्व नही है। दोनों अपने अपनेमें स्वतंत्र हे । 
उपादान भो स्वतन्त्र है, वह कहे कि में निसित्त बिना 
परिणम जाऊं तो कोई ताकत नहीं । केवल उपादान 
की ताकत नही है कि निमित्त तन भिल्ठे और वह परिणम 
जाय, सो परिणमेगा बही परनिमित्त को पाकर के । जैसे 
कुम्मकार घट को बनाता है । सब कोई जानता है कि 
कुम्भकार घट को बनाता है। अगर कुम्भकार नही होय 
तो घट परिणामके सम्मुख भी है और घट परिणाम 
की प्राप्तिके उन्मुख भी है। परन्तु कुम्भकारमन्तरेण 
बिना नहीं! परिणम सकता । कुभकारादि निमित्त हो और 
बालू का पुज लगा हो तो घट का परिणमन्र हो जाय सो भी 
नही है। इस वास्ते उपादान कौर निभित्त दोनों अ्रपने 
अपनेमें बराबर की चीज है । कोई न्यूनाधिक उसमें भाने 
सो नहीं है। उसका कार्य उसमे होता है, इसका कार्य 
इसमे होता है ॥ व्याप्य-व्यापक का भाव जो है, उपादान 
का, अपनी पर्यायके साथ होता है । निित्त की पर्यायोवे 

साथ नही होता । परन्तु ऐसा नही कि उसका कुछ भू 

सम्बन्ध न हो। यथा अन्तर व्याप्य-व्यापकभावेन मृत्तिकय 


९० | 


घट: । मृत्तिका के द्वारा घट बनता है । शअ्रन्तर- 
व्याप्यव्याप्येच मृत्तिकेव अ्रनुभूयमाने, और मृत्तिका ही 
अनृभवत करती है भ्रौर मृत्तिका में ही उसका 
तादात्म्य-सम्बन्ध है । परन्तु बाह्य व्याप्य-व्यापक 
भाव कुछ नही सो बात नही है। व्याप्य-व्यापकभावेन, 
घटके अनुकूल व्यापार कुँम्भकार करेगा तो घट होगा -- 
तो व्यापार कुर्वाणः कुम्भकार जो है वह घट को बनाने 
वाला है । और घटसे जो तृप्ति हुई, जलादिक आकर जो 
तृप्ति हुई उसको अनुभवन करने वाला कौन है? कुम्म- 
कार | इस कारण श्रगर निमित्त भेमित्तिक भाव न 
होचे तो तुम्हारे यहाँ पर मृत्तिका मे घट नहीं बन सकता 
वहि व्याप्यव्यापकभावेन उसके साथ सम्बन्ध है ही, अ्रगर 
बहिव्याप्यव्यापकभाव श्रस्वीकार करो तो घटोत्पत्ति नही 
हो सकती । इसी तरहसे श्रात्मामे ज्ञानावरणादिक जो 
कर्म है सो पुदुगल द्रव्य स्वय ज्ञानावरणादिक कर्मरूप 
परिणमता है। और आत्माके मोहादिक परिणामोके 
निमित्त को पाकरके परिणमता है। अगर मोहादिक 
परिणाम निमित्त रूपमे न हो तो कभी भी तुम्हारे ज्ञाता- 
वरणादिक रूप पर्याय को प्राप्त नही होने | इस वास्ते 
निमित्तकारण की भी श्रावश्यकता है। उपादानकारण 
की भी आवश्यकता हे । 
प्रदन - श्री रत्तनचद्धजी मुख्तार सहारनपुर --- 

जश्ञानमे जो कमी हुई, जीवका स्वभाव तो केवलज्नान 
है और वर्तमानमे जो हमारी ससारी श्रवस्थामे जितने भी 
जीव है, उनके ज्ञानमे जो कमी हुई, वह क्‍या कमेके उदय 
की बजहसे हुई या बिना करके उदयकी बजहसे हुई । 
उत्तर -पुज्य वर्णीजी महाराज: 

इसमे दोनो कारण है । कर्मका ज़दय कारण है और 
उपादान कारण आत्मा है । करंका उदय यदि न होय तो 
ज्ञान कभी भी न्यूनाधिक परिणमनको प्राप्त नही होगा । 

विभाव और बात है | यह तो ज्ञानावरणादिक कमंका 
इस प्रकारका क्षयोपशम है । तत्‌ तरतमभावसे आत्माका 
ज्ञानादिक विकास होता है । जितना उदय होता है उतना 
अज्ञान रहता है और जितना ज्ञानावरणादिक कर्मका 
उदय होगा उतना ही श्ज्ञान रहेगा । जितना ज्ञानावरणा- 
दिक कर्मका क्षयोपश्यम होगा उतना ज्ञान रहेगा । 





एक ऐतिहासिक प्रवचन 


प्रथन--भ्री रतनचन्द्रजी मुस्तार--- 


कानजी स्वामी यह कहते है, महाराज, ज्ञानावरणा- 
दिक कर्म कुछ नही करते । अपनी योग्यतासे ही ज्ञानमे 
कमी-वेसी होती है । महाराज, ज्ञानमे कमी होती है अपनी 
वजह से होती है, श्रपनी योग्यतासे होती है, कानजी स्वामी 
यह कहते है । ज्ञानावरणादिक कर्म कुछ नही करता तो, 
महाराज, क्या यह ठीक है ? 
उत्तर--पृज्य वर्णीजी सहाराज:-- 

यह ठीक है ? आप ही समभो, कंसे ठीक है। यह 
ठीक नही है । चाहे कोई भो कहे, हम तो कहते हैं कि 
अ्रंगधारो भी कहे तो भी ठीक नही है । 
प्रशन-- बाबू सुरेन्द्रनाथजी:--- 

महाराज, सम्यर्दृष्टिके पृजत, दान, ब्नतादिकके आाच- 
रण ये मोक्ष के कारण है या नही ” 
उत्तर-- पुज्य वर्णीजी महाराज -- 


मेरी तो यह श्रद्धा है कि सम्यर्दृष्टिके चाहे शुभोप- 
योग हो, चाहे अ्रशुभोपयोग हो, केवल नही होता है उसमे 
शुद्धोपपोग । अनन्तानुबन्धी कथाय जानेसे शुद्धोपयोगका 
अश प्रकट हो जाता है। जहा शुद्धोपपोगका अश्ञ प्रकट 
हुआ तहाँ पूर्ण शुद्धोपयोग मोक्षका कारण है, तो अल्प 
शुद्धोपयोग भी मोक्षका कारण है | यानी कारणता तो उसमे 
था गई, पूर्णत आवो या न आवो | प्रवचनसारमे प्रमृत- 
चन्द्र स्वामीने लिखा है कि सम्यर्दर्शन, ज्ञान, चारित्र जो 
है यह पूर्णताको प्राप्त होते है, तब वीतरागतासहित 
सम्यग्दर्शन, ज्ञान, वीतरागचारित्र सहित मोक्षके ही 
मार्ग है। अतएवं सरागात्‌ अगर इनके अशमे जो राग 
मिला है तो जो राग है वह बध का कारण है । इस वास्ते 
जो राग है, सम्यग्दृष्टिका, जो उपयोग है, जितना शुभो- 
पयोग है वह बधका कारण है । और जो शुद्धोपयोग है 
वह॒निर्जरा और मोक्षका कारण है । सम्यर्दृष्टिका 
शुभोपयोग सर्वेया ही बधका कारण हो, सो बात नही है। 


प्रदन--भ्री रतनचन्द्रजी मुर्तारः-- 


महाराज ! जिसे मोक्षमागं रुचता है, उसे जिनेस्दव 
देवकी भक्ति रुचती है या नही ? 


एक ऐतिहासिक प्रवचन 


उत्तर--पुज्य वर्णीजी महाराज --- 


मेरा तो विश्वास है कि जिसको मोक्षमार्ग रुचता हे 
उसको जिनेस्द्रदेवकी भक्ति तो दूर रही, सम्यम्दृष्टिकी 
जो बाते है वह सव उसको रुचती हैं। जशञातार विद्व- 
तत्त्वाना वदे तदगुणलब्धये । बडे श्राचार्य थे, उमास्वामी । 
मोक्षमार्गंका निर्षण करना था, म+लाचरण क्या करते हैं - 


सोक्षमार्गस्य नेत्तारं भेतारं कर्मसुभृतां। 
ज्ञातारं विद्वतत्त्वानां, बन्दे ततगुणलब्धये ॥ 


ज्ञतार विश्वतत्वाना, विश्वतत्वज्ञातार अ्रह बदे, 
काहेके लाने ? तद्गुण लब्बये, तद्गुणोकी लब्धिके लिए । 
तो उनमे जो भक्ति हुई, भगवानकी जो भक्ति हुई, स्तवन 
हुआ,-- भगवानका जो स्तवन हुझ्ना तो भक्ति स्तवन ब्गे- 
रहका वर्णन किया--क्या चीज है ? ग्रुणस्तोक॑ समुल्लध्य 
तद्बहुत्वकथा स्तुति' । वह स्तुति कहलाती है कि थोड़े गुण 
को उल्लंघन करके उसकी बहुत कथा करना, उसका नाम 
स्तुति है। भगवानके अनन्त गुण है । वक्‍तुम भ्रशक्‍त्वात्‌ 
उनके कथनको करने मे अ्रशक्त है । अनन्त गुण है । भक्ति 
वह कहलाती है कि गुणोमे श्रनुराग हो, उसका नाम भक्ति 
है । भगवानके अ्रनन्तगुण है, उनको कहने को हम भ्रश्षक्त 
हैं, कह नही सकते । तो भी जैसे समुद्र का, कोई अमृतके 
समुद्रका अतस्तल स्पर्श करने में असमर्थ है, अगर उसे 
स्पर्श भी हो जाय तो ज्ातिका कारण है। तो भगवानके 
गुणोका वर्णन करना दूर रहा, उसका स्मरण भी हो जाय 
तो हमकी ससारताप की ब्युच्छित्तिका कारण है। इस 
वास्ते भगवानका जो स्तवन है वह गुणोमे अनुराग हैं। 
गुणोमे अनुराग कौन-सी कपरायकों पोषण करने वाला है ? 
जिस समय भगवानकी भक्ति करोगे अ्रनन्त ज्ञानादिक 
गुणोंका स्मरण ही तो होगा | अनन्त ज्ञानादिक गुणोके 
स्मरण होनेमे कौन-सी कपाय पुष्टि हुईं। क्‍या क्रोध पृष्ठ 
दशा, या मान पुष्ट हुआ, या माया पुष्ट हुईं, या लोभ 
पुष्ठ हुआ २ तो मेरा तो यह विश्वास है कि उन गुणोको 
स्मरण करते से नियमसे अ्ररहतको द्रव्य, गुण, पर्याय करके 
जो जानता है यह परोक्ष में अरहंत है, वह साक्षात्‌ श्रहत 
है। वह परोक्षे में वही गुण तो स्मरण कर रहा है । तो 
भगवानकी भक्ति तो सम्यग्शानी ही कर सकते है । मिथ्या- 


[ ६१ 


दृष्टि नही । परन्तु कबंतक । तो पंचास्तिकायमे कहा कि 
भगवान की भक्ति मिथ्यादृष्टि भी करता है और सम्यर- 
दृष्टि भी करता है । परन्तु यह जो है, उपरितन ग्रुणस्थान 
चढनेको असमर्थ है, इस वास्ते अस्थानरागादिक निवर्तेन- 
स्थान जो है कृदेवादिक, उनमे रागादिक न जाय, अथवा 
तीत्र रागज्वर निरोधात्मा उसको प्रयोजन, कहा है कि 
तीव्र रागज्वर मेरा चला जाय, इसलिये वह भगवानकी 
भक्ति करता है । इस वास्ते जो श्रेणी माडते हो वे उत्तम 
पुरुष है। उनको तो वस्तुविचार रहता है । उनकी तो 
आत्माकी तरफ दृष्टि है ।नही जाने घट की, न पठ की । 
कोई पदार्थ चिन्तवनमे आ जाय तो वह विषका बीज जो 
रागह्ेष था वह उनका चला गया । हमारा विषका वीज 
रागद्वेंष बैठा है । इस वास्ते भगवान की भक्ति, उनके गुणों 
का चिन्तवन करने से रागठ्रेषकी निवत्ति होती है। श्रतएव 
सम्परदृष्टिको भगवानकी भक्ति करनी हो चाहिए । 

ग्रपते विरोधी मानकर, जैनघर्म तो रागद्वेप रहित है, 
कोई उनका श्रन्तरंगसे विरोधी नही है। भैया, कोई भी 
मनुष्य जो है, कानजी स्वामीका विरोधी नही है । बह 
तो यह चाहता है कि तुम जो इतना-इतना भुल पकड़े 
हो, इससे तो तमास संसार उल्टा डूब जायेगा | यह दो 
हजारके भलेकी बात कहते हो वह तो उल्दा डूबने का मारे 
है । मिथ्यात्व का श्रं् ही बुरा होता है। अरे हमारी 
बात रह जाय, वह बात काहे की । जब पर्याय ही चली 
जाय, जिस पर्यायमे अ्रहुंवुद्धि है, तब वात काहें की है । 
तुम्हारा यह पर्याय सम्बन्धी ज्ञान, यह पर्याय सम्बन्धी 
चारिन, यह पर्याय सम्बन्धी सुन्दरता और आयुका शन्त । 
अरे सुन्दरता तो भ्रव ही चली जाय । द्रव्यसे विचार करो, 
वह रख लेवे ? भ्रव ये जवान हे, रख लेवे, क्रि हम ऐसे 
टी बने रहे, नही रख सकते । अरे तुम जो बोलना चाहो 
उत्तको भी नहीं रख सकते। क्‍यों ? वह तो उदयमे 
आकर खिर ही जायगा। इस वास्ते वात तो यह हम 
अभी भी कहते है कि स्थितिकरणकी श्रावश्यकता है-- 

दरंनाचज्चरणाद्वापि चलता धर्मवत्सले: । 

प्रत्यवस्थापन प्राज्ञं: स्थितीकरणमुच्यते ॥। 

हमको तो शत्रु नाव उतमे रखना ही नहीं चाहिए । 
कृपायके उदयमे मतुप्य क्‍या क्या काम करता है--कौन 


६२ | 


नहीं जानता है। सब कोई जानते है | हम तो कहते है 
अरब भी समभानेकी आ्रावश्यकता है, श्रव भी उपेक्षा करने 
की आवश्यकता नही है । ऐसा व्यवहार करो कि वह समझ 
जाय । बडसे बडे पाप समभो कि जो नाहरी-उसका पेट 
विदारण कर दिया श्रपने बच्चेका, सुकोशल सुनिका। वह 
नाहरी जब विदारण कर *“थ्या कि मुनि उनके पिता 
यशोघर वहा आपे । वह केवलज्ञान निर्वाण की पूजा करने 
वर्गरह को । उससे कहते हैं कि जिस पुत्रके वियोगसे यह 
दशा भई आज उसीको विदार दिया ? तोठउसी समय उसके 
परिणामोने पलटा खाया--परिणामोने पलटा खाया, वह 
सिर धुनने लगी । अरे सिर धुननेसे क्या होता है। तो 
महाराज श्रब तो पापका ब्रायश्चित्त यही है कि इस पापका 
प्रायश्चित्त यही है--किसका ? कि सबका त्याग करो! तब 
इससे बढ़कर क्या कर सकती थी । झौर जब नाहरी 
जेसी सुधर जाती है तो मनुष्य न सुधर जाय ? मगर यह 
बात, हमारे मनमे यह कल्पना नही होनी चाहिए कि ये 
हमारे विरोधी है। वह कषायके उदयमे बोलता हे-- 
बड़े-बड़े बोलते हैं--क्या बड़ी बात हे। रामचन्द्रजी 
कपायके उदयमे छह महीने मुर्दाको लिये फिरे, सीताका 
वियोग हुआ तो मुनिसे पूछते हैं कोई उपाय है, बताग्रो 
तो हमारा कल्याण कंसे होगा । तद्भव मोक्षगामी, देशभूषण 
कुलभूषण से सुन चुका ओर एक स्त्रीके वियोगसे इतना 
पागल हो गया । अरे तुम बता तो दो जरा, कही हमारा 
भला कंसे होगा ? तो उन्होने वही उत्तर दिया जो देना था- 
सीताके वियोगका उत्तर नही दिया | यह उत्तर दिया 
कि जब तक लक्ष्मण से स्नेह, तबतक तुम्हारा कल्याण नहीं 
होगा । ओर जिस दिन लक्ष्मण से स्नेह छूटा, कल्याण 
हो गया । देख लो उसी दिन हुग्रा | मेरी समभूमे तो 
श्राप लोग विद्वान है, सब हैं, कोई ऐसो चिट्ठी लिखों 
जिससे सब वह छूट जाय । हम तो यही कहेंगे भंधा 
शौर श्रन्‍्त तक यही कहेगे--चाहे वे विरोधी बने रहे, 
चाहे वह छपा देवे कि हमारा मत इन्होने स्वीकार कर 
लिया--जो उनकी इच्छा हे-उसमें हम क्‍या कर 
सकते है । उनके पण्डालमे नियमसे तीन दित, चार दिन 
गये उनका सुना, करा, सब कुछ किया, उन्होंने जो 


न्‍अन्‍न्‍कप्न्‍न्‍क9» बज“ कप. एऐे५मायमटलणए..जशाा'. 'रइलश, परधणयलरदाकड... वनपतन--+वलन-क। 


एक ऐतिहासिक प्रवचत 


प्रभिप्राय लगाया हो ओर ,श्राप लोगोने जो लगाया हो 
अ्रभिप्राय । मगर हम ,जो गये, हमारा भीतर का तात्पये 
यही था कि-हे भगवान | ये मिल जाय, तो एक बडा भारी 
उपकार जनधमेंका होय । श्ररे शिखरज़ी से निमल क्षेत्र 
शोर कोन है कि जहां पर नही होने की थी बात । हम 
फ्या करें बताश्रो ” बात ही नहीं होनी थी। हमारे 
वशकी बात तो नही थी। श्रच्छा और भिडाने वाले उनके 
अन्दर ऐसे होते ही हैं-हर कही ही ऐसे होते हैं-जैसे मन्त्री 
तो शनि भये और राजा होय बृहस्पति। और मन्‍्त्री ही 
तो शनि बंठे, राजा वृहस्पति होनेसे क्या तत्त्व होय । वह 
तो श्रच्छी ही कहे मगर तोडने मरोडने वाले तो वहाँ 
बेठे है । बीचमे मन्त्री बैठा है, सो बताइये कि कंसे 
बने ।॥ हम तो यह कहे कि सम्यक्त्वके तो आठ अंग 
बताये, जिसमे दर्शनाज्चरणाद्वापि । दर्शत यानि श्रद्धासे 
च्युत हो जाय कदाचित्‌ चारित्रसे च्युत हो जाय। 
दर्शनाचज्च रणाद्वापि चलता धर्मवत्सले । फिर उसीमे स्थापित 
करना उसीका नाम स्थितिकरण है और वात्सल्य जो है।, 


स्वयुथ्यान्‌ प्रति सदभावसनाथापेतकतवा । 
प्रतिपत्ति-यंथायोग्यं॑ वात्सल्यमभिलप्यते ॥॥ 


अपनी ओरसे जो कोई हो, अपनेमे मिलावो । तत्त्व 
तो यह है भया । और यह सम्यरदष्टि बने हो तो भ्राठ 
प्रग नही पालोगे ? झाठ श्रग तो तुम्हारे पेटमे पडे है । क्योकि 
वक्ष चले और शाखा नही चले सो बात नही हो सकती । 
अगर सम्यर्दृष्टि बने हो तो श्राठ ग्रग होना चाहिए । यहा 
जोर दिया समन्तभद्र स्वाभि ने--नाड्रहीनमल छेत्तु 

जन्मसन्तति को अगदहीन सम्यग्द्शन छेदन तहीं कर 
सकता । यह सागोपाज् होना चाहिए । कोई यही से टल 
जाय तो नीचे लिख दिया है कि एक एक शअभगके जो 
उदाहरण दिये वे तो हम -लोगोकों लिख दिये | शोर जो 
पक्के ज्ञानी है उनके तो झ्राठ ही अ्रग होना चाहिए। इस 
वास्ते हम तो कहते है कि स्थितिकरण सबसे बढ़िया है । 
आ्और आप लोग सब जानते है। हम क्‍या कहे ? 

एक बात हो जाती तो सब हो जाता। “निमित्त 
कारण को तिमित्त मान लेते तो सब हों जाता ।* 


तौत--.नन्‍हन्‍.ै.3ह3न्‍ "+......._........"नन-न्‍अन्‍>ै$ै॒  ै ऊ>ऊ>ऊ_ऊ_ऊ_ ऑ_॑_ 
--3++---++-333०५००» २००००» +3+393»3»»393भ3». 4.3» ५3333» ५-+--+--+-------+-------+-+++-+ न क न-+-----++--------+--..3«3>०----------------+०«-- 
न िनतीीीीीीीीीी33प>++०+3+++3333333+3333५+3-+- 2५3७७ 33५७७++++++++++3+3 पीने ३५५33»... .५3....»++००००««+००--. 


१० 


हरिजनों की धार्मिक पात्रता 


श्रात्माकी प्रबल प्रेरणा सदा यही रहती है कि “जो 
मनमे हो वही वचनोसे कहो, यदि नहीं कह सकते तब 
तुमने अबतक घर्मका मर्म ही नही समझा । माया, छल, 
कपट, - वाक्-प्रपच्च आदि वच्कताके इन्ही रूपान्त रोके 
त्याग्रपूर्वक जो वृत्ति होगी वही घारमिकता भी कहलायगी । 
यही कारण है कि इस विपयमे कुछ लिखता आवश्यक 
प्रतीत हुआ । 


हरिजन और उनका उद्धार-- 


अनन्तानन्त गआात्माये है परन्तु लक्षण सबके नाना नही, 

एक ही है। भगवान गृुद्धपिच्छने जीवका लक्षण उपयोग 
कहां है । भेद अवस्थाकृत है, अवस्था परिवर्तंनशील है । 
एक दिन जो बालक थे अवस्था-परिवतेन होते होते वृद्धा- 
वस्थाको प्राप्त होगये, यह तो णरीर परिवर्तन हुआ, 
आत्मामे भी परिवर्तन हुआ । एक दिन ऐसा था, जो दिनमे 
दस बार पानी, पाँच बार भोजन करते भी सद्धोच न करते 
थे वे आज एक बार ही भोजन और जल लेकर सन्‍्तोष 
करते है। कहनेका तात्पर्य यह है कि सामग्रीके श्रनुकूल 
प्रतिकूल मिलतेपर पदार्थेमि तदनुसार परिणमन होते 
रहते है। शराज जिनको हम नीच पतित या घणित 
जातिके नामसे पुकारते है। उनकी पूर्वावस्था (वर्ण 
व्यवस्था आरम्भ होनेके समय) को सोचिये और श्राजकी 
अवस्थासे तुलनात्मक अ्रध्ययत्त कीजिए । उस श्रवस्थासे 
. इस श्रवस्था तक पहुँचनेके कारणोका यदि विश्लेषण किया 
जाय तो यही सिद्ध होगा कि बहुसख्यक वर्गकी तुलनामे 
उन्हें उनके उत्थान-साधक अनुकूल कारण नहीं मिल्ले, 
प्रतिकूल परिस्थितियोने उन्हे बाध्य किया । फलत' इस 
जातिको विवश यह दुर्दिन देखनेका दुर्भाग्य प्राप्त हुआ । 
उनकी सामाजिक, राजनेतिक, झआथिक एवं धामिक सभी 
समस्याथे जटिल होती' गई । उनकी दयनीय दशा पर 


कुछ सुधारकोको तरस आया । गाधीजीने उनके उद्धारकी 
सफल योजना! सक्तिय की । क्योकि उनकी समभमे यह 
अच्छी तरह श्रा चुका था कि यदि हरिजनो को सहारा 
न दिया गया तो कितना हो सुधार हो, कितना ही धर्म- 
प्रचार हो, राष्ट्रीयवाका यह काला कलडू धुल ने 
सकेगा । वे सदाके लिये हरिजन (जिनके लिए हरिका 
ही सहारा हो और सब सहारोके लिए असहाय हो) 
ही रह जावेगे । यही कारण था कि हरिजनोके उद्धारके 
लिए गावीजीने अपनी सत्य साधुताका उपयोग किया ।' 
विश्वके साधु सन्‍्तोसे जोरदार शब्दोमे आग्रह किया कि 
“धरम किसीकी पैतृक सम्पत्ति नहीं” यह स्पष्ट करते 
हुए उन्होने हरिजन उद्धारके लिए सब कुछ त्याग दिया, 
सब कुछ कार्य किया, दूसरोकों भी ऐसा करतेका उपदेश 
दिया । हमारे आ्रभममे गुद्ध पक्षीको ब्रती लिखा है, मृत्यु 
पाकर कल्पवासी देव होना भी लिखा है, यही नहीं श्री 
रामचन्द्रजीका मृतभ्रातूमोह दूर करनेमें उसका निमित्त 
होना भी लिखा है । 


ग्राधुनिक युगमे हरिजनोका उद्धार एक स्थितीकरण 
कहा जा सकता है। धर्म भी हमारा पतित-पावन है, 
यदि हरिजन पतित ही है तो हमारा विश्वास है कि जिस 
जेनधरमके प्रबल प्रतापसे यमपाल चाण्डाल जैसे सद्भतिके 
पात्र हो गये है उससे इन हरिजनोका उद्धार हो जाना, 
कोई कठिन कार्य नही है । - 


ब्र।ह्मणादि कौन -- 


आगम मे लिखा है कि श्रस्पृश्य झूृद्र से स्पृष्ट हो 
जावे तव स्तान करना चाहिये। अस्पृश्य क्या अस्पुर्य 
जाति मे पैदा होने से ही होजाता है ? तब तीन वर्णों मे 
(ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य) पैदा होनेसे सभी को उत्तम हो 
जाना चाहिये । परन्तु देखा यह जाता है कि यदि उत्तम 


६४ ] 


जाति वाला निन्धच काम करता है तव चाण्डाल गिना 
जाता है, उससे लोग घृणा करते है। घृणा की बात तो 
ठीक ही है, लोग उसे पक्ति-भमोजन और सामाजिक कार्यमे 
सम्मिलित नही करते । जो मनुष्य नीच जातिमे उत्पन्न 
होते हैं परन्तु यदि बह धर्मको श्रगीकर कर लेता है तो 
उसे सम्मानकी दृष्टिसे देखा जाता है, उसे प्रमाणित व्यक्ति 
माना जाता है । यह तो यहाँ के मनुष्य की बात है किन्तु 
जहा न कोई उपदेष्टा है और न मनुष्यो का सदभाव है, 
ऐसे स्वय-भूरसणद्वीप और समुद्रमे असख्यात तियेच्च 
मछली, मगर तथा अन्य थलचर जीव ब्रती होकर स्वर्गके 
पात्र होजाते है, तव कमे-भूमिके सनुष्य क्री होकर यदि 
जैनधर्म पालें तब आप क्या रोक सकते है ? आप हिन्दू 
ने बनिये, यह कौन कहता है, परन्तु हिन्दृ-्जो उच्च 
कुल वाले है वे यदि मुनि बन जावे तो आपको क्या 
आपत्ति है । 

“हिन्दू' शब्दका अर्थ मेरी समभमे धमंसे सम्बन्ध नही 
रखता । जैसे भारतका रहने वाला भारतीय कहलाता है 
इसी तरह देश विदेशकी श्रपेक्षा यह नाम पडा प्रतीत होता 
है। जन्म-से मनुष्य एक सदृश उत्पन्न होते हैं किन्तु 
जिनको जेसा सम्बन्ध मिला उसी तरह उनका प्रिणमन 
होजाता है । भगवान आदि-नाथके समय तीन वर्ण थे । 
भरतने क्राह्मणवर्णकी स्थापना की, यह आदिपुराणसे 
विदित है, इससे सिद्ध है कि इन तीन वर्णामेसे ही ब्राह्मण 
हुए। मूलमे तीन वर्ण कहासे श्राये, विशेष ऊहापोहसे न 
तो आप ही भअ्रपनेकी ब्राह्मणादि सिद्ध कर सकते हैं और 
न शुद्र कौन थे यह निर्णय भी आप दे सकते है । 


शद्रोके प्रति कृतज्ञष बतिए-- 


लोगोका जो उपकार शुद्रोसे होता है भ्रन्यसे नही होता 
यदि वे एक दिन को भी मार्ग, कूडाघर, शौचगृह आदि 
स्वच्छु करना बन्द करदें तब पता लग जावेगा । परल्तु 
उनके साथ आप जो व्यवहार करते है यदि उसका वर्णन 
किया जाय तो विवाद चल पड़े ) वे तो श्रापका उपकार 
करते हैं परन्तु आप पक्तिभोजन जब होता है तब अच्छा 
ग्रच्छा माल अपने उदरमे स्वाहा कर लेते है और 
उच्छिष्ट पानी से सिचित पत्तलोकी उत्तके हवाले कर 


हैरिजनों की धासिक पाजता 


देते है | जिसमे सहस्नो कीटाणुओ्रोकी उत्पत्ति हो जाती है । 
वह उच्छिष्ट भोजन जिसे हम करवावें वह वयो न पतित 
हो जावेगा । अच्छे अच्छे फल तो आप खा गये और से 
गले था ग्राने काने पकडा देते है उत विचारोको ! इसपर 
भी कहते हो हम आपं-पद्धतिकी रक्षा करते है । 
बलिहारी इस दयाकी । घर्मधुरन्धरता-की ! मेरा तो 
दृढ्तम विश्वास हैं कि पशु जो है उन्हें भी दृषित भोजन न 
देना चाहिये, हरिजन तो मनुष्य है । 


शुद्र भी धर्म धारण कर ब्रती हो सकता है-- 


यह तो सभी मानते है कि धर्म किसीकी पैँंतक 
सम्पत्ति नही । चतुगतिके जीव भी सम्यवत्व उपार्जनकी 
योग्यता रखते है, भव्यादि विशेषण-सम्पन्न होना चाहिये । 
घर्मवस्तु स्वत पिद्ध है श्रौर प्रत्येक जीव मे है, विरोधी 
कारण पृथक होनेपर उसका स्वयम्‌ विकास होता है और 
उसका न कोई हरता है और न दाता हो है । तथापि इस 
पञ”ुचम कालमे उसका पूर्ण विकास नहीं होता, चाहे गृहस्थ 
हो, चाहे मुनि हो । गृहस्थमे सभी मनुष्योमे व्यवहार-पर्म 
का उदय हो सकता है, यह नियम नही कि ब्राह्मण क्षत्रिय 
वैश्य ही उसे धारण करे, शूद्र उससे वब्चित रहे । 

गृद्ध पक्षी मुनिके चरणोमे लेट गया | उसके पूर्वे भव 
मुनिने वर्णन किये, सीताने रामचन्द्रजीको उसको रक्षाक 
भार सुपुर्द किया । जहाँ गृद्ध पक्षी ब्रती हो जावे, वह 
शद्र शुद्ध नही हो सकते, बुद्धिमे नही झ्राता। यदि शूर 
इन कार्योको त्याग देवे और मद्यादि पीना छोड देवें तः 
बह ब्रती हो सकता है । मन्दिर आनेको स्वीकृति देना 
देना आपकी इच्छा पर है | परन्तु इस घामिक कृत्पके लि 
जैसे आप उनका बहिष्कार करते है वैसे ही कल्पना करो 
यदि वे धार्मिक इत्यके लिए आपका बहिष्कार कर हें 
असहयोग कर दें तब आप क्या करेंगे ? सुनार गहना ' 
बनादे, लुहार लोहेका काम न करे, बढई हल न बनावे 
लोधी कुरमी आदि खेती न करे, घोबी वस्त्रप्रक्षाल 
छोड देवे, चर्मकार मृत पशु न हटाये, बसौरित सोरीक 
काम त करे, भगितन शौचगृह शुद्ध न करे, तब ससार 
हाहाकार मच जावेगा । हैजा, प्लेग, चेचक और क्षय जे 
भयकर रोगोका आक्रमण हो जावेगा । भ्रतः बुद्धिसे का 


























३; 


हरिजनों की धामिक पात्रते 


लेना चाहिये। उनके साथ मानवता का व्यवहार करना 
चाहिये,जिससे वह भी सुमार्ग पर झा जावे । उनके बालक 
भी अध्ययन करें तव आपके बालकोके सदृझ् वे भी बी. 
ए, एम. ए. बैरिस्टर हो सकते है। संस्कृत पढें तब आचाये 
हो सकते हैं। फिर जिस तरह आप पच पाप त्यागकर 
ब्रती बनते है यदि वे भी पच पाप त्याग दे तब उन्हें 
व्रती होनेसे कौन रोक सकता है ? मुरारभे एक भंगी 
प्रतिदिन शास्त्रश्नवतण करने झ्राता था, संसारसे भयभीत 
भी रहता था, मासादिका त्यागी था, शास्त्र सुननेमे कभी 
भूल करता उसे सह्य न था । 


धर्म सब का है-- 

ग्राप लोगोने यह समभ रखा है कि हम जो व्यवस्था 
करे वही धर्म है। धर्मका सम्बन्ध आत्मद्रव्य से है, न कि 
दरीरसे । हा यह अवश्य है जब तक आत्मा असज्ञी रहता 
है, तब तक वह सम्यग्दर्शनका .पात्र नहीं होता। सज्ञी 
होते ही धर्मका पात्र हो जाता है । आार्ष वाक्य है कि चारो 
गतिवाला सज्ञी पचेन्द्रिय जीव इस अनत ससारके शामक 
सम्यग्दशंतका पात्र हो सकता है । वहापर यह नहीं लिखा 
कि अस्पृश्य शूद्र या हिसक सिंह या व्यन्तरादि या तरकके 
नारकी इसके पात्र नही होते । जनताको अ्रममे डालकर 
हरएकको बावला और अपनेको बुद्धिमान कह देना बुद्धि- 
मानी नहीं । आप जानते है कि ससारमे जितने प्राणी है 
सभी सुख्ष चाहते है और सुखका कारण धर्म है, उसका 
अन्तरज्ध साधन तो निजमे है, फिर भी उसके विकासके 
लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता है । 


जैसे घटोत्पत्ति मृतिका से ही होती है, फिर भी 
कुम्भारादि बाह्य साघनोकी आवश्यकता अश्रपेक्षित 'है, 
एवं अन्तरग साधन तो ग्ात्मामे ही है, फिर भी बाह्य 
साधनोकी अपेक्षा रखता है । बाह्य साधन देव गुरु शास्त्र 
है । आप लोगो ने यहा तक प्रतिबन्ध लगा रक्‍्खे है, कि 
अ्स्पृश्य शूद्रोको मंदिर झानेका भी अधिकार नही है । 
उतके आनेसे मदिरमसे अनेक प्रकार विघष्न होनेकी सम्भा- 
वना है | यदि शान्त भावसे विचार करो तब पता लगेगा 
कि, उनके मंदिर आनेसे किसी प्रकार की हानि नहीं 
श्रपितु लाभ ही होगा । प्रथम तो जो हिंसा आ्रादि महापाप 


[| ६५ 


संसारमे होते हैं यंदि वे अस्पृश्य झुद्र जन धर्मको अज्भीकार 
करेंगे तब वह पाप अनायास ही कम हो जायेगे। आपके 
वशमे ऐसा भले ही न हो परन्तु यदि देवात्‌ हो जाये तब 
आप क्या करेंगे ? चाण्डालको भी राजाका पुत्र चमर 
ढुलाते देखा गया ऐसी जो कथा प्रसिद्ध है, क्या वह 
असत्य है ? श्रथवा कथा छोडो, श्रीसमन्तभद्र स्वामी ने 
रत्तकरण्ड श्रावकाचार भे लिखा है-- 


सम्यग्दशंनसम्पत्तमपि मातद्भवेहजम्‌ । 
देवा देव॑ं विंदुर्भस्मगृढाड्रारान्तरोजसम्‌ ॥। 


ग्रात्मामे अचिन्त्यशक्ति है । जेसे आत्मा अनन्त 
ससारके कारण मिथ्यात्व करनेमे समर्थ है उसी तरह 
अनन्त संसारके बन्धन काटनेमे भी समर्थ है । 


मेरा हृदय यह साक्षी देता है कि मनुष्य पर्याय वाला 
जो भी चाहे वह कोई भी जाति हो कल्याणमार्ग का पथिक 
हो सकता है । शुद्र भी सदाचारका पात्र है, हाँ यह अन्य 
बात है कि आप लोगी द्वारा जो मदिर निर्माण किये गये 
है, उनमे उन्हे मत आने दो और शासकवर्गे भी आपके 
अनुकूल ऐसा कानून बनादे परन्तु जो सिद्धक्षेत्र है, कोई 
अधिकार आपको नही जो उन्हे वहा जानेसे श्राप रोक 
सके । मन्दिरके शास्त्र भले ही आप अपने समभकर उन्हें 
ने पढने दे परन्तु सार्वजनिक शास्त्रागार, पुस्तकालय, 
वाचनालयोमे तो आप उन्हे शास्त्र, पुस्तक, समाचार- 
पत्र आदि पढते से मना नही कर सकते | यदि वह पच पाप 
छोड देवे श्रौर रागादि रहित श्रात्माकों पूज्य माने, भगवान 
अरिहन्तका स्मरण करे तब क्‍या आप उन्हें ऐसा करनेसे 
रोक सकते है ? 


मेरे हृदयमे दृढ विश्वास है कि अस्पृर्य शूद्र सम्यग्दशंन 
ओर ब्रतोका पात्र है। यदि अस्पश्यका सम्बन्ध शरीरसे 
है तब रहे, इसमे आत्माकी क्‍या हानि है ? और यदि 
अस्पृश्यका सम्बन्ध झात्मासे है तब जिसने सम्यर्दर्शन प्राप्त 
कर लिया वह अस्पृश्य कहाँ रहा ? मेरा तो यह विश्वास 
है कि गुणस्थानोकी परिपाटीमे जो मिथ्या गरुणस्थानवर्ती है 
वह,पापी है । तब चाहे वह उत्तमवर्णका क्यो न हो, यदि 
मिथ्यादृष्टि है तब परमार्थसे पापी ही है । यदि सम्यकत्वी 
है तब उत्तम आत्मा है । 


र्श 


६६ ] 


यह विषय शूद्धादि चारो वर्णों पर लागू है । परन्तु 
व्यवहारमे सिथ्यादर्शन सम्यर्दर्शनका निर्णय बाह्य आच- 
रणोसे है, अत जिसके आ्राचरण प्रशस्त है वही उत्तम 
कहलाते है, जिनके आचरण मलिन है वे जघन्य है । तब 
एक उत्तम कुल वाला यदि अभक्ष्य भक्षण करता है, वेश्या- 
गमनादि पाप करता है, उसे भी पापी जीव मानो । और 
उसे मन्दिर मत जाने दो, क्योकि शुभाचरणसे पतित 
अस्पृश्य और असदाचारी है । शुद्र यदि सदाचारी है तब 
वह आपके मतसे भगवानके दर्शनका अश्रधिकारी भले ही 
न हो परन्तु पतश्चम ग्रुणरथान वाला अवश्य है । पापत्थाग 
ही को महिमा है। केवल उत्तमकुलमे जन्म लेनेसे ही 
व्यक्ति उत्तम हो जाता है ऐसा कहना दुराग्रह ही है । 
उत्तम कुलकी महिमा सदाचारसे ही है कदाचारसे नही । 
नीचकुल भी मलिनाचारसे कलड्ित है । वे मॉस खाते 
है, मृत पशुओको ले जाते हैं, आपके शोचगृह साफ करते 
हैं, इसीसे झ्राप उन्हे अ्रस्पृश्य कहते है । 


सच पूछा जाय तो आरापको स्वय स्वीकार करना 
पडेगा कि उन्हे अस्पृश्य बनाने वाले आप ही है। इन 
कार्योसे यदि बह परे हो जावे तो क्या आप उन्हे तब भी 
अस्पृश्य मानते जावेंगे ? वुद्धिमि नहीं आता कि आज 
भड्ी यदि ईसाई हो जाता हे और वह पढ़ लिखकर 
डाक्टर हो जाता है तब झ्ाप उसकी दवा गठ-गट पीते 
है या नही ? फिर क्यो उससे स्पर्श कराते है ? आपसे 
तात्पर्य बहुभाग जनतासे है । श्राज जो व्यक्ति पापकर्ममे 
रत है वे यदि किसी आचाये महाराजके सानिध्यको पाकर 
पापोका त्यागकर देवे तब क्या वे धर्मात्मा नही हो सकते ? 
प्रथमानुयोगमे ऐसे बहुत दुृष्टान्त है। व्याप्नीने सुकौशल 
स्वामीके उदरकों विदीर्ण किया और वही श्री कीतिघर 
मुनिके उपदेशसे विरक्त हो समाधिमरण कर स्वर्गे-लक्ष्मी- 
की भोक्‍त्री हुईैं। अत किसीको भी धर्मंस्रेवनसे वच्चित 
रखनेके उपाय रचकर पापके भागी मत बनो । 


जनदर्शनकी महिमा तो वही' आत्मा जानता' है जो 
ञपती आत्माकों कपायभावोसे रक्षित रखता है । यदि 
कषायवृत्ति न गई तब वह मुनि, आचारयें कुछ भी बननेका 
प्रयत्त करे सब एक नाटकीय स्वाग घारण करना ही है । 


हरिजनो को धामिक पात्रता 


वे दूसरोका तो दूर रहे अपना भी उद्धार करनेके लिये 
पत्थरकी नौका सदुश है । 


ग्स्पृर्य ता -- 


शुद्रीमे भी कई मनुष्य उत्तम श्रकृतिके होते है परन्तु 
अधिकाशका चारित्र घृणित होनेसे उन्हे अ्रस्पृश्योकी 
श्रेणीमे गिना दिया जाता हे । परमार्थ दृष्टिसे विचार 
किया जावे तब पाप करनेसे आत्मा पापी और अस्पृश्य 
कहलाता है| जाति या कुलमे उत्पन्न होने मात्रसे ग्रात्मा 
पापी और अस्पृश्य नही होता । यद्यपि शास्त्रोमे दो गोत्र 
माने हैं ओर उनका इस तरहसे विभाग किया है कि 
जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुलमे उत्पन्न हो उसे उच्च 
गोत्री कहते हैं और इनसे अ्रतिरिक्त शुद्रोमे जन्म ले उसे 
नीचगोत्नी कहते है पर इसका यह अर्थ नहीं कि उच्च 
कहलाने वाले कुलमे जन्म लेने वालिका आचरण उच्च ही 
होता है और शुद्धकुल वालोका पतित ही होता है, क्योकि 
इसमे विरोध देखा जाता है । उत्तम कुल वाले ऐसे ऐसे 
पाप करते है जो श्रवण सुननेको असमर्थ हे । 


जिनको हम नीच मानते है उनमे यदि कोई विशेष 
प्रवगुण है तो वह मदिरापान करना है । यदि वे आज 
मदिरापान छोड देवे तब वह कुल अनायास उत्तम गणनामे 
थग्रा सकता है) भारत सरकारको इस ओर प्रयत्न करता 
चाहिये । मद्यपान नि्षध होते ही हरिजनोका कोटि कोर्टि 
रुपया बच जावेगा । उनका वह रुपया स्वच्छतामे लगाया 
जावे । उनके बालको को यथायोग्य शिक्षा दी जावे, तो 
अल्पकालमे ही लोग उन्हे अपनाने लगे | ससारमे ऊपरी 
सफाईकी बहुत मान्यता है । 


हरिजनोको हम लोगोने केवल सफाईके लिये अछूत 
बना रखा है। इतनी दया नही जो कभी उन्हें मानवधर्मका 
उपदेश देते। यदि वह कभी मार्गमे सफाई करते मिलते हैं 
तब हमारा शब्द निकलता है--“दूर हो ! हम 
आते हैं | |” यह नहीं समभते कि हमारी स्वच्छुताके , 
लिये ही तो इन्हे यह करना पडता है । यदि कभी उत्पर 
दयाका भाव हुआ तब उन्हे जी शीर्ण वस्त्र देकर अपने 
कृतकृत्य होनेका दावा करते है । 


। 


हरिजनों की धामिक पात्रता 


हरिजनके विषयमे जो धारणा है वह उप्त रूपसे है 
जैसी परम्परासे चली आई है। यद्यपि उनके सस्कार 
इतने मलिन हो चुके है जो शताब्दियो में बदलेंगे 
किन्तु जब कोई सुमार्ग पर लाने की चेष्टा करेगा तब 
तो सुधरेगे । चाण्डालका पुत्र चाण्डाल हो हो यह हमारी 
श्रद्धा नही है । यदि कोई प्रयास करे तब उसके सस्कार 
उत्तम हो सकते है । 


हम लोगोने पशुओं तकसे तो प्रेम किया, कुत्ते श्रपनाये, 
बिल्ली अपनायी | किन्तु इन मनुष्योसे इतनी घृणा को 
जिसका वर्णन करना हृदयमे अन्तव्यंथा उत्पन्न करता है । 
अत यदि भज्ियोकों सुधारना चाहते हो तो उन्हे 
अपनाझो | 


प्रथम तो भारत सरकारका कतेंग्य है कि मदिरापान 
का निषेध करे । इसका प्रचार शुद्रोमे ही नही उच्चवर्गमे 
भी हो गया है । एकदम उसका निराकरण करे । मद्य यह 
उपलक्षण है । भाँग, गॉजा, चरस, श्रफीम, चणडू जितने 
मादक द्रव्य है सभीका निषेध करे। परन्तु सरकार 
रुपयेकी श्राय देखती है । “यदि इन मादक द्र॒व्योको बेचना 
छडवा देवे तब करोडोकी आय न होगी” यह जितना 
विचारणीय है उससे कही अधिक उनके जागृत जीवनका 
उठ्धार कैसे हो यह अधिक विचारणीय है। 


उत्पत्तिके समय मनुष्य नग्न ही होता है, भर 
सरणके समय भी नरत रहता है। जब मनुष्य पैदा 
होता है, जिस देशमे पेदा होता है उसी देशकी भापाकों 
जानता है । तथा जिसके यहाँ जन्म लेता है उन लोगोका 
जो आचारणादि होता है वही उस बालकका हो 
जाता है। जन्मान्तरसे न तो भाषा लाता और न आचारादि 
क्रिपाश्नोकों लाता है। जिस कुलमे जा जन्म लेता है 
उसीके अनुकूल उसका आचरण हो जाता है। शअ्रत. 
“सर्वथा जन्मान्तर सस्कार ही वर्तमान आाचरणका 
कारण है यह नियम नहीं, वर्तमानभे भी कारणकट के 
मिलनेसे जीवोके सस्कार उत्तम हो जाते है। ग्रन्यकी कथा 
छोडो । मनुष्योक़े सहवाससे पशुओके भी तानाप्रकार की 
चेष्टाएँ देखनेमे श्राती है। और उन बालकोमे जो ऐसे 
कुलोम उत्पन्न हुए जहाँ किसी प्रकारके ज्ञानादिके साधन 


। | ६७ 


न थे वे ही उत्तम मनुंष्यां के संमागमंमे उत्तम विद्वान्‌ और 
सदाचारी देखे गये । इसलिये अस्पृश्य सदा अस्पृश्य ही बने 
रहेगे ऐसी श्रद्धा करना उचित नही है । 


क्या अस्पृद्यका अर्थ यह है कि उनके स्परशसे हमे 
स्‍्तान करना पडता है ”? या वे मद्यादि पान करते है 
इससे अस्पृश्य है । या वे हम लोगोके द्वारा की गईं गन्दगी 
स्वच्छ करते है इससे अपृश्य है” या शरीरसे मलिन 
रहते है इससे अस्पृश्य हैं? या परम्परासे हम उन्हें 
अस्पृथ्य मान रहे है इससे अस्पृश्य है ? यदि मद्य मास 
सेवनसे श्रस्पृशय है तब जो लोकमे उत्तम कुलके है शोर 
म ससेवन करते है वे भी अ्रस्पुश्य होना चाहिये । यदि 
गन्दगीके साफ करनेसे अस्पृव्य है तब प्रत्येक मनुष्य गन्दगी 
साफ करता है, वह भी शअस्पृश्य हो जावेगा | शरीर 
मालिनता भी श्रस्पृश्यताका कारण नहीं है। बहुतसे 
उत्तम कुलवाले शरीर मलिनतासे अश्रस्पृश्य हो जावेगे। 
तब यह हो सकता है कि जो उनमे मलिनाचारकी 
बहुलता है वह अस्पृश्यताका साधक है । यह बहुत 
उत्तमकुलमे भी पाई जाती है। इससे सिद्ध होता है कि 
जो यहा पर पापाचारमय प्रवत्ति है वही अस्पृश्यताका 
कारण कल्याणफऊे मार्गसे दूर रखने वाली है । 


मेरा विद्वास-- 


मेरा यह दृढतम विश्वास है कि मनुष्य जातिमे जन्मे 
जीवको यदि कालादिलब्धि कारणकूट मिल जावे तब 
वह सम्यर्दृष्टि हो सकता है और अप्रत्याख्यान का 
क्षयोपशम हो जावे तब देशन्ती भी हो सकता है । मेरी 
तो यहा तक श्रद्धा है कि चाण्डाल कुलमे जन्मा भी जीव 
योग्य सामग्रीके मिलनेपर उसी पर्यायसे ब्रती होसकता है । 
मन्दिर आ्ाने दो, या न आने दो यह शौर बात है। यदि यह 
श्रद्धा होनेके कारण लोग हमारी निन्‍दा करते है, तो 
करे । हमे उसका कोई भय नहीं । हम उसे आगमानुक्ल 
मानते है। तथा शुद्ध कुल वाला वज्भवृषभनाराच सहननका 
धारी हो सकता है, क्षयोपशम सम्यक्‍्वी भी हो सकता है, 
उसे यदि श्रुतकेवली या केवलीके पादमुल का सम्बन्ध मिले 
तब क्षायिकसम्परदृष्टि भी हो सकता है । 


श्ष | 


मेरे विचांरसे चॉण्डालंके भी इतने निर्मल परिणाम 
हो सकते है कि वह अनन्त सस्तारका कारण भिथ्यात्वका 
भ्रभाव कर सकता है।जो आत्मा सबसे बडे पापको 
नाशकर सकता है फिर भी चाण्डाल वना रहे ” यह 
समभमे नहीं आता । चाण्डालका सम्बन्ध यदि शरीरसे है 
तब तो हमे कोई विवाद नहीं । जिसे विवाद हो रहे । 
परन्तु आत्माको जब संम्यग्द्शन हो जाता है तब वह 
पुण्य जीवोकी गणनामे ञ्रा जाता है । आगममे मिथ्यादृष्टि 
जीवोकी पापी जीव कहा है, चाहे वह कोई वर्णका हो । 
परन्तु हम लोग इतने स्वार्थी हो गये कि विरले तो यहाँतक 
कह देते है कि यदि इन लोगोका सुधार हो जावेगा तो 
हमारा कार्य कौन करेगा ? लोकमे अव्यवस्था हो जावेगी 
अतः इनको उच्चधर्मका उपदेश ही नहीं देना चाहिये । 
इतना स्वार्थ जगतमे फल गया है कि जिनके द्वारा हमारा 
सब व्यवहार बन रहा है उसीसे हम घृणा करते है । 


किन्तु ससारभे ऐसा कौन होगा जो आत्मीय हितकी 
अवहेलना करे ? आप जानते है धर्म कोई पौद्गलिक 
पर्णय नही, और न पुद्गलका गुण है, ओर न पुद्गल ही है । 
धर्म वह आत्मकी पर्याय है जो मोह शोर क्षोभसे रहित 
हो । वही कहा है-- 


“चारित्त खलु धम्मो धम्मो जो समोत्ति णिद्दिदठो । 
मोहक्खोहविहीणो परिणामों श्रप्पणो हि समो ॥॥ 


निश्चयकर चारित्र ही धर्म है, और आत्माका जो 
शम परिणाम है वही धर्म है । दर्शनमोहके उदयसे 
आत्मासे जो परिणाम है और चारित्रमोहके उदयमे जो 
क्षोभपरिणाम होता है इन दोनो परिणामोसे 


हैरिजनों की धामिक पात्नता 


रहित श्रात्माका जो निर्मल परिणाम होता है उसीका 
नाम साम्यभाव है । वही परिणाम धर्म हे और उसीका 
नाम चारित्र है। यही मोक्षमार्ग है । 


हरिजनो का कतेव्य-- 


१ आज हमारे हरिजन धर्म काम करते हुए भी 
मद्यपान आदि अ्रवगुणोको छोड देवे और जो स्पया बचे 
उसका स्वय मन्दिर बनवा लेवे, प्रतिदिन धर्मकथा 
करें, सिनेमा ग्रादि जाता छोड देवे । 

२ अपने मकानको स्वच्छ रखें, भाडनेकी भाडू 
टोकनी मक।त्से पृथक रखें, बल्कि म्युनिसपलसे प्रार्थना 
कर एक पृथक गृह इन सफाईके साधनों (झाड़ू टोकनी 
भ्रादि) को रखनेके लिये रहे । 

३ बाजारकी सडी गली वस्तुएं खाना छोड देवे । 

४ जब कुए पर पानी भरने जावे तब स्वच्छ वर्तंन 
लेकर जावें । 

५ निरन्तर अपनी सन्तानको स्वच्छ रखे । _ 

६. जो कोई कुछ देवे, स्वच्छ हो तभी ले। यदि 
गद्धा हो तो लेनेसे इन्कार कर दे | यह कहे कि हम भी 
मानव है। आपको लज्जित होना चाहिये ऐसा निनन्‍्य 
व्यवहार करते हो। उचित तो यह है कि उतना ही 
भोजन परप्ताओ जितना खा सको । तृष्णा पापकी जड है, 
उसे छोडो । बहुत दिन आपका आ्राचरण शिष्ट समुदायके 
विरुंड रहा । इसीसे आज तक विदेशी शासकोके दास 
रहे । भ्रव स्व॒राज्य पाकर भी यदि इन निन्ध कत्योसे 
अपनी रक्षा न कर सके तब वही दशा होगी । 


“-वर्णा-वबाणी २/१६३-१७६ 


११ 


द्रव्य झर उसके परिणाम का कारण 


“अहम्प्रत्ययवेद्यत्वाज्जीवस्थास्तित्वमन्वयात्‌ ॥ 
एको दरिद्र: एक श्रीमानिति च कस्मेंण ॥ 

सुली हूँ, दुखी हूँ इत्यादि प्रत्ययसे जीवके 
अ्स्तित्वका साक्षात्कार होता हें। अ्रन्वयसे भी इसका 
प्रत्यय होता है कि यह वही देवदत्त है जिसे मैने मथुरा 
में देखा था' । अब यहाँ देख रहा हूँ । इस प्रत्ययसे भी 
आत्माके अस्तित्वका निर्णय होता है। कोई तो श्रीमान 
देखा जाता है, कोई दरिद्र देखा जाता है, इस विभिन्नतामे 
कोई कारण होना चाहिये | यह विषमता निहतुक नहीं । 
इसमे जो हेतु हे उसीको कर्म नाम से कहा जाता हे । नाममे 
विवाद नहीं-चाहे कर्म कहो, श्रदुष्ट कहो, ईश्वर कहा 
खुदा कहो, विधाता कहो, जो श्रापको रुविकर हो, परच्तु 
यह अवश्य मानना कि यह विभिन्नता निर्मल नही । 
यह भी मानना पडेगा कि जो यह दृश्यमान जगत 
है वह केवल एक जीव का परिणाम नहीं । यदि केवल एक 
पदार्व का हो तव उसमे नानात्व कहाँ से आया ? नानात्व 
का नियामक द्रव्यान्तर हाना चाहिये। केवल पुदुगलमे 
यह शब्दादि पर्याये नहीं होती । जब पुदुगलपरमाणुओओोकी 
बन्धावस्था हो जाती है तभी यह पर्याय होती है । उस 
गवस्थामे पुदंगलपरमाणओफऊी सत्ता द्रव्यकूपसे श्रवाधित 
रहती हे। शब्दादि पर्याय केवल परमाणओ्रों की नहों 
किन्तु स्कनन्‍्धपर्यायान्त परमाणुत्रो की हे । 


जीव दी दिफारी पर्याय-- 


इसी तरह जो रागादि पर्यायें है वह उदयावस्थापत्न 
जो कम, उसके सख्द्भावमे ही जीवमे होती है । यदि ऐसा 
ने माता जावे तव रागादि परिणाम जीवका पारिणामिक 
भाव हो जावे। ऐसा होनेस ससारका अभाव हो जावे । 
बह किसीकोी इप्ट नहीं। किल्तु प्रत्यक्षते रागादि भावोका 
साज्राव दया जाता हैं। इससे यही तत्व निर्मत होता ह 


कि रागादि भाव औपाधिक हैं | जैसे स्फटिक मणि स्वच्छ 
है किन्तु जब स्फटिक मणिके साथ जपापुष्पका सम्बन्ध 
होता है तब उसमे लालिमा प्रतीत होती है। यद्यपि 
स्फटिक मणि स्वय रक्त नही किन्तु निमित्तकों पाकर 
रक्तिमामय प्रत्ययका विपय होती है । इससे यह समभमे 
ग्राता है कि स्‍्फटिक मणि निमित्त को पाकर लाल जान 
पडता है, वह लालिमा स्वंथा असत्य नही । 
ऐसा सिद्धान्त है कि जो द्रव्य जिस कालमें जिस रूप 

परिणमती है उस कालमे तनन्‍मय हो जाती है। श्री 
कुन्दकुन्द महाराजने स्वय प्रवचनसारम लिखा हे--- 

“परिणमदि जेण दव्व तबकाल तम्मयत्ति पण्णत्त । 

तम्हा धम्मपरिणदों आदा धम्प्तो मुणेदव्बों ॥ 


इस सिद्धान्तसे यह निष्फर्प निकला कि आत्मा जिस 
समय रागादिमय परिणमेगा उस कालमे नियमसे उस रूप 
ही है। पर्यायदृष्टि से उन्हीं रागादिका उस काल में 
भोक्ता होगा । जो भाव करेगा, वतंमानमे उसीका अ्रनुभव 
होगा । जल शीत है, परन्तु अ्ग्तिके सम्बन्धसे उष्ण 
पर्यायको प्राप्त करता है । यद्यपि उसमे शक्ति अपेक्षा शीत 
होनेकी योग्यता है परन्तु वतंमानमे शीत नहीं । यदि कोई 
उसे शीत मानकर पान करे तब दग्ब ही होगा । इसी 
प्रकार यदि आत्मा वर्तमानमे रागरूप हे तव रागी ही है । 
इस अवस्थामें वीतरागताका अनुभव होता अश्रसम्भव ही 
है । उस कालमे आत्माको रागादि रहित मानना भिथ्या 
हैं। यद्यवि रागादि परिणाम परनिमित्तक हे अतएव 
आ्रपाधिक है, नाशशील हू परन्तु वर्तमानमे तो औशण्य 
परिणत अथ.पिण्डब्त आरात्मा तन्‍्मय हो रहा है| ग्रर्थात 
उन परिणामोके साथ प्रात्माका तादात्म्य हो रहा है । 
इसीका नाम ग्रनित्य तादात्म्य हैं। यह अलीक कथन 
नहीं । जिस कालमें एक मनुप्यते मद्ययान किया ब्तंमानमे 


१०० | 


जब वह मनुष्य मयचँपान के नशासे उन्मत्त होगा तब क्या 
वर्तमानमे वह मनुष्य उन्मत्त नहीं ? अवश्य उन्मत्त है । 
किन्तु किसीसे आप प्रइन करे कि मनुष्यका लक्षण क्‍या 
है ” तब क्‍या वह उत्तर देने वाला यह कह सकता है कि 
मनुष्यका लक्षण उनन्‍्मत्तता है ? नही । उससे आप क्‍या 
यह कहेगे कि उत्तर ठोक नहीं ? नहीं कह सकते, क्योकि 
मनुष्यकी सभी अश्रवस्थाओरमे उन्मत्तताकी व्याप्ति नही । 
इसी तरह आत्मामे रागादि भाव होने पर भी आत्माका 
लक्षण रागादि नही हो सकता, क्योकि आत्माकी अनेक 
अ्रवस्थाएँ होती हैं। उन सबमे यह रागादिभाव व्यापक 
रूपसे नही रहता, शभ्रत यह श्रात्माका लक्षण नही हो 
सकता । लक्षण वह होता है जो सभी अवस्थाग्रोमे पाया 
जावे । ऐसा लक्षण चेतना ही है। यद्यपि रागादि परिणाम 
तथा केवलज्ञानादि भी प्रात्पा हीमे होते हे परन्तु उन्हे 
लक्षण नही माना जाता, क्योकि वे पर्यायविशेषमे होते 
है । व्यापकरूप से नहीं रहते । चेतना ही आत्माका एक 
ऐसा गुण है जो आत्माकी सभी दशाओमे व्यापक रूपसे 


रहता है । हि 


चेतना : जोब का लक्षण-- 


आ्रात्माकी दो अवस्थाएं है--ससारी और मुक्त । इन 
दोनोमे चेतना रहती है इसीसे अ्रमृतचन्द्र स्वामीने लिखा है- 


“अ्रनाद्यनन्तमचलं स्वसस्वेद्यमिद स्फुटस । 
जीवः स्वयं तु चेतन्यमुच्चेश्रकचकायते ॥* 


जीव नामक जो पदार्थ है वह स्‍्वय सिद्ध हैं तथा 
परनिरपेक्ष अपने स्वयं अतिशय से चकचकायमान--- 
प्रकाशमान हो रहा है। कसा है ? अनादि हैं। कोई 
इसका उत्पादक नहीं। अनादि है, श्रतएव अ्रकारण है । 
जो वस्तु ग्रनादि श्रकारण है वह अनन्त भी होती है । ऐसे 
ही ग्रनादि श्रनन्त तथा शभ्रचल अजीव द्रव्य भी है। इससे 
इसका लक्षण स्वसम्वेय भी है यह स्पष्ट है । जीव नामक 
पदार्थमे अन्य अजीवोकी अपेक्षा चेतनागुण ही भेद करने- 
वाला है। वही गुण इसमे विशद है । जो सब पदार्थॉकी 
और निजकी व्यवस्था कर रहा है। इस ग्रुणको सभी 
मानते है परन्तु कोई उस गुणकों उससे सर्वथा भिन्न 


द्रव्य और उसके परिणाम का कारण 


मानते हे, और कोई गुणसे अतिरिक्त भ्रन्य द्रव्य नहीं, 
गुणगुणी सर्वेधा एक है, ऐसा मानते है । कोई चेतना तो 
जीवमे मानते है परन्तु वह जशेयाकार परिच्छेदसे पराइमुख 
रहता है । प्रकृति ओर पुरुषके सम्बन्ध जो बुद्धि उत्पन्न 
होती है उसमे चेतनाके ससग्रेंस जानपना आता है ऐसा 
मानते है। कोई कहता है कि पदार्थ नाता नही एक ही 
श्रद्ेत तत्व है । वह जब मायावच्छिन्न होता है तब यह 
संसार होता है। किसी का कहना है कि जीव नामक 
स्वतन्त्र जीवकी सत्ता नही । पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, 
भाकाश इनकी विलक्षण अ्रवस्था होती हैं, उसी समय यह 
जीवरूप अवस्था हो जाती है। यह जितने मत है स्वथा 
भिथ्या नही । 

जैनदर्शनमे अ्रमन्‍्त गुणोका जो अविज्वग्भाव सम्बन्ध 
है वही तो द्रव्य है । वह गुण आत्मीय स्वरूपको अपेक्षा 
भिन्न-भिन्न है परन्तु कोई ऐसा उपाय नहीं जो उनमेसे 
एक भी ग्रुण पृथक हो सके । जेसे पुद्गल द्रव्यमें रूप-रस- 
गन्ध-स्पर्श गुण हैं, चक्ष॒रादि इन्द्रियोसे पृथक-पृथक्‌ ज्ञानमे 
आते है, परन्तु उनसे कोई प्रथक्‌ करना चाहे तो नहीं कर 
सकता । वे सब अखण्डरूप से विद्यमान है । उत्त सब 
गुणोकी जो अभिन्न प्रदेशता है उसीका नाम द्रव्य है। 
अ्रतएव प्रवचनसा रमे श्री कुन्दकुन्द देवने लिखा है-- 

#ण॒त्यि विणा परिणाम शअ्रत्य श्रत्थ विणेह परिणामों । 

दव्बगुणपज्जयत्थों अत्थित्तणिप्पण्णो, .. ... 


परिणामके बिना अर्थंकी सत्ता नही तथा श्रर्थके बिना 
परिणाम नहीं। जैसे दुग्ध, दधि, घी, छाछ इनके बिना 
गोरस कुछ भी सत्ता नही रखता । इसी तरह गोरस न 
हो तब इन दुग्धादिकी सत्ता भी नहीं | एवं यदि आत्माके 
बिना ज्ञानादि गुणोका कोई अस्तित्व नहीं। बिना परि- 
णामीके परिणामका नियामक कोई नही । हाँ, यहे अ्रवश्य 
है कि ये गण सर्वदा परिणामशील है किन्तु अनादिसे 
आत्मा कर्मेसि सम्बन्धित है इससे इसके ज्ञानादि ग्रुणोका 
विकाश निमित्तकारणोके सहकारसे होता है। होता उसीमे 
है, परन्तु जैसे घटोत्पत्तिकी योग्यता मृत्तिकामे ही होती 
है, परन्तु कुम्भकार के व्यापारके बिचा घट नहीं बनता । 
कलशकी उत्पत्तिके अनुकूल व्यापार कुम्भकारमे ही होगा। 


द्रव्य और उसके परिणास का कारण 


फिर भी मिट्टी अपने व्यापारसे घटरूप होगी। कुम्भकार 
घटरूप न होगा । 


निमित्तकी सहकारिता-- 


उपादानको मुख्य माननेवालोका कहना है कि कुम्भ- 
कारकी उपस्थिति वहाँ प्र, जब मिट्टीमे घट पर्यायकी 
उत्पत्ति होती है, स्वयमेव हो जाती है। यहाँ पर यह कहना 
है कि घटोत्पत्ति स्वयमेव मिट्टीमे होती है इसका क्या श्रर्थ 
है ? जिस समय मिद्दीमे घट होता है उस कालमे क्‍या 
कुम्भरादि निरपेक्ष'घट होता है या सापेक्ष ? यदि निरपेक्ष 
घटोत्पत्ति होती है तवव॒ तो एक भी उदाहरण बताओो, 
जो मृत्तिकामे कुम्भकारके व्यापार बिना घट हुआ हो, सो 
तो देखा नहीं जाता। साक्षेप पक्षकों अद्धीकार करोगे 
तव स्वयमेव झा गया कि कुम्मकारके व्यापार बिना घट- 
को उत्पत्ति नही होती । इसक। श्रर्थ यह है कि कुम्भकार 
घटोत्पत्तिमे सहकारी निमित्त है। जंसे शभ्ात्मामे रागादि 
परिणाम होते है, आत्माही इनका उपादान कर्ता है परन्तु 
चारित्रमोहके बिना रागादि नही होते । होते श्रात्मामे ही 
है, परन्तु बिना कर्मदियके ये भाव नहीं होते । यदि 
निमित्तके बिना ये हो तब ग्रात्माके त्रिकाल श्रबाधित 
स्वभाव हो जावे, सो ऐसे ये भाव नहीं । इनका विनाश 
हो जाता है। अत. यह मानना पड़ेगा कि वे आत्माका 
निजभाव नहीं । इसका यह अर्थ नही कि ये भाव आत्मा- 
के होते ही नही । होते तो है परन्तु निमित्तकारण की 
अपेक्षारे नही होते यदि ऐसा कहोगे तब आत्मामे मति- 
ज्ञानादि जो चार ज्ञान उत्पन्न होते है वे भी तो नैमित्तिक 
है, उनको भी आत्माफ़े मत मानो । 


हम तो यहाँ तक माननेको प्रस्तुत है कि क्षायोपश्ञ- 
सिक, ओद्यिक, औपशमिक जितने भी भाव है वे आत्माके 
अस्तित््वमे सवेदा नही होते । उनकी कथा छोडो, क्षायिक्र 
भाव भी तो क्षयसे होते है वे भी अबाधित रूपसे त्रिकाल- 
में नही रहते | भ्रत वे भी श्रात्माके लक्षण नही | केवल 
चेतना ही श्रात्माका लक्षण है । यही त्रिकालमे अवस्थित 
रहता है । इसी भावको प्रकट करने वाला एक इलोक 
श्रष्टावक्र-गीतामे अ्रष्ठावक्र ऋषिने लिखा है-- 


॥ 


[ १०१ 


“नाह देहो न मे देही जीवो नाहमहं हि चित्‌ । 
अ्रयमेव हि से बन्धों मा स्थज्जीविते स्वृहा ॥* 


मै देह नही हूँ, और न मेरा देह हे झौर न में जीव 
हूँ, मै तो चित्‌ हूँ, श्र्थात्‌ चंतन्‍्य गुण वाला हूँ, यदि ऐसा 
वस्तुका निज स्वरूप है तब श्रात्माकोी बन्ध क्यो होता है ? 
इसका कारण हमारी इस जीवमे स्पृह्ा है। यह जो इन्द्रिय, 
मन, वचन, काय, श्रासोच्छवास ओर शभ्रायु प्राण वाले 
पुतलेमे हमारी स्पृह्ा है यही तो वन्धका मूलकारण है । 


हम जिस पर्यायमे जाते है उसीको निज मान बेठते है । 


उसके अस्तित्वसे अपना अस्तित्व माव कर पर्यायबुद्धि 
होकर सब व्यवहार पर्यायके अनुरूप प्रव॒त्ति करते-करते 
एक पर्यायको पुर्णकर पर्यायान्तरको प्राप्न करते हैं। इससे 
यही तो निकला कि हम पर्यायबुद्धिसे ही श्रपतती जीवन- 
लीला पूर्ण करते है । 


इस तरह यह समारचक्र बराबर चला जाता है। 
यदि इसको मिटाना है तब यह जो गक्रिया है उसका अ्रच्त 
करना पडेगा। इस प्रक्रिया का मुलकारण स्निग्ध परिणाम 
है। उसका अन्त करना ही इस भवचक्रके विध्वस का मूल 
हेतु है। इसको दूर करनेके उपाय बडे बड़े महात्माश्रोने 
बतलाए है । 
स्व-पर विज्ञान-- 

श्राज ससारमे जितने श्रायतन धर्मके दिखते है । इसी 
चक्रसे बचातेके है। किन्तु श्रन्तरज्भ दृष्टि डाली तब यह 
सभी उपाय पराश्नित है। केवल स्वाश्रवित उपाय ही 
स्वाजित ससारके विध्वंसका कारण हो सकता है। जैसे 
शरीरमे यदि शअ्रन्न खाकर अजीण्ण हो गया है तो उसके 
दूर करनेका सर्वेोत्तम उपाय यह है कि उदर मे पर-द्वव्य- 
का जो सम्बन्ध हो गया है उसे प्रथक कर दिया जावे । 
अनायास ही नोरोगताका लाभ हो सकता है। मोक्षमागमे 
भी यह प्रक्रिया है। अपितु जितने कार्य है उन्न सबकी 
यही पद्धति है। यदि हमे ससार बन्धनसे मुक्त होनेकी 


-अभिलाषा है तो सबसे प्रथम हम कौन है ? हमारा क्‍या 


स्वरूप है ? वर्तमान क्‍या है ? ससार क्यो श्रनिष्ट है ? 
जब तक यह निर्णय न हो जावे तब तक उसके अभावका 
प्रयत्त करना हो ही नही सकता । 


१०२ ] 


यह हम प्रारम्भ मे ही वर्णन कर चुके है उसकी जो 
अवस्था हमे ससारी बना रही है उससे मुक्त होनेकी 
हमारी इच्छा है तब केवल इच्छा करने से मुक्तिके पात्र 
हम नहीं हो सकते । जंसे अ्रग्ति के निमित्त से जल 
उष्ण हो गया है, अरब हम माला लेकर जपने लगे 
शीत-स्पशेवज्जलाय नमः तब अनलपकालमे भी जल 
शीत न होगा । उष्णस्पर्श को दूर करनेसे ही जलका शीत 
स्पश होगा । इसी तरह हमारी आत्मामे जो रागादि 
विभाव परिणाम हे उनके दूर करनतेके अर्थ “श्री वीतरागाय 
नेम यह जाप असख्य कल्प भी जया जावेतो भी 
आत्मामे वीतरागता न आावेगी किन्तु रागादि निवत्तिसे 
प्रनायास वीतरागता था जावेगी । वीतरागता नवीन 
पदार्थ नहीं, यह आत्मा परपदार्थेस्ति मोह करता है। मोह 
क्या वस्तु है ” जिसके उदयसे परमे निजत्वबुद्धि होती है 
वही मोह है । 


मोह की महिसा-- 

परको निज मानना यह अज्ञानभाव है। अर्थात्‌ 
मिथ्याज्ञान है इसका मुलकारण मोहका उदय है । 
जशानावरणका क्षयोपशम ज्ञानसे होता है परन्तु विपयंय 
अज्ञानसे होता है। जंसे शुक्तिका मे रजत का विश्रम 
होता है । यद्यपि शुक्ति रजत नही हो गईं, परन्तु दूरत्व, 
चाकचिक्यादि कारणोसे भ्रान्ति हो जाती है, अआन्तिका 
कारण दूरत्वादि दोप है। जसे कामला रोगी जब शल्जको 
देखता है तब 'पीत शहद्डभ ऐसी -प्रतीति करता है । 
यद्यपि शद्धमे पीतता नही, यह तो नेत्रमे कामला रोग 
होनेसे श्ढमें पीतत्व मासमान है | यह पीतता कहाॉसे 
आयी ? तब यही कहना पडेंगा कि नेन्रमे कामला रोग है 
वही इस पीतत्व ज्ञातका कारण हुआझ्ा। इसी प्रकार 
आ्ात्मामे जो रागादि होते है उनका मूल कारण मोहनीय 
कर्म है। उसके दो भेद है--एक दर्शनमोह दूसरा 
चारित्रमोह । उसमे दर्शन मोहके उदयसे मिथ्यात्व श्रौर 
चारित्रमोहके उदयसे रागद्वेप होते है । 

मिथ्यादृष्टि जीव उन्हे निज मात्र श्रनन्त ससारके 
पात्र होते है। समभमे नहीं झाता यह विषमता क्यो ? 
विपमताका मिटना सहज नहीं, स्वयमेव मिटती है या 


द्रव्य शऔर उसके परिणाम का कारण 


कारणकूटसे । यदि स्वयमेव मिटती है तब उसके 
मिटानेका जो प्रयास है वह व्यर्थ है। पुरुषार्थ तो प्राय सभी 
करते हैं परन्तु सभी सफल मनोरथ क्यो नही होते ? तब 
यही उत्तर होगा कि जिसने यथार्थ प्रयास नहीं किया 
उसका कार्य सफल नहीं हुम्ना । फिर कोई प्रइन करे कि 
अन्तरज्धसे तो चाहता है परन्तु प्रयास अ्रनुकूल नही 
बनते, इनमें कारण क्या है कुछ बुद्धिमे नहीं श्राता । 
ग्रन्ततोगत्वा यही उत्तर मिलता है कि जब जीवका 
कल्याण होनेका समय आता है अनायास कारणकूट जुड 
जाते है । कौन चाहता कि हमे श्राकुलता हो और हम 
दु खके पात्र बने । फिर भी जो नहीं चाहता वह होता है 
और जो चाहता है वह नहीं होता। यह प्रश्न हरएक 
करता है, उत्तर भी लोग देते है, किन्तु अन्तमे श्रकाटय 
उत्तर नही मिलता । श्रत इन ऋभटो के चक्रमे न पडकर 
जितनी चेष्टा करो निवृत्तिके ऊपर दृष्ठिपात कर करो । 


अन्यकी कथा छोडो, यदि तीक्रोदयमे मिश्यात्व 
रूपमे कार्य किये गये उनमे भी यही भावना करो कि 
ग्रब न करने पडे | मेरी तो यह श्रद्धा है कि कोई भी 
कार्य करो, चाहे वह शुभ हो, चाहे अशुभ हो, यही भावना 
मानों कि श्रव फिर न करना पडे। जैसे मन्द कषायोके 
उदयमे पूृजनादि कार्य करने पडते है उतमे यह भावत्ता 
रखो कि है भगवन्‌ ! अब कालान्तरमे यह ने करना 
पडे । भिथ्या-ज्ञानी और सम्यग्ज्ञानीमे यही तो अन्तर है 
कि मिथ्याज्ञानी जीव शुभ कार्योकों उपादेय मानता हैं, 
सम्पगज्ञानी ऋण जान अदा करता है। यही विषमता 
दोनोमे है ! इस विषमताका वारण होता कर्ठित 
है । यही कारण है कि अनन्तजन्म तप करते करते 
द्रव्य-लिंगसे मोक्ष नही होता | इसका मूल अभिप्राय की 
ही मलिनता तो है। इस अभिप्रायकी मलि नंताको 
मिटाने वाला यह पग्रात्मा स्वय प्रयत्नशील हो, मिंट 
सकती है । यदि यह न होता तो मोक्ष-मार्ग ही न होता । 
जब आत्मामे अ्रचित्य शक्ति है तव उसका उपयोग आ्राज्मीय 
यथार्थ परिणतिके लिए क्यो न किया जाय ” 


ज्ञान की मृहत्ता-- 
जो श्रात्म जग़तकी व्यवस्था करनेमे समर्थ है वह 


द्रव्य ओर उसके परिणाम का कारण है 


आत्मीय व्यवस्था न कर सके समभमे नहीं आता । किन्तु 
हम उस ओर लक्ष्य नही देते । यहाँपर इस शज्भाकों 
अ्रवकाश नही कि नेत्र पदार्थान्त्रोको जानता है परन्तु 
अपनेको नही जानता | इसका उत्तर यह है कि जब नेत्र 
अपनेको देखना चाहे तब एक दर्षणकों समक्ष रक्‍्खे, 
उसमें जब मुखका प्रतिबिश्ब पडता है तब नेत्रकी 
आकृति का बोध हो जाता है। यह भी तो नेत्रते 
दिखाया । जब ज्ञान घटादि पदार्थोको देखता है तब 
उनकी व्यवस्था करता है और जब स्वोन्मुख होता है तब 
यही तो विकल्‍प होता है कि जो घटादि देखने वाला है 
वही तो मै हूं । 


प्रमार्थसे ज्ञान बाह्य घटादिकोकी व्यवस्था नही करता 
किन्तु ज्ञानमे जो' विकल्प हुआ उसको जानता है । उसीकी 
व्यवस्था करता है । शअ्र्थात्‌ ज्ञानमे जो अर्थाकार विकल्प 
हुआ, ज्ञान उसी ज्ञानकी पर्यायका सवेदन करता है । तब 
इसका यही तो श्रर्थ हुआ कि ज्ञानने अपने स्वरूप ही का 
वेदन किया । इस तरह ज्ञेय और ज्ञानकी व्यवस्था है । 
यह व्यवस्था अनादिसे चली आई है । अनन्तकाल पर्यन्त 
रहेगी । किन्तु इस व्यवस्थामे जो हमारी परको निज 
माननेकी पद्धति है वही पद्धति रागद्वेषकी उत्पादक है । 
अतः जिन्हें श्रपनेको ससारबन्धनमे रखना इष्ट है उन्हे 
इस मान्यताको अपनाना चाहिये। यद्यपि किसीको यह 
इष्ट नहीं कि इस जालसे हम रहे परन्तु श्रनादिसे हमारी 
मान्यता इतनी दृषित है जिससे निजको जानना ही 
असम्भव है । जैसे जिस मनुष्यने खिचडीका भोजन किया है 
उससे केवल चावलका स्वाद पूछो तो नहीं बता सकता । 
इसी तरह मोहके उदयमे जो ज्ञान होता है उसमे परको 
निज मानने की ही मुख्यता रहती है | यद्यपि पर निज 
नही, परन्तु क्या किया जावे। जो निर्मल दृष्टि है वह 
मोटके सम्बन्धसे इतनी मलिन हो गई है कि निजकी 
ओर जाती ही नहीं । इसीके सद्भावमे यह दशा जीवकी 
हो रही है कि उन्मत्त पान करने वालेकी तरह शन्यथा 
प्रवृत्ति करता हैं। श्रत इस चक्रसे बचनेके अर्थ पर पे 
ममता त्यागो । केवल वचनो से व्यवहार करनेसे ही सम्तोष 
मत कर लो । जो मोहके साधक हैं उन्हे त्यागो । 


3 भी क 


पच्चन्द्रयो के विषय त्यागने से ही इन्द्रयविजयी 
होगा । कथा करनेसे कुछ तत्त्व नहीं निकलता | बात 
असलमे यह है कि हमारे इन्द्रियजन्य ज्ञान है, इस ज्ञानमे 
जो पदार्थ भासमान होंगा उसीकी शोर तो हमारा लक्ष्य 
जावेगा । उसीकी सिद्धिके लिये हम प्रयास करेगे, चाहे ' 
वह ॒अनर्थकी जड हो | श्रनर्थकी जड बाह्य वस्तु नही । 
बाह्य वस्तु तो अध्यवसानमे विषय पडती है । बाह्य वस्तु 
बन्धका जनक नही । श्री कुन्दकुन्द देवने लिखा हैं--- 

“वत्थं पडच्च ज॑ पुण श्रज्कवसाणं दु होदि जीवाणं । 

ण॒ हि वत्थुदो य बंधो श्रज्मवसाणेण बंधों दु ॥' 


वस्तुकोी निमित्तकर श्रध्यवसानभाव जीवोके होता है 
किन्तु पदार्थ बन्धका कारण नहीं। बन्धका कारण तो 
अ्रध्यवसानभाव है । यदि ऐसा सिद्धान्त है तब बाह्य वस्तु 
का परित्याग क्यो कराया जाता है ” शअ्रध्यवसानके 
न होनेके श्र्थ ही बाह्य वस्तुका निषेध कराया जाता 
है । बाह्य वस्तुके बिता अ्ध्यवसानभाव नहीं होता । यदि 
बाह्य पदार्थके श्राश्रय बिता अध्यवसानभाव होने लगे तब 
जसे यह अध्यवसानभाव होता है कि मै रणमे जाकर 
वीरस माताके पुत्रको मारूुगा, यह भी अध्यवसान होने 
लगे कि बच्ध्यापुत्रकों मांगा, नही होता, क्योकि मारण 
क्रियाका आश्रयभूत बन्ध्यासुत नही है अतः जिन्हे बन्च न 
करना हो बाह्य वस्तुका परित्याग कर देवे । 

प्रमार्थसे अन्तरज्भ मूर्छा का त्याग ही बन्धकी निवृत्ति 
का कारण है। परपदार्थ के जीवन-मरण, सुख-दुःखका 
अध्यवसान तो सवंथा ही त्याज्य है, क्योकि हमारे अ्रध्यव- 
सानके अनुरूप कार्य नहीं होता । इससे यह सिद्धान्त 


निकला कि इस मिथ्या विक्रल्पोकों त्यागकर यथार्थ वस्तु- 


स्वरूपके निर्णयप्रे अ्पनेको तनन्‍्मय करो । अन्यथा इसी 
भवचक्रके पात्र रहोगे । तुम विश्वको अपनाते हो, इसमे 
मूल जड मोह है । यह अध्यवसान आदि भाव जिनके नहीं 
है वही महा-मुनि हैं। वही शुभ और अशुभ कर्मसे लिप्त 
नही होते । 


बन्ध के हेतु-- 
ये मिथ्यात्व, अ्ज्ञान तथा अविरति झूप जो त्रिविध 


२१०४ ] 


भाव है वही शुभाशुभ करमबन्धके निमित्त हैं, क्योकि यह 
स्वय अ्ज्ञानादिर्प है। वही दिखाते है। जैसे जब यह 
ग्रष्यवसान भाव होता है 'अह हिनस्मि' यह जो अध्यवसान- 
भाव है यह अज्ञानमयभाव है और श्रात्मा सत्‌ है, अहेतुक 
है, शप्तिरूप एक क्रियावान्‌ है ऐसा जो आत्मा है उसका 
ओर रागद्वषके विपाकसे जायमान हननादि क्रियाप्रोका 
विशेष भेदज्ञान न होनेसे, भिन्न आत्माका ज्ञान न होनेसे 
प्रज्ञान ही रहता है । भिन्न आत्मदर्शन न होनेसे मिथ्या- 
दरशंन रहता है । भिन्न आत्माका चारित्र न होनेसे मिथ्या- 
चारित्र ही का सदभाव रहता है। इस तरहसे मोहकर्मके 
निमित्त से मिथ्यादर्शन, भिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र का 
सदभाव शात्मामे है । 


इसी मोहके उदयके साथ जब ज्ञानावरणका क्षयोप- 
दाम रहता है (धर्मो ज्ञायते! जब यह अध्यवसान होता है, 
यह जो ज्ञेयभाव ज्ञानमें आते है, इनका और सहेतुक शान- 
मय आत्माका भेदज्ञान न होनेसे अज्ञान, विशेष दर्शन न 
होने से अदर्शन, इसी तरह विशेष स्वरूपमे चर्या न होने से 
अचारित्र का सदभाव रहता है । यदि परमार्थसे विचारा 
जावे तब आत्मा स्वतन्त्र है और यह जो स्पशे-रस-गन्ध- 
बर्ण वाला पुदुगल द्रव्य है वह स्वतन्त्र है। इन दोनो के 
परिणमन भी अनादि कालसे स्वतन्त्र है परन्तु इन दोनोमे 
जीव द्रव्य चेतनगुणवान है और उसमे यह शक्ति है कि 
जो पदार्थ उसके सामने श्राता है उसमे भलकता है, 
प्रतिभासित होता है । पुदुगलमे भी एक परिणमत इस 
तरहक। है कि उसमे भी रूपी पदाथ भेलकता है परच्तु 
वह मेरेमे प्रतिभामित होता है यह उसे ज्ञात नहीं। 
गआत्मामे जो पदार्थ प्रतिभासमान होता है उसे यह भाव 
होता है कि यह पदार्थ मेरे ज्ञानमे श्राये। यही आपत्ति 
का मूल है। उन पदार्थों को अपनाने की प्रकृति मोह के 
सम्बन्धसे हो जाती है, यही अनन्त ससारका कारण होता 
है । प्रत्येक मनुष्य यह मानता है 'कि पर पदार्थका एक 
अ्रश भी ज्ञानमे नही आता है फिर न जाने उन्हें क्‍यों 
अपनाता हे ? यही महती शअ्ज्ञानता है। अ्रत जहाँ तक 
आत्मद्रव्यको आत्मा ही रहने देनेकी अपेक्षा जो अन्यरूप 
करने का प्रयास है, यही अनन्त ससारका कारण है । ऐसा 


द्रव्य श्र उसके परिणाम का कारण 


कोन बुद्धिमान होगा जो यह ,पर-द्रव्य है, यह मेरा है, 
नही कह सकता ? ऐसा सिद्धान्त है कि जो जिसका भाव 
होता है वह उसका स्व है। जिसका जो स्व होता है बह 
उसका स्वामी है, ग्रतः यह निष्कर्ष निकला कि श्षब्य द्रव्य 
अन्यका स्व नही तब अन्य द्रव्य अन्यका स्वामी नही, तब 
श्रन्य द्रव्य आपका स्वामी नही । थी कारण हे जो जाती 
जीव पर को ग्रहण नही करता । 


पर का स्वाभित्व-- 


में ज्ञानी हूँ श्रत मैं भी परको ग्रहण नहीं करूँगा। 
यदि मे परद्वव्य को ग्रहण करूँ तव यह अजीब मेरा स्व 
हो जावे ओर मैं अजीवका स्वामी हो जाऊँगा । श्रजीवका 
स्वामी शभ्रजीव ही होगा, उसे श्रजीव होता पडेगा, ऐसा 
नही, में तो ज्ञाता दृष्टा हूँ अत पर ब्रव्यकों ग्रहण नही 
करूँगा । जब पर द्रव्य मेरा नही तब वह चाहे छिद जावो, 
भिद जावो, चाहे कोई ले जाझ्रो अथवा जिस तिस अवस्था 
को प्राप्त हो जाओ तथापि पर द्रव्यको ग्रहण नही करूँगा। 
यही कारण है कि सम्यज्ञानी धर्म, अधम, असतदान इनको 
नही चाहता । धर्म पदार्थ पुण्यको कहते हैं अर्थात्‌ जब 
इस जीव के प्रशस्त राग, अनुकम्पा परिणाम और चित्तमे 
अकलुषतारूप परिणाम होता है उसी समय इस जीवके 
पुण्यबन्ध होता है श्र्थात्‌ तिस कालमे अहंत, सिद्ध, साधुके 
गुणोमे अनुराग होता है इसीका नाम भक्ति है। भर्थात 
उनके गुणोकी प्राप्ति हो यही तो भक्ति है। आचाय॑ं श्री 
गद्धपिच्छुने यही तो लिखा कि -- 

“मोक्षमार्गस्य नेतार भेत्तारं कर्मभुभतास्‌ । 

ज्ञातारं विध्वतत््वाना बन्दे तद्गुणलब्धये ॥। 


इसमे यही तो दिखाया है कि तद्गुणका लाभ हमे 
हो । ऐसा सिद्धान्त है कि जो जिस ग्रुणका अनुरागी हैं 
वह उसको नमस्कार करता है। जैसे शस्त्रविद्याका , 
इच्छुक शस्त्रविद्या-वेत्ताको नमस्कार करता है । इसी 
तरह धर्ममे जो चेष्टा भ्रर्थात्‌ धर्मलाभ का अनुराग यही 
तो हुआ तथा गुरुओके पीछे रसिक होकर गमन करना । 
इत्यादि वाक्योसे यही तो निकलता है कि इन सब 
वाक्योमे इच्छा ही की प्रधानता है । 


द्रव्य और उसके परिणाम का कारण 


इच्छा; दुःख की जननी-- 


इच्छा परिग्रह है क्योंकि इच्छाका जनक मोहकर्म है । 
मोहकरमके उदयसे जो भाव होते है सामान्यसे वह इच्छा- 
रूप पडते है। भिथ्यात्वके उदयमे विपरीत अभिप्राय 
ही तो होता है। वह इच्छारूप ही है। क्रोधकपाय के 
उदयमे परका अनिष्ट करनेकी ही तो इच्छा होती है । 
तथा मानके उदय-में श्रन्यकों तुच्छ दिखाना, अपनेको 
सहान्‌ माननेकी ही तो इच्छा रहती है। मायाके 
उदयकालमे श्रन्तरज्मे तो अन्य है, बाह्मसे उसके विरुद्ध 
कायमे प्रवृत्ति होती है। लोभकषाय का जब उदय 
आया है तब परपदार्थकों अ्रपहरण करनेकी ही तो इच्छा 
होती है । इसी प्रकार हास्यकषाय के उदयमे हास्य का 
भाव होता है। रतिके उदयमे पर पदार्थके निमित्तको 
पाकर प्रसन्न होता है। अरतिके उदयमे पदार्थोंके 
निमित्तते शोकातुर रहता है। भयके उदयमे भयभीत 
परिणाम होते है । जुगुप्साके उदयमें पदार्थोके निमित्तसे 
लानिरूप परिणति हो जाती है । जब स््रीवेदका विपाक 
श्राता है तब पुरुषसे रमण करनेकी चेष्टा होती है । 
देवात्‌ पुरुष का सम्बन्ध न मिले तब भावोसे पुरुषकी 
कल्पना कर अपनी इच्छा शान्त करनेकी चेष्टा यह जीव 
करता है । पुरुपवेदके उदयप्रे स्त्रीसे रमण करनेकी इच्छा 
होती है। निमित्त न मिलनेसे कल्पना द्वारा यह प्राणी 
जो जो श्रनर्य करता है वह्‌ प्राय सवव॑ विदित है । इसी 
तरह नपुसकवेदके उदयमे उभयसे रमणके भाव होते है । 
इसकी इच्छा प्रथम दो वेदवालोकी श्रपेक्षा प्रबल है। इस 
विषयमे यदि कोई लिखना चाहे तब बहुत लिख 
सकता है। इन इच्छाओसे ससार दु.खी है। इसीसे 
भगवानने इच्छाको परिग्रह माना है । 


जिसके इच्छा नही है उसके परिग्रह नही है । इच्छा 
जो है सो अज्ञानमय भाव है। अज्ञानमय भाव ज्ञानीके 
नही है, ज्ञानीके तो ज्ञानमय भाव ही होता है | यही 
कारण है कि अज्ञानमय भावरूप इच्छाके श्रभावसे ज्ञानी 
जीव धर्मकी इच्छा नही करता। ज्ञानमय ज्ञाय कभावके 
सद्भावसे घधर्मका वे बल ज्ञाता दृष्टा है, जब ज्ञानी जीवके 
धर्मका ही परिभ्रह नही तब अधमंका परिग्रह तो सर्वथा 


[ १०४५ 


ही असम्भव है । इसी तरहसे न अशनका परियग्रह है और 
न पानका परिग्रह, क्योकि इच्छा परिग्रह है । ज्ञानी जीव- 
के इच्छाका परिग्रह नहीं, इनकी आदि देकर जितते 
प्रकारके पर-द्रव्यके भाव है तथा पर-वद्वव्यके निमित्तसे 
आत्मामे जो भाव होते है उन सबको ज्ञानी जीव नही 
चाहता । 


अपनी पहिचान-- 


इस पद्धति से जिसने सब अज्ञान भावोकों वमन कर 
दिया तथा सब पर पदा्थोके आ्आालम्बनको त्याग दिया 
केवल टकोत्कीर्ण एक जायक भावकों अनुभवन करता है । 
पूर्वकर्मके विपाकसे ज्ञानीके उपभोग होता हे, होशो 
किन्तु उसमें राग ने होनेसे वह उपभोग परियग्रह भावकों 
प्राप्त नही होता। रागादि परिणामके बिता मन, वचन 
ओर कायके व्यापार अ्रकिश्चित्कर है। जैसे यदि चना 
श्रादिका सलेष न हो तब ईटोके समुदायसे महल नहीं 
बनता । 


परमार्थे से विचार किया जावे सब पदार्थ नियमसे 
परिणमनशील है । सब पदार्थोका परिणमन अपने अपने मे 
हो रहा है, किसी पदार्थ का श्रश भी किसी दूसरे पदार्थमे 
नहीं जाता। यह जीव उनका ज्ञाता द्र॒ष्टा बनता है, 
इतना ही नही किसीको अपनाता है । किसीको रागका 
विपय करता है । किसीको द्वेघका विपय करता है । इस 
तरह प्र-पदार्थोकी व्यवस्था कर ईद्वर बननेका दावा 
करता है । कोई अपनेको अरकिख्वित्कर मानकर अन्यको 
इसका कर्ता बनाता है, कोई कहता है यह सब भ्रम है। 
अमसे ही यह अवस्था बन रही है। अमके अ्रभावमे 
संसारका श्रभाव है। अत' इन जालोसे बचनेके लिये 
अपनेको जानना परमावश्यक है । आत्मद्रव्य चैतन्यगुण का 
आश्रय है । यद्यपि आत्मा अनस्तग्ुणों का पिण्ड है किस्तु 
उन भुणोमे चेतन्यगुण ऐसा है जो सबकी व्यवस्था 
करता है । 


परमार्थ दृष्टि से सभी द्रव्य अपने-अपने स्वरूपमे 


लीन है । इनमे जीवद्रव्य तो चैतन्य स्वरूपवा न्‌ है, 
इुदगल चेतनागुण से शून्य है किन्तु उत दोनों -का 


१०६ | 


हा 


अनादिकालसे सम्बन्ध हो रहा है, इससे दोनो अपने अपने 
स्वरूपसे च्युत होकर श्रन्य श्रवस्थाको धारण कर विक्ृत 
हो जाते है। ससारमे जो विकृत परिणाम होते है वह 
परस्पर  निमित्त-नमित्तिक सम्बन्धसे होते हैं। यह 
परिणमन अनादिकालसे धारावाही रूपमे चला आ रहा है 
ओर जब तक इसकी सत्ता रहेगी, आत्मा दु खी रहेगा । 
जिन जीवोको भेदज्ञान हो जाता है वे इन परपदार्थोको 
ग्रपताना छोड देते है। उनको परमे निजत्व कल्पना 
नहीं होती । यही कल्पना संसारकी मूल जननी है। 

जिन्होने इसका ध्वस कर दिया वही जगतके प्रपच्चोसे 
छूट जाते है । 


अनेकान्त; तत्त्व की कुऊजी-- 


तत्त्वचर्चा को तो सभी शूुर हे परन्तु निजमे रहने- 
वाले बिरले ही हैं । महती कथा करनेको भी सभी वक्ता है 
परन्तु यदि कोई प्रकृतिविरुद्ध बोले तव उसको निजशत्रु 
समभते है । शत्रु अन्य नहीं, आात्माका विभाव परिणाम 
ही शत्रु है । विभाव परिणामका जनक उपादानसे आत्मा 
झोर निमित्तसे आत्मातिरिक्त परद्रव्य है। वह तो 
जबरन रागादि नहीं करता । यदि यह रागादि विभाव 
रूप परिणमे तब अश्रव्यद्रव्य निमित्त होता है। हाँ, यह 
नियम है कि जब शअ्रध्यवसान भावकी उत्पत्ति होगी तब 
उसमे कोई न कोई परद्रव्य विषय होगा। सर्वथा न 
मानना कुछ बुद्धिमे नहीं आता। यदि परद्रव्य निमित्त 
ने हो और यह रागादिभाव शात्माके पारिणामिकभाव हो 
जाते तब जैसे पारिणामिक भाव अबाधित त्रिकाल 
सत्तावान है ऐसे यह भी हो जावे | यदि शुभोपयोगमे 
प्रमेप्ठीको निमित्त न मानो तब अन्य जो कलतन्र आदि 
पदार्थ भी ज्ञानमे आरा जावे उन्हें त्याग कर वन में 
जाने की आवश्यकता नहीं। अभ्रत यही कहना पडेगा 
कि परमेष्ठी शुभोपयोग मे निमित्त होने से, स्वर्ग का 
कारण और अशुभोपभोगमे स्त्री श्रादि नरकका 
कारण है | परमार्थसे न तो अरहंत स्वर्गके कारण है ओर 
न कल त्रादि नरकके कारण है । अश्रपने शुभ भ्रशुभ कषाय 
स्वर्ग नरकादिके कारण है। श्रत सर्वेथा एकान्त मत 
पकडी । पदार्थका स्वरूप ही अनेकान्तमय है.। 


कि द्रव्य और उसके परिणाम का कारण 


अकलडू, स्वामीने परमात्माकी जहां भक्ति की है वहाँ 
लिखा है कि प्रमेयत्वादि धर्मोके द्वारा आत्मा अचेतन है 
ओर चंतन्यधर्मके द्वारा चिदात्मा है। इस तरहसे पर 
मात्मा चिदात्मा भी है, श्र अ्रचिदात्मा भी है । परमार्थसे 
देखा जावे तब वस्तु अनिवर्चनीय है। अन्यकी कथा छोडो, 
जब हम घटका निरूपण करते है उस समय रूपादिका 
जो बोध होता है, उस वोधमे जो विषय आता है वही 
घट है। श्रव यहाँ पर पूछने वाला हमसे यह प्रश्न कर 
सकता है कि जब यह सिद्धान्त है कि एक ब्रव्यमे 
परद्रव्यका श्रणुमात्र भी नहीं आया तब ज्ञान ने घट का 
क्या निरूपण किया ? ज्ञानमे जो विकल्प आझ्राया वही तो 
कहा । परन्तु वह विकल्‍प घटके निमित्तसे हुआ इससे 
कहते है यह घट है, वास्तवमे घट क्‍या है । मृत्तिका की 
पर्याय विशेष है, | यह भी कहना व्यवहार है । परमार्थसे 
नतो कोई पदार्थ कही जाता है और न आता है, सभी 
पदार्थ निज निज चतुष्टयमे परिणमन कर रहे है । 


यह जो व्यवहार है सो निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्धसे बन 
रहा है। देखो, कुम्भकार जब मिट्टी लाता है तब जहाँ 
मृत्तिका थी कुम्भकारके द्वारा कुदाल से खोदी जाती है । 
कुम्भकारका व्यापार कुम्भकारमे होता है, उसके हाथके 
निर्ित्तको पाकर कुदालमे व्यापार होता है, कुशलके 
व्यापारसे मिट्टी अपने स्थानसे च्युत होती है, उसे कुम्भकार 
अपने गर्दभ द्वारा अपने गहमे लाता है। पश्चात्‌ उसमे 
पानी डाला जाता है, हाथोके द्वारा उसे आदर बनाता है 
पश्चात्‌ मृत्तिकापिण्डको चाकपर रखकर दण्ड द्वारा व्यापार 
होनेसे चक्र-श्रमण करता है, पश्चात्‌ घट बनता है। 
वास्तवमे जितने व्यापार यहॉपर हुए सब पृथक्‌-पृथक्‌ हुए 
परन्तु एक दूसरेमे निर्मित्त हुआ । इस तरह यह प्रक्रिया 
अनादिसे चली श्रा रही है । 


जिसकालमे आत्माका मोह चल। जाता है उस समय 
यह ज्ञानावरणादि कर्म आत्मासे सम्बन्धित नहीं होते । इन 
कर्मोके सम्बन्ध न होनेसे झात्म। गत्यादि-अमण नही करता 
तब अनायास ही शरीरादिके श्रभावमे श्रात्माका जो स्वरूप 
है उसमे रह जाता है। श्रब उसे जो आपके ज्ञानमे श्रावे 
कहिये । कोई कहता है वह श्रनन्तज्ञानी है--'सर्वे द्रव्य- 


द्रव्य और उसके परिणाम का कारण 


पयायिषु केवलस्थ' अर्थात्‌ केवलज्ञानका विषय सर्व द्रव्य 
पर्याय है । कोई कहता है अनन्त सुखवाला है, अनन्त 
शक्तिवाला है। कोई यही कह देता हे कि उसकी महिमा 
अचिन्त्य है । नाता विकल्पोसे उसका मिरूपण करनेकी 
सवज्ञकी पद्धति है। वस्तुतः विचार किया जावे तब उसके 
भावेन्द्रियके श्रभाव होनेसे न तो उनके ज्ञानमे जैसे हमारे 
इन्द्रियजन्य ज्ञान द्वारा पदार्थोका विकल्प होता है--वह 
विकल्प उसके ज्ञानमे नही होता । हमारा तो यह विश्वास 
है कि हमारे मतिज्ञानमे जो पदार्थ आ्राता है तथा रूपादि 
का विकल्व भी होता है परन्तु जितके इन्द्रिय ही नही उनके 
पदार्थ तो आवेगा, कल्पना रूपादिको की न होगी । तथा 
हमारे ज्ञानमे रूपादिक आते है कुछ हानि नही परन्तु हमारे 
मोहादिक कमंका सद्भाव होनेसे उन पदार्थमि इष्टानिष्ट 
कल्पना होती है । यही कारण है कि हम इप्टसे राग और 
अनिष्टसे दंघ कर इष्टका सद्भाव और अनिष्टका अ्रभाव 
चाहते हैं। इस विवेचनसे सर्वज्ञभे जो ज्ञान है इससे उन्हे 
शान्ति है सो नही अ्रपितु उनके इष्टानिष्ठ करने वाला मोह 
चला गया, यही उत्तके महत््वका कारण है । 

शानसे न तो सुख ही होता है और त दुख ही होता 
है, ज्ञान तो केवल जाननेमे सहायक होता है । व्यवहा रमे 
हमारा उपकारी श्रृतज्ञान है। इसीके द्वारा हम केवलज्ञान- 
का निर्णय करते है। यदि श्रृतज्ञान न होता तब मोक्षमार्ग- 
का निरूपण होना असम्भव हो जाता। ससारमे जितनी 
प्रक्रिएँ धर्म और अधमंकी दृष्टिगोचर हो रही है वह 
श्ुतश्ञान ही का माहात्म्य है। भगवानकी दिव्यध्वनिको 
दशनि वाला श्रुतज्ञान ही तो है। आज ससारसे श्रुतज्ञान 
उठ जावे तो मोक्षमार्गंगा लोप ही हो जावे । जब पद्चम 
कालका श्रभाव होकर छटवाँ काल आवेगा उस कालमे 
श्रुतज्ञान ही का लोप हो जावेगा, सभी व्यवहार लुप्त हो 
जावेगे, मनुष्योके व्यवहार पशुवत्‌ हो जावेगे । अत जिन्हे 
इन पदार्थोकी प्रतीति करना है, उन्हे श्रुतज्ञानका अच्छा 
अध्ययन करना च।हिये। जितने मत ससारसे प्रचलित है 
ुततातके वलसे ही चल रहे है । कुन्दकुन्द स्वामीने तो 
यहाँ तक लिखा है कि -- 

आगमचक्श््‌ साहु इदियचक्खूसि सब्वभूदाणि । 

देवादि श्रोहिचक्खू सिद्धा पुण सब्बदो चक्ख्‌ ॥॥” 


[ १०७ 


श्र्थात्‌ आगमचक्ष साधु लोग होते है । ससारी मनुष्य 
इन्द्रियचक्षु होते है। देवलोग श्रवधिचक्षु होते है। सिद्ध भग- 
वान्‌ स्वचक्ष होते है। भ्र्थात्‌ वह सभी पदार्थोको इन्द्रियके 
बिना ही देखते है । विचार कर देखो तब यह बात आगम 
ही तो कहता है। इसीसे देवागममे समन्‍तभद्र स्वामीने 
लिखा है -- 

“स्थाह्रावकेवलज्षाने सर्वेतत्वप्रकाशने । 

भेद साक्षादसाक्षाच्च ह्मवस्त्वन्यतमं भदेत्‌ ॥* 


शुल्कध्थानके वास्ते श्रतज्ञानकी आवश्यकता है, मति 
अवधि मन पर्य यकी नहीं । 
एकमात्र कत्तेंबत तत्वाभ्यास-- 

कहनेका तात्पयें यह है कि जिन्हे आत्मकल्याण करनते- 
की लालसा है वे सभी विकल्पोको त्याय कर अहनिश 
आगमाष्यास करे और उससे अनादि कालकी जो पर 
पदाथमि आत्मीय वासना है उसका त्याग करे। श्रकेले 
शानके अर्जनसे कोई लाभ नही । जिस ज्ञातार्जनसे आत्म- 
लाभ न हो उस ज्ञानकी परियग्रहमे गणनाकी जावे तब कोई 
क्षति नहीं | बाह्य परिग्रहका त्याग इसीलिये कराया जाता 
है कि वह मूच्छामि कारण होता है । इसी प्रकार यह श्ञान- 
का श्रजन है उससे भी तो यह अभिमान होता है कि “हम 
बहुज्ञाती है, हमारे सदृश कोई नही । यह वेचारे पदार्थके 
मर्मकी क्‍या समभे ? हम चाहे तब शअ्रच्छे भ्रच्छे विद्वानों को 
परास्त कर सकते है । इन कल्पताग्रों का कारण वह ज्ञान 
ही तो हुआ, यदि उसे परिग्रह कह दिया जावे तब कौन-सी 
क्षति है। ज्ञानकी कथा त्यागों, तप इत्यादि जो अ्रहड्भारसे 
किये जावे--'लोकमे हमारी प्रतिष्ठा हो, मै महान तप-वी 
हूँ, मेरे समक्ष ये वेचारे क्‍या तप कर सकते हे ?” इत्यादि 
दुर्भावोके उदयमे यह तप हुआ तब इसे परिग्रहका कारण 
होनेसे यदि परिग्रह कह दिया जावे तब कौन-सी क्षति है” 
यही कारण है कि समन्तभद्र स्वामीने इन सबको मदोमे 
गिनाया है-- 

"ज्ञान पुर्जा कूल जाति, बलमुद्धि तपो वषु । 

अष्टाचाशित्य सानित्व स्मयमाहुगंतस्मया ४ 

तात्पर्य यह कि यह सब भाव कपायोत्यादक होनेसे 
यदि इन्हे परिग्रहमे गिना जावे तब कोई क्षति नही । 


१०८ | हु 


धनादिक तो विचारसे देखो याह्य पदार्थ है ही । वे उतने 
बाधक नही जितने ये है । उनके रा आत्मा ठगाया नहीं 
जाता जितना इन तप ज्ञान आदिकसे जगत ठगाया जाता 
है | धर्म कार्य जितनी जगतकी वच्चना करते है उतनी 
चोर श्रादि नही करते । चोर तो केयल बाह्य षनका ही 
हरण कहते है । यदि उन्हे निर्व्याज धन दे दो तो अन्य 
हानि नही करते । ये लोग धन ही का तो हरण करते है 
किन्तु ये द्रव्य तपस्वी आपकी धर्म सम्पत्तिका अपहरण कर 
अ्रनन्‍्त ससारका पात्र बना देते हे। भ्रत श्रावश्यकता 
श्र॒तज्ञानकी है जिससे पदार्थ तत्त्वका निर्णय हो जावे और 
हम किसीके द्वारा ठग्राये न जावे। आज सहस्रों मत 
ससारमे चल रहे है इन सबका मूलकारण हमने श्रृतज्ञान- 
का सम्यक अ्रध्ययन नही किया यही है । श्रत जिन जीवो- 
को इत उलभनोसे अपनी रक्षा करता है उन्हें भेदज्ञानपूर्वेक 
अपनी ज्ञानपरिणति को निर्मेल करना चाहिये । 


राज ससारका जो पतन हो रहा है उसका मूलकारण 
यथार्थ पदार्थेकि कहने वाले पुरुषीका अ्रभाव है | यहाँ तक 
शास्त्रोका दुस्परयोग किया कि वकरोकी बलि करके भी 
स्वर्गका मार्ग खोल दिया। किसीने खुदाके नाम पर 
दुर्भावोकी कुर्बानी कर स्वर्गका मार्ग खोल दिया | वास्तव- 
में कुर्वाती तो राग-ह_रष मोहकी करनी चाहिये। यही 
आ्रात्माके शत्रु है। इस ओर लक्ष्य देता चाहिये । परन्तु इस 
झ्लोर लक्ष्य नहीं । केवल पद्चेन्द्रियोके विपयमे श्रनादि 
कालसे सलग्न है, । इनके होनेमे हम अपने प्राणो तकको 
विसर्जन कर देते है । जैसे स्पर्शन इन्द्रिय के बशीभूत होकर 
हाथी अपनेको गत॑मे गिरा देता है । रमनेन्द्रियके बशीभूत 
होकर मत्स्य अपने कण्ठको छिंदा देता है । प्राण इच्द्रियके 
वशीभूत होकर भ्रमर अपने प्राण गरमा देता है। चक्षु 


इन्द्रियके वशीभृत होकर पतज्भ निज प्राणोका प्रलय कर : 


देता है । श्रोत्र इन्द्रियके वशीभूत होकर मृग बह्ठेलियाके 
पल्‍ले पड जाते है। यह तो कुछ भी नहीं । इन वि पयोके 
वशीभूत होकर प्राणोका ही घात होता है, परन्तु कषायोके 
वशीभूत होकर बडे-बडे महापुरुष ससारके चक्रमे पड जा ते 
है। आत्माके अ्रहित विषय कंग्राय हे, इनमे विपय तो 
उपचारसे अ्रहित करता है । कपाय ही मुख्यतया मअहित 
करने वाला है । 


द्रव्य श्रोर उसके परिणास का कारण 


जिन्हे श्रात्महित करना है उन्हें अपनेको स्वृतस्त्र 
बनानेका प्रयत्त करता चाहिये। स्वतन्त्रता ही मूल सुखकी 
जननी है ! सुख कही अन्यत्रसे नहीं श्राता, सुख आत्माका 
स्वभाव है, उसका वाधककारण पर है । 'पर' क्‍या ? हम 
ही तो है । हमने अपने स्वरूपको नही समझा । हम ज्ञान- 
दर्शनके पिः्ड है। ज्ञानका काम अपने को और परको 
जानना है । ज्ञानकी स्वच्छतामे पदार्थ प्रतिभासित होता है, 
उसे हम अपना मान लेते है। ज्ञानके विकल्पकों अपना 
मानना यहाँ तक तो कुछ हानि नहीं जो पदार्थ उसमे 
भलकता है, किन्तु उसे भ्रपना मानना सव्वथा अनुचित है । 
हमारी तो यह श्रद्धा है कि ज्ञानमे जैय आया यह भी 
नैमित्तिक है श्रत उसे भी निज मानता न्याय सज्भत नही । 
रागादिक भावोका उत्पाद आत्मामे होता है। वह राग 
प्रकृतिके उदयसे होता है, उसे झआात्माका न मानना सर्वेथा 
अ्रनुचित है । यदि वह भाव आत्माका न माना जावे तब 
श्रात्मा सिर्फ ज्ञान स्वरूपही हुआ, फिर यह जो ससार है, 
इसका सर्वथा अभाव हो जावेगा। क्योंकि रागादिकके 
श्रभावमे कार्मण वर्गणाश्रोमे जो मोहादि रूप परिणमन 
होता है वह न होगा । ज्ञानावरणादि कर्मोके ग्रभावमे जो 
भ्रात्माके गुण हैं, वह सदा विकाशरूप ही रहेगे। तब 
ससारमे जो तरतमता देखी जाती है उस सबका विलोप हो 
जावेगा, ससार ही न होगा । ससारके श्रभावमे मोक्षेका 
प्रभाव हो जावेगा, क्योकि मोक्ष वन्घपूर्वक होता है । अत 
यह मानना पडेगा कि आत्मा द्रव्य स्वतस्त्र हैं आर 
परिणमनमे भी स्वतन्त्र हे । किन्तु यह निर्विवाद सिद्धान्त 
है कि जो रागादि काये होते है केवल एक द्रव्यसे नही 
होते, उनके होने मे दो द्रव्य ही कारण हें । उनमे जहाँ 
रागादिक होते है वह उपादान और जिसके सहका रितासे 
होते है उसे मिभित्तकारण कहते है । 

बहुतसे मनुष्य यह कहते है कि रागादिरूप परिणमन 
तो जीवमे हुआ, इसमे पुदूगलका कौनसा श्रश आ्राया जैसे 
कुम्भकारके निर्ित्तसे मृत्तिकामे घट उत्पन्न हुआ उसमे 
कुम्भका रका कौन-सा अ्रश झाया ? कोन कहता है कुम्म- 
कारादिका अश घटमें आया ? नहीं आया । परन्तु इतना 
बडा घट क्या कुम्भकारकी उपस्थितिके बिना ही होगा ” 
नही हुआ । तब यह मानों कुम्भकार ही _घटपर्यायके 


द्रव्य भौर उसके परिणक्म का कारणे 


उत्पादमे सहकारी होनेसे निमित्त हुआ । यह व्यवस्था 
कार्यमात्रभे जान लेनी । ससाररूप कार्य इन्ही कारणोके 
ऊपर निर्भर है। जहाँ पर, जीव और पुदू्गलका निमित्त 
नेमित्तिक सम्बन्ध नही रहता, ससार नहीं रहता । ससार 
कोई भिन्न पदार्थ नही । जहाँ जीव और पुद्गल इन दोनो- 
का अन्योन्य निमित्तनेमित्तिक सम्बन्धसे जीव रागादिरूप 
तथा पुदगल ज्ञानावरणादिरूप परिणमता है इसीका नाम 
ससार है। केवल जीव और केवल पुदूगल इसका नाम 
ससार नही । 


केवल जीवके स्वरूप पर परामर्श किया जावे तब यह 
अस्ति श्रादि तत्व नहीं बनते । यह सबकी अपेक्षा रखते 
है। इन तीनोके सम्बन्धसे यह सप्त तत्व बनते है । जब 
जीव रागादि भावोसते रहित हो जाता है तब पुदंगलमे 
शातावरणादि नही होते । बद्धन्नानावरणादि कर्म अ्रन्तर्म हत॑- 
में क्षय हो जाते है। उस समयमे आत्मा केवलज्ञानादि 
ग्ुणोका आश्रय होंकर सर्वेज्ञ पदसे व्यपदेश होने लगता है । 
परचात्‌ पुवंबद्ध जो अधघातिया कर्म है वे या तो स्वयमेव 
खिर जाते है या आयुसे अधिक स्थितिवाले हुए त्तव समुद॒- 
घात विधानसे आयुसमान स्थिति होकर स्वयमेव खिर 
जाते है, और आत्मा केवल शुद्धपर्याय का पात्र हो जाता 
है। यचपि यह पर्याय केवल श्रात्मा मे होती है परन्तु 
अनादिसे लगा हुत्ना जो मोह है वह इसे व्यक्त नहीं 
होने देता । 

जनधमंमे दो प्रकारके पदार्थ माने जाते है --एक चेतन 
और दूसरा अचेतन । चेतन किसको कहते ? जिसमे चेतना 
पाई जावे । उसका स्वरूप आगममे इस प्रकार कहा है-- 


“चेतनालक्षणों जीबोडउ्जीवस्तहिपयंय, ।* 


चेतना नामकी एक शक्ति है, जिसका काम पदार्थोकों 
जानना है। चेतना ही ऐसी शक्ति है जो स्व-परको सवेदन 
करती है। परमार्थसे तो ज्ञान स्वपर्याय ही को वेदन करता 
है। ज्ञानकी निर्मलतामे पदार्थके निमित्तको पाकर पदार्थका 
जी आकार है उस रूप आ्राकार ज्ञानमे आता है, न कि वह 
वस्तु ज्ञानमें आती है। ज्ञानमे तो ज्ञानकी ही पर्याय आती 
है । मोही जीव, जो ज्ञानमे श्राता है, उसे ही निज मान 
लेता है। जानमे जो झ्राया वह ज्ञानका परिणमन है, इसमे 


| १०६ 


तो कोई विवाद नही, किन्तु ज्ञान परिणमनसे भिन्न जो-वस्तु 
है उसे निज मानना मिथ्या है । 
, . ज्ञानमें जैसे बाह्य पदार्थ आते है वैसे सुखादिक गुण 
भी आते है, किन्तु वे अ्रभ्यन्तर है । वे भी ज्ञानगुण की 
तरह आत्माके है, परल्तु स्वरूप सभीके पृथक्‌-पृथक्‌ है। 
अपने अपने स्वरूपको लिये आत्मतत्त्वके साधक है । श्र्थात्‌ 
इत सब गुणोका जो अविष्वग्भाव सम्बन्ध है इसीका नाम 
द्रव्य है। द्रव्य अनन्तगुणो का पिण्ड है | इसीसे आत्मा जान 
भी है, दर्शन भी है, सुख भी है, वीय॑ भी है । ज्ञान दर्शन 
भिन्न है। यह दोनो ही भिन्न भिन्‍न स्वरूप है । इसी तरह 
सभी गुण पृथक पृथक्‌ जानने । यथा पुद्गलमे स्पर्श, रस, 
गन्ध, वर्ण गुण भिन्‍न है । इस भिन्‍नताका द्योतक भिन्‍न 
इन्द्रियो द्वारा इनका ज्ञान होना है। भिन्‍त होने पर भी 
इनका अ्रस्तित्व पृथक्‌ नहीं हो सकता, इससे कथच्चित्‌ एक 
क्षेत्रावगाही होनेसे एक है । 

कहने का तात्पय यह हे कि जैसे आत्मा अश्रख॒ण्ड एक 
द्रव्य है। वेसे ही पुदूगल भी भ्रखण्ड एक द्रव्य है। जैसे अ्नत 
गुणो का पिण्ड आत्मा है, वेंसे ही अनन्त भुणोका पिण्ड 
पुदूगल है | जैसे आत्मामे अ्रनन्त शक्ति है, वैसे पुद्गलमे 
भी अभ्रनन्‍्त शक्ति है। जैसे गआ्रात्मामे अनन्त पदार्थके 
जाननेकी सामथ्य है वेसे पुद्गलमे भी अनन्तज्ञान को प्रगट 
न होने देनेकी शक्ति है। अन्तर केवल इतना ही है कि 
आत्मा चेतन है, पुदुगल अचेतन है। केवल द्रव्यका विचार 
किया जावे तो न तो वन्ध है और न मोक्ष ही है। और 
त ये शब्द, बन्ध, इत्यादि जो पर्याय पुरगल द्रव्यमे देखे 
जाते है आ्रात्मामे है। पुदगल और जीवके सम्बन्धसे ही यह 
ससार देखा जाता है । इस विक्वृतावस्थाही का ताम ससार 
है । ससारमे जीवकी नाता प्रकारकी नाना अवस्थाएँ होती 
है । इन्हीसे जीवमे नाना प्रकारके दु खोका व अनेक प्रकार 
के वषयिक सुखों का अनुभव होता है। परमार्थसे कभी भी 
इस जीवकों एक क्षणमात्र भी सुख नहीं । - 

यद्यपि स्व द्रव्य स्ववसिद्ध है किन्तु अ्नादिसे जीव 
और पुदूगलका अनादि सम्बन्ध चला आ रहा है। इससे 
जीवकी जो स्वाभाविक अवस्था है उससे 4 है च्युत है। पुदगल 
भी अपने स्वाभाविक परिणमनसे च्मुत हो रहा है। यद्यपि 
जीव द्रव्यका एक अश न तो पुदुगल द्रव्यकूप हुआ है और 


११० | 


ने पुदंगलका एक परमाणु भी जीवहूप हुआ है फिर भी 
दोनो अपने अपने स्वरूप च्युत हो रहे है । जैसे तोला भर 
सुवर्णको और तोला भर चॉदीको गलाने से एक पिण्ड हो 
गया । इस तोलाभर सोनामे एक खशखज भी न्यूनता न 
आई न एक खशखश वृद्धि हुई। यही अ्रवस्था चॉदीकी 
हुई । फिर भी पिण्डको न शुद्ध सोना कहते है और न शुद्ध 
चाँदी ही कह सकते है । दोनो अपने अपने स्वरूप च्युत 
है | यही अवस्था जीव और पुद्गलकी हे । यद्यपि वन्धा- 
वस्थामे जीव द्रव्यका एक श्रश न तो पुदुगल द्रव्यरूप हुआा 
है ओर न पुद्गलका एक अश जीवछूप हुआ है फिर भी 
दोनो अपने अपने स्वरूपसे च्युत हैं । | 

इस अवस्थामे जीवकी क्‍या कया दु्दंशा हो रही है सो 
किसीसे गुप्त नही । यह सम्बन्ध अनादि का है । जैसे बीज 
वक्षका सम्बन्ध अनादिसे चला भा रहा है। यदि कोई 
बीजको दग्ध कर देवे तब वृक्ष नहीं हो सकता और वृक्षके 
ग्रभावमे बीजोत्पत्ति नही हो सकती । इस तरह जीव और 
पुद्गलके सम्बन्धसे जो ससार सन्तति धारावाही रूपसे श्रा 
रही है इसका मूलकारण मोहादि परिणाम हे। यदि 
आत्मा रागादिपरिणाम त्याग देवे तो अनायास ही नवीन 
बन्ध न हो । जो बद्धकर्म है वे उदयमे श्राकर स्वयमेव खिर 
जायेगे । अनायास ही आत्मा इस वन्धनसे मुक्त हो सकत। 
है । यह सब हे परन्तु न जाने यह जीव क्यो इस चक्रसे 
मुक्त नही होता । अभ्रनादि कालपे मोहके चक्रमे परिवर्तन 
कर रहा है। प्रतिदिन वही कथा करता है, परको निज 
माननेमें जो जो उपद्रव होते है वे किसीसे गुप्त नहीं । 
केवल जानता द्वी नही किन्तु तज्जन्य दु खका वेदन भी 
करता है । इसके श्रधीन होकर क्या क्या नही करता सो 
किसीको अविदित नही । 

एक सेठजी थे । उनका दूसरा विवाह हुगआा था । सेठ 
क्रर प्रकतिके थे। एक दिन सेठ जी का शिर दर्द करने 
लगा । उन्होने दासी को आज्ञा दी कि सेठानीसे कहो चदन 
घिसकर लावे और मस्तक मे लगावे। दासीने श्राकर 
सेठानीसे कहा कि सेठजी के शिरमे वेदना हो रही है, 
शीघ्रतासे चन्दन रगडो और सेठके मस्तककों मालिश 
करो, श्रन्यथा लातोकी मार खानी पडगगे । सेठानीने उत्तर 
दिया--सुभे ज्वर श्रा गया है, सेठजी से कह दो । जसेही 


द्रव्य और उसके परिणाम का कारण 


सेठजी ने सुना, शिर वेदनाकी चित्ता त्याग सेठानी के पास 
आकर पूछने लगे--क्या हुआ ? सेठानीने उत्तर दिया-- 
आपको शिर वेदना सुनकर मुझे तो ज्वर आ गया । सेठ- 
जीने कहा--इसके दूर करनेका उपाय क्या हे ? सेठानीने 
कहा--उपाय है परन्तु यहाँ होना अ्रसम्भव हे।। सेठजीने 
पूछा- उपाय कौन-सा है ” 

सेठानी ने कहा-मेरे घर पिताजी चन्दनके तेलकों 
मेरे तलवेमे म्देत करते थे या मेरा भाई पैरको मलता 
था । आपसे क्‍या कहूँ ? उपाय सुनकर सेठजी चन्दनका 
तेल लेकर सेठानीके पेरका मर्दतन करने लगे । सेठानीने, 
बहुत मना किया पर उन्होने एक न मानी और तलुओोकों 
मलकर अपनेको कृतकृत्य माना । 

कहने का तात्पयं यह है कि स्नेहके वच्चीभूत होकर 
जो जो काये न हो वे अल्प है। अन्य सामान्य मनुष्योकी 
कथा त्यागो, तीन खण्ड के श्रधिपति महाविवेकी, धर्मके 
परम अनुरागी लक्ष्मणने श्री रामचन्द्रजीके स्नेहमे आकर 
प्राणोका उत्सग ही तो कर दिया । श्री रामचन्द्रजी महा- 
राज, जो तद्भवमोक्षगामी थे, स्नेहके वशीभूत होकर चह 
मास पर्यन्त लक्ष्मणके शरीरको लिये फिरे और अन्तमे 
स्नेहको त्यागकर ही सुखके पावर हुए। श्री सीताजीका 
जीव सोलहदव॑ स्वगंका प्रतीन्द्र आा। जब श्री रामचन्द्र जीने 
गृहस्थावस्था को त्याग दिगम्बर पद धारण किया। उस 
समय सीताके जीव प्रतीन्द्रने यह विचार किया वे एक वार 
देवलोकमे आवे पर्चात्‌ यहाँसे च्युत होकर हम दोनो 
मनुष्यजन्म धारण कर साथ साथ सयम धारण करे और 
कमंबन्धन काट मोक्षके पात्र होवे । ऐसा विकल्प कर जो 
उपद्रव किया सो पदद्मपुराणसे सभी को विदित है सबको 
विदित होने पर भी इस मोह पर विजयी होना अति- 
कठिन है । 
अआात्म-विश्लेषण -- 

अन्यकी कथा कहाँतक लिखे ? हमारी अस्सी वर्षकी 
आयु हो गई और पचास वर्षसे निरन्तर इसी प्रयत्नमे 
तत्पर हैं कि मोहशत्रुको परास्त करे। जितने बार प्रयास 
किया बराबर अनुत्ती्ण होते रहे । वालकपनमे तो माता 
पिताके स्नेहमे दिन जाते थे। मेरी दादी मुभपर बहुत 


नी 


द्रव्य और उसके परिणाम का कारण 


स्तेह करती थी । प्रात काल त्ताजी रोटी और ताजा थी 
खिलाती थी और मेरा पालन-पोषण करती थी । उस 
समय हम कुछ जानते हो न थे कि मोह दुखदायी पदार्थ 
है । प्रत्युत इसीकों सुख मानते थे। ऐसेही प्रमोद निर- 
न्तर अपनेको धन्य समभते थे। हमारे एक मित्र श्री' 
हरीपिह सौरया थे जो बहुत ही कुभाग्रबुद्धि थे। उनसे 
हमारा हादिक स्नेह था। इतना स्नेह कि एक दसरेके बिना 
हम लोग एक मिनिट भी नहीं रह सकते थे । इसी तरह 
रात्रिदित काल व्यतीत करते थे । परलोकका कोई विचार 
न था | जब कुछ पण्डितोका समागम हुत्रा तव कुछ व्यव- 
हार धर्ममे प्रवृत्ति हुई । भगवानकी पूजा और पद्मपुराण- 
का श्रवण कर अपनेको धन्य समभने लगे। इसी पूजा 
आदि कार्यमि धर्म मानने लगे और अपनेको धर्मात्मा सम- 
भते लगे । कुछ दिन बाद ब्रत करने लगे, रात्रिभोजन 
त्याग दिया, कभी रसपरित्याग करने लगे । 


इतनेमे पित।|जीने विवाह कर दिया । थोड़े ही दिनोमे 
मॉने मेरी पत्नीकों ऐसे रगमे रंग दिया कि वह हमसे 
कहने लगी कि अपनी परम्परामे अपने धर्मका परित्याग 
कर तुमने जो धर्म अ्द्भीकार किया उसमे वुद्धिमत्ता नही 
की । हमने भी उससे बिना विचारे कह दिया कि यदि 
तुम्हारी आत्मा हमारे धर्मंसे विमुख है तब हमारा तुम्हारा 
व्यवहार अच्छा नही । उसने भी आवेगमे आकर कहा मै 
भी तुमसे सम्बन्ध नही चाहती | श्रस्तु, हम और हमारी 
पत्नीमे ३६ का सा (परस्पर विरुद्ध) सम्बन्ध हो गया । 


हम टीकमगढ़ प्रान्तमे चले गये और वही एक पाठ- 
शालामे अध्यापकी करने लगे। देवयोगसे वहीपर श्री 
चिरोजीवाईजीके गाँव, सिमरा, गये । धर्ममृत्ति बाईजीने 
बहुत सान्त्वना दी तथा एक अपढ क्षुल्लकके चक्रसे रक्षा 
की । पढनेकी सभ्मति दी किन्तु कहा शीघ्रता मत करो, मै 
सब प्रबन्ध कर भेज दूँगी। परन्तु मैने शीघत्रता की, फल 
अच्छा न हुआ । अन्‍्तमे भ्रच्छा ही हुआ | श्रच्छे अच्छे 
महापुरषों और पण्डितोका समागम हुआ, तत्त्वज्ञानके 
व्याख्यान सुने, व्यवहारधमंमे प्रवृत्ति हुई, तीर्थयात्रा आदि 
सव कार्य किये परन्तु शान्तिका आस्वाद न आया । मनमे 
यह आया कि सबसे उत्तम काम विद्याप्रचार करना है। जो 


[ १११ 


जातिसे च्यूत हो गये है उन्हें पंचायत द्वारा जातिमे 
मिलाना । जो दस्से है उन्हे मन्दिरोंके दशन करनेमे जो 
प्रतिबन्ध है उसे हटाना, तथा बाईजी द्वारा जो मिले उसे 
परोपकारमे दे देना आदि । सब किया भी, परन्तु शान्ति- 
का श्रश भी नहीं आया । इन्हीं दिनोसे बाबा सागीरथजी 
का समागम हुझ्ा । आपके निर्मल त्यागका आत्माके ऊपर 
बहुत ही प्रभाव पडा। मै भी देखा-देखी निरन्तर कुछ 
करने लगा, परन्तु कुछ सफलता नही मिली । 
त्त-प्रहण-- 
अन्त में यही उपाय यूक्रा जो सप्तम--प्रतिमाके व्रत 
अ्रद्भीकार किये। यद्यपि उपवासादिककी शक्ति न थी फिर 
भी यद्वा तद्दा निर्वाह किया। बाईजीने बहुत विरोध 
किया>-बिटा ! तुम्हारी शक्ति नही, परन्तु हमने एक न 
मानी । फल जो होना था वही हुआ । लोग न जाने क्यो 
मानते रहे ? काल पाकर बाईजीका स्वर्गवास हो गया । 
तब मै श्री मोतीलालजी वर्णी और कमलापति सेठजीके 
समागममे रहने लगा । रेलकी सवारी त्याग दी । मोटरकी 
सवारी पहले ही त्याग दी थी। श्रन्तमे वह विचार हुआ्ना 
कि श्री गिरिराजकी यात्रा करना चाहिये । भाग्यसे बाबू 
गोविन्दरायजी गया वाले आ गये | बस्यासागरंसे चार 
भादभमियोके साथ चल दिये | दो मील चलनेके वाद थक 
गये, चित्त बहुत उदास हुआ इततेमे एक नौकर था वह 
बोला[-- 


सागर दूर सिमरिया नियरी ४ 


इसका अ्रर्थ यह है कि बस्मा सागरसे अभी आप दो 
मील आये है, वह तो दूर है, सिमिरिया यद्यपि ७०० मील 
है परन्तु उसके सनन्‍्मुख हो अत, वह समीप है । कहने का 
तात्पय॑ यह कि गिरिराज समीप है | बरुआसागर दूर है । 
इस वाबयको श्रवण किया और उस दिन १० मील मार्ग 
तय किया । 
शान्ति कहॉँ--- 

कुछ माह बाद शिखरजीकी वन्दना की, वहाँ पर कई 
वर्ष विताए, परन्तु जिसे शान्ति कहते है, नही पाई । प्राय. 
विहारमे भ्रमण भी किया। श्री वीरपरभुके निर्वाण क्षेत्रमे 


११२ | 


है 


श्री राजगृही चार माह रहे । स्वाध्याय किया | वन्दनाएँ 
की । शक्तिके श्रनुकूल परस्पर तत्त्वचर्चा भी की, परन्तु 
जिसको शाति कहते है, श्रणुमात्र भी उसका स्वाद न आया । 
वहाँसे चलकर वाराणसी श्राये । अच्छे अ्रच्छे विद्वानों का 
समागम हुश्ना, परन्तु शान्तिका लेश भी न आया। वाराणसी 
त्यागने पर दकह्षमीप्रतिमाका ब्रत्त लिया, परन्तु परिणामों 
की जो दशा पहिले थी वही रही-शान्तिका श्रास्वाद न 
आया । कुछ दिनो बाद मनमे झ्राया कि क्षुल्लक हो जाओ, 
नटकी तरह इन उत्तम स्वागोकी नकल की--अर्थात्‌ 
क्षुल्लक बन गये। इस पदकों धारण किये पाँच वर्ष हो 
गये परन्तु जिस शान्तिके हेतु यह उपाय था उसका लेश 
भी न श्राया । तब यही ध्यानमे झ्राया अभी तुम उसके 
पात्र नही । कितु इतना होनेपर भी ब्रत्ोके त्यागनेका भाव्र 
नही होता ! इसका कारण केवल लोकेपणा है । श्रर्थात्‌ जो 
ब्रतका त्याग कर देवंगे तो लोकमे श्रपवाद होगा । अत 
कृष्ट हो तो भले ही हो, परन्तु अनिच्छा होते हुये भी ब्रत- 
को पालना । जब अन्तरज्भमे कषाय है, बाह्यम्रे आचरण 
भी ब्रतके अनुकूल नही तब यह श्राचरण केवल दम्भ है । 
श्री कुन्दकुन्द स्वामीका कहना है कि यदि श्रन्तरद्ध 
तप नही तब वाह्यवेप केवल दु खके लिये है । पर यहाँ 
तो वाह्य भी नही; अन्तरड्भ भी नही । तब यह वेष केवल 
दुर्गतिका कारण है, तथा अनन्त ससारका निवारक जो 
सम्यग्दर्शन है उसका भी घातक है। अन्तरज़मे तो यह 
विचार ञ्राता है कि इस मिथ्यावेप को त्यागो । लौकिक 
प्रतिष्ठामे कोई तत्त्व नही । परन्तु यह सब कहने मात्रको 
है। अन्तरड्भमे भय है कि लोग क्या कहेंगे ? यह विचार 
नही कि अशुभकर्मका बन्ध होगा । उसका फल तो 
एकाकी तुम ही को भोगना पडेगा । यह भी कल्पना है । 
प्रमार्थसे परामशे किया जावे तब श्रागे क्या होंगा ? सो 
तो ज्ञानगम्य नही, किन्तु इस वेषसे वर्तमानमे भी कुछ 
शान्ति नही । जहाँ शान्ति नही वहाँ सुख काहेका ? केवल 
लोगोकी दृष्टिमे मान्यता बनी रहे इतना ही लाभ है । 


तब क्या करे-- 
मेरा यह विश्वास है कि श्रधिकाश जनता भयसे ही 
सदाचारका पालन करती है। जहाँ लोगोकी परवा नही 


द्रव्य और उसके परिणाम का कारण 


वहाँ पापाचरणसे भी भय नही देखा गया । जहाँ लोकभय 
गया वहाँ परलोककी कौन गणना । ग्रतः जिन्हे आत्म- 
कल्याण करना हो वे मनुष्य तत्त्वाभ्यास करे और यह 
देखे कि हम कौन हे ? हमारा स्वरूप क्‍या है ? हमारा 
कत्तेग्य वया है? पुण्य-पापादिका क्या स्वरूप है? पुण्य पापादि 
परमाथसेहै या केवल कल्पना है ? जो वर्तंमानमें विषय 
सुख होता है क्या उसके अतिरिक्त कोई सुख है या कल्पना 
मात्र हे ” आज जगतमें अनेक मतो का प्रचार हो रहा है। 
उनमे तथ्याश है या कुछ नहीं ? इत्यादि विचारकर 
निर्णय कर अपनी प्रवृत्तिको निर्मल करनेक्री चेष्टा करना 
उचित हैं। केवल गल्पवादमे ही काल पूर्ण न कर देना 
चाहिये । अनादिकी कथाकों छोडो, वंमान पर्याय पर 
विचार करो ।जबसे पंदा हुये पाच या छह वर्ष तो अ्वोष 
में ही गये । कुछ पर्याय के अ्रनुकूल ज्ञानका विकास बिना 
शिक्षाके ही हुआ। जंतता देखा वसा स्वयमेव होगा । बहुभाग 
भाषाका ज्ञान बिना किसीके सिखाये आ गया। अनन्तर 
पाठशालामे जानेसे अद्धूविद्या ओर शअ्रक्षरका श्राभास गुर 
द्वारा होने लगा । सात वर्षमे हिन्दी या उर्दका इतना ज्ञान 
ही गया जो व्यवहारके योग्य हो गया। अनन्तर जिस 
धर्ंमे अपने माता-पिता और कुट॒म्बी जनकी प्रवृत्ति देखी 
उसी मतमे ग्रपनी भी प्रवृत्ति करने लग।। यदि माता-पिता 
श्रीरामके उपासक है तव झ्रापभी उसी धर्मको मानने 
लगता है । जेनधर्मानुयायी माता-पिता हुए तब जिनमदिर 
मे जाने लगा । मुसलमान हुए तब मस्तजिदमे जाने लगा । 
ईसाई हुए तब गिरजाघरमे जाने लगा इत्यादि | कहाँतिक 
लिखे जो परम्परासे चला आया हैं उसीसे अपने उद्धारकी 
श्रद्धा प्रत्येक मत वाले को है । जो मुसलमान है वह खुदाका 
नाम लेनेसे ही मोक्ष मानता है। इत्यादि । कहाँतक लिखे 
अ्रपनी श्रद्धाके अनुकूल कल्याणके मार्गको अपनानेकोी 
सबकी प्रवृत्ति रहती है । यह सब होते हुये भी कई महा- 
नुभावोने इस विषयमे अ्रच्छा प्रकाश डाला है । कोई पर- 
मेश्वर हो इसमे विवाद करनेकी आवश्यकता नही परन्तु 
आत्मकल्याण-मार्ग अपने ही पास है अ्रन्यके पास नही । 
यदि नेत्रमे ज्योति नही, तव चश्मा चाहे हीराका हो चाहे 
काँचका हो, कोई लाभ नही हो सकता । इसी तरह यदि 
हमारी अन्तरज्ध परिणति मलिन है तब चाहे गज्जास्तान 


द्रव्य और उसके परिणाम्र का कारण | ११३ 


करो चाहे प्रयाग स्नान क्रो चाहे मक्‍काशरीफ जाओ्ओो। बनाओ । कल्याणके पात्र हो जाश्ोगे श्ौर यदि परिणति 
चाहे मदिर जाओ । चाहे हिमालयकी शीतल पहाडियो पर निर्मल न बताई तब परमात्माकी कितनी ही उपासना करो 
अत्रमण करो । शाति नहीं मिल सकती । अत' परमात्माके कुछ भी शातिके श्रस्वादके पात्र न होगे । 
विषयभे विवाद करना छोडो | केवल परिणति निर्मल 

>-वर्णी वाणी : ३/२६५-२६८ 


2 


ज्ञानी जीव जब रागादिकोको ही हेय समभता है, तब रागादिमे 
विषय हुए जो पदाथ, उन्हे चाहे, यह सर्वेथा असम्भव है । जब यह वस्तुम- 
यादा है तब परसे उपदेशकी वाछा करना सर्वथा अनुचित है। परमे परबुद्धि 
कर उसके द्वारा कल्याण होनेकी भावनाकों छोड़ो । इस विश्वासके छोड़े बिना 
श्रेयोमार्गंका पथिक होना कठिन है। जेसे ससारके उत्पन्न करनेमे हम समर्थ 
है वसे ही मोक्षके उत्पन्न करनेमे भी स्वय समर्थ है। जैसे-- 


नयत्यात्मानसात्सेव जन्मनिर्वाणसेव च । 
गुरुरात्मात्मनः स्वस्सान्नान्योपस्ति परमार्थतः ।। 


श्रात्मा ही आत्माको ससार श्रौर निर्वाणमें ले जाता है। अतः 

परमाथंसे आत्माका गुरु आत्मा ही है। परन्तु ऐसा कथन सुनकर कई भाई 

- ऐसी अन्यथा कल्पना करते है, जो भक्तिमार्गके विरोधी उपदेश है। उनसे 
हमारी मध्यस्थता है । जबतक कायरताकी लहर है, कल्याण दूर है। 


“-अध्यात्म-पत्रावली--३ ० 


१९ 
बर्णी-प्रवचन 


( समयसार ) 


मोह : सारे दुःखों की जड़-- 

मोह, राग द्वेष इस प्रकार भाव तीन प्रकारके होते 
हैं। आत्मा तो शुद्ध है, एक प्रकारका है। देवदत्तका 
सिर्फ एक ही लडका था तो वही लडका बडा हुआ श्र 
वही छोटा हुआ । चैतन्यमात्र आत्मा एक प्रकार का है। 
इसमे कर्म रूपी झ्रजन लगा हुझा है । आत्मा बडा सरल 
एवं सीधा है। इसमे जैसी जग लगी वसे ही परिणाम 
हो जाते है । यह आत्मा कभी रागी कभी द्वेषी ओर 
कभी मोही हो जाता है तथा भज्ञानी हो करके ससार 
के चक्कर में फंसा हुआा है । 


भइया ! जब हम पढते थे तो ठाकुरदास जी को 
हम बहुत श्रद्धा की दृष्टिसे देखते थे | उनके सामने अधिक 
बातचीत नहीं किया करते थे । एक दिन हमारे साथी 
हजारी ने हमसे कहा कि भाग पियो। हमने पूछा कि 
भागमे क्या रखा है। कहने लगा कि भाग पीनेसे साक्षात्‌ 
महादेवके दर्शन होते है। तो मैने पूछा कि क्या हमारे 
भगवान आदिनाथ भी हमे दिख सकते है ” उसने कहा- 
हाँ | तो हमने थोडी सी भाग थी ली। सोचा पहिली 
बार थोडी सी पीकर भगवान आदिनाथके थोडेसे ही 
दर्शन करने को मिल जावेंगे। भइया | उसका नशा चढ़ 
प्राया और पडितजीके पास पढने को गये । तो पुस्तकके 
अक्षर बहुत बडे बडे दिखाई देने लगे । तो मैने पडितजीसे 
कहा कि आज पढने को जी नही चाहता । मेरी इच्छा हैं 
कि मैं आज सोऊँ । पडितजीने कुछ कहा नही तो मैने 
कहा कि सुनते नही जी ! मैने कहां कि आज सोनेको 
जी चाहता है। पडितजी समझ गये कि किसीते इसे भाग 
पिला दी है। उन्होंने मुझे लिटा दिया और अपनी धर्म- 
पत्नीसे कहा कि इसे दही भर खठाई खिला दो ताकि 


इसका नशा उतर जावे | मैने कहा कि रात को मैं नहीं 
खाता, मेरा नियम है । तो पडितजीने कहा कि जब भांग 
खाई थी तब नियम कहाँ चला गया यथा ! मैने उत्तर दिया 
कि एक नियम टूट गया दूसरा क्यो तोड॑, ? तो भइया 
सस्कार भी बडे प्रबल होते है। हमे अपने जेनवर्म के 
सस्कार नही मिटाना चाहिये। यदि संस्कार रहे आवे 
तो हमारा कल्याण हो जावे । 

आत्मा तो मिथ्यादर्शन श्रादि भावोसे दूसरे मार्ग पर 
आरा जाता है। श्रात्मामे जैसा दाग लग जावेगा वेसा ही 
वह हो जावेगा । देखिये मत्र को साथने वाला व्यक्ति दूरसे 
मत्रके द्वारा ही श्रपनी द्यक्तिको प्रदर्शित कर देता हे । 
बिच्छ, वरं आदिके जहर शान्त हो जाते है। पाती पीलेसे 
तृषा शात हो जाती हे । व्याख्यानदाता हजारो आदमियो 
को अपनी वाणी द्वारा मोहित कर लेता हे। पदार्थेमि 


अचित्य शक्ति है। मिथ्यादर्शन आ्रात्मा की शक्तिको 


विक्ृतिमे परिणत कर देता है। पुद्गल द्रव्यकी शक्ति 
आ्रात्माकी शक्तिकों चोपट कर रही है। पवार्थकी शक्ति 
विलक्षण है । साम्यभावमे वह शक्ति है कि वह ससारको 
काट देवे । हमे ससार-सागरसे पार लगा देवे । मोहमे 
शक्ति अ्धिक है । चारित्रमोहसे मुनि भी अन्यकोी भ्श- 
स्तियोकों मिटाकर अपनी प्रशस्ति लिखने लगता है । 

हम पढते है कि जिस समय लव कुशके समक्ष नारद 
मुनि आये और उन्होने लव और कुशको राम लक्ष्मग 
सरीखे होनेका आशीर्वाद दिया तथा उनकी सारी कथा 
सुनायी तब दोनोने ही उनसे अपनी माताका बंदला लेनेके 
लिये युद्धकी ठान ली । तो मोह ही सब कराता हे । 
माताके मोहने लब-कुशकों युद्धके लिये बाध्य कर दिया । 
मोहकी शल्यने यह उपद्रव करा दिया । मोहकी महिमा 
विचित्र है । 


बर्णी-प्रवबचन समयसार 


भइया | जिस समय राम व रावणका युद्ध हुआ तो रावण 
का चक्र लक्ष्मणके हाथमे भ्रा गया तो रामने कहा-पुभे तुम्हारा 
चक्र नही चाहिये तुम तो मेरी सीता लोठा दो पर अभिमानी 
रावणने कुछ ध्यान नही दिया । और जिस समय सीताको 
रावण उठा ले गया तो रामने मोहमे पागल हो करके 
वृक्षोसे सीताका पता पूँछा । बताइये तो इतने बडे महा- 
पुरुष और मोहने उत्तकी कसी विचित्र दशा की ? 
और फिर जब रामचर्द्रजीने मुनि अवस्थाकों धारण 
किया तो सीताके जीवने नाना प्रकारके रूप धारण करके 
कई प्रकारके उपद्रवः किये | परन्तु जब राम मोहबिजयी 
हो गये थे तो उन्हे कौन डिगा सकता था। तो ससारमे 
जितने दुख है वे सब मोहसे ही होते है इसलिये इसे ही 
जीतने का प्रयत्न हमे करना चाहिये । 


(सागर ३०-३-५२) 


आत्मा-ससयंसा। २ --- 


जीवकी पर्याय जीवमे हुआ करती है और पुदंगलकी 
पर्याय पुद्गलमे हुआ करती हैं। जीवका आश्रय पाकर 
पुद्गल द्रव्यमे व्याप्य-व्यापक भावसे परिणमत होता रहता 
है । पुदगल और जीव दोनो ही परिणमनशील है । यदि 
हम एककों भी परिणमनशील न माने तो ससारका 
अभाव हो जावे । 


जीव पुदू्गलको कर्मरूपसे परिणमा देता है। यदि 
पुद्गलमे कर्मरूप होनेकी ताकत नहीं होती तो उसे कौन 
कम रूप परिणमा सकता था। निभित्त पाकर जीव और 
पुदगल दोनीमे परिणमन होता रहता है। यह परिणमन 
जुदा जुदा रहता है। जीवमे रागादिक होनेका कारण 
पुदंगल विपाक है। शका है कि रागादिक दोनोके होता 
है, एक जीवका होता हे और पुद्गलका अलग होता है । 
परन्तु इसका समाधान यह है कि जैसे दर्जी ने श्रछ्यार 
बनाया तो अछारकी क्रिया अछारमे ही हुई, दर्जीके हाथ 
की क्रिया हाथमे हुई । वह अ्रछारमे नही गई । इस प्रकार 
रागादिक दोनोमे नही होते वरन सिर्फ जीवमे ही राग-द्वेष 
हुआ करते है । परन्तु ये औपाधिक हैं यह बात जब जीव 
जान लेता है, छोड देता है । रागादिकका निमित्त पाकर 
पुद्गल कर्मरूप परिणत हो जाते है। व्यवहारसे देखो तो 


[ १६ 


५ 
जीव और कममे बन्धे पर्याय हो रही है, विभिन्नता है 
हो सकती । परन्तु यदि निशुचयनयकी दुष्टिसे देखो तो 
जीव ओर पुदूगल पृथक पृथक है । 


द्रव्याथिकनयकी अपेक्षासे विचार करो तो जीव 
अ्रबद्ध है। और पर्यायाथिक नयकी अपेक्षा देखो तो जीव 
बद्ध है । जो ऐसा जान लेता है वही मोक्षगामी होता है । 
भगवान्‌ने दो नय कहें है। व्यवहार नयकी शअ्रपेक्षा श्रात्मा 
रागी-हेषी है, मोही है और निर्वयनयकी दृष्टिसे देखी तो 
आत्मा अखड है, अचल है, अभेद्य है, स्वसवेच्य है । 
विव्वको जानने वाला केवलज्ञानी है। वह तीनो लोकोके 
पदार्थोको ज्ञानमे देख रहा है पर हम मतिकज्ञान श्रुतज्ञान 
से थोडा बहुत इन्द्रियजन्य ज्ञान आप्त कर लेते हैं, पर 
उसमे मोह न लाना ही बुद्धिमानी है। ज्ञान तो सतत 
होता ही रहेगा वह हठने वाली वस्तु नहों है। समयसार 
मे अखिल नयोका पक्ष मिट जाता है। नय कुछ नही 
विगाड सकता । 


विकल्प शात होनेका नाम ही समयसा र है। इसकी प्राप्ति 
प्रथम तो श्रुतज्ञानसे व शास्त्रसे आत्माका ज्ञान करनेसे 
होती है । आत्मा ज्ञानस्व्प है । इन्द्रिय या अनिन्द्रियसे 
मतिज्ञानके द्वारा पदार्थोका निमुचय करना पडता है। 
वह बुद्धि हम पर पदार्थों की ओर लगाये हुए है । वहाँ से 
दृष्ठि हटावे और आत्माकी ओर लगावे तो हमारा 
कल्याण हो जावे । 

भदया ! एक लड़का था। वह सातवी कक्षामे पढता 
था । उसकी परीक्षा लेनेके लिये इन्स्पेक्टर श्राया | वह 
लडका बहुत चतुर था परन्तु उसने इन्स्पेवंटरके प्रश्नोके 
उत्तरमे कहा कि मेने पढा ही नही है, मै क्‍या उत्तर दूँ । 
अध्यापक को रोष आगया और उसे एक थप्पड़ मार 
दिया तथा इन्स्पेक्टर भी क्रोधित हुआ । अन्तमे लडकेने 
कहा कि हम तो कुछ पढे नही हैं छोटेमे इतना जरूर 
पढे थे कि क्रोध नहीं करना चाहिये, पर श्राप सब यह 
भी नही पढे । 

यदि हमले शास्त्रोका अध्ययन किया और क्रोध 
नहीं छोडा तो शास्त्र पढनेमे हमने निरथेक समय बरबाद 
किया । अपनी आत्मासे जो बात करोग्रे वह सच होगी । 


११६ | 


फूठ बातके लिये आत्मा कभी गवाही दे ही नहीं सकता । 
दुनियामे जो बुद्धि लगा रहे हो वहाँ से हटाकर उसे 
अपनी ओर लगा दो । यदि हम श्रृतज्ञानकों अपनी आत्मा 
की ओर लगावे तो कोई विकल्प पेदा हो ही नही सकता, 
क्योकि आत्मा तो एक है। जहाँ दो होते है वहाँ ही 
विकल्प हो सकता है। प्रथम तो सम्यर्दर्शन उत्पन्न करो 
फिर दूसरोका कल्याण करो। यदि दूसरोकी भलाई 
पहले करना चाहोगे तो न उनकाही कल्याण होगा और न 
तुम्हारा ही। केवलज्ञानी विश्वको बाहर मानता है ओर हम 
उसे अपने भीतर मानते है । केवलज्ञानीसे हममे यही अतर 
है । यदि हम यह अतर दूर करदे और आत्मामे जो एक 
है, अलड है विचरण करते लगे तो हमारा ससार शीघ्र 
कट जावे १ ' 


ग्रात्माका ध्यान करो उसीमे सार है। केवलज्ञान 
तो पढनेसे आता है नही, वह तो मोहनीयके अभावसे 
आता है। हमने ससारके पदार्थोको अपनेमे चिपका लिया 
है। उनको छोडो तो कल्याण हो जावे। भइया । 
हमारा काम तो कहनेका है, करो न करो तुम्हारी मर्जी । 

(सागर ३१-३-५२ ) 

पृण्य ओर पाप-- 

अब यहां पुण्य पापके अधिकारका वर्णन है। सच्ची 
बात पूछो तो भइया ! पाप पुण्य दोनो ही स्वाग हे । 
श्रात्मा तो श्रखडपिड है | कुदकुदस्वामी कहते है कि पुण्य 
गौर पाप दोनो ही बुरे स्वाग हैं। न शुभ अच्छा है और 
न अशुभ बुरा है। येतो दोनो ही वेडिया है। चाहे 
सोनेकी हो या लोहे की । परतत्रता तो दोनोमे है। 
स्वाधीनता किसीमे भी नही । 


तब क्या करना चाहिये सो बताते है कि कुशीलका 
खोटा स्वभाव है उससे न तो राग करना चाहिये श्रोर 
न द्वेप ही करना चाहिये। ,यदि हमने उसमे राग वा 
ढंघ किया तो हमारी स्वाधीनता नष्ट हो जावेगी । 
लौकिक दुृष्टात यह है कि यदि कोई स्त्री खोटी है तो 
उससे न तो राग ही करना चाहिये और त द्वेष ही करना 
चाहिये । कर्मप्रकृति जब तक है तब तक तो अपने उदय 
से चारो गतियोमे भ्रमण करावेगा ही । कर्म तो उपद्रव 


वर्णी-प्रवचन समयसार 


ही करते है । उनमे न तो हमे राय करना चाहिये और 
न द्ेघ करता चाहिये। जहाँ हमने ऐसा किया वह्दीसे 
निर्जेरा और सवर जो मोक्षके कारण है शुरू हो जाते है। 


भद्या, मोह है बुरी चीज | रामचन्द्रजी ६ माह तक 
अपने भाईकों गोदमे लेकर मोहमे यहाँ वहाँ पागलसे 
होकर फिरते रहे श्रौर जब उनका मोह गल गया तो 
सीताजीके जीवने कितने उपद्रव किये, पर फिर क्या था ? 
अन्तमे केवलज्ञान हुआ और मोक्ष गये । 


यहाँ इतने झ्रादमी वृद्ध है फिर भी वे ससार की 
चिन्ता करते है मोह करते है। यह लडका मेरा है यह 
पोता मेरा है-- इसीमे अपना अ्रमुल्य समय बरबाद करते 
रहते हैं । वे ही वतावे, इतने दिन तो रहे घरके जजाल- 
में । मिला क्या उनको सुख सो वतावें । आकुलतामे सुख 
तो मिल ही नही सकता । जरा वे इस ओर दृष्टि करे, 
थोडा यह भी करके देख लेवें। इसमे सुख मिलता कि 
नहीं । यदि न करे तो बताइये हम क्या करे ? हमारा 
काम तो कहनेका है सो कह दिया । मानो या न मानो 
आपकी मर्जी । लेकिन इतनी बात जरूर हे कि मनुष्य 
जन्म की सार्थकता धर्म को धारण करनेमे है । 


(सागर १॥४।५२ ) 
संबर-- 
यहाँ सवरका वर्णन किया गया है । सवर याने कर्मो- 
के आने का रुक जाना है। कर्मोका न आना ही सवर है। 
“सत्तवेषु मेत्री गुणिबु प्रमोदम 
इसमे यह भावना की जाती है कि ससारमे किसीको 
दुख ही न हो । इसी प्रकार कर्मोका आना होवे ही नही । 
मोक्षका मार्ग सवर ही है। निर्जरा तो हमेशा होती ही 
रहती है । पर सवर होना कठित है । यदि सवरपूर्वेक 
निर्जया हो तो समझना चाहिये कि ससारका अत निकट 
ही है । सम्यग्शानरूपी ज्योति का जब उदय होता है तब 
ही सवर होता है । आत्माका ज्ञान पर द्रव्यसे भिन्न है 
ऐसा विश्वास कर सम्यग्शान करनेकी आवश्यकता है । 
इससे हमे सच्ची शाति और सच्चा सुख मिलेगा । 


बनारसमे पुराने समयकी बात है। एक बडा भारी 


वर्णी-प्रचंचन समयसार 


मलल श्राया, उसने बतारसके सारे मल्लोकों हरा दिया 
तो राजाकों बडी निराशा हुई और वह लिखने लगा कि 
अमुक व्यक्तिने बनारसके सारे मल्‍्लोको पराजित कर 
दिया । वहाँ एक ६ वर्षीय बालक बेठा था । उसने कहा- 
महाराज एक विनन्ती है कहो तो श्रर्जी कझूँ। राजाने 
कहने के लिये कहा । उसने जवाब दिया कि आप ऐसा 
मत लिखिये कि उसने सारे मल्लोको पराजित कर दिया। 
उसको यह लिख देना चाहिये कि उसने अमुक अ्म्मुक 
मललको पराजित कर दिया । राजाने कहा-- ऐसा कौन 
है जो उसे हरा सके ?' 


उत्तरमे उसने कहा--'महाराजजी । क्‍या इन्ही 
मल्लोने सारे मल्‍लोका ठेका ले लिया है ? मै चाहेँ तो 
उसे हरा दूं । पहले तो राजाने उसे नादान समभा लेकिन 
जब उसकी हठ देखी तो राजातने स्वीकृति दे दी । ७ दिन- 
के बाद कुश्ती हुईं। १ घटे तक वह लडका यहाँ वहाँ 
कंदता रहा सो उतने समयमे उस मल्लको उसने खूब थका 
दिया । अच्तमे मललने उस लडकेको पकड लिया और 
कहा कि बताओ “कहाँ पटकूँ ? वह इस विचारमे ही था 
कि लडके ने उसे पटक दिया और उसपर विजय प्राप्त 
की ! कहनेका तात्पर्य यह है कि सवर करनेका ठेका 
थोडे ही किसीने लिखा लिया है । जिस चाहेको हो जावे। 
चाहे वह गरीब हो, चाहे धनवान हो । चाहे कमजोर हो, 
चाहे बलवान हो । चाहे किसी भी गतिका हो। जैनियों 
ने थोडे ही जेनधर्मका ठेका ले लिया है ? वह तो जीव- 
मात्रका धर्म है । 

सम्यग्द्शन सज्ञी पंचेन्द्रिय जीवके हो सकता है। 
मिथ्यात्व संसारका कारण है । जब सम्यर्दर्शन हो गया 
ससार रुक गया, चलो छट्टी पायी । 


क्रोधादि जो चार कषाये है उन्हे हम अपना मानते 
है। लोभमे राग करते है, द्वेष करते हैं। कुदकुदस्वामीने 
आत्माका लक्षण उपयोग बतलाया है। चैतन्य आत्माका 
लक्षण है और वह हर श्रवस्थामे मौजूद रहता है। 
आत्माका लक्षण क्रोध नहीं हो सकता, क्योकि यदि ऋ्रोध 
आत्माका लक्षण होता तो उसे हर श्रवस्था मे मौजूद रहना 
चाहिये था, पर वह रहता नही है । इससे मालूम पडता हे 


हे है 
[ ११७ है 


कि क्रोध आत्माका लक्षण नहीं है। क्रोध पृथक है, 
उपयोग प्रथक्‌ है। ऋरधमे क्रोध ही होता है उपयोग नही 
होता और जो उपयोग होता है उसमे क्रोध नहीं होता । 
दोनो एक दूसरेके प्रतिकूल है परन्तु उपयोग श्रात्माकौ 
वस्तु है और क्रोध कर्मका औदयिक भाव है। जबतक 
कर्मोदय है उसकी सत्ता है। जब उसका उपशम, क्षयो- 
पशम या क्षय हो जावे तब क्रोध दूर हो जाता है। लेकिन 
उपयोग न तो कर्मके उदयसे होता है और न क्षय क्षयो- 
पशमसे । वह तो आत्माका अभिन्न लक्षण है । 


जब कर्म और कषाय तुम्हारे नहीं है तो फिर उन्हे 
ग्रपना मानकर क्यो उपद्रवः कर रहे हो ” यदि हमारी 
वस्तु हो तो मानना चाहिये अ्रच्यथा काहेको पागल बने 
हुए हो । देखिये दर्पणके सामने कोई वस्तु आती है तो 
वह उसमे ज्योकी त्यो प्रतिबिम्बित हो जाती है। यदि 
उस प्रतिबिम्बको दर्पणका प्रतिबिम्ब माने तो बस्तुके 
हटाये जाने पर उस प्रतिबिम्बको उस दर्पणमे रहता 
चाहिये, पर वह उसमे नहीं रहती इसलिये मालूम पडता 
है कि वह प्रतिबिम्ब दर्षणका नहीं है। इसी प्रकार 
क्रोधादि जो कषाय है वे भी करके उदयसे होते है वे 
आत्माका लक्षण नही है। एक चीज दूसरे की नही हो 
सकती है । एककी सत्ता दूसरेकी सत्तामे नहीं हो सकती । 
ज्ञानमे कोधपना नहीं है। क्रोधमे ज्ञानपना नही है । इस 
वास्ते वे भिन्न है। भेदज्ञान हो जानेसे जब शुद्धात्माका 
अनुभव जीव करने लगता है तब रागद्वेषवश सबर हो 
जाता है। हम पर प॒दार्थोकोी अपनी चीज समभकर 
ससारमे रुल रहे है। आत्मामे श्रनत गुण है वे भी पृथक 
पृथक माने जाते है तब फिर-दूसरी चीजे हमारी कंसे हो 
सकती है। सम्यर्दृष्टिको कसी ही विपत्ति झा जावे तो 
भी वे आकुलताको प्राप्त नहीं करते । जब भेदज्ञान हो 
गया ओर मनमे यह निश्चय हो गया कि मे ज्ञानदर्शन का 
पिंड हूँ । स्वर्ण को कितनी ही तेज अग्निसे जला दो परच्तु 
वह अग्निमे भी सोना रहेगा उसी प्रकार प्रचड़ विपाक 
कर्मका उदय होने पर वह ज्ञानमें विक्ृति नहीं ला सकता । 
हजार कारण-कलाप जुट जावे परन्तु स्वभाव कभी नहीं 
मिठ सकता । यदि बस्तुका स्वभाव मिट जावे तो वस्तु 


११८ | 


कममम 


ही मिट जावे । हजार विरुद्ध कारण जुरटें तो भी हमे 
घबडाना नहीं चाहिये। समभना चाहिये कर्म का विपाक 
ग्राया सो ऐसा देखना पडा और सहना पडा। देखिये 
जब मोहनीय कमंका उदय उतने बडे महापुरुषको आया 
जो इसी भवसे मोक्ष जाने वाला था, अपने भाईके प्रेममे 
पागल हो गया और ६ माह तक उसकी म्ृतकाया को 
लिये यहाँ वहाँ भटकता रहा | 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय मे हम पढते थे ओर बाई- 
जी वहीं थी । एक दिन एक बंगाली विद्वान आया। 
उसने कहा कि बाईजी क्या कर रही हो ? बाईजीने 
कहा--कि भइया ! रोटी बना रही हूँ। मेरा बच्चा 
पढनेकों गया है उसे खिलाऊंगी और मै खाऊंगी ।' वह 
इतना सुनकर चला गया । पासकी कोठरीमे वह श्रकेला 
ही ठहरा था, फिर भी वह कहने लगा कि 'तूँ भी रोटी 
बना अपने बच्चो को खिला-देख ये भूखे हैं। बना जल्दी 
रोटी बना । बाईजीने सोचा कि इसके साथ तो कोई 
औरत है नही यह किससे रोटी बनानेके लिये कह रहा 
है । उन्होने पूछा कि 'क्यों जी ” किससे रोटी बतानेकों 
कह रहे हो ?” उत्तरमे उसने कहा कि "मैं अपनी स्प्रीकी 
फोटोसे कह रहा हूँ । बाईजी ने कहा कि 'मूखे तृ इतना 
भी नहीं जानता कि कभी अजीव भी रोटी बनाता है ।' 
सो तो मे भी जानता ह-उसने | कहा तो कहनेका 
तात्पयं यह है कि हम समभते है कि ऐसा करता बुरा है 
तो भी हम उसे धघकाये चले जाते है। यह कल्याणकारी 
बात नही । 

सम्यर्दृष्टि यह समभते है कि जितते ये पुत्र पौत्र आदिक 
है वे सब अन्य है। आत्मज्ञान नही होनेसे हम सब पागल 
होरहे है। अ्रचण्ड कमंका उदय हो तो हमे भूगतना 
पडेगा । सम्यग्दृष्टि जीव प्रचण्ड कर्मके उदय होने पर न 
ढेष करता है और न राग करता है । 


शुद्धात्माकी प्राप्ति होनेका कारण भेदज्ञान है। 
पन्नालालजी बहुत लोभी वा द्रोही आदमी थे पर ज्ञानवान 
थे सो उन्होने अन्त में मुन्ति अवस्था प्राप्त करली थी। 
ज्ञान कभी न कभी काममे झा ही जाता है । 


काम तो सब करना ही पडता है पर अ्रभिप्राय वही 


वर्णा-प्रवत्त समयसार 


रहता है । निमंल भाव वालेके ज्ञानमय भावसे ज्ञानमय 
भाव होता है, रागद्पकी सत्ताका निरोध होजाता है 
ओर शुद्ध श्रात्माकी उपलब्धि हो जाती है । 

योग दो प्रकार के होते है (१) शुभयोग (२) 
अशुभयोग । यदि दोनो ही मिठ जावे तो मोक्ष हो जावे । 
योग जबतक है तबतक शुभ और अ्रशुभ योगके मूल 
कारण रागह्वेष है। उसमे वर्तमान जो श्रात्मा है उसको 
दृढ़त्तर भेद-विज्ञान है भ्रत"' उससे आत्माको श्रात्माके द्वारा 
आत्मासे रोके । 


भइया ! घोडेकी लगामको पकडकर दूसरी दिशा 
बदलनेके लिये पहले लगाम खीचनी पडती है| उसे फिर 
दूसरी ओर मोडना पडता है। इसीप्रकार पर पदार्थोकी 
तरफसे मनकों रोककर फिर शुद्धज्ञान दर्शनकी भ्ोर 
मुडना चाहिये | जो मनुष्य समस्त कषायोसे विमुक्त होकर 
श्रात्मामे तललीन होते है उन्तके कर्मका बन्धन नहीं 
होता है । 

कृषाय रुक जावे तो योग श्रपतते श्राप रुक जावे। 
कथाय नष्ट हो जाती है परन्तु योग वतंमान रहता है तो 
भी उसमे कर्माभावकी शक्ति नहीं रहती। योग तो 
मिथ्यादृष्टिके रहता है और सम्यर्दृष्टिके भी रहता है। 
परन्तु कषायसहित योग होनेसे मिथ्यादृष्टि कषायरहित 
होकर केवलज्ञान भी प्राप्त कर लेते है। पर उसके 
रहनेसे जगके कल्याणार्थ उपदेश देते फिरते है । 


आदिताथ भगवानके दो स्त्रियाँ थी और १०० लडके 
थे | परन्तु जब तपस्याके हेतु घरसे बाहर निकल पड़े 
और केवलज्ञान होगया तो इसके उपरान्त दुनिया भरका 
परिग्रह रचा गया। समवसरणकी रचना की गई पर 
मोह न होनेसे उतनी वस्तुएँ कुछ न बिगराड सकी । 

कर्मके श्रभावसे युक्त यह आत्मा एक आत्मामे ही 
विचरण करता है। श्रात्मा पर पदार्थसे भिन्न है। चतन्य 
चमत्कार युक्त आत्मा सब पर पदार्थोकों त्याग देता है 
तो वह शीघ्र ही कर्म नष्ट करके मोक्ष प्राप्त करता है । 

यदि मिथ्यात्व होगा तो कर्म होगा और इसके 
विपरीत यदि सम्यग्दर्शन होगा तो न कम होगा न राग होगा 
भ्ौर न ससार ही होगा | भेदविज्ञान की तब तक साधता 


वर्णी-प्रवचन ससयसार 


करो जबतक कि ज्ञान ज्ञानहूप न हो जावे । जो सिद्ध 
हुए है वे भेदविज्ञानके द्वारा ही ओर जो असिद्ध है वे 
भेदविज्ञानके अभावके कारण | शुद्ध आत्माकी उप-लब्धि 
करके सवर होता है तथा भेदविज्ञानसे शुद्ध आ्रात्माकी 
प्राप्ति होती है। भेदविज्ञानसे राग-समुद्र शान्‍्त हो जाता है 
यदि है भव्य-जीवो ! तुम अपना कल्याण करना चाहते 
हो तो भेदविज्ञानको प्राप्त करनेका प्रयत्न करो | 


भाइयो ! कल्याणका जो मार्ग आचार्यों ने बताया है, 
उस मार्गुका आप अवलम्बन करते नही हो । विभूतिकोी 
विडस्बनाको प्राप्त कर रहे हो । श्राप स्वयं तो समभते 
नही दूसरेकी समभाते फिरते हो । + 


अगर आध्यात्मिक विद्या न पढी जावे तो आत्माकी 
सच्ची शान्ति व सुख प्राप्त नहीं हो सकता । विद्याके 
चमत्कार देख लो । साइनसने ऐसे चमत्कार कर दिये 
जिन्हे हम मानते है, समभते हैं, पर क्या जनता सुखके 
मार्ग पर है ? मुझे तो मालूम है कि जैसे परिग्रहकी वृद्धि 
होती है वैसे ही आाकुलता बढ जाती है। और जहाँ 
भ्राकुलता रहती है वहाँ सुख हो ही नहीं सकता। 
झ्रात्माका कल्याण आध्यात्मिक विद्यासे ही हो सकता है । 
यदि हम आज अपनेको देखने लगे तो हमे ससार दिखने 
लगे | अपना हित करो ससारका हित हो जावेगा । पर 
हम ऐसा करते नहो है । हमारी तो ऐसी प्रकृति होगयी है 
कि हमे बिना दूसरेकी श्रालोचना किये चेन नहीं पडता । 
समस्त प्राणियोमे समताभाव धारण करो। समताभाव 
सम्पूर्ण आचरणोमे उत्कृष्ट श्राचरण है । ' 


राज्य तो वह कहलाता है जिसमे धर्म श्रर्थ काम ये 
तीनो पुरुषाथं अविरोध रूपसे चल रहे हो । धर्म उसे 
कहते है जिससे स्वर्ग व मोक्षकी प्राप्ति हो। इसके 
विरुद्ध जो फल देवे वह अधर्म कहलाता है। अरे हाय 
रे हाय !' जेनोकी बडी दुर्देशा है। क्या करें सब 
जाति वाले बडी बुरी निगाहसे देखते है--ऐसा हम कहते है 
परन्तु हम तो दावेके साथ कहते है कि यदि आज अपने 
धर्मकी आज्ञाका पालन करो। बुरी दृष्टिसे देखता तो दर 
रहा सारा ससार तुम्हारे पैरो पर गरिरेगा, तुम्हारी पूजा 
करेगा । । 


| 


क 


। 
[ ११६ 


भाई ! उशना प्रज्ञा पता है जो नियम कर लेता है । 
हमारा मोह तो क्षीण नही हुआ । हमारा आप पर कंसे 
प्रभाव पड़े ? और आप केसे मोह छोडे । यदि हम 
किसी भी नियम पर अमल करने - लगें तो हम दूसरेको 
अमल करनेके लिये कह सकते है अन्यथा नहीं। इसके 
बाद १२ भावनाझ्ोका वर्णन इसमे है । कहते है कि है 
भव्य ! भावशुद्धिके लिये भावनाओश्ोका चिन्तन करो 
हम और आप रातदिव मोह कर रहे है। हम अपने 
बच्चोको पढाते हैं--- 

राजा राणा उछन्नपति हाथिन के असवार । 

सरना सबको एकदिन अ्पत्ती श्रपनी बार ॥ 


६-६ वर्षके बच्चोको तो पढाते हैं पर जो हमको 
पढ़ता चाहिये सो हम पढते नहीं | हम ख्याल नही करते 
श्र अपनेसे बच्चोको चिपटाये रहते है। द्वादशातुप्रेक्षा 
मुक्ति मन्दिरकी सीढी है । 


सबसे पहले अनित्य भावनाका वर्णन किया गया है । 
हम इन्द्रियोके सुखोभे लीन है। विचार किया जावे तो 
ससारमे जितने सम्बन्ध है वे सब विपत्तियाँ ही है शोर 
सबकी सब नीरस है उनमे कोई रस नही । 


' एक समय एक साधु के पास एक बच्चा पढ़ता था 
वह बहुत ही भक्ति किया करता था और रोज' 
आ्राया करता था। कुछ कालके ' उपरान्त उसकी सगाई 
हुई और वह २-४ रोज पढने नजा पाया तथा जिस 
दिन वह वहाँ गया तो साधुने पूछा क्यो भाई कहाँ गये 
थे” ? उत्तर दिया--महाराज आपकी सगाई थी।' 
साधुने कहा--बिठा, हमारे से गया |, 

थोंड़े दितो बाद उसकी शादी हुईं | सो १०-१५ दिन 
फिर साधुके यहा नहीं गया । जिस दिन वह साधुके पास 
पहुँचा सो साधुने पुनः पंछा | --'क्यो बच्चे कहाँ गये थे । 

उसते कहा--'महाराज आपकी शादी थी ।* 

महाराजने कहा---अपने माता-पितासे गया । 

कुछ दिनो बाद उसके बच्चा हुआ तो साधु ने 
कहा--अब तू अ्पनेसे ही गया ।' 

फिर अश्रपने शरीरकों छोड़कर अपते बच्चोकी चिन्ता 


१२० | 


होने लगती: है । अपना कल्याण करो !. कहाँ के लड़के 
कहाँ के बच्चे ? 

दरीर रोगोका मदिर है। जरा यौवनका घर है । 
जीवनका मरण होता ही है । जिसने जन्म लिया है वह 
अ्रवश्य ही मौतको प्राप्त होगा । जो पदार्थ पुण्योदयसे 
आते है वे पाप होने से विलयमान हो जाते है । एक घटेमे 
२५०००) का लाभ हो जावे या घाटा पड जावे । 
तत्त्वदृष्टिसि विचार करो ये न पहले तुम्हारे थे और न 
अब भी तुम्हारे है। यदि ऐसा निश्चय हो जावे तो न 
दुख हो भर न सुख । 

जिस समय रावण मरते लगा तो रामचन्द्रजीने 
लक्ष्मणसे कहा--कि “रावण सबसे बडा नीतिज्ञ है जावो 
कुछ शिक्षा ले आवो ।” लक्ष्मण गये और रावणके सिर- 
हाने बेठकर पूछने लगे परन्तु रावणने कुछ भी उत्तर 
नही दिया । 


लक्ष्मण लोट आये । रामचन्द्रजीने फिरसे कहा कि 
जाकर उसके पैरोके पास बैठकर पूँछना । लक्ष्मण गया 
ओर उसने पूछा तो रावणने उत्तरमे कहा--- 


फकरले सो काम, भजले सो राम । 


स्पष्ट करते हुए उसने कहा कि मरलेके पूर्व मैने 
विचार किया था कि मै नरकसे लेकर स्वगंतक सीढी बना 
दूँगा तथा समुद्रके पानीको मीठा कर दूँगा । पर जो काम 
हो जावे सो ही काम है । 


(सागर २४१५२ ) 


अप्रथिर पर्याय-- 


ससार स्थिर नही है । न भाग्य किसीका साथी होता 
है । जिसको सुबह राज्याभिषेक होना था, क्‍या मालूम 
था कि उसे सुबह जगलको जाना पडेंगा । 


एककी लडकी की शादी हुई । सो भोंवर के समय 
लडकी सो गई। उसकी माताने श्राकर उसे जगाया। 
जागकर उसने अपनी मातासे कहा कि मैंने स्वप्तमे देखा 
है कि मै विधव! हो गई हूँ । माताने उत्तर दिया कि इस 
अवसर पर ऐसे अशुभ विचार नहीं करना चाहिये। 
भाँवरको जब लड़का आया तब उस समय उसका सिरददें 


के 


वर्णा-प्रवचन समयसार 


करने लगा, परन्तु समय चूक रहा था इसलिये लोगोने 
उसकी भाँवर पडवा दी । सुबह उसका देहान्त हो गया । 
क्या होता था, क्‍या हो गया । जिस प्रकार समुद्रभे लहरे 
उठती हैँ उसी प्रकार कमके उदयसे हमारी पर्याये बदलती 
रहती है । इन पर्यायोको हमे अपना नहीं समझना 
चाहिये । हि 


आयुकोी कोई रोकने वाला नहीं, जब किसीकी मौत 
भरा जाती है फिर उसे बचानेमे कोई समर्थ नहीं। परन्तु 
हम इतना तो कर सकते है कि झ्ायु ही न मिले । यौवन 
और धन स्वप्मके सदुश है । जब नीद खूले तब ही सारा 
मजा किरकिरा हो जाता है। इसी प्रकार जबतक शुभ 
कर्मका उदय है तबतक यह सुख है । नही तो एक क्षणमे 
विलय जाता है। द्र॒व्याथिक नयकी अपेक्षा सब पदार्थ 
स्थिर है। और पर्यायाथिक नयकी अ्रपेक्षा सव पदार्थ 
अस्थिर हैं। इसलिये पर्यायमे जो चीज प्राप्त हुई है 
उसका अ्रभिमान करना व्यर्थ है । 


ज्ञान ससान न झात-- 


यदि मोक्षकी इच्छा है तो ज्ञान गुण प्राप्त करो। 
यदि जीव ज्ञानसे रहित है और वह बहुत-सी क्रियाएँ 
भी करे तो भी उसे मोक्ष प्राप्त नही हो सकता । मोक्षमे 
जीव विषयसे विरक्त हो जाता है। यदि पॉँचो इच्द्रियोके 
विषयोमे आनन्दका अनुभव हो तो समभना चाहिये कि 
ससार है और यदि आनन्द नहीं आवे तो मोक्ष है । बस 
इतना ही विज्ञान है । यदि मोक्ष-प्राप्तिकी आकाक्षा हैं तो 
विज्ञान प्राप्त करो । ऐसा कौन मृढ है जो यह नहीं 
समभता कि ये पाँचो इन्द्रियोके विषय है, इससे विरक्त 
होना ही मोक्षका कारण है । हम इन विषयोमे ऐसे फंसे 
हुए है कि न तो माता-पिताको समझते है और न धर्मका 
आचरण करते है । ये तो सब ठीक ही है, हम स्वयको 
भी नहीं गिनते । 


बनारसमे जब हम पढते थे, उस समय फारसके ताटक 
सर्वेप्रिय थे। वहाँ 'हजीरे हिसर' नाटक आया । हमारे 
शास्त्रीजी ने कहा,> नाटक देखने चलो, श्रच्छा नाटक 
आया है ।' 


वर्णी-प्रवतन ससयसार 


हमने कहा-- शास्त्रीजी, आपने तो पुस्तकोके सिवाय 
कुछ देखा नही, आपको क्यो कर इच्छा हुई ? और फिर 
वहाँ हम +5) ।) के दिकठ पर जा नहीं सकते । वहाँ 
तो बीडी फीडी पीते है । हमे वह॒धुओ बहुत बुरा लगता 
है । हम तो ३) रुपयोके टिकट पर चलेंगे पर हमारे पास 
तो पैसा है नहीं ।' 

शास्त्रीजीने उत्तर दिया--“चलो, तुम्हे हम ऊँचे 
टिकिट पर ले चलेगे और टिकटके पैसे हम दे देगे ।' 


हम देखने को गये । वही हमारे पास एक आदमी 
बेठा हुवा था। उसने एक कागज पर कुछ लिखा और 
सामने जहाँ रात्ती अपना पार्ट कर रही थी उसके पास फैक 
दिया । रानी का पार्ट एक स्त्री ही कर रही थी । उसने 
उस कागजको उठाया और उसे पढा । फिर उस कागजके 
कई टुकडे कर पेरोसे मसल दिया । 


जब मनुष्यने यह देखा तो उसने छुरा निकाला और 
अपनी आत्महत्या करली। उसने कुछ विषय सम्बन्धी 
हो बात लिखी होगी । और उसकी अवहेलना देखकर 
अपने प्राणाज्त कर लिये । ससारके दुखके कारण इन्ही 
विषयोकी आकाक्षा है। विषयमे जो रस है, वही संसार 
है। विरस ही मोक्ष है । यही देख लो, दूर जाने की 
आवश्यकता नहीं। अभी, इसी समय मोक्ष देखने को मिल 
जावे । 


मनुष्य सब क्रियाओको कर डाले, महातप भी सहन 
कर ले, लेकिन ज्ञान यदि न होवे तो तीन कालमे भी 
मोक्ष नही हो सकता है। सारे श्न्धे मिल जावे और 
कितना ही प्रयत्न करे तो भी वे निर्दिष्ट स्थान पर नहीं 
पहुँच सकते है। सहजबोध की कलासे मोक्ष सुलभ है। 
ज्ञानमे रत हो जावो, सनन्‍्तोष करो, आत्मा ज्ञानके बराबर 
है। ज्ञान ही आत्मा हे । देखिये अ्रग्निभि उष्णता रहती 
है, जिस समय उष्णता नहीं उस समय अग्नि ही नहीं 
रहती । इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञात है। 
आत्मामे सन्‍्तोष करो। सागरमे कई प्रकार की लहरे 
आती रहती है। सारा विश्व ही ज्ञानमे श्राता है। 
तू दीनकी तरह उनके पीछे दौडता फिरता है । जिस 
दित तू उसे छोड देगा तेरे पीछे वे दौडते फिरेगे। 


[ १ रह 


इसलिये हमेशा आत्मामे रत रहो। इतना ही कल्याण 
मार्ग है, इसलिये ज्ञानमात्रमे सन्‍्तोष करो। ऐसी कौनसी 
चीज है जो ज्ञानमे न श्राती हो ? दुख भी ज्ञानमे आता 
है, सुख भी ज्ञानमे श्राता है। ज्ञान तो पीछा छोडता 
नही ओर तुम ज्ञान को जानते नहीं । 


पानी गर्म हो गया । ज्ञानसे हम जान लेते है कि यह 
अग्तिके सयोगसे इस पर्याय को प्राप्त हो गया है। यथार्थ 
में इसका स्वभाव शीतलपना है। यह क्रोध है--यह भी 
शान बताता है इसलिये ज्ञानमे सतोष करो और इसीका 
अनुभव करो । उसीमे तृप्त रहो, उससे श्रागे कोई चीज 
नही । यदि तुम श्रात्मामे रत हो जाओ, उसीमे सन्तोष 
करो तथा उसीमे तलल्‍लीन हो जावो तो तुम्हे सुख 
मिलेगा । और वह सुख न तो किसीसे पूछता पडेगा और 
न कोई बता सकेगा । वह तो आत्मा की वस्तु है और 
श्रात्मामे ही अनुभवन्त की जाती है । 

जब आश्राँखमे मोतियाबिन्दु पड जाता है तो आँखसे 
दिखना बन्द हो जाता है। परन्तु जब इसे निकाल कर 
फेक दिया जाता है तो श्राखसे अपने श्राप दिखाई देने 
लगता है। किसीसे पूछता नहीं पडता कि हमे दिखाई 
देता है--या नही । 


एक नवीन बहुके गर्भ रहा तो उसने अपनी सासुसे 
कहा--कि जब बच्चा पेंदा होने लगे तब हमे जगा देना ।' 

सासुने कहा - तुम्हे जगानेकी जरूरत नही पड़ेगी 
तुम स्वय सारे मोहल्ले को जगाझ्ोगी । इसी प्रकार यदि 
तुम कषाय को छोड दो तो तुम्हे सुख या आनन्द होगा 
वह तुम्हे किसीसे पूछता न पड़ेगा । 


ज्ञानी जीव परपदार्थ को ग्रहण नहीं करता । क्या 
करे, समय ही ऐसा आागया है । लोग इसको ढोग समभत्ते 
है। प्राचीन कालमे हजारो मनुष्य घरसे विरक्त हो जाते 
थे, वनमे निवास करते थे, वही पर लडको को पढाया करते 


थे। परन्तु हम सब ही विषयभोग चाहते है, यदि दुखी 


न हो तो क्या हो ” बीसो कथाएं हमे बिता मुल्य शिक्षा 
को मिलती है, पर श्राजकल तो सस्कृतभाषा भी बिना 
रुपये खर्च किये नही मिलती ! सच्ची शिक्षा तो वह है 
जो दुख को दूर करे और सुखकों उपजावे । यदि किसी 


रे 


१२२ |] 


को १०००) माहवार मिलते है तो उसे १००) खर्च 
करने चाहिये ओर ६००) शिक्षादानमे देना चाहिये । 
वर्तमान समयमे तो शिक्षासे रोटी कमानेकी इच्छा की 
जाती है, कल्याण कंसे हो * 

धनका तो दान हो सकता है पर कषाय का तो त्याग 
ही करना पडेगा । ज्ञानी विचार करता है जो जिसका 
'स्व' है वही उसका धन है और उसका वह स्वामी है । 
आत्मा का परिग्रह आत्मा ओर ज्ञान का परिग्रह ज्ञान है । 
ज्ञान कोध नहीं हो सकता और क्रोध ज्ञान नही हो 
सकता । परपदार्थ हमारे नहीं है--ऐसा समझकर वह 
प्रपदार्थों को ग्रहण नही करता है। जसा मैं हूँ वेसे ही 
भगवान्‌ है। भगवान ने परपदार्थ छोड दिये हैं और 
हमने परपदार्थ ग्रहण किये है, इसलिये हम सेवन 
करने वाले कहलाते है और हम सेवक भी बने हुए है। 
मालिक बनना हो तो अभी बन जावो, जो भगवानके 
चरणोमे सिर रगडना पडता है वह छट जावे, सिर्फ पर- 
पदार्थोका त्याग कर दो । हम क्यो हमेशा हलके बने 
रहे ? 

यदि परपदार्थ को हम ग्रहण करें तो वह हमारा 
'स्व/ होगया ओर हम इसके स्वामी हो गये, तो हम 
अजीव हो जावेगे । तो क्यो अपने आप अ्रजीव बनत्ते 
फिरते हो ? तुम तो एक टकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव 
आत्मा हो, ज्ञान ही तुम्हारा है। तुम ज्ञानके स्वामी हो । 
अतएव तुम्हे परद्रव्य को ग्रहण नही करना चाहिये । 

एक सम्तयका कथानक है कि एक क्षत्रिय और वेद्य मे 
लडाई हुई । क्षत्रियकोी वेश्यने हरा दिया और उसकी 
छाती पर आगया । उसी समय क्षेत्रियने पुछा--तुम 
कौन हो ?' 

वैश्यने उत्तर दिया--ै तो वेश्य हूँ ।' 

क्षत्रियने ऐसा सुनते ही साहसपुर्वक उसे नीचे कर 
दिया । इसी प्रकार जब हमे मालूम पड जाय कि कर्मे- 
कृषाय तो परपदार्थ है ओर वे हमे ससारमे नावाप्रकार 
के कष्ट दे रहे है तभी हम उन्हे पराजित कर सकते है । 
लेकिन यदि हम समभोे ही नहीं तो हमारी गलती 
है । नेता जो होते है या तीर्थंकर जो होगये है, वे 


वर्णो-प्रवचन समयसार 


हममे से ही हुए है। उनके नाम लेतेसे कोई लाभ नही, 
उन सरीखे काम हमे करने चाहिये । यदि हम ऐसा करें 
तो हम भी नेता या तीथंकर बन सकते है। आज ही 
हमारा कल्याण हो जावे । हम श्राज ही बन तीर्थंकर जावें, 
थोडी इस ओर दृष्टि करने की श्रावश्यकृता है । 


हमारा यह निश्चय हो जावे कि ये सारे पदार्थ हमारे 
नही है, चाहे कुछ भी हो जावे हमारा तो एकमात्र टको- 
त्कीर्ण ज्ञान ही है। मनुष्य मोहके आधीन होकर विकल्प 
करते है कि अरे हम क्या करे-हमारे बच्चे हैं, यह 
गहस्थी है, सभी विगड जावेगी। पर ये तो सब पर- 
पदार्थ है । इनकी तुम्हे क्यो चिन्ता है ? परपदार्थ तो 
हमारे 'स्व' नही हो सकते, न हम उनके स्वामी ही हो 
सकते है । 

धर्म-अधर्म, खान-पान ये चार पदार्थ है। इनके 
सिवाय कोई पॉचवी वस्तु नही । सम्प्दृष्टि जीव न तो 
घ॒र्म को चाहता हैं और न अधर्म को पसन्द करता है। 
प्रिग्रह नाम बाह्य वस्तुश्नो का नही है, अपितु भ्न्तरजूमे 
'यह मेरी है' ऐसा भाव रखना ही परिसग्रह है। राग द्व्ष 
आर मोह परिग्रह ही है--इतका त्याग किये बिचा पर 
का त्याग नहीं होता । हम अपनी इच्छासे जो भोग 
भोगते है उनसे शरीरकी ही पुष्टि होती है । आत्मा पुष्ट 
नही होता । धर्मसे हमें काम या अर्थक्ती सामग्री भराप्त 
होती है । पर अर्थ तो श्रनर्थ की जड है ओर काम बरी 
है श्रतः इनका कारण धर्म भी त्यागने योग्य है । 

ज्ञानी पुरुष जो हैं वह न तो धर्म को चाहेगा ओर न 
प्रधर्म को । इसी तरह उसके लिये खान-पान भी त्याज्य 
है पर कर्मोदय से उसे सब भुगतना पडता है । 

अर्थसे कभी सतोष प्राप्त नही होता । चक्रवर्तकि तो 
हजारो लाखो उपभोग्य वस्तुएं होती हैं। लेकिन वे भी 
उन सबको छोडकर दैगम्बरी दीक्षा धारण कर जगलकी 
ओर प्रस्थान कर जाते है। इससे ज्ञात होता है कि ये 
सब चीजें सुख देने वाली नही है । 

इस परपदार्थों को ज्ञानी जीव ग्रहण नहीं करता 
इसलिये वह श्रपरिग्रही होता है। परिय्रह से शृत्य होता 
हुआ और परपदार्थों के विकल्पों को छोडता हुआ तथा 


वर्णी-प्रवचन सम्रयसा र 


प्रत्यन्त निरालम्ब होता हुआ ऐसा जो सम्यग्दृष्टि पुरुष है 
वह आत्माके सच्चे ज्ञानगुण को प्राप्त करता है । फिर 
ज्ञानीके भोग क्यो होते है ? पुर्वकर्मके उदयसे उसे भोगना 
पडता है। परन्तु वह इन्हे ऋण समभकर चुकाता है । 
इनमे न तो राग करता है, न ढ्ेष करता है । 


ठीकमगढसमे एक बडा भारी व्यापारी था। उसके 
व्यापारसे एक गरीब आदमी साभेदार था । एक समय 
दुर्भाग्यसे उसे व्यापारमे एक लाख झरूपया का घाटा पड़ 
गया। गरीब आदमीने कहा कि हम तो ५० हजार चुकाने 
में असमर्थ हैं पर इतना जरूर कहते है कि तुम्हारा पूरा 
रुपया चुका देंगे । उसने अपनी एक छोटीसी दुकान खोल 
ली। साल भरपे उसे १२५) का लाभ हुआ । उसे वह 
उस सेठके पास जमा करने गया। सेठने कहा कि इस 
दुकानदारी मे कर्ज नही चुक सकता। एक बार और 
व्यापार कर लो । उसने उत्तर दिया--शअरे हम नही करेगे, 
एक बार का ५० हजार तो पहले चकाले, फिर दूसरा 
व्यापार करेगे ।' 


ज 
सेठने कहा--अबकी बार ऐसा करो । यदि नुकसान 
हो तो हमारा और यदि लाभ हो तो आधा कर लेंगे। 
व्यापार किया सो उसमे ३ लाख का लाभ हो गया । उस 
आदमीने अपना हिस्सा लेकर कर्ज को व्याज समेत लोटा 
दिया । उसकी नियत साफ थी, उसमे किसी प्रकार का 
मेल नहीं था। इससे सब काम बन गया । 


इसी प्रकार जब भी कर्मका उदय आवे शान्तिपूर्वेक 
उसे सहन करना चाहिये | किसी प्रकारकी विकलता मनमभे 
पेदा नही करनी चाहिये । 


सेसा-- 


भेया ! भ्रफीमची अफीम छोडना चाहता है, पर वह 
आदत से मजबूर है, वह उसे छोड नहीं सकता । कर्मदिय 
से प्राप्त प्रत्येक वस्तुका समागम जीवको करना पड़ता है। 
जिस वस्तुकी इच्छा हम करे वह प्राप्त नही हो सकती । 
सम्यग्दुप्टि अपने मनभे विचार करता है कि इच्छित चीज 
मिले तो आकाक्षा करें पर मिले ही नही तो आकाक्षा 
काहे को. करे ? 


| १२३ 


कर्मका उदय आने पर सकलेश परिणाम मत करो, कर्म 
तो उपकारी है। विकारभाव तो द्र॒व्यके निमित्तसे हीते 
है। शरीर पर है। इसे हम श्रपना बनानेका प्रयत्न करते 
है। हम कहते है कि यदि वह तुम्हारी चीज है तो उसे 
रख लो पर ऐसा नही है वह सवेदा स्थित नही रह सकता । 
आत्मामे जो खास चीज उत्पन्न होती है वह है रागद्वेष । 
ये विकार परिणाम है, वे आ जावे कोई बात नही । उन्हे 
तिकल जाने दो । संक्लेश परिणाम मत करो। जहाँ 
श्राकुलता है वहाँ सुख नहीं हो सकता । अच्छे या बुरे 
काम की आकुलता दुख देती है, उसे छोडो । 


तीर्थंकरकी कमोदयसे ६ घडी दिव्यध्वनि खिरती है 
तो उसको छोडतेसे समर्थ नहीं तब हमारी क्‍या साम्थ्य 
है ? कर्म खिर जाने पर विकल्प मनभे मत लाओो । ज्ञानी 
जीवके कर्म होता है पर वह परिग्रहको प्राप्त नही होता; 
क्योकि उसमे रागद्वेष नही है। अज्ञानावस्थामे आत्मा कर्ता 
हो जाता है। सम्यर्दृष्टिके कतुत्व नही रहता है पर कर्मके 
उदयसे काम करता है । 

“हर्र लगे न फिटकरी रंग चोखा हो जाय । 

सो कैसे होवे सम्यग्दष्टिके राग होता है न द्वेष । 

ज्ञानी जीव स्वभावसे रागरहित होनेसे कर्ममे पड़ता 
हुआ भी परिग्ह-भावकी प्राप्त नहीं होता। परद्रव्यके 
प्रहणका भाव प्िट गया इसीलिये परिग्रह प्राप्त नहीं 
होता । ज्ञानीके हृदयमे यह बात आ जाती है कि पर- 
पदार्थ मेरे सही है। कीचड से पडा लोहा कीचड़युक्त हो 
जाता है। शौदयिक को छोड सम्यरदर्शनको प्राप्त करो, 
इसी तत्वकों ही ग्रहण करके मोक्ष प्राप्त किया जा 
सकता है । 


एक समय मच्छुड़ अपनी फरियाद लेकर भगवान के 
पास गये कि महाराज ! हमे बडा कष्ट है। हवा हमें 
यहाँ वहाँ उडा देती है। भगवानने दोनोकी हाजिर होने 
के लिये आदेश निकाला, मच्छुड बहुत खुश थे। आज 
उनका निर्णय होने वाला था, बडी प्रसन्नतासे वे भगवानके 
पास गये । थोडी देरमे हवा भी वहाँ आई सो मच्छुड उड 
गये । श्रव निर्णय के से हो । मुकहमा खारिज कर दिया गया 
इसी प्रकार क्रोध और क्षमाकी स्थिति है। लोंग ऐसा 


डे रे द्रै नर 


१२४ | पक 


कहते है कि कध और क्षमा-का वैर है पर वास्तविकता 
यह नही है । क्षमाके सदप्ावभे क्रोषका अभाव सर्वेमान्य 
है । जीव श्रचित्त सचित्त खाते है पर वे उस रूप परिणत 
नही हो जाते है। ज्ञान अज्ञान नहीं हो सकता । ज्ञानी 
जीव भोग भोगता है पर बधका कारण नहीं। बधका 
कारण तो भोगोमे श्रासक्ति बताई गई है। अ्रगर तुम 
श्रासक्तिपर्वक भोगोको भोगोंगे तो बँध जाओगे । 


दो बहरे थे। दोनो भेड चरा रहे थे। एक भादमी 
अ्रपती भेड दूसरेके जिम्मे करके खाना लेनेके लिये चला 
गया । वह लूली थी । वहाँसे वह वापिस आया सो उसने 
कहा हम खाना ले भ्राये है आश्रो खालो। तो दूसरेने 
कहा-- हमने तुम्हारी भेड की ठाग नहीं तोडी हम 
अच्छी चही दे सकते | दोनो एक दूसरे की बात समभकतेमे 
असमर्थ थे इसलिये लडाई प्रारम्भ हो गईं । इतनेमे वहाँ एक 
घोडा वाला आया । दोनो ही उसके पास अपनी फरियाद 
लेकर दौडे और अपनी अपनी बात सुनाई परन्तु वह भी बहरा 
था । उसने समभा ये लोग कहते हैं, कि यह घोड़ा इनका 
है । उसने उत्तर दिया-यह तो हमारी घोडीका बच्चा 
है हमे क्यों चोरी लगाते हो ? श्रब वे जमीदार साहबके 
पास पहुँचे। वह भी बहरा था। रातको उसकी और 
उसकी स्त्रीकी लडाई हुई थी। उसने समभा कि ये 
हमारी लडाईके बारेमे कह रहे है, इससे उसने कहा -- 
इसमें हमारी कोई गलतो नही पटेलनने ही ज्यादती 
की है । 

इसी प्रकार सम्यरदृष्टि बहरे है, वे एक दूसरे की 
बात समभनेमे असमर्थ है। इसका बिल्कुल बनता नही । 
सम्यरद्ष्टि बन जाते तो सब काम बन जाता । सम्यग्दृष्टि 
किसी कर्मकी श्रभिल्ञाषा नही करता। जिनकी भश्रज्ञान 
चेतना मिट गईं वह कर्की इच्छा काहेको करेगा ? 


रत्तों बंधदि कम्मं-- 


रागादिकसे बन्ध होता है । मुनिराजने विचार किया 
कि बन्धकी जड राग है। वे साम्यभाव करके राग 
छोडते है, ऐसे मुनिको नमस्कार है। जब ऊुतान्तवक्र 
सेनापति दिगम्बर दीक्षा धारण करने लगा तो राम- 
चन्द्रजी ने कहा कि यह दीक्षा तो बहुत कठिन है तुम 


वर्णी-प्रवचन समयसार 


इसकी कंसे सहन कर सकोगे ? उसने उत्तरभे कहा कि 
जब तुमसे जिसका गहरा मोह था उसको छोड दिया तो 
हमे यह कोई कठिन नहीं मालूम पडती । 


रागको जान करके हम प्रमादी बन गये है और 
जैसी चाहे क्रीडा करते रहते है । परन्तु ज्ञानके उदयमे 
ये सब नप्ट हो जाते है, रातको नाटक करते समय भले 
ही कोई काला आदमी अपने मुखमे पाउडर लगा ले ओर 
अंग्रेजों का काम करे लेकिन जब दिनको सूर्यका प्रकाश 
होगा तब उसकी पोल खुल जावेगी । 


ज्ञानीका भोजन आनन्द हे, श्राकुलता नहीं। सहज 
अवस्था को प्राप्त होता हुवा वह श्रनाकुल और निरापद 
हो जाता है । धर्म सिद्धान्तके श्रनुसार झ्ाठ वर्षका बालक भी 
सम्यग्दशंन प्राप्त कर सकता है और केवलज्ञानी हो 
सकता है । 


अज्ञानताके कारण हरिण गर्मीके दिनोमे चमकती 
हुई धूलमे जलकी कल्पना करता है और यहाँ-वहाँ दोडता 
फिरता है पर उसे जल नहीं मिलता | अज्ञानताके कारण 
रस्सीको हम साँप समभ लेते हैं सो कोई नुकसानकों 
बात नही । पर हम इंष्टानिष्टकी कल्पना कर लेतें है-- 
वही नुकसानकी बात हे । 


एक मनुष्य था, उसके एक लडका था। एक समय 
उसने हाथीके पैरसे दबता हुवा अपना लडका देखा। 
यथार्थमे वह उसका लडका नहीं था, पर उसे ऐसा भाव 
हुवा कि यह मेरा ही लडका है। ऐसा सोचकर वह 
मूछित हो गया । वहाँ उसका मित्र श्राया और सारी बात 
समभकर वह कुछ गुलाब जल लाया और साथमें उसके 
लडके को लिवा लाया और उसकी मूर्छा दूर की | तो 
प्रज्ञानसे उसे मूर्छा नही आई, पर मोह होनेसे ही उसे मूच्छा 
आ गई थी । यदि मोह न होता और उसका लडका भी 
दब जाता तो भी मूर्च्छा होतेका कोई कारण न था। 
ससारमे सबको मोह ही सताता है। इसलिये इस मोह 
को ही छोडना चाहिये । 


एक धनी पुरुष अ्रपने मालसहित जहाजम जा रहा 
था दुर्भाग्ससे उसका जहाज फट गया और सारा माल 


वर्णी-प्रवचन समय॑सार॑ 


डूब गया । वह पुरुष एक लकडीके सहारे एक किनारे पर 
पहुंचा । उसके पास खानेको तो कुछ नहीं था सो उसने 
सोचा कि चलो एक हुडी लिखे देता हूँ श्रोर उसे शहरमे 
सकार लेता हैँ, सौ रुपया मिल जावेगा जिससे घर जाते 
का साधन बन जायगा । इसलिये उसने एक हुडी लिखी 
और चूँकि कोई आदमी तो था नहीं इसलिये वह स्वय 
ही हुँठी सिकारनेको गया पर उसे कोई पहचानता नही 
था, अतएव किसीने उसे पैसा नहीं दिया । 


उसके नगरको एक बैलो वाला अपने बेल लेकर जा 
रहा थासो उसने खाने पर उसके यहाँ नौकरी कर ली और 
बतंत वर्गरह मलने लगा । जिस समय वह वतन मलता 
था उस समय उसके मनमे यही कल्पना थी कि मे तो 
सेठ हैं, जब नगरमे पहुच जाऊगा तब उसी प्रकार श्रानन्द 
उठाऊगा । इसी तरह हमारा तो विश्वास है कि हमे 
भेदज्ञान हो जावे तो हमे कितने ही उपद्रव आ्रावे पर 
हम सोचते है कि हम तो मोक्ष जावेगे। अरे और सब बाते 
छोडो सातवें नरकके भयानक कप्टोका भी सामना करता 
हुवा वह नारकी जिसके सम्यग्दशंन हो गया है यही 
विचार करता है कि हमे तो मोक्ष जाना है। जैसे किसी 
पुरुषने अपने शरीरमे तेल लगाया फिर धूलमे जाकर कई 
प्रकारकी अस्त्र-शस्त्रक्री कीडाणुं की तो उसके दरीरमे 
धूल लग गईं। पर धूल लगनेका कारण न तो उसकी 
शस्त्रक्रीडा है और न धूल ही। धूल लगने का मुख्य 
कारण उसके शरीरमे जो तेल लगा है, वही है । 


इसी प्रकार मोहसे लिपटा हुवा मनुष्य जो अ्रचित्त 
सचित्तकी बात किया करता है उसे उससे ही बन्ध होता 
है। दूसरे सम्यग्दुष्टि मनुष्य जो रागढ्वेप मोहसे रहित है 
उनके कर्म करने पर भी बन्ध नही होता । श्रत सिद्ध 
है कि उपयोगमे जो राग-देष मोह है वही बन्ध का 
कारण हे । ह 

जो मनुष्य तेलके निमित्तसे धूल रूपी बन्धको प्राप्त 
हुवा था यदि वह अपने तेलको बिल्कुल साफ करले और. 
फिरसे वे ही सब व्यापार करे तो उसे वैसी धूल नही 
लगेगी । इसी प्रकार यदि हमारे उपयोगमे से मोह निकल 
जावे तो हमारे लिये बन्ध न होगा । सम्यर्दृष्टि सिथ्या- 


| ११५ 


दृष्टिके समान सब काम केरल हुव।फंटक्री प्राप्त नही 
होता । इसका मूल कारण उसके रागेंका न होना ही है । 
आदिनाथ वतंमान कालके २४ तीथंकरोमे से प्रथम 
तीर्थंकर थे । उन्होने अश्रपने लडकोकों गोदभे खिलाया । 
विषय सेवत किया । चार गुणस्थानके बाद उनको बन्ध 
नही हुवा तो हमने क्या गलती की जो हमे बन्ध होगा ” 


सम्यग्दृष्टिके बन्ध नहीं होता पर यदि वह इच्छा 
करके काम करने लगे तो उसे भी बन्ध शुरू हो जावेगा । 
इसलिये मोह छोडना ही चाहिये । 'परजीवको मैं मारता 
हैं परजीव मुझे मारते है ।” यह अध्यवसान भाव जिसके 
होता है बह ही कर्मबन्धको प्राप्त करता है । आयुका क्षय 
हो जाता है तो मरण हो जाता है। न तुम किसीकों 
मार सकते हो, न किसीको जिला सकते हो। ये तो 
पर्याय है जो नष्ट हो जाया करती है। यथार्थमे जीव 
तो मरता नही है। ग्रज्ञानी ही यह समभता है कि 
हमारी #पासे ये प्राणी सुख पा रहे है, जी रहे है । 


मनासुन्दरीके पिताने जब अनेकोसे पूछा कि तुम किसके 
भाग्यसे जीवित हो ? तो सबने तो यही उत्तर दिया कि 
आपके भाग्यसे, लेकिन मेतासुन्दरीने कहा कि हम तो 
अपने भाग्यसे जीवित है। इसपर वे बहुत क्रोधित हुए 
झौर उसका एक कोढ़ीके साथ विवाह कर दिया । मेना- 
सुन्दरीका दुढ़ विश्वास था कि यह सब पापके उदयका 
निर्मित्त है। जब पुण्यका उदय होना होगा इष्टकारी 
वस्तुओंका समागम हो जायगा । सिद्धचक्रविधान किया । 
पापोका क्षय हो गया पृण्यका उदय आ गया, तथा सब 
इृष्टकारी वस्तुएँ मिल गईं। श्रीपालका शरीर कंचन 
सरीखा सुन्दर हो गया । 

हमारे ही श्ाँखों देखी एक बात है। खुर्जामे एक 
मुसलमान था उसके एक लडकी थी । उसका निकाह 
एक मुसलमानके साथ पढाया गया। दुर्भाग्यसे उसे 
कोढ हो गया | लड़कोके पिताने लड़कीकों दूसरा निकाह 
पढानेकोी बहुत समझाया पर जब वह तैयार न हुई तब 
उसके पिताने उसे अपने घरसे बाहर निकाल दिया । वह 
लड़की अपने पतिके साथ गाँवके बाहर रहने लगी और उसने 
हिसा करना भर मास खाना छोड़ दिया । हिन्दुओके 


११६ | 


यहाँसे वह भीख मॉगकर लावे और अपने पतिकी सेवा 
करे । उसके अ्रच्छे दिन आये जिससे उसका कोढ ठीक 
हो गया, फिर कुछ चन्दा करके उसने दुकान की । आज 
वही ५० हजार का गृहस्थ है । जब पापका उदय आता है 
तब दुख देने वाली सामग्री अपने आप उत्पन्न हो जाती 
है हममे दूसरा कोई कतृुत्वशक्ति नही रखता । 


छह माह तक आदिनाथ को आहार नहीं भिला, 
इसमे दु.खी होने की क्‍या आवश्यकता ” ससारका यर्ह 
तो ठाठ है । श्रायुका उदय है सो जीता है श्रौर जब 
आयुकर्म समाप्त हो जावेगा सो कोई भी वचा न सकेगा । 

घ॒र्मानुरागके कारण मुनियोने शास्त्रोकी रचना की, 
मोह सब कुछ करवाता हे और हम कहते है कि हम कर 
रहे है, यह ही हमारी भूल है । 

एक समय हम यहाँ से बनारसको जा रहे थे। रास्ते 
मे एक शिकारी मनुष्य मिला। कुछ चर्चा छिड गई तो 
मैते उससे अहिसाके बारेमे बातचीत छेंडी पर वह उसे त 
रुवी । मैने उससे उस दिनके लिये शिकार छोडनेके लिये 
कहा पर उसने उसे स्वीकार नही किया | शोर वह वॉदकपुर 
स्टेशन पर उतर गया । जब हम बनारससे एक वर्ष बाद 
लोॉटे तो कटनी स्टेशन पर वही आदमी फिरसे मिल 
गया । उसने कहा कि अहिसाकी चर्चा छेड़ो । मैने कहा 
कि तुम सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, तुम्हे नहीं 
सुनाते । अन्तमे उसने अपनी सारी कथा सुताई कि उस 
दिन हम यहाँ से जगलमे गये, पर हमे एक शिकार नही 
मिला | धर जाकर अपनी स्त्रीसे कबूतर मारने को कहा 
पर उसने अस्वीकार कर दिया। फिर उसने वबरचीसे 
कहा, उसने भी मना कर दिया । फिर उसकी हिम्मत 
नहीं पडी कि वह अपने हाथसे कबृतरकों मार दे | इस 
प्रकार आज एक वर्ष व्यतीत हो गया, पर हमने शिकार 
नहीं किया । इसलिये श्राज शिकार न खेलनेकी प्रतिज्ञा 
लेता हें । क्‍ । 
पाप छोड़ दे तो हमारा कल्याण हो जावे। पाच 
पाप छोडता चाहिये । बाह्य वस्तु बधका कारण नही, 
जीवका उपयोग ही बधका कारण है। यदि ऐसा है कि 
बाह्य वस्तुसे बच्चन नही होता तो बाह्य वस्तुओको छोड़ने 


वर्णी-प्रवतच्तन समयतसार 


का उपदेश क्यों देते है ” अध्यवसान भाव बिना पर 
पदार्थों के नहीं हो सकता। बाह्य वस्तुका आश्रय तो 
लेना ही पडता है । 

पंच समितिसे मुनि यदि चर्या करे तो उसे बंध नहीं 
होता भले ही उससे किसी जीवका हनन हो जावे । 


कषाय या श्रध्यवसात--- 


अध्यवसान भाव जो होगा सो वस्तुको प्रतीत करके 
होगा। ससारमे सिर्फ एक वस्तु है जिसे भोगा जा सकता है। 
वह है पुदुगल । पाँची इन्द्रियोके विषय पुदुगल ही है। 
मैं किसीको सुख पहुंचाता हूँ, दुख पहुचाता हूँ, मारता हैं, 
जिलाता हँ--ये सब आ्राकाशके कुसुमके समान असत्य हैं । 
हम कया करे हमारा भाई तो मानता नही, कुटुम्ब मानता 
नही, नहीं तो हम यह सब त्याग कर देते । शरे उन्हे 
मनानेसे कुछ न होगा । तुम स्वय मान जाओ तो सब काम 
बन जावेगा । देखो तो हम कैसी २ इच्छाएं करते है, 
यदि वे इच्छाएँ पुरी हो जाती तो कोई बात नही धी पर 
वे इच्छाएँ तो पूरी होती नही हे । 


रागद्ेप मोह न होवे तो बध नहीं हो सकता । भले 
ही सब प्रकारके कर्म करना पडे। लोग कहते है कि 
हण्ारी सब बातें मानते है पर हम कहते है कि त्यागी 
हो जावो तो इस बातको कोई नहीं मानता । हमारी क्‍या 
बात है । हम तो छग्मस्थ हे। सर्वज्ञ भगवान की बात सब 
ही माने--ऐसा तो कोई नियम्त नही है । 


हम कहने लगते हे कि यह कलियुग है इसमे तो 
इतनी शक्ति नही रहती कि सम्यग्दर्शत धारण कर सके । 
क्या हो गया यदि हम शरीरके छोटे हो गये । कोई 
सबसे छोटा पुरुष होगा तो क्या उसे सम्यग्दर्शन नही 
होगा-- ऐसा कोई नियम है ? सज्ञी पचेन्द्रिय होना 
चाहिये। सम्यग्दशैन प्राप्त करनेकी शक्ति सबमे है। 
मनुष्योकों त्तो ठीक -हाथी--कुत्ता ,बन्दर सब ही 
सम्यग्दृष्टि हो सकते है । 

कोई किसीका कुछ विगाड नही सकता । जैसा तुम 
बनना चाहो वैसा काम करो । तुम काम करो दूसरा और 
अच्छी पर्याय लेना चाहो, यह तो हो नही सकता । 


वर्णो-प्रवचन समयसोर 


फॉसीकी बात है । एक १०-१२ वर्षका लडका था । 
उस समय बहिष्कार आन्दोलन हो रहा था । सब आदमी 
जगल कानून तोडने पर लगे हुए थे। वह लडका भी एक 
कुल्हाडी लेकर जंगलकी शोर जा रहा था। रास्तेमे उसे 
एक कप्तान मिला--उसने पूँछा कि तुम कहाँ जा रहे 
हो ” उसने उत्तर दिया कि क्या तुमकी दिखता नहीं । 
हम तो जगल काटने जा रहे है, कुल्हाडी हाथमे है। उसने 
फिरसे पूँछा कि “जंगल काटनेसे क्या मिलेगा ? उत्तरमे 
उस लडकेने कहा--'यह बात बडे नेताओं से पूछो; हमसे 
क्या पूछते हो ? हम तो बसा ही करेगे, जेसा वे सब 
कहेगे । 

उस कप्तानकों गुस्सा आ गया और उसने एक थप्पड 
जोरसे उसके गाल पर मार दिया । लडकेने कहा-शान्ति, 
शान्ति, शान्ति। इस प्रकार उसने ३-४ चाटे लगाये । 
उतने बार ही उसने शान्ति शान्ति शब्दों का उच्चारण 
किया । 


आअफसरने कहा-- तू बडा नालायक है। 


लडकेने शान्तिपुवेंक उत्तर दिया--तुम क्रोध करते 
हो ,्रोर मे शान्ति रखनेके लिये कह रहा हैँ और श्राप 
मानते नहीं । श्रब कौन जाने नालायक कौन है ? 


अफसर उसके उत्तरोसे बहुत ही सन्तुष्ट हुआ और 
उसने कहा--अ्रच्छा तुम्हे क्या चाहिये सो माँगो । लडका 
था उसने कहा--तुम कुछ दे नहीं सकते हो। नौकर 
हो । ४००--५०० रुपये मिलते होगे । १००-२०० रुपया 
दे दोगे, सो हमे चाहिये नही और हमे जो चाहिये है, सो 


तुम नौकर होनेसे दे नहीं सकते । रहने दीजिये, हमे कुछ 
नही चाहिये ।' 


उस कप्तानने नौकरी छोड दी और विलायत चला 
गया । सो यदि आत्मा निर्मेल हो तो असर अवश्य पडता 
है । छोटे बडे का कोई प्रश्न नही । 


यदि अग्नि राखके भीतर हो तो जो चाहे उसके ऊपर 
लात रखता हुदा चला जाता है । अगारे पर कोई लात 
नही रखता । हम ही हिंसक है, हम ही चोर है और यदि 
हम चाहे तो अपरिग्रही होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते है। 


| १५७ 


हम लोगोको उचित है कि श्रव हम अपनी ओर देखे | हम 
जयन्ती मनानेके लिये पर्याप्त खर्च करते' है लेकिन अपनी 
ओर देखते नही । महावीरके रास्ते पर चलता था सो 
चलते नही । 

लोग कहते फिरते है कि जेनोके ऊपर सबकी बुरी 
निगाह है पर हम कहते है कि तुम्हारी खदकी तुम्हारे 
ऊपर बुरी निगाह है। तुम शुभाखव करो तो देव हो 
जावो सो वह आख्व हमने अपने उपयोगसे ही किया, 
भगवानने क्‍या कर दिया ? हमने हो तीज़ कृंषाय कर 
अपनी आत्माकों पापी वना लिया । तुम्ही धर्मका ज्ञान 
कर लो तुम्ही अधमंका ज्ञान करलो । ज्ञानके ही कारण यह 
सब कार्य चल रहा है । बिता ज्ञानके तो कुछ हो नही 
सकता । 


तुम ससारको जानते हो, ससारमे स्थित वस्तुओं 
को जानते हो, और तुम्ही मोहको जानने वाले हो, पर 
तुम सबसे भिन्न हो। हमारेमे मोह है यदि यह छूट 
जावे तो संसार छुट जावे । नग्न होनेसे कोई लाभ नहीं 
यदि अन्तरजड्भधका मोह न छोडा । मोहपे ही ससारमे सुख 
दुखकी माया फल रही है । 

छुटवे ग्रुणस्थान तक व्यवहारमे सब उपदेश है, शास्त्र 
रचना है, इसके बाद सातवें गुणस्थानसे लेकर १२ वे 
ग्रुणस्थान तक आत्मा और ज्ञातनका ही मनन है । १३ वे 
गुणस्थानमे केवलज्ञान हो जाता है पर वचनयोग होनेसे 
जगत॒के कल्याणके हेतु दिव्यध्वनि खिरती है । 

भिथ्यादशेन, अज्ञान, अविरति और कषाय जो है वे 
आ्रात्माका बन्ध करने वाले है। ये सब मिट जावे तो 
कल्याण हो जावे। मै इसकी हिसा करता हूँ यह भ्रध्यवसान 
भाव है| भ्रात्माकों न कोई मारने वाला है और न कोई 
जिलाने वाला है, आत्माके श्रन्दर ज्ञानगुण मौजूद है वह 
हमेशा उसके साथ रहता है। रागादि जो क्ियाये है वे 
आत्मासे भिन्न है। इनका विशेष ज्ञान नहीं हुआ, इसलिये 
ससार है । पेडामे खोवा और शक्‍करका स्वाद अलग 
अलग है पर हम उसे एकरूप समझ रहे है । 

जो बन्धके निमित्त है उन्हे जिन्होंने छोड दिया वे 
ही यति है। आनन्द आत्माकी वस्तु है। वह तुम भी प्राप्त 


११८ | 


कर सकते हो । ज्ञानमे परपदार्थ भलकते रहते हैं उसमे 
फोई आनन्द नहीं। आनन्दकी जड मोह॒का अ्रभाव है । 
उसीको लाने का प्रयत्त करो । 


जाननेमे क्या धरा है--हमने जान लिया । परन्तु 
उनमे राग द्वेष करता ही बिगाडका कारण है। श्राचायनि 
पन्‍्बृ तैयार कर रखा है--भापको खाना ही है। जो 
पैलतरामजी ने कह दिया उससे आगे भगवान क्या कहेंगे ? 


'श्रातम के श्रहित विषय कषाय- 
इनसे मेरी परिणति न जाय।' 


तुम तो टससे मस नहीं होना चाहते, कल्याण कंसे 
पैवे ? मन्दिरके बाहर जाते हो सो सब भूल जाते हो । 

ग्रात्मा तो स्वाश्रित है, पराश्रित तो अ्रध्यवसान हे । 
ग़रा इस तरफ दृष्टि करो । यदि अभिप्राय निर्मल नही 
पग्रौर तप वगैरह करे तो ससारसे नही छूट सकते । मोक्ष 
है श्रद्धा नही होती, वाह्मकी ही श्रद्धा होती है। इसीसे 
इह उस ओर लगनेसे असमर्थ रहता है । मन्दिरका फल 
भोपयोग नहीं होता चाहिये । दृष्टि रखो कि ससार 
टे। तुम्हारी दृष्ठि तो मोक्षप्राप्तिती ओर लगना 
ब्राहिये । सम्यग्दृष्टि श्रौर भिव्यादृष्टि दोनों ही पूजन 
करते है। राग दूसरी जगह न जावे इसलिये सम्यरदृष्टि 
प्मंकार्यमे व्यतीत करता हे । लौकिक पदार्थोकी प्राप्ति 
के लिये धर्मकार्य नही है । 


कर्मोका बन्ध तो कंषायसे होता है । मन दुष्ट है 
सा लोग कहते है। मन कोई बुरी चीज नही, कषाय बुरी 
वीज है । इन्द्रियाँ क्‍या बुरी है, यदि है तो उन्हें जीतने 
का प्रयल्त करो । तुम कहते हो कि पुद्गल मिट जाबे तो 
मारा कल्याण हो जावे-यह भूठ है । वस्तुओके नष्ट 
गे जाने से कषाय थोडे ही नष्ट हो जाता है ” 


प्रजान भाव-- 


ज्ञानका जो पुञज्ज है वह स्फुरायमान है अर्थात्‌ 
वबकासको प्राप्त होता है। वह ज्ञान अश्रचल, टड्ोत्कीर्ण 
ऐ समान स्थिर है। आात्मामे बच्च और मोक्षकी कल्पना 
तरामान्‍्यकी अपेक्षा नही की जाती, परन्तु जब विशेषकी 


वर्णो-प्रवत्नन समयसार 


अपेक्षा पदार्थका निरूपण करना होता है उस. समय वन्ध 
ओर मोक्ष दोनोका समावेश करना पडता है । 


जिस प्रकार स्वप्न भूठा होता है परन्तु उस भूठेपनसे 
यह निश्चय किया जाता है कि स्वप्नकी यह स्थिति है । 
इसी प्रकार जनधमंके सिद्धान्तके अनुसार जो भिथ्याज्ञान 
होता है उससे सिद्ध होता है कि आात्माके साथ ज्ञानका 
तादात्म्य सम्बन्ध है जो मिथ्यारूप परिणत है । यदि वह 
पर्याय मिट जावे तो शुद्ध ठल्ट्जोत्कीर्ण ज्ञान प्रगट हो जावे । 
यदि ज्ञानके सख्भावका ही निर्षंध किया जावे तो मिथ्या- 
का आरोप किस प्रकार सिद्ध किया जा सकेगा ? 


कत्तंत्व या भोक्तत्व जितने भी भाव हैं वे ज्ञानसे 
रहित है। ये अज्ञानावस्थाम ही होते है। ग्रात्माका 
कर्त्तापना स्वभाव नहीं है, उसका स्वभाव तो ज्ञायक 
भावसे पूर्ण है । यह ज्ञान न तो कत्तपिनमे परिवर्तित हो 
सकता है और न कर्त्तापत ज्ञानमे परिवर्तित हो सकता 
है । ज्ञान ज्ञान रहेगा और पदार्थ पदार्य रहेगा। द्रव्य 
कभी परिवर्तनशील चही है पर पर्याय उसकी बदलती 
रहती हे । प्रत्येक पदार्थ उत्पाद व्यय श्रौव्य युक्त है। 
जिसमे ये तीन पर्याय त हो सके वह पदार्थ ही नहीं कहा 
जा सकता । 

चेतना ३ प्रकारकी हे । ज्ञानचेतना, कर्मचेतना और 
कर्मफलचेतता । इसके सिवाय चोथा परिणमत्र कोई 
भी नहीं है । 


पज्ञानचेतनामे शआात्मामे कत्तापतका आभास होता 
है । क्रोध हो जाता है, पर वह आत्माकी चीज नहीं है 
क्योकि यदि वह आत्माकी चीज होती तो वह आत्माके 
साथ रहती । पर वह आत्माके साथ कभी रहती नहीं है । 
आत्माका ज्ञायकभाव है जो हमेशा उसके साथ रहता है । 

तीन मनुष्य थे । वे बाजारकों निकले । एक महुस्त 
घट (सोने का) खरीदना चाहता था। इसरा आदमी 
सोनेका मुकुट खरीदना चाहता था और पीसरे आदमीकी 
इच्छा सोने खरीदनेकी थी । एक स्व्णकारके पास सोनेका 
घडा था। वह अधिक दिनसे बिका नहीं था, इसलिये वह 
उसे तोडकर मुकुट बचानेका प्रयत्न करने लंगा। तीनी « 


बर्गो-प्रव्नन समंयसार 


ग्रादमी इसके पास अपनी अपनी इच्छित वस्तुएँ खरीदने 
आये । जो घटका श्रर्थी थां उसे दु ख हुआ । जो मुकुठका 
अ्र्थी था उसे हर्ष हुआ तथा जो स्वर्णका श्र्थी था वह न 
सुखी हुआ और न दुखी हुआ । पर्याथ की अपेक्षा वस्तु 
परिणमनशील है । ं 

जीवके जितने परिणाम हैं वे जीवके ही होगे। 
आत्मा न तो किसीसे उत्पन्न हुआ और न किसीको उत्पन्न 
करनेमे समर्थ है । ससारी जीवकी जितनी पर्याय होती है 
वे कर्मोद्यसे होती ओर जीव हमेशा ही रहता है तथा उसका 
जो ज्ञानमय स्वभाव है वह भी उसके साथ हमेशा रहता है । 
क्रोधी होना; शान्‍्त होना ये तो पर्याय है, आत्माके 
स्वभाव नहीं । 


जीवका जो तादात्म्यभाव ज्ञान है वह जीवके साथ 
हमेशा रहता है । पर्याय दृष्टिसि आत्मा कभी तियंचमे, 
कभी देवमे और कभी मनुष्यमे जन्म लेकर उसके प्रति- 
रूप शरीरको धारण करता रहता है । 


पुद्गल और आत्मा एक क्षेत्रावगाह हो रहे है। 
आत्माका जो स्वरूप ज्ञायकभाव था वह करमंदियसे राग- 
दष मोह युक्त हो रहा है । राग देंष कमीके कारण होते 
है। रागमे राग या द्वेष करनेसे फिर कमंवन्ध होता है, 
कर्मबन्धसे चारो गतियोमे परिभ्रमण करना पडता है। 
जीवके निमित्तसे पुदंगल कर्मरूप परिणत हो जाते है। 
पुदंगलके निमित्तसे आत्मामे रागद्रेष आदि उत्पन्न होते 
रहते है--ये सब मिट जावे तो ससार मिट जावे । 


उपकारो शिक्षा--- 


ससारकी परिस्थिति इस समय अत्यन्त भयदड्ूर और 
दयनीय हो रही है । परिग्रह-पिशाचके आवेगमे मानवने 
दानवका श्राश्नय ले लिया है । लाखो निरपराध व्यक्तियो- 
की निर्मम हत्या हो रही है । करोडोकी सम्पत्ति अग्निदेव- 
के द्वारा भस्म हो चुकी । हजारों मकानोको श्मशान बना 
दिया ! कहते क्‍या है ? ऐसा स्वराज्य ग्राजतक ससारमे 
किसीने नही पाया जो बिना लडाई किये ही मिल गया | 
ऐमा इतिहासमे कोई भी दुष्टान्त नहीं है। परन्तु यह 
भी तो दृष्टान्त इतिहासमे नही मिलता कि राज्य मिलने- 
पर इतनी ह॒त्याएं निरपराधियोकी हुई हो । इसप्ते यही सिद्ध 


| १२६ 


होता है कि श्राजकलके मनुष्योके हृदयमें धामिक शिक्षाका 
बिलकुल अभाव है । यह आजके विज्ञानका फल हे । 


बविलायत वालोको लोग बडा विज्ञानी मानते हैं और 
उनकी बडी बडी कीतियाँ आलाप करते है । परन्तु उन्होने 
एक अ्रणुबमसे लाखो मनुष्य और करोडोकी सम्पत्तिका स्वाहा 
कर दिया । जो जापान ५० वर्षमे सम्पन्न हुआ था वह 
एक दिनमे रसातल पहुँचा दिया गया। जापानकी लोग 
बड़ी प्रशसा करते थे कि उसने थोड़े ही कालमे अपने देश- 
को सम्पन्न बना लिया। परन्तु यदि उसकी अन्तरज्भर 
व्यवस्था देखे तो पता चले । उसने चीनको नाको दम 
कर दिया, लाखो मनुष्योका स्वाहा कर दिया तथा जो 
देश काबूमे आया उसे भिखमद्भा बना दिया । 


मैं तो इतिहास भूगोल जानता नही, पर इतना अवश्य 
जानता हैँ कि आजकलकोी शिक्षा केवल श्रथोंपाजेनकरी 
झौर कामविषयिक है । इसलिये लोगोके हृदयमे शिक्षित 
होनेपर भी वह राष्ट्रीयता नही आई जो आजके स्वतनत्र 
नागरिकको श्रावदर्यक है। राष्ट्रीयता जबतक पूर्णरूपसे 
नही आयगी स्वदेश और स्वदेशी वस्तुओसे प्रेम न होगा और 
न औद्योगिक धन्धोको प्रोत्साहन मिलेगा । यन्नादि द्वारा 
लाखो मन कपास और लाखों थान कपड़ा मिलो द्वारा 
एक दिनमे बच जाता है। फल यह होता है कि इने-गिने 
धनाड्यों को उससे लाभ पहुँचता है या लाखो मजदरो को 
मजदूरी मिलती है । परन्तु करोडो मनुष्य और हजारो 
दुकानदार आभ्राजीविकाके बिना मारे मारे फिरते है। इसी 
प्रकार यन्त्रो द्वारा एक दिनमे हजारों मन तेल तैयार हो 
जाता है । फल इसका यह हुआ जो इने-गिने धनाढूय 
ओर सहस्नो मजद्र मजदूरी पा जाते है परन्तु हजारो 
तेली हाथपर हाथ धरे रोते है । कोलुओ द्वारा जो तेल 
निकलता था वह॒ स्वच्छ होता था तथा जो खली निक- 
लती थी उसमे तेल का अहय॒ रहनेसे गाय भैसोको खानेमे 
स्वाद आता था। वह पुष्ठकर होता था। इसी -प्रकार 
शक्कर आदिके मिलोकी भी व्यवस्था समभिये । यह तो 
कुछ भी बात नहीं, यदि कपडेके मिलोकी व्यवस्थाका 
जानने वाला लिखता तो पता चलता कि उनमे हजारो 
मन चर्बी लगती है । यह चर्बी क्‍या वक्षोसे आती है? 


६३० |] 


नही, कसाईखानोको पहले झाड्डर दिये जाते हैं कि इतने 
मन चर्वी हमको भेजो । चमडा कितना लगता है इसका 
पारावार नही । इतने पर भारतवासी चाहते है जो गोवध 
बन्द हो जावे । 

पाठकगण | जरा मनको श्ञान्त कर विचारो तो सही 
हम स्वयं इन बातोंसे घणा नही करते ! पतलेसे पतला 
जोडा चाहिये । चाहे उसमे अ्रण्डेका पालिश क्यो न हो । 
ग्रामोमे चले जाइये, पशुश्रोके चरनेकों भूमि नहीं ! 
मनुष्योके आचरणके ऊपर दृष्टिपात क्र यदि कोई लिखे 
तो पुराण बन जावे । 


अच्छेसे अच्छे अपनेको मानता वाले होठलोमे चायके 
प्याले चाटते देखे गये है । जिस प्यालेसे मासभक्षी चाय 
पीते है । उसीसे निरामिषभोजी चाय पी रहे है। कोई 
कहे क्या करते हो ” तो उत्तर भिलता है अजी छोडी 
इसी छम्माछतने भारतको गारत कर दिया । इसका मूल 
कारण यदि देवा जावे तब शिक्षामे धर्मं-शिक्षा और 
सच्ची राष्ट्रीयताका श्रभाव ही इसका कारण है। अ्रतः 
यदि देशका कल्याण करनेकी सत्य भावना है तब एक तो 
प्रारम्भसे धासिक शिक्षा अनिवाय करो और दूसरे यह 
प्रतिज्ञा प्रत्यक व्यक्तिको करना चाहिये कि हम स्वदेशी 
वस्त्रादि का ही उपयोग करेगे । 


शिक्षाका महत्व इतना है जो श्रात्मा इस लोककी 


4 


श्े 


वर्णी-प्रबतचन समयसार 


कथा छोडो परलोक मे भी सुखका पात्र हो जाता है । शिक्षा 
उसे कहते हैं जिससे प्राणियोको सुख हो। सभी मनुष्य 
दुखसे भयभीत रहते है श्लौर सुखकों चाहते है अ्रत शिक्षा 
ऐसी हो जिसके द्वारा प्राणियोको सुख हो । जिस शिक्षासे 
प्राणियोका विनाश हो वह काहेकी शिक्षा ? वह तो एक 
तरह॒का अस्त्र है। केवल धनाजंव करता शिक्षाका काम 
नही, धनाजंन तो व्यापारसे होता है । 


भारतमे करोडपतियोके ऐसे ऐसे फर्म है जो उनके 
मालिक स|धारण पढे लिखे है। यह संसार महान दुःखोका 
भण्डार हे इससे श्ान्तिका लाभ बिना उत्तम क्षिक्षाके 
नहीं मिलता । 


प्राचीन कालमे अपरिग्रही गुरु शिक्षा देते थे जिसके 
द्वारा ससारी मनुष्य सुमागगमे प्रवत्तिकर सुखपुवंक जीवन 
व्यतीत करते थे तथा श्रन्तिम वयमे गृहस्थीका भार 
बालकोके ऊपर छोड आप ससारसे विरक्त होकर मुक्ति- 
पथके पात्र हो जाते थे । आजकल उस शिक्षाके अ्रभावमे 
केवल धन-सच्य करते करते परलोक चले जाते हैं और 
वही सस्कार अपने उत्तराधिकारीमे छोड जाते है । ग्रत. 
यदि समाज और देद्का उत्थान आप लोगोको दृष्ट हें 
तब पहले शिक्षाकी व्यवस्था ठीक करो । 


>-वर्णी-बाणी : २ / ३१०-३८५ 


“बाह्य निमित्त कोई भी ऐसे प्रबल नही, जो बलात्कार परिणाम को शअन्यथा 
कर देवे | अभी अन्तरगमे कषायकी उपशमता नही हुई । इसीसे यह सब विपदा है । 
आकुलता करनेकी कोई आवश्यकता नहीं । अपना स्वरूप ज्ञाता-दृष्ठा है | यही 
मिरन्‍्तर भावना और तद्रप रहनेकी चेष्टा रखना । यदि कर्मोदय प्रबल आया तब 
शान्तभावसे सहना, यही कमको नाश करने का प्रबल शस्त्र है । 


- प्रध्यात्म-पत्रावली-- ५३ 


समता भाव-- 

ज्ञानाणं॑वके रचयिता शुभचन्द्राचायने प्रारम्भ में पर- 
मात्माको नमस्कार किया है। कहते है कि ज्ञानकी जो 
लक्ष्मी है उसके साथ आत्माका तादात्म्य सबंध है और 
आत्मा ज्ञानमे निशक प्रवृत्ति करता है। अनतसुखके धारी 
प्रमात्माकों नमस्कार है । 


यह जीव विपयसेवत आदि में आनदकी प्रतिच्छाया 
देखता है इसलिये उन्हे प्राप्त करनेका प्रयास करता है । 
ज्ञानकी प्राप्ति अज्ञाससे उत्पन्न दु खकी निर्वेत्तिके लिये है । 
महाब्रतका आचरण भी आनदके लिये है। यदि आनद 
प्राप्त करना चाहते हो तो दु खको दूर करनेका उपाय 
उसके मुख्य कारण राग और द्वेंपको दूर करना है और 
इनका मूल कारण मोह है । उसे मिटानेसे श्राप ही आप 
सुख प्राप्त हो जाता है । 


मोहरूपी अग्निको नाश करतनेकी यदि इच्छा है तो 
साम्यभावका अवलम्बंन करो । यदि सयम धारण करना 
चाहते हो तो मोहका त्याग कर दो, आप ही आप सयम 
हो जायेगा । यदि ससारके दुखोसे छूटने या मुक्ति पानेकी 
प्रबल इच्छा है तो पॉच इन्द्रियोके विषयोकों जो विषके 
समान है उन्हे छोडो । रागरूपी वृक्षोका जो बगीचा है 
उसे यदि छेंदना चाहते हो तो साम्यभावका अवलम्बन 
करो । साम्यभावमे न राग होता है न द्वेघष । सब पदार्थो- 
को समान मानों । धनी गरीब आदमीकी अ्रपेक्षा मत 
करो । जैसे भिक्षाको निकले हुए मुनि गरीब व धन्ीके 
धरकी अपेक्षा नही करते इसी प्रकार साम्यभाव वाला प्राणी 
ने राग करता है और न हूप ही । राग हेपका अ्रभाव ही 
साम्यभाव है । 


१३ 
वर्णो प्रवचन 


( ज्ञानार्णव ) 


भाव दो प्रकारके होते है (१) चंतन्‍्य (जीव) (२) 
अचेतन्य (जड) । वेसे तो पदार्थ एक ही रूप है पर हमने 
उसके दो टुकड कर दिये है । जो हमारे विचारोकी रुचिके 
अनुकूल पदार्थ हुए उन्हे हम इष्टपदार्थ कहने लगते है 
और इसके प्रतिकूल पदार्थोको श्रनिष्टके नामसे पुकारते 
है। वेसे तो पदार्थ न तो इष्ट है और अनिष्ट । 


एक कथानक है कि एक गाँवमे दो भाई रहते थे । 
उत्तमे बडा घनिष्ठ प्रेम था। वे एक इसरेसे अत्यन्त प्रेम 
करते थे । उनके एक एक लडका था। एक दिन एक भाई 
बाजारसे दो सत्तरे लाया। एक बडा था और एक कुछ 
छोटा । जब वह घर आ रहा था तो रास्तेमे दोनो लडके 
मिले। दाहिनी तरफ उसका लडका और बायी तरफ भाईका 
लडका था परन्तु अपने लडकेकी तरफ वाले हाथमे छोटा 
सतरा था इसलिये उसने पलट करके बडा सतरा अपने 
लडकेको और छोटा स्तरा भाईके लडकेको दिया । यह 
दृश्य उसका भाई देख रहा था। उसने आकर कहा--कि 
श्रव हमारा तुम्हारा नही चल सकता, तुम अलग रहने 
लगो । 


इसके कहनेका यह मतलब है कि यदि उसके साम्य- 
भाव होता तो यह नोबत न आती । 


मुक्तिका स्वयवर हो रहा है। यदि तुम उसे वरण 
करना चाहते हो तो भवका दु ख देने वाले जो राग द्वंष है 
उन्हे साम्पभावसे छोडकर स्वयवरमे चले आवो । अगर 
परमात्माके स्वरूपको देखना चाहते हो तो समवसरण, 
तीर्थक्षेत्र, मंदिर, चेत्यालय आदि कही भी जानेकी जरूरत 
नही परन्तु उसके स्वरूपको अपने ही आत्मामे देख सकते 
हो । साम्यरूपी सूर्यकी किरणोसे राग द्वेष रूपी अवकार- 


१३१२ |] 


को दूर कर दो तो घर बे ही अपनेमे ही परमात्माको 
देख सकते हो । 


क्षमा देखना चाहते हो तो घटो पुजन, व्याख्यान, 
शास्त्र, ब्रत आदिमे जो समय लगाते हो वह समय ऋ्रोध को 
जीतनेमे लगावो । यदि क्रोधको दूर नही कर सकते तो 
क्षमा नही मिल सकती । मंदा देखनेके लिये गेहँके ऊपरका 
ही छिलका निकालकर देखना पडेगा । वह न तो जलमे है 
ओर न चक्‍कीमे । किसीको संपत्ति उसीके पास रहती है 
दूसरे के पास नही होती । न तो दिगम्बर भाई मन्दिरमे 
भगवान देख सकते है और न तारण भाई शास्त्रोमे । 
परमात्मा तो आत्मामे ही है । जरा इस ओर दृष्टि करने- 
की जरूरत है । 


मिली हुई चीजको दूर करनेका रास्ता जरूर होता 
है, आत्मा व कर्म सिले हुए है । इनको पृथक पृथक करने 
का उपाय हैं । जहाँ त्तक साम्यभाव रहे वहाँ तक तो 
आत्माकी सीमा है, उसके आगे जहाँ साम्यभाव नहीं रहा 
और रागद्वेष आदि हुए वही समभो कि तुम्हारी आत्मा 
नही । जो चतुर ग्वालन होती है वे दहीकी मथकर घी 
निकाल लेती है । जब छाछ शेष रहती है और जिसमे 
फिर मक्खन निकलनेकी शक्ति नहीं रहनी तव उसे छोड 
देती है । हरएक पदार्थमे वडी शक्ति विद्यमात हे । चतुर 
रसोइया पकनेको रखी हुई वस्तुके रूप, रंग, स्वाद व 
स्पर्शको देखकर ही उसके पूर्ण पकनेकी स्थितिको स्पष्ट 
बता सकते है। ज्ञानमे अचिस्त्य शक्ति मोजद है । 


कहनेका तात्पर्य यह है कि हृदयकी निर्मेलता ओर 
साम्यभावमे भी बहुत शक्ति है। इसी साम्यभावसे जीव 
कमको श्रलग कर सकता हैं । 


अन्य पदार्थ दूसरेका न तो कुछ बिगाड कर सकता 
है और न वना सकता है। दीपक प्रकाशमान होकर घटकी 
स्थितिको वता देता है। घट दीपकके कार्यमे बाधक नहीं 
हो सकता है । जैसे च॒म्बकसे दूरकी वस्तु खिची हुई चली 
ग्रात्ती है उसी प्रकार दीपक किसीके पास नहीं जाता पर 
प्रकाशसे वस्तुस्थितिका ज्ञान करा देता है। घटकी उप- 
स्थिति व अनुपस्थितिमे दीपकका कार्य होता है । दीपक 
घटमें कोई विकार उत्पन्न नही कर सकता; क्योकि वस्तुका 


वर्णी प्रवचन ज्ञानाणं॑व 


स्वभाव परसे उत्पन्न नहीं होता और न परको उत्पन्न ही 
करता है। इसी प्रकार आत्मामे ज्ञान स्वभाव है वह हमे 
दुख सुखका ज्ञान करा देता है। ज्ञानसे हम जान जाते है 
कि यह दुख है और यह सुख हे । सुधार और बिगाड तो 
पदार्थमे कुछ हुआ नही । हम हैं जो ज्ञानसे जाने हुये सुख 
ओर दुखको श्रोर दृष्टिपात करते है पर जिससे 'हम' यह 
वोध हुआ वह जो ज्ञान है उसकी तरफ हम दृष्टिपात नही 
करते । साम्यभावकी उत्पत्ति सब दु.खोको नष्ट कर देती 
है । सुख देखता चाहते हो तो दुख के मूल कारणको अभी 
मिटा दो, अभी इसी समय तुम्हे सुखका अनुभव होगा । 
शुभोपयोग और अशुभोपयोगसे जो कर्मका बंध होता है 
वह तो प्राधीन है जब उदयमे आवेगा तब फल देगा। 
दे या न दे, कभी कभी कर्मों की उदीरणा हो जाती है 
ओर वे फल नही दे पाते । पुण्यका लाभ स्वतत्र नही, पर 
साम्यभावका फल तो अभी इसी समय मिल जाता है। 
किसान बीज बोता है तो समय पर उसे फल मिलता हे । 
यदि उपयुक्त साधन पूर्ण न हो पाये तो कहो फल भी न 
मिले । पर साम्यभावमे यह बात नहीं होती उसका फल 
नहीं मिट सकता । 


साम्यरूपी वायुसे जिसते अपना आत्मा पवित्र कर 
लिया है तथा जिसने मोह मिटा दिया है तथा जिसके राग 
ब ढेंप जीण॑ हो गये है ऐसे प्राणीकी ससार वन्दना करता 
है। ससार उसको पृज्य मानता है। विश्व उसकी पूजन 
करता है । 


राग द्वेषरूपी वक्षोसे परिपूर्ण जो जगल है उसकी 
रक्षा मोहु करता है | महावीर मुनिने चरित्र साम्यरूपी 
अग्निसे इस जगलकी जला दिया है। 

जिसके साम्यभाव हो जाते है उसकी आशाएं नष्ड हो 
जाती है। अविद्या और चित्तरूपी सूर्य मर जाता है । 


भैया | तारणस्वामीका मार्ग भी बहुत ही सर्वत्किष्ट 
है लेकिन हमः उस' मार्ग पर चले नहीं, नहीं तो हमारा 
कल्याण हो जाता । सागरमे दो विद्वान रहें जो शास्त्र 
सुनावे और हमे धर्ममा्गं बतलावे । हमे जिस समय 
यहासे प्रस्थान करना पडेगा उस समय न तो हम मदिर ले 
जा सकंगे और न॒चैत्यालय । हमे यहा ही घर छोडता 


वर्णी प्रवचन ज्ञानाणंव 


पडेगा । यदि हम पहले ही से नगे हो जावे तो हमारा 
कल्याण हो जावे । हमे इस मार्गको प्रदर्शित करने, वाले 
शास्त्रकी शरण लेनी पडेगी | यहाँ एक पण्डित रहे, चाहे 
कोई सुने या न सुने, वह शास्त्रवाचना करता रहे । अरब 
तो सारा रुपया ज्ञानमे लगानेकी झ्रावश्यकता है । मदिरोमे 
लगानेकी जरूरत नहीं । जब वृद्धावस्था हो जाती है तो 
हमे ऐसी वस्तु खाना चाहिये जो सरलतासे पचर सके । 
अरे, भगवानका ताम लो इसे न तो खाना पडेगा और न 
पीना ही पडेगा । डरो मत इससे कुपच भी नहीं होगा । 
तुम्हारा कल्याण इसीमे ही है । 

हम स्त्रियोसे ही तो पेदा हुए भ्रौर उन्हीसे कहते है 
कि वे कमजोर है। वे कुछ करती नहीं । यदि जेवर कपडेके 
खेमे से एक पैसा रुपया और टंकक्‍्सके रुपयोमेसे एक पेसा 
रुपया ज्ञानदानभे खर्च करे तो हाईस्कल कालेज बन 
सकता है और विद्यालय महाविद्यालय हो सकता है। 
कोनसी कठिन बात है । 


ससताभाव--.- 


साम्यभाव वाले योगीने एक क्षणमे जितने कर्मोको 
काठ लिया है, उतने कर्मों को मिथ्यादृष्टि जीव कोटि- 
वर्पमि नहीं काठ सकता है । 


आत्मा को छोड़कर शेष परपदार्थो की पर्यायोसे 
विलक्षण आत्माका निश्चय करता ही साम्यभाव है। 
अ्रपनेसे पर तो पर है ही, पर अपने में जो पर्याय उत्पन्न 
हो उस पर जरा विचार करो। जो यह शरीरिक 
सुन्दरता है वह भी पर है। श्रच्छा इसको भी छोडो 
ज्ञानावरण भ्रादि जो कर्म है उनको तो हम“ देख नहीं 
सकते, प्र कर्मोके उदयसे होनेवाले फलको जानकर उसकी 
सत्ताका निश्चय करते है सो वह भी परपदार्थ है। 


कर्म दो प्रकारके होते है पहला घातिया कम; दूसरा 
अघातिया कर्म । ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे जो ज्ञान 
उत्पन्न होता है वह भी स्वाधीन नही है । देखिये हम 
आँखसे ही तो देखते है, कानसे ही तो सुनते हैं पर जब 
श्रॉख चली जाती है या कान चले जाते है तो हमारा 
देखना और सुनना बद हो जाता है। तो बताइये यदि 
वे हमारे ही होते तो क्यो चले जाते ? इससे मालम 


| कर 


पडता है कि पर पदार्थोका सबंध हमसे जरूर है पर वह 
आत्मासे सर्वेथा भिन्न है। कर्मोदयसे हुआ जो ज्ञान वह 
अपना नही है | देखिये तो मोहनीय कर्मकी कैसी विल- 
क्षणता है। ज्ञानावरण कम तो आत्माके ज्ञानको ढक ही 
लेता है सो कोई तुकसानकी बात नहीं। जब दूर होगा सो 
हो जावेगा, पर यह मोहनीय कर्म तो विपरीत श्रद्धा करा 
देता है । आठो कममें सबसे अधिक लुच्चा-कर्म मोहनीय 
कर्म ही है । इसके उदयसे होने वाली पर्याये अपनी नहीं 
है । क्षायिक पर्याय व पारिणामिक भाव ही अपने है । 
बाकी सब पर पदार्थ है । जब जीव साम्यभ्ावी हो जाता 
हैं तो उसके सबधको पाकर दुष्टसे दुष्ठ जीव भी शान्त 
हो जाते है । जिस प्रकार जगल जल रहा है और पानीकी 
वृष्टि हो जावे तो जगलकी भयकर मअग्निश्नी शात हो जाती 
है। ऋरपरिणामी जीव भी साम्यभावी जीवके ससगंसे 
अतिप्रसन्न हो जाता है। जैसे वर्षातमे वर्षा होनेके सबबसे 
सारे जगह कीचड मच जाती है। वह जल कीचंड कर 
देता है परन्तु जब अगस्त्य नक्षत्रका उदय हो जाता है तो 
पाती सूख जाता है तथा कीचड मिट जाती है | भइया ' 
वत्तमानमे तो ऐसे परिणाम वाले जीव है नही । नही तो 
उनकी शक्ति हम प्रत्यक्ष देख लेते । एक समय 
की बात है कि एक क्षुल्लक बहुत ही विद्वान थे । एव बड़े 
ही स्वाभिमानी थे | एक दिन वह मदिरमे प्रतिष्ठित थे, 
इतनेमे सगुनचन्दजी नामके व्यक्ति वहाँ श्राये। उनको 
देखकर क्षुल्लकजी खडे हो गये । और कहने लगे कि 
सगुनचन्द तू बडा निर्मेल एवं प्रतापी है। न व्यवहारसे 
और न शास्त्राज्ञासे उन्हे उठना चाहिये था, पर निर्मल 
आत्माकी शक्ति अ्परम्पार है । उसे कौन रोक सकता है ' 
एक समयकी बात है कि मंदिरमे घ्त्रियाँ ऐसे जेबरो 
को धारण करके आञ्राती थी कि जिनसे छम छम छम जैसी 
आवाज होती थी और सबका ध्यान उस ओर बट जाता 
था | सब पुरुषोते बैठकर निर्णय किया कि जिसकी स्त्री 
मदिरमे ऐसे जेवरको धारण करके आवे, जिससे छम छम्त 
आवाज हो, उससे २५) जुर्माता लिये जावे | सभुनचन्दजी 
ने यह प्रस्ताव रबंखा था । देवयोगसे जब यह निर्णय हुआ 
था उस समय समगुनचदजीकी स्त्री मदिरजीसे चली आईं 
थी । दूसरे दिन वह ही छम छम करती हुई मदिरभे आईं। 


१३४ | 


सगुनचन्दजीने तुरन्त ही २५) मँगाकर जुर्मानाके 
दिये । लोगोने बहुत सममाया कि शअज्ञातमे ऐसा अपराध 
हुआ है पर उन्होने एक भी न सुनी । कहने का तात्पयें 
यह है कि नियम पालने वाला ही नियम चला सकता है । 


शास्त्रोको रचने वाले तो बडे-बडे योगी पुरुष हुए है । 
उनके वचनोको शिरोधाये करके हम सब साम्यभावी हो 
सकते है । कोई कठिन बात नही है। योगीके ससर्गसे क्या 
नहीं हो सकता । योगीसे तो इन्द्र भी सतुष्ट हो जाते हें । 
शेर ओर गाय अपने वरको भूल जाते हे । मनृष्योकी बात 
तो जाने दीजिये पशु भी प्रभावित हो जाते हैं। जहाँ योगी 
पहुँच जाते है वहाँ वर, भय, क्रोध सब ही नष्ट हो जाते 
हैं। चन्द्रमाकी शीतल किरणें आतप को दूर कर देती हैं । 
सूर्य अन्धकारको नष्ट कर देता है । 


जिस मुनिका मोह क्षीण हो गया है उसके प्रसाउसे 
हिरणी सिहनीके बच्चेको दूध पिलाने लगती हे ! गाय 
व्याप्रके बच्चेके साथ खेलने लगती है। बिल्ली हसके 
बच्चोके साथ क्रीडा करने लगती है । मयूरी सर्पके बच्चों 
को खिलाने लगती है | आजन्मसे जो बरी होते हैं वे भी 
अपना वर भूल जाते है। 

जयपुरके राजाके यहाँ अ्रमरचन्दजों दीवान थे । एक 
समय राजा इन्हे शिकार खेलनेके लिये जगल लिवा ले 
गये । जगलमे हिरनोका समृह जो राजाने देखा तो उन्होने 
बन्दुकका निशाना उनकी ओर किया । तो शअ्रमरचन्द्रजीने 
उनकी बन्दूक पकंड ली। और कहा कि तुम तो इस 
राज्यके रक्षक हो, इनको केसे मार सकते हो ? तो उत्तरमे 
राजाने कहा - हमारा काम तो बन्दूक चलाना है। तो 
फिर अमरचन्दजीने पुकार कर हिरनो से कहा--कि श्रय 
हिरनो खडे रहो ! तुम्हारा राजा ही तुम्हे मारने पर 
तुला हुआ हे । जब रक्षक भक्षक हो गया तो तुम कंसे 
भाग सकते हो ? तुम सब खडे हो जावो मार लेने दो 
देख, कितनोको मारते है। भइया, उसका ऐसा भ्रसर हुआ 
कि सारे हिरन खड़े हो गये । फिर राजाका साहस नही 
हुआ कि किसीको मार सके । सो निर्मल परिणामी जीव 
यदि हिरनोको रोक सके तो इसमे ग्राश्चयेंकी क्‍या 
बात है | 


वर्णी प्रवचन ज्ञानाणंव 


एक समय इन्ही अ्रमरचन्दजीको अजायवधर का 
प्रवबधक बना दिया गया । और जब इनके पास सिंहको 
मास खिलानेकी स्वीकृति मागी गई तो इन्होने १०-५ सेर 
बरफीो खिलानेकी स्वीकृति दी। परन्तु ८ दिन तक तो 
सिहने खाया नही । इस पर इसकी रिपोर्ट की गई, तो 
अमरचन्दजी स्वय ही सिहके पिंजडेमे बरफी खिलानेकों 
गये । उन्होंने सिहसे कहा कि--बरफी खालो, यदि मांस 
खाना है तो मुझभे खा डालो । इस पर न मालूम क्या हुत्ना 
भइया ! शेरने वरफी खा ली। सब आदमी बडे ही 
आइचयंमे श्रये । सो इससे मालूम पडता है कि जिनके 
परिणाम निर्मल हो जाते है उनकी शक्ति अपरम्पार हो 
जाती है । 


एक मनुष्य मुनिकी पुष्पोसे पुजन करता है और एक 
मनृष्य उनके कण्ठमे सर्प डालता है तो भी मुनिकी दृष्टिमे 
दोनो एक ही है, न वे किसीसे राग करते है और तन किसी 
से देष, ऐसा साधु साम्यके बगीचामे प्रवेश कर सकता है । 
तुम चाहो तो स्वयं करके देख सकते हो--कौव वडी 
बात है । 


भइया ! बाईजी के यहाँ एक चूहा रोज ही कुछ न 
कुछ खराब कर देता था । कभी दूध खराब कर दे, कभी 
दही खराब कर दे । तो बाईजीने एक दिन चूहेसे कहा-- 
कि तुम रोज कोई न कोई वस्तु ख़राब कर देते हो, 
जिससे कभी मुझे झ्लौर कभी मेरे लडकेकों उस वस्तुसे 
वचित रहना पडता है। इतने बडे सागरमे क्‍या तुम्हे 
हमारा ही घर मिला जो हमे ही नुकसान पहुँचाते हो ” 
इसपर वह दूसरे दिनसे नहीं आया। क्‍या हो गया सो 
कृर्मकाडके विद्वान जाने, हम तो कुछ बता नहीं सकते ! 

तो करे क्‍या, परिंणामोकी शक्ति तो श्रपरम्पार है। 
थोडा सा चित्त ही इस तरफ देना है। साम्यभावी क्या 
मोक्ष नही जा सकता ? क्या भगवानने ही मोक्ष,जानेका 
ठेका ले लिया है ? यह तो मोक्षमार्ग है। भगवान तो 
मोक्ष गये तथा हम सबको भी वहाँ जानेका रास्ता बता 
गये । साम्यभ्ाव वाला जो जीव होता है वह न तो किसीसे 
राग करता हैं और न किसीसे हेष करता है । बन हो या 
तगर हो, शत्रु हो या मित्र हो, वह इन सबको जान करके 





वर्णी प्रवचन ज्ञानाणंत 


भी किसीसे राग द्वेष नही करता । ज्ञानसे पदार्थोको जान 
लेना थोडा ही अपराध है। ज्ञान तो अपना काम करेगा 
ही, ज्ञान तो वस्तुस्थिति को प्रदर्शित कर देता है। यह 
हमारी गलती है कि हम उसमे मोहके हारा राग द्वेष 
करने लगते है- यही हमारा अपराध है । 


' व्यवहारसे विचार करो तो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय 
पृथक पृथक है और निरचयसे सब एक ही है। मोहकी 
कल्पना मिट जावे तो ससार मिट जावे । 

प्रभिप्राय एक न होनेसे ही भगडे होते है । यदि एक 
ही अ्रभिप्राय हो पावे तो काम बनते कुछ देर न लगे। 
देखो, यदि तुम लोग चाहो तो आश्रम और विद्यालय एक 
हो जावे । श्रभी दृष्टि उस तरफ गई नही है । जहाँ २०० 
विद्यार्थी पढते' है वहाँ ५०० पढने लगें, पर उस तरफ अभी 
हमने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो काम बननेमे देर न 
लगेगी । 


मुनि तो तुम्हारी रो रोटी खा करके तुम्हारे लिये 
शास्त्र लिख गये । साम्यभावी मुनिको न तो श्मशानमे 
विरोध होता है और न महलमे राग । श्रगर पर्वत चलाय- 
मान हो तो हो, पर मुनिक। मत चलायमान नही होता । 


हम सब पढते है | सुकुमालका चरित्र तुमने पढा ही 
है । जिस समय सुकुमालके साथ वहाके राजाने भोजन 
किये तो सुकुमालने कभी वेसे चावल खाये नहीं थे । वह 
तो कमलके पत्नोमे रातभर रखे हुये चावलोको बनवा कर 
खानेका अभ्यासी था। चूंकि चावल कम थे इसलिये 
सेठानीने कुछ दूसरे चावल पकानेकों डाल दिये। राजाने 
तो सब चावल खा लिये परन्तु सुकुमालने चुन-चुन कर 
कमलपतन्न वाले ही चावल खाये। उन्होने सूर्यका प्रकाश 
देखा नही था इसलिये राजाके सामने दीपकके प्रकाशमे 
उनकी अआँखोसे आसू आ गये । इसपर राजाने कहाकि 
तुम्हारा लडका बसे तो ठीक है पर- खाने मे कमजोर है । 
तथा आँखे भी कमजोर है। पर ,सेठानीने कहा कि यह 
सब इसकी कोमलता है । कहा इतना सुकुमाल आदमी 
और कहा रातको अपने मामा मुनिके पाठकों सुनकर उन्हे 
वेराग्य हो गया । सात खड ऊपरसे रातको ही रस्सीसे 
नीचे उतर आये । वह इतने कोमल थे कि उनके हाथो 


[ १३४५ 


श्रोर पावोसे खूनकी घाराएं निकलने लगी । पर रातको 
ही जगलमे चले गये और तपस्या करके तथा शुक्लध्यान 
माड कर सर्वाथसिद्धिमे गये । तपस्यामे उनके पूर्व जन्मकी 
वेरिणी व्यालिनी और उसके बच्चों ने उतके मासको खाया 
परन्तु सुकुमाल अपने ध्यानमे श्रडिग रहे और साम्यभावी 
बने रहे । फल हुआ कि सर्वार्थसिद्धि गये और एक भवमे 
मोक्षभी चले जावेगे । 

जो योगी होता है वह जगत्‌को उत्मत्तके रूप में 
देखता है। पागल तो उसे कहते है जो अन्यथा बोले । 
हम सब पराई चीजोको अपनी मान रहे है । अरब बताइये 
हम पागल हुए या नहीं । यदि इन्द्रका गुर वाचस्पति भी 
आ जावे और साम्यभावके गुणोका वर्णन करे तो हजारो 
सागरोकी आयु बीत जाये तो भी उसके गुण समाप्त नहीं 
हो | दुष्प्रज्ञने बलसे वस्तुतत््वका विलोप कर दिया है । 
यह प्रज्ञा हरएक घरमे वत्तमान है। मोक्षमार्गमे लगने वाले 
जीव बहुत कम है । । 

राग देषको जीतकर व समताभाव धारण कर जो, 
सुख दुखभे सम आचरण करे वही सच्चा योगी है। राग 
हेषकों मिटानेकी कोशिश करो । एक तरफ चित्त लग 
जावे यदि सब तरफसे चित्त हट जावे तो । 


तत्त्व-विचार 

यदि तत्त्वका निश्चय नहीं हुआ और मंदिर तीर्थ 
वर्गरह भी किया तो भी सब व्यर्थ है। श्रन्न छोड दिया सो 
क्या किया श्रन्न तो पदार्थ ही था। उसमे जो मोह है उसे 
छोडो, उसमे सार है, क्या बतावे ? काम और भअर्थ की 
लालसाके वशीभूत हो हमने सब चौपट कर दिया । 


मोहरूपी तिमिर हटनेसे ज्ञान सम्यग्शान हुआ तथा 
राग-द्वंष दूर होनेसे ही सम्यक्‍्चारित्र होता है। उपचारसे 
महान्नत और देशन्नत करता है। इतका फल राग-द्वेषकी 
निवंत्ति ही है । जैसे गुरवेल तो कडवी होती ही है पर 
यदि वह नीमके वृज्ष पर चढ जावे तो उसके कडवे पत्त का 
क्या कहता ' इसी प्रकार ससारमे कष्ट हो रहे है और 
आप सव अशुभ कर्मोका बध करके उनकी और भी वृद्धि 
कर रहे हैं। हम पाखडकी श्रोर श्रग्नसर हो रहे है । थोडेसे 


३६ ] 


गीडे सासारिक कार्यके लिये हम कुदेव भर कुग्रुरुको पूजने 
गते है । अब बताइये हमारा कल्याण कंसे हो 
कता है । 


हमने ही कर्मों का उपाजन किया और उसका फल भी 
हमे ही भगतना पडेगा। भगवान तो कहते है कि यदि 
नुम मुक्ति चाहते हो तो ईश्वरकी भक्ति करना भी छोड 
दो । कुन्दकुन्द स्वामी कहते है कि स्वर्ग लोक तो पचेन्द्रिय 
के विषयोका घर है। चत्रवर्तीकों इतनी सम्पत्ति और 
ऐश्वर्य मिला पर इसमे आत्मज्ञानकी कौन-सी वृद्धि हो गई 
सो बताइये ? साता वेदनीय कर्म ने इस जीवको सुख 
ही तो दिया, श्र इससे तीब्र कषाय ही श्रा गई, और 
बताइये क्या हो गया ! तो तत्त्वदुष्टिसि विचार करो तो 
जात होगा कि शुभ और अशुभ दोनो ही कम त्याज्य हैं । 


हम राग करते है और दूसरोसे कराते हैं। शास्त्र 
सुननेका फल तो एक ही है कि हम राग-द्वेंष करना छोडें। 
हमको छोड दो, कोई भी यहाँ वेठेंगा था बडे भगवान के 
पास भी चले जावो, तो वह भी राग-द्वेष छोडनेका उपदेश 
देंगे । तुम्हे विवेकरूपी माणिक्य मिला है, लेकिन तब भी 
माणिक्यको छोडकर तुम बिना विचार किये ही रमणीय 
विषयोमे तललीन हो रहे हो । 


स्वरगंकी प्राप्ति परिणामोसे होती है न कि द्रव्यसे । 
एक गरीब आदमी है और वह मोटे चावल चढाता है 
ओर उसके परिणाम एकचित्त होकर भगवानके स्वरूपमे 
लवलीन हो रहे हैं। तथा एक घनिक आदमी हीरा 
माणिक्य ले भगवानकी पूजन कर रहा है पर उसके परि- 
णाम घरकी ओर लगे हुए है तो इसकी श्रपेक्षा उस गरीब 
आदमीको फल अच्छा मिलेगा। इससे मालूम पडता है कि 
भावकी कीमत होती है । मेढक तो सिर्फ कमलका फूल 
मुंहमे दबाकर पूजनकी महती बाछा लेकर जा रहा था 
ओर उसका रास्तेमे ही देहान्त हो गया) तब भी शुभ परि- 
णाम होनेसे उसे स्वर्गेकी प्राप्ति हो गई---तो इसमे कौभम-सी 
आश्चर्यकी बात हो गई ? ससारमे ऐसे ऐसे काम प्रारम्भ 
हो गये है जिससे सब चौपट हो गया है । सुखकी प्राप्ति 
सम्यकक्‍चारित्रसे होती है। सम्यक्चारित्र सम्यश्ज्ञानसे होता 
है तथा सम्यग्जञान आगमसे होता है। श्रागम श्रुतिसे होता 


वर्णी प्रवचन ज्ञानाणेव 


है । गणधर देव आगम बनाते है। श्रुति आ्राप्त भगवानसे 
होती है । आरप्त भगवान राग हेष रहित होते हैं। ऐसे 
त्याज्य रागादिकको समभकर उन्हे छोडो । जिसको तुम 
पूजते हो सो क्या तुम उसके शरीरकी पुजन करते हो या 
उसके गरुणोमे अ्रनुराग रखते हो । बताइये तो श्राप भग- 
वालसे बच्चा मागते हो, धन मागते हो । क्‍या, उनके पास 
तुम्हे देनेको रखा है ? 

वीतरागविज्ञान ही सच्ची बात कह सकता है। 
क्योकि यह तो निविवाद है कि भूठ बोला जावेगा तो या 
तो अ्ज्ञानताके कारण या राग-हेपके कारण, परन्तु भ्राप्त 
भगवानसे दोनो चीजे वर्तमान नही है। 

राग-देष न होनेसे ज्ञान कर्मोकी निर्जरा करा देता है। 
नेत्रने वस्तुओका ज्ञान करा दिया, रागद्वेष नहीं होता 
चाहिये--चलो छुट्टी पाईं। कषाय करना बुरा है । श्ाचारयों 
ने वर्णन किया है कि ये पुत्र मित्र घर घन सम्पत्ति है वे 
सब नरकको ले जाने वाले है और उन्होने वही नरकके 
दुखोका वर्णन कर दिया । तो इनसे तो म्रनिष्ट बुद्धि 
करवा दी तथा स्वर्गोके सुखोका निरूपण किया सो उसमे 
लाभवुद्धि उत्पन्न करा दी। भगवानने भी जीवको लोभ 
उत्पन्न करा दिया, व्यवहार है करे क्‍या । 

बडे बडे आचाये उपदेश देते है कि किसीसे बोलना 
नही चाहिये, क्योकि जिससे हम बोलते है वह आत्मा 
नही और जो आत्मा है वह बोलता नही । परन्तु वे स्वय 
ही बोलते है । सो क्या करे मोहका उदय आया उसे तो 
भुगतना ही पडेगा । 

बोधरूपी जो रतन मिला है श्रगर उसे छोड दोगे तो 
जिस प्रकार समुद्रभे रत्न फेक देनेसे वह फिरसे प्राप्त-नही 
हो सकता उसी प्रकार बोध भी फिरसे प्राप्त नहीं किया 
जा सकता । 

अन्तमे निचोड करके दिखलाते है कि ससारमे सब 

वस्तुऐं प्राप्त होना सुगम है। राज्य मिल जावे, धन 
सम्पत्ति मिल जावे, मनके अनुकूल स्त्री पुत्र मिल जावे, 
एक बोधि ही दुलंभ है जो बार बार नही मिलती । 

यदि ज्ञान न हो तो पडितोसे सुन लो और श्रपता 
कल्याण कर लो, श्ररे ! यदि लड्डू बनाके नहीं जानते तो 


वर्णी प्रवचन ज्ञानाणव 


उसे खाके तो जानते हो ? भेदज्ञान पैदा कर लो-- चलो 
छुट्टी पाई ॥ 

भिखमगोमे भी मागनेकी कला होती है। वे इस 
तरीकेसे मागते है कि हमारे मनमे गुदगुदी पंदा हो जाती 
है ओर हम उसे भिक्षा दिये वगर चन प्राप्त नही करते । 

एक समयकी बात है कि हमारे घरक्रे पाससे एक 
भिखारी श्राया करता था। वह भदइया | इस तरीकेसे 
मागे कि हमे कुछ न कुछ देना ही पडता था । एक दित 
वह मागनेको श्राया । मैने कुछ उसे दिया। तथा उसे 
रोककर पूछा--'क्यों भाई, तुम्हारा पेट तो भूखा दिखता 
नहीं और तुम इस तरहसे क्यो गिडगिडा रहे थे ।' वह 
कहने लगा कि “यदि इस तरहसे न गिडगिडाये तो हमे 
कौन देगा ?' फिर मैने उससे पूछा--क्यो भाई ? तुम्हारे 
पास कितना पेसा है । उसने कहा ५०) है” । मैंने कहा 
'ठीक बताशो । 'वह कहने लगा' २००) है, दो स्त्रियाँ है । 
आरामसे मोराजी मे रहते है। आठ दिनको खाना रखा 
हुआ है । आनन्द करते है । लेकिन एक बात है कि तुम 
लोगोमे विवेक बिल्कुल नही !' मैने पूछा--'क्यो भाई । 
क्या बात है । हमने तो तुम्हे खानेको दिया और हमसे 
ही ऐसा कहते हो ? उसने उत्तरमे कहा--कि 'यदि त्‌म 
न देते तो हमे दूसरी जगह मिल जाता | लेकिन कभी कभी 
जो लँगडा इस तरफ मागता है शौर उसे तुम कुछ न कुछ 
या बाईजी भी दे दिया करती है। परन्तु तुम्हे क्या मालूम 
उसके पास २०००) रुपया नगद है। तुम्हे तो पात्र 
अपान्न का कुछ विवेक नही है ।' 

भइया, सच्ची बात पूछो तो हममे विवेक बिल्कुल 
नही है । श्ररे हमने कमाया और हम ही उसका उपभोग 
ने कर सके--यह हमारी नादानी है । 


ज्ञान का प्रकाश 

ऋण चुकानेके दो रास्ते है। एक तो ऋण लेवे नही 
और प्राचीन कर्ज चुका देवे । इसी प्रकार सवर कर्मोके 
भानेको रोक देता है । प्राचीन कर्म रहे सो खिर जावेंगे । 


शीतकाल था। मैं प्रौर मेरे कुछ अन्य सहपादी रुई 
भरानेके लिये बाजारमे गये । बनारसकी वार्ता है यह । सो 


[ ११७ 


सबके लिये तो भरने के लिये नौजवान मिल गये परन्तु मेरे 
हिस्सेमे एक बृढा झ्रादमी पडा । मैने कहा -- अरे तुम नही 
भर सकते बूढे श्रादमी हो । हमारे सब साथी चले जावेंगे । 
हम तो तुमसे नही भरवाते ।' 


उसने उत्तर दिया-अरे घबडाते क्यो हो ? उन 
सबसे अच्छा और जल्दी तुम्हे दे देंगे, तुम चिन्ता न करो ।' 
सबने तो एक बारमे सब रुई धुनक डाली, पर बूढ़ेने तो 
एक एक छुटाक करके धुनकी । अच्तमे सबसे पहले उस वृद्धने 
वह रुई घुनकी और वह॒ रुई सबसे अच्छी धुनकी गई । 
उसने मुझसे कहा--कुछ समभे कि नही या पूरे सू्खे ही 
हो + मैने कहा-- मैं सब समझ गया तुम अपत्ती एक-एक 
छटाक धुनक्ष करके काम करनेकी चिन्ता कम करते गये 
ओर उन्होने पूरी ही धुतकी और फिरसे पुरी ही धुनकी । 
इससे उनको प्रेकी ही चिन्ता रही ।' 

इसी प्रकार जब हम कर्मोका सवर कर लेते है तो एक 

चिन्तासे निवेत हो जाते है फिर हमे सिर्फ निर्जरा ही करना 

पडती है सो वह भी हम कर लेगे । रागादिकको रोककर 
जिसने ज्ञानकी धुरी धारण करके संवर कर दिया वह श्रव 
प्राचीन कमेंका नाश करने के लिये निर्जरा करनेके लिए 
उद्यत होता है । 

सवर कहॉाँसे होता है इसको बताते है। वीतरागी 
चेतन व अचेतन दोनोका उपभोग नही करता है । उपभोग- 
का भ्रथ है - रुच जाना । जैसे तुमने किसी पदार्थों खाया 
तो तुम्हे जिछ्वासे उस पदार्थंका स्वाद आया । तुमको रुच 
गया सो तुम उसमे राग करने लगे । मुनिने भी उस पदार्थ- 
को खाया और जिह्ना इन्द्रियसे उसके रसास्वादनका 
ज्ञानोपाजजन किया परन्तु उन्होने उसमे रागबुद्धि नही की । 
बह समभते है कि सिफ शरीरकी स्थितिके लिये उन्हे ऐसा 
करना पडा । क्योकि कहा है-- 


“शरीरमा खलु धर्मसाधनम्‌ ।” 


मन्दिरमे हम भी जाते है, माली भी जाता है और 
मन्दिरसे सबसे अधिक समय लगाता है लेकिन भक्त हम ही 
कहलाते है, माली नही । परिणामोकी अपेक्षासे यह व्यवहार 
होता है । यदि हमे धर्म रुच गया तो समभना चाहिये कि 
हमारा कल्याण हो गया । 


१३८ | 


बन्ध का कारण राग-देषकी परिणति है। पदार्थके 
उपभोगमे दो बाते होती है। जब सातावेदनीयका उदय 
होता है तो पदार्थ रुचिकर प्रतीत होनेसे सुखानुभव होने 
लगता है। कभी-कभी वे ही पदार्थ असातावेदनीयके 
उदयसे ग्ररुचिकर प्रतीत होनेसे दु खानुभव होने लगता है । 
ज्ञानमे तो सुख दु ख दोनो ही आवेंगे । परन्तु चूँकि उपयोग 
बन्धका कारण नही, बन्धका कारण मोह है । जहाँ उपयोग- 
के समय मोहका सहयोग मिला वही पर तवीन कर्मका 
बन्ध हो जाता है । 


असातावेदनीयके उदयसे यदि किसीको दुख हुआ्ना । 
यदि अरब वह अपने सक्‍लेश परिणाम करेगा तो उसे नवीन 
कर्मंवन्ध होगा और यदि समता धारण को तो उसे 
संवर होगा । | न्‍ 


दीपचन्दजी सुनाया करते थे कि मारवाडमे एक बुढिया 
थी ! उसके ७ लडके थे । वे बहुत ही सुन्दर और आज्ञा- 
कारी थे । आयुपूर्ण होनेसे बडे लडक्रेका स्वर्गंवास हो गया। 
उस बुढियाने बहुत ही विलाप किया । दिन रात्त रोती 
रहती थी । लडकोने बहुत समभाया कि हम तुम्हारी सेवा 
करेंगे और यदि तुमने विलाप करना नही छोडा तो अवश्य 
हम सब भी मर जावेगे | देवात्‌ सब मर गये । 


आचायोने तो यह निरूपण किया है कि कर्मके उदयसे 
होनेवाले पर पदार्थोका उपभोग करलो, पर उनमे न तो 
विषाद ही लावो और न उनसे सुख ही मनाओी । बन्धका 
कारण कषाय है । बन्धके जो अनुभाग और स्थिति भेद 
किये गये है कंषाय पर निर्भर है। तीव़ कषायमे तीर 
अनुमाग एवं लम्बा स्थिति बन्ध होगा । 


अ्रभी किसीको यदि कोई विषेला जीव जन्‍्तु काट 
खाबे जो मनच्त्रमे एसी ताकत है कि वह उसे दूर कर देता 
है । उसी प्रकार ज्ञान भी एक ऐसा मन्त्र है जिससे मोह 
राग और &परूपी कर्म क्षणमे ही नष्ट कर दिया जाता है । 
कई वस्तुएं ऐसी देखतेको हमे मिलती हैं या हमे भुगतना, 
पडती है जिन्हे हम नहीं जानते लेकिन इसका तातपयें यह 
नहीं कि उपयोग करते समय आत्माका सन्‍्तुलन ही, खो 
दिया जावे । 


वर्णो प्रवचन ज्ञानाणेव 


धर्मका फल मीठा रहता है पर धर्मकी रक्षा करना 
बडा कठोर है । देखिये तो आज सुबह खाया फिर अपना 
पेट खाली हो जाता है। क्या विचित्र लीला है ? रोज 
रोज यहाँ आनेकी कोई आवश्यकता नही । अरे ! एकदिन 
समभलो और अपने कल्याणमे लग जाओ्ो । 


जो तुम इतरको दुब्टा मानते हो उसको छोड अपनेको 
ही दृष्टा समझो । तू नतो शरीर हे और न किसी जाति- 
वाला है। तू ही ज्ञाता है, तू ही दृष्टा है। भूल छोड दो 
ग्राज कल्याण हो जावे । ज्ञान और वेराग्यकी ताकत ये 
दो चीजे ही तुम्हारा कल्याण कर देंगी। कोई मनुष्य 
मद्यपान कर लेता है और वह पागल हो जाता है । ऐसे 
समय यदि दवाई खा ली जावे तो नशा दूर हो जावे, चलो 
छुट्टी पाई । 

सम्यरदष्टि ज्ञातीको तीच्र विरागीभाव होनेसे नवीन 
कर्मंवबन्ध नहीं होता। प्रमादी भी नहीं होना चाहिये । 
भीतर हृदयका श्रभिप्राय ठीक रखो। भइया, अ्रध्यापक 
लडकेको मारता है तो लडका कहता है -अच्छा मारा । 
उसका सरक्षक कहता है --अच्छा मारा क्योकि उस 
अध्यापक का अभिप्राय उस लडके को पढाने का है । 

सम्यग्दृष्टिको भी सब भुगतना पडती है । मोहसे मुनि 
अपने पास पिछी रखते है। कही जीवोका घात न हो 
जावे -यह मोह रहता है । जब मोह वष्ठ हो जाता है तो 
कोई बुराई पैदा नही होती । देखो तो हम नित्यभ्रति 
पुदुगलकी पर्यायोको बुरी अवस्थामे ला रहे है। छुत्दर २ 
पदार्थ मल मृत्र और अन्य पर्यायोमे बदल रहे है | यह सब 
तुम्हारे ही रोषो का परिणाम है। जब परिह्ारविशुर्दधि ही 
जाती है तो शरीर ऐसा हो जाता है कि भोजन भी करते 
है तो भी मलमृत्रका परिणमन नही होता है । इससे ज्ञात 
होता है कि शरीरमे मोह न होनेसे ऐसी शक्ति पंदा हो 
जाती है । 

- सम्यम्दृष्टि और सिथ्यादृष्टि दोनों ही विषय सेवन 
कर रहे है पर एकको फल प्राप्त नही होता और एककी 
होता है। ज्ञानवैभव एवं विरागताका बल है। सेवन 
करते हुए भी असेवक है, क्योंकि वे उदासीन है तथा पदार्थ- 
के स्वरूपको जानते है। अन्तरग आसक्ति व होनेते 


वर्णी, प्रवचन ज्ञानार्ंव 


सम्यर्द्ष्टिके बन्ध नहीं होता और मिथ्यादृष्टि न सेवन 
करते हुए भी बन्ध करता है । सम्यगरदृष्टिके नियमसे ज्ञान 
व चारित्र होता ही हे । वह अपनी आत्मा में स्थित होता 
हुआ रागसे विरक्त होता है। सामान्य व विशेष प्रकारसे 
कर्मका उदय होता है और हमे सुख व दुख देने वाली 
विविध प्रकारकी सामग्री प्राप्त होती है। पर सम्यरदृष्टि 
यह समभता है कि मैं यह नही हूँ मैं तो ज्ञाता और दुष्टा 
हैं । किसी वस्तुके विछोहमे या भगवानकी मूर्तिके खण्डन 
होने पर हम दुखी होते है । तत्त्ववृष्टिसे विचार करो तो 
हमे वस्तुसे कोई भी दुख प्राप्त नही होता वरन हम अपने 
मोहसे ही दु खी होते है। मोहका बडा बाहिजात ठाट है । 
यदि मोह मिट जावे तो ससार मिट जावे, आत्माका असली 
आनन्द प्राप्त होने लगे। हमारा ज्ञान है उसमे तो सब 
पदार्थ भलकेंगे, इसमे मोह क्यो करते हो । मोहसे उस 
पदार्थंकों श्रपना मान लेते हो--यही तो गलती है। यदि 
यह गलती सुधर जावे तो कल्याण होनेमे कोई विलम्ब 
नही । 


वर्तमान कालमे जल गर्म है पर उसका स्वभाव गम 
नही है वह तो स्वभावत शीतल है। पर अग्निके सयोग 
से गर्म हो गया है। गर्मीको मिटाने का प्रयत्न किया जावे और 
वह दूर हो जावे तो जलका जो स्वभाव शीतलता है वह 
प्रगट हो जावेगा । 

आत्मामे जो ओऔदबिक परिणाम हे उनको सहते हुए 
रागद्षको मिटानेकी कोशिश करो | ये रागद्वेष तो ठीक 
है क्षायोपशभिक ज्ञान भी तुम्हारा रहने वाला नहीं है। 
भइया ! यह बात तो जरूर है कि हम मोह वगैरह को 
दूर करनेका प्रयत्न करते है, क्योंकि ये बुरे है। इनसे 
आकुलता प्राप्त होती है। पर हम ज्ञान को मिटाने 'का 
प्रयत्न नहीं करते, क्योकि इससे हमे दुख नहीं होता । देख 
देने वाती असली चीज तो मोह हे । ज्ञानमे जो चीज ग्रावे 
सो आवे, उससे हमारा कोई बिगाड होने वाला नहीं है 
प्र उससे राग-देपष नहीं करना चाहिये । 

सम्यरदुष्टि राग-हेंषका त्याग करता है। वह समझता 
हे कि राग-द्ेेप हमारा नही है वह तो कर्मोदयसे हुआ है । 
हम तो इससे बिल्कुत पृथक हु । यह तो भिटने वाली चीज 


[ १३६ 


है इसे मिटाना ही चाहिये । सम्यरदृप्टिके नियमसे सम्य- 
ज्ञान व सम्यक्चारित्र होता ही है। वह अपनी आत्माकों 
जानता हुआ आ्रौदयिकभाव को छोडता है। मदिरमे बैठकर 
भी हमने यदि अपना राग नहीं छोड़ा तो सब व्यर्थ है । 
हम अरिहंतका नाम लेते है पर जरा उसके श्रर्थ पर तो 
विचार कोजिग्रे । 


रे 


अ' का अर्थ होता है श्ररि याने मोहनीय कर्म । 'र 
का श्रर्थ होता है रज याते अज्ञान, अ्रद्शन व अतराय । 
“हत' का अर्थ मारने वाला । जिसने मोहतीय, ज्ञानावरण, 
दर्शनावरग और श्रतराय इन ४ घातिया कर्मको नष्ट 
कर दिया है वे ही अरिहंत कहलाते है । व्यावहारिक 
दृष्टिकोणसे हम उनका पूजन करते है लेकिन उनके गुणो- 
को प्राप्त करमेका हम प्रयत्न नहीं करते--यही हमारी 
कमजोरी एव मूर्खता हे । 


मनुष्य जब राग, हेष, मोह छोड देता है तब वह 
सम्यग्दृष्टि होता है। उन्हे छोडने की आ्रावश्यकता ही नहीं 
पडती, जब उनको वह परपदार्थ समभने लगता है तब 
उनसे हेयवुद्धि तो हो ही जाती है । राग, 6५, मोह और 
कपाय ये छोडने योग्य है। सामान्य व विशेष भावीसे 
पृथक होकर केवलज्ञान व वराग्यकों ही अपना स्वभाव 
मानना सम्यर्दृष्टिका कत्तंव्य है। सम्यग्दृष्टिकों मकान तो 
मिल गया । अब तो उसके कूडे कचडेकों काड कर साफ 
करनेकी श्रावश्यकता है । 


जो मोहादि है वही तो कूडा कचडा है । 


सम्यग्दृष्टिने, जो कर्म व कषाय उसे डुबो रहे थे, उन 
सबको चूर कर दिया हे। जिस तेज अग्नि ने वद्धफ़ों भस्म 
कर दिया वह तो शेप कूडा करकटको श्षीघत्र ही नष्ट कर 
देगा | इसी प्रकार सम्यःदृष्टि शीघ्र ही अवान, राग, द्वेप 
ग्और मोहको नष्टकर सकता है । 


जो लेशमात्र भी राग-हेपको माने बह अपनी आत्मा- 
को नही जान सकता हे । जो ख्रात्माकी नहीं जानता वह 
जीव अ्रजीवको नही जान सकता ग्रौर जो जीव अजीवकों 
नहीं! जानता वह सम्पस्दर्शन कंसे प्राप्त कर सकता हुँ ? 


१४० है 


जवसे यह ससार है हम हरएक पदार्थमे पागल हो 
जाते हैं श्रौर उसे श्रपना मान बेठे हैं। एक पर्यायमे आये 
तो दूसरी पर्यायकोी भूल जाते हूँ। ययाथमे थे अवस्थाएँ 
अ्रस्थिर हैं अपनी नहीं है। ये तो पुदगल-परिणमन है । 
समयको कोई रोक नहीं सकता । हम तुम तो ठोक ही हैं 
तीथेड्भूर पद तक तो रुका नहीं । यदि तुम्हारा ही पद है 
तो रख लो उसे अपने पास तब जाने। लेकिन रहता 
नहीं । इससे मालूम पडता है कि ये शरीर धन, ऐश्वर्य 
भ्ादि हमारे नही है। हमारा तो जो स्थायी भाव ज्ञान है 
वही है । 

भइया, एक बुढिया थी । उसके ३ लडके थे। सो एक 
दिन एक पडोसीने विचार किया कि किसीका निमत्रण 
किया जावे । उसने बुढियासे श्राकर कहा--कि छोटे लडके 
का तेवता किये जाता हूँ । बुढियाने उत्तर दिया कि भाई 
किसी का भी नेवता कर जावो, हमे कोई उच्च नही, पर 
इतना अवश्य है कि तीतो ही ३-३ सेरका खाने वाले हैं । 
इसी प्रकार चाहे किसी भी भावनाका चिन्तन करो बात 
एक ही है । 

भाव बहुतसे पैदा होते है । शात परिणाम कभी होते 
है और कभी क्रोध रूप परिणाम हो जाते हैं। परन्तु ये 
स्थिर परिणाम नहीं है । इससे यह आत्माका स्वभाव नही 
हो सकता। मोह, कंषाय, राग, द्वेंघ आत्मामे होवे 
परन्तु ये है अस्थायी ही । ये हमेशा टिकने वाले नही है । 
ज्ञानभाव ऐसा है जो झात्मामे नित्य है--अ्रव्यभिचारी है | 


ज्ञानसे कोई विपत्ति नही है, मोह नही हो तो कोई 
उपद्रव नही हो सकता । जहाँ दी वस्तुएँ होती है वही तो 
मभट पेंदा हो जाती है। यदि शुद्ध दाल ही बनाई जावे 
तो उसमे कोई उपद्रव नही ओर यदि उसमे नमक मसाला 
डाला जावे, तो कभी रोना श्रौर कभी खारा ऐसी विशेषताएं 
हो जाती है । 

चिन्ताका विकल्प सब बिगाड करता है । व्यवहारमे 
भी देखा जाता है कि जिस मनुष्यके जितनी कम चिन्ता 
होगी वह उतना ही सुखी होगा । 

बुढिया का एक लडका था । वह उसे खूब खिलाया 
करती थी । उस लडकेको कोई चिन्ता नहीं थी | वह 


वर्णी प्रवचन ज्ञानाणंयव 


श्रारामसे रहता था ओर खेला करता था। वह शरीरका 
काफी सजबूत था । उसके घरके सामनेसे राजाका हाथी 
निकला करता था। जब कभी वह लडका हाथीकी स्ाकल 
पर लात रख देता था, हाथीकी यह मजाल न थी कि वह 
थ्रागे बढ सके । हाथीकों चिन्ता हुईं कि हमसे बलवान 
श्ादमी यहाँ मौजूद है और वह कमजोर होने लगा । यह 
देखकर राजाने उसके कमजोर होनेका कारण ज्ञात्त किया 
ओर उस दिन लडकेको दरवारमे बुलाया । 


उससे कहा--हमारे यहाँ नौकरी करोगे ?' 


उसने उत्तर दिया --हमें क्या करना है नौकरीका, 
हम तो आरामसे रहते है। हमे तुम्हारी नौकरीकी 
आवश्यकता नही ।' । 


राजाने कहा--अच्छा इतना काम करना कि तुम्हारे 
घरके पास जो मंदिर है उसमे एक दीपक रख देना। हम 
तुम्हे ५००) माहवार देंगे । ये लेते जाओ रुपये । 


लडकेने सोचा कि इतने रुपये मिल रहे है ओर थोडा- 
सा ही तो काम है । उसने रुपये ले लिये श्रोर बडी खुशीके 
साथ घर आया । 


जब वह लडकोके साथ खेल रहा था तो उसके मनमे 
यह चिन्ता पैदा हो गई कि दीपक जलाना है । दूसरे दिन 
जब उसने हाथीकी जजीर पर श्रपना पर रखा तो हाथी 
उसे खीच ले गया । 


कहनेका तात्परय यह है कि जब चिन्ता हो जाती है तो 
शरीर का बल अपने ग्राप कम हो जाता है । यदि अपना 
कल्याण चाहते हो तो चिन्ताकों छोडकर आत्मामे लीन 
रहो । अपनी समालोचना करो तो कल्याण हो जावे। 
उसकी तरफ श्रभी अपनी दृष्टि नही गई । दुनिया का यदि 
भला चाहते हो तो पहले अपना भला करो । 


मोक्षका साक्षात्‌ उपाय ज्ञान है । जिस प्रकार बादलोमे 
सूर्य छिपा रहता है तब प्रकाश नही रहता । पर जैसे जसे 
वह घनपटल से दूर होता है वैसे ही शानके उदयसे आत्मा- 
का अज्ञानाधकार नष्ठ हो जाता है। कमपटलसे यह 
आत्मा आ्राच्छादित है) जैसे जैसे कर्मंपटल दूर होगे वैसे 


वर्णी प्रवचन ज्ञानाणंत 


वैसे आत्माका विक्रास होगा । कर्मंपटल दूर करनेके लिये 
हमे ज्ञानको हासिल करना चाहिये । 

अनन्त पर्यायोको यदि नही जानते हो तो कोई नुकसान 
नही । भेदज्ञान हो जावे तो सन्‍्तोष करो इससे अधिक 
समवसरणमे क्या मिलेगा ? हम अपने शरीरको कष्ट दे -- 
तप करे, महातप करे और यदि ज्ञान नहीं हो तो हमारा 
कल्याण नही होगा । सतत ज्ञानका अभ्यास करो--इतना 
ही इसका तात्पय है । 


एकमे: एवं शरणम्‌ 


कोई हमारी रक्षा करने वाला नही है। ऐ प्राणी ' 
ससारमे ऐसा कोई जीव है जो मरने वाला न हो ? नहीं 
सभी मरणको प्राप्त होता है। यमरूपी सिहका पैर जहा 
पड जाता है फिर उसकी कोई रक्षा करने वाला नही है । 
ससारमे कोई शरण नहीं है। सुर हो या असुर हो, तन्त्र 
हो या मन्त्र हो, मरने वाले जीवको कोई भी नहीं बचा 
सकता ! 


मृत्यु का नाश कोई कर नही सकता, लेकिन जन्मका 
नाश तो कर सकता हे । जब जन्मका नाश हो जावेगा 
तो मृत्युका अपने आप नाश हो जावेगा । परन्तु 
सबसे बडा दुर्गंग हममे यह हैं कि हम अपनी कम- 
जोरी बताते है । जो काम तीर्थकरने किया उस कामके 
करनेकी शक्ति हममे है । हम दिनरात श्राकुलता उत्पन्न 
करते रहते है कि अरे हमारा यह नष्ट हो गया, अरे ! 
हमारा तो सर्वंताश हो गया । इस बातकी ओर कोई भी 
विचार नही करता कि इस ससाररूपी वनमभे अ्रनन्तानन्त 
पुरुष विलीयमान हो गये है । तीर्थद्धूर तो बचे नही फिर 
हमारी क्‍या शक्ति है ?' 

राजगृहीमे जहा भगवानने जन्म लिया वहाँ एक 
कृतिया भी नही दिखाई देती । हम प्रयत्न करते है कि 
हमारा स्मारक बन जावे । सूर्य तककी तो तीन दक्शाये होती 
है। हमारी क्‍या होगी--सो सोच लो । 
एकत्व भावना 

भवरूपी जो मरुस्थल है इसमे नाता प्रकारके दुख 
मोजूद है। प्राचार्योका तात्पय यह है कि तुम अकेले ही हो, 


[ १४१ 


तुम्हारे कम्मेके फलको तुम्ही भुगतने वाले हो । ह 


दो आदमियोमे अधिक मित्रता थी। उन्होंने यह 
निश्चय किया था कि हम साथ ही त्यागी होगे । जब एक 
आदमीने दूसरेसे कहा कि चलो हम त्यागी होनेके लिये 
तेयार है, इस पर उसने कहा कि थोड़ीसी कसर रह गई । 
इस प्रकार वह हर समय कह देता था। वह त्यागी मर 
कर स्वर्ग गया । परन्तु वह फिरसे उसके पास आया और 
त्यागन्नत धारण करनेके लिये अपने सित्रसे कहा । उसने 
फिरसे वही उत्तर दिया कि अभी थोडी-सी कसर रह गई 
है । देवने कहा--हम तुम्हारी कसर थोडी-सी देरमे निकाल 
देते है, तुम थोडा-सा काम करो। बीमार बन जाओ 
एक दिनके लिये । 


देवके कथनानुसार वह बीमार पड गया । घरमे बडा 
तहलका मच गया । डाक्टर और वंद्य बुलाये जाने लगे । 
देव बैयका रूप धारण करके वहाँ भ्रा गया-। उसने उस 
कमरेसे सबको बाहर कर दिया और थोडासा दूध 
और एक सिगडीमे अ्रग्ति मगाई। उस दूधको अग्नि पर 
तपने को रख दिया । 


इसके बाद उसने पूछा--तुम बताओ तुम्हारा सबसे 
प्रिय कौन है ? उसने उत्तर दिया कि हमारी माता हमे 
चाहती है । तदनन्तर उसने माताकों बुलाया | श्रीर कहा, 
माताजी तुम्हारे लड़केकी तबीयत अ्रभी ठोक हो सकती है, 
यदि तुम यह दबाई सहित दूध पी डालो । परच्तु इससे 
तुम्हारा स्वर्गंवास अ्रभी हो जावेग[। माताने कहा--हमारे 
तो त्तीवन लडके और है यदि यह न रहेगा तो हमारी सेवा तो 
दूसरे कर लेगे । इस प्रकार उसने पिता-पत्नी श्रादि जो भी 
उसके प्रिय थे सबको बुलाया परन्तु उसके पीछे मरनेको 
कोई तैयार नही हुआ । 


अरब उसे ख्याल आ गया । मनुष्यकी कसर तो कभी 
पूरी नही हो सकती और यदि श्राज दुढ निश्चय कर ले 
तो फिर कोई कठिन बात नही । 


अपने स्वरूपको न जान करके और परपदार्थंको 
प्रहण करके हम यह सब कष्ट भगत रहे है। हमारा साथ 
देने वाला कोई नही है । 


१४२ |] वर्णी प्रवचन ज्ञानार्णव 


जब हमने एकत्वपने को प्राप्त कर लिया'तो हमने ही जेंसा काम करेगा वही उसके फलको भुंगतेगा। तुम्हारे 
पक्ष प्राप्त कर लिया | कोई भी हमारा भला,बुरा करने- हाथकी बात है, जो इच्छा हो सो पर्याय घारण कर 
वाला नही है। हमे अपने को ही देखना चाहिये। एक तीं। हर 
प्रादमी स्वर्ग जाता है, और एक नरक भे जाता है, एक परमार्थसे विचार करो तो श्रात्मा एक,है । वह कर्मके 
अकेला शोकादि करके कमंवत्त करता है श्रोर एक ज्ञानी निमित्तसे ही बधयुक्त हो रहा है, , यह बध मिटे तो मोक्ष 
व्यक्ति कमंको नाश करके केवलज्ञान प्राप्त करता हे । जो हो जाय । 


2 


सागर के समान मनुष्य को गम्भीर होना चाहिये । सिह के सद्श 
उसकी प्रकृति होना चाहिये । श्रता की पराकाष्ठा होना ही मनुष्य के लिये 
लौकिक और परमाथिक सुख की जननी है | परमाथिक सुख कही नहीं, केवल 
लौकिक सुख की आ्राशा त्याग देना ही परमार्थ सुख की प्राप्ति का उपाय है। 
सुखशक्ति का विकास ग्राकुलता के भ्रभाव से होता है । 


“गणेंद वर्णो 


१४ 
गागर में सागर 


पृज्य वर्णी जी महाराज यद्याप कवि नही थे -पर एक 
कवि का हृदय उन्हें प्राप्त था। जितनी कोमल अनु- 
भूतिया, जितना तीक्ष्ण दृष्टिकोण और अभिव्यक्ति की 
जितनी सामर्थ्य एक अच्छे कवि मे होनी चाहिये, पुज्य 
वर्णी जी मे उससे कुछ अधिक ही थी । | 


यह बहुत कम लोगो को ज्ञात है कि वर्णी जी चिन्तन 
के गहन क्षणों मे कभी-कभी अपने विचारों को पचचबद्ध 
भी करते थे। उनकी यह कविता पुूर्णत स्वान्त. सुखाय हुआ 
करती थी और कभी भी इसका पाठ, प्रचार या' प्रकाशन 
नही हुआ करता था। प्राय. ये रचनाये बाबा जी की 
डायरी के पद्नो पर यत्र-तनत्र बिखरी पडी है। इनका 
सकलन सबसे पहले श्री नरेन्द्र विद्यार्थी ने किया तथा एक 
सो बीस दोहे वर्णी-वाणी के प्रथम दो भागों मे प्रकाशित 
किये । हमे दस पद्य और ऐसे शआ्राप्त हुए है जो अ्रब॒ तक 
अ्प्रकाशित थे । पाठकों को बाबा जी के इस दुलंभरूप 
की छवि का दर्शन कराने के लिये हम ये पतद्च यहाँ 
प्रकाशित कर रहे है । 


इन पद्यों मे विषय की गम्भीरता के साथ भाषा की 
सरलता और उदाहरणो की सहजता दर्शनीय है । 


ये पद्म उस महान्‌ चिन्तक की समय-समय की मन; 
स्थिति का भी अच्छा चित्राद्भून प्रस्तुत करते हैं। 
उदाहरण के लिये होली के दिन जब सारे नगर मे धूल, 
कीचड और गन्दगी की उछाल का माहौल बनता है - तब 
बाबा जी इस वातावरण को रूपक बनाकर आत्मा की 
अन्तरग शानन्‍्त परिणति और की बाह्य दाहक रागपरिणति 
वाली दशा पर ढाल कर कहते है--- 


जग में होरी हो रही, बाहर निकरे कर । 
जो घर बेठे आपने, काहे लागे धूर।। 


जीवन के बीतते हुए दिनो का हिसाब पृज्य वर्णी जी 
कितनी बारीकी से रखते थे इसके दो उदाहरण है। 
अपनी छियन्तर वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उन्होने 
लिखा-- 

सत्तर छह के फेर मे, गया न मन का मैल । 

खाँड लदा भूस खात है, बिन विवेक का बेल ।। 


इसी प्रकार अस्सी वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उनकी 
अभिव्यक्ति की तीक्ष्णता देखिये-- , 


अस्सी वर्ष की आयु से, कियो न आतम काम । 
ज्यों आये त्यो ही गये, निशि दिन पीस्यो चाम ।। 


अरब आप उनके शेष पद्यो का' रसास्वादन कीजिये | 


मंगलाचरण-- 


आदीश्वर जिन वन्द कर, आगम गुरु चित लाय। 
अन्य वस्तु को त्याग कर मेटहु जगत उपाय ॥। 


इस भववनके मध्यमे, जिन बिन जाने जीव । 
म्रमण-यातना सहतकर, पाते दुख अतीब ।॥।१॥। 
सर्वेहितड्धूर ज्ञानमब, कर्मचक्र से दूर। 
आत्म-लाभके हेतु तस, चरण त्तमू हत क्र ॥॥२॥। 


आत्मनज्ञान 


कब आवे वह सुभग दिन, जा दिन होवे सूझ । 
परपदार्थभों भिन्‍तर लख, होवे श्रपनी बुक ॥३॥। 
जो कुछ है सो आपमे, देखो हिये विचार । 
दर्पण परछाही लखत, इ्वानहि दुःख अपार ।|४॥ 
आतम आतम रठनसे, नहि'पार्वाह भव पाए । 
भोजनकी कथनी किये, मिटे भूख नहि लार ॥५॥। 
यह भवसागर गअगम है, नाही इसका पार। 
आप सम्होले सहज ही, नैया होगी पार ॥॥६॥। 


१४४ | 


केवल वस्तुस्वभाव जो, सो है आतमभाव । 
आत्मभाव जाने बिना, नहि आवे निज दाव ॥|७।। 
ठोक दाव आये बिना, होय न निजका लाभ । 

केवल पासा फैकते, नहिं पौ बारह लाभ ॥5॥। 
जिसने छोडा आपको, वह जगमे मतिहीन । 

घर घर मागे भीखसी, बोल वचन अतिदीन ॥।६॥। 
आत्म-ज्ञान पाये बिना, भ्रमत सकल ससतार। 
इसके होते ही तरे, भवदुख पारावार ॥१०॥। 
जो कुछ चाहो श्रात्मा ! स्व सुलभ जग बीच । 


स्व्गें नरक सब मिलत है, भावहि ऊँच रु नीच ॥॥११॥ 


आज घडी दिन शुभ भई, पायी निज ग्रुण-धाम । 
मनकी चिन्ता मिट गई, घटहि विराजे राम ॥॥१२॥। 


ज्ञान 
ज्ञान बराबर तप नहीं, जो होवे निर्दोष । 

नहीं ढोलकी पोल है, पड़े रहो दुखकरोप ॥१३॥। 
जो सुजान जाने नहीं, आपा-परका भेद । 

ज्ञान न उसका कर सके, भववन्त का उच्छेद ।। ११४।। 
सर्व॑ द्रव्य निजमावमे, रमते एकहि रूप । 
याही तत्त्व प्रसादसे, जीव होत शिवभूष ॥॥१५॥। 
भेद-ज्ञान महिमा अगम, वचनगम्य नहिं होय । 
द्धस्वाद आवबे नहीं, पीते मीठा तोय ॥॥१६॥।। 


दृढ़ता और सदाचार 
दृढताको धारण करहु, तज कर खोटी चाल । 
बिना नाम भगवानके, कटे न भवका जाल ॥॥१७॥। 
सुख को कुज्जो 
जगमे जो चाहों भला, तजो आदते चार। 
हिसा, चोरी, भूठवच, ओर पराई नार ॥।१५॥। 
जो सुख चाहत हो जिया ! तज दो बाते चार । 
प्र-नारी, पर-चुगली, परधन और लवार ॥१६९॥ 


गरोबी ह 
दीन लखे मुख सबनको, दीनहि लखे न कोय । 
भलो विचारे दीनको, नर हु देवता होय ॥॥२०॥। 


ग्रापत्ति 
विपति भली ही मानिये, भले दुखी हो गात । 
धैय्यं, धर्म, तिय, मित्र ये, चारउठ परखे ज़ात ॥॥२१॥। 


गागभर से सागर 


तग्रता 


ऊँचे पानी ना टिके, नोौचे ही ठहराय। 
नीचे हो जी भर पिये, ऊँचा प्यासा जाय ॥२२॥ 


भुलने योग्य भूल 


भव-बन्धतका मूल है, अपनी ही वह भूल । 
याके जाते ही मिटे, सभी जगतका शूल ॥२३१॥ 
हम चाहत सब इष्ट हो, उदय करत कछ और । 
चाहत हैं स्वातन्त्यको, परे पराई पौर ॥२४।। 


सद्भोच 

हाँ-मे-हाँ न मिलाइये, कीजे तत्त्व-विचार । 
एकाकी लख श्रात्मा, हो जावो भवपार ॥२५॥ 
इष्टमित्र सकोचवश, करो न सत्पथघात । 
तहि तो वसु न॒प-सी दशा, अ्रन्तिम होगी तात ॥२६॥। 


परपदार्थ 


जो चाहत निजवस्तु तुम, परको तजहु सुजान । 
परपदार्थ ससगेंसे, नहि. कबहूँ कल्यान ॥२७॥। 
हितकारी निजवस्तु हे, परसे वह नहिं टोय । 
परकी ममता मेटकर, लीन निजात्तम होय ॥॥२५॥। 
उपादान निज आत्मा, अन्य सर्वे परिहार । 
स्वात्म-रसिक बिन होय नहिं, नौका भवदधि पार ॥२६॥ 
जो सुख चाहो आपना, त्ज दे विषकी बेल । 
परमे निजकी कल्पना, यही जगतका खेल ॥।३०।॥। 
जबतक मनमे बसत है, परपदार्थकी चाह । 
तब लगि दुख ससारमे, चाहे होवे शाह ॥।३१॥। 
परपरणति पर जानकर, आप आप जप जाप | 
आप आपको याद कर, भवकों मेटहु ताप ॥॥३२॥। 
पर-पदार्थ निज मानकर, करते निशिदिन पाप । 
दु्गंतिसि डरते नहीं, जगत करहि सनन्‍्ताप ।।३३॥ 
समय गया नहिं, कुछ किया, नहि जाना निजसार | 
परपरणतिमे मगन हो, सहते दुख अपार ।॥॥३४।॥। 
परमे आपा मानकर, दुखी होत ससार। 
ज्यों परछाही इवान लख, भोकत बारम्बार ॥३५॥। 
यह संसार महा प्रबल, या मे बेरी दोय। 
परमे आपा कल्पता, आपरूप निज खोय ॥३६॥। 


न हा भकर 8 | 


गागर में सागर 


जो सुख चाहत हो सदा, त्यागों पर अभिमात । 
आ्रापवस्तुमे रम रहो, शिव-मग सुखकी खान ॥॥३७॥। 
आ्राज काल कर जग मुवा, किया न आतमकाज । 
परपदार्थकोी ग्रहण कर, आई न नेकहु लाज ॥।३८५॥।। 
जिनको चाहत तूँ सदा, वह नहि तेरा होय । 
स्वार्थ सघे पर किसीकी, बात न पूँछे कोय ॥।३६॥। 


पर सद्भति 


सबसे सुखिया जगतमे, होता है वह जीव । 
जो परसज्भति परिहरहि, ध्यावे आत्म सदीव ।।४०।॥। 
जो परसगतिकों करहि, वह मोही जग बीच । 
आतम अन्य न जानके, डोलत है दुठ नीच ।॥४१॥। 
परका नेहा छोड दो, जो चाहो सुख रीति । 
यही दु खका मूल है, कहती यह सद-नीति ॥॥४२॥। 
जो सुख चाहो जीव तुम, तज दो परका सग । 
नहि तो फिर पछतावगे, होय रगमे भग ।॥४३॥। 
छोडो परकी सगति, शोधो निज परिणाम । 
ऐसी ही करनी किये, पावहुगे निजधाम ।॥।४४।। 
अन्य-समागम दुखद है, या मे सशय नाहि। 
कमल-समागमके किये, भ्रमरप्राण नश् जाहि ॥॥४५॥। 


राग 


भवदधि-कारण राग है, ताहि मित्र! तिरवार । 
या बिन सब करनी किये, अ्रन्त न हो ससार ।।४६॥। 
राग, देष मय आत्मा, घारत है बहु वेष । 
तिनमे तिजको मानकर, सहता दु'ख अ्रशेष ।।४७॥। 
जगमे बेरी दोय है, एक राग अरु दोष । 
इनहीके व्यापार ते, नहि मिलता सच्तोब ।।४८॥। 


सोह 


आदि अन्त बिन बोध युत, मोहसहित दु.खरूप । 
मोह नाश कर हो गया, निर्मेल शिवका भूप ॥।४९॥ 
किसको अन्धा नहि किया, मोह जगतके बीच । 
किसे नचाया नाच नहिं, कामदेव दुढठ नीच ।।५०॥। 
जगमे साथी दोय है, आतम अरू परमात्म॥।  - 
ओर कल्पना है सभी, मोहजनक तादात्म ॥॥४१।॥। 
'एकोह की रटतसे, एक होय नहि भाव । 
मोहभावके नाशसे, रहे न दूजा चाव ॥|५२॥ 


| १४४ 


मगलमय मूरति नही, जड मन्दिरके मॉहि। 
मोही जीवोकी समझ, जानत नहिं घट साहि ॥५३॥। 
परिग्रह दुखकी खान है, चेन न इसमे लेश । 
इसके वशमे है सभी, ब्रह्मा विष्णु महेश ॥।५४।। 


रोकड़ (पूंजी) 

जो रोकडके मोह वश, तजता नाही पाप । 

सो पावहि अ्रपकीरति जग, चाह, दाह,सन्ताप ॥५५॥। 
रोकड ममता छॉडि जिन, तज दीना अ्रभिमान । 

कौडी नाही पासमे, लोग कहे भगवान ॥५६।। 
रोकडके चक्कर फेंसे, नहिं गिनते अपराध । 
गखिल जीवका घात कर, चाहत है निज साध ।।५७।॥। 
रोकड्से भी प्रेमकर, जो चाहत कल्याण । 
विषभक्षणसे प्रेमकर, जिये चहत अनजान ॥॥५८॥। 
रोकडकी चिन्ता किये, रोकड सम लघु कोय । 
रोकड आते ही दुखी, किस विधि रक्षा होय ॥॥५९॥। 
रोकड जानेसे दुखी, घिक यह रोकड होय । 

फिर भी जो ममता करे, वह पग-पग घिक्‌ होय ।॥६०॥। 
रोकडकी चिन्ता किये, दुखी सकल ससार। 
परपदार्थ निज मानकर, नहिं पावत भवपार ।।६१।॥। 
रोकड आपद मूल है, जानत सब ससार। 
इतने पर नहि त्यागते, किस विधि उत्तरे पार ॥६२।। 
साधु कहे बेटा |! सुनो, नहि धन कीना पार । 

अञ्रटी में पैसा घरे, क्या उतरोगे पार ॥।६३॥। 
द्रव्यममोह अच्छा नही, जानत सकल जहान |... 
फिर भी पैसाके लिये, करत कुकर्म अजान ॥६४।। 
जिन रोकड चिन्ता तजी, जाना आतमभाव । 
तिनकी मुद्रा देखकर, क्र होत समभाव ॥॥६५॥। 


व्यवहार नयसे 


रोकड बिन नहिं होत है, इस जग मे निर्वाह । 
इसकी सत्ताके बिना, होते लोग तबाह ॥॥६६ा। 


लोभ 


ज्ञानी तापस श्र कवि, कोबिंद गुण आगार । 
करिके लोभ - बिडम्बना, कीन्हा इह ससार ॥६७॥। 


१४६ | 


सनन्‍्तोषी जीवन 


इक रोटी अ्रपनी भली, चाहे जेसी होय । 
ताजी बासी मुरमुरी, रूखी सूखी कोय ॥६5॥। 
एक बसन तन ढकनकों, नया पुरात्ता कोय । 
एक उसारा रहनको, जहाँ निर्भव रहु सोय ।॥६६९६॥। 
राजपाटके ठाठसे, बढ़कर समझे ताहि। 
शीलवान सनन्‍्तोषयुत, जो ज्ञानी जग माहि ॥७०॥ 


कुसद्भति 
मुरखकी सगति किए, होती ग्रुणकी हानि । 
ज्यों पावकसगति किये, घी की होती हानि ॥७१॥। 


दु खशील संसार 


जो जो दुख ससार मे, भोगे आतमराम । 
तिनकी गणना के 'किये, नहिं पावत विश्वाम ।॥७२॥। 


सुख फो चाह 


सुख चाहत सब जीव हैं, देख जगत जजाल। 
जाती मूर्ख अमीर हो, या होवे कगाल ॥॥७३॥। 


भवितव्य 


होत वही जो है सही, छोडो निज हकार। 
व्यर्थ वाद के किये से, नशत ज्ञान भण्डार ।|७४॥। 


दिध्य सन्देदा 


देख दशा ससार की, व्यो नहिं चेतत भाय । 
ग्राखिर चलना होयगा, क्‍या पण्डित क्‍या राय ॥७५॥। 
राम राम के जाप से, नहीं राममय होय । 
घट की माया छोडते, श्राप राममय होय ।॥७६॥। 


सुस्र 
जो सुख चाहो मित्र तुम, तज दो बाते चार । 
चोरी, जारी दीनता, और पराई नार ॥॥७७॥। 
जो सुख चाहो मित्र तुम, त्तज दो परकी श्राश । 
'सुख नाही ससार मे, सदा तुम्हारे पास ॥॥७८५॥। 
जो सुख चाहो आत्मा !' परकी सगति त्याग । 
लोहे की सगति पिटे, जगमे देखहु आग ॥॥७६॥। 
जो सुखकी है' लालसा, छोडो व्यर्थ बलाम । 
आतसगुण 'जित्तन करो, यह ही मुख्य उपाय ॥॥5०॥। 


गागर में सागर 


जो सुख चाहो देहका, तज।दोी बाते चार। 
बहु भोजन, बहु जागना, वहु सोना, बहु जार )।८१॥ 
जो सुख चाहो आत्मा !' तज दो बातें चार । 
कुगुरु, कुदेव, कुधर्म श्र, दुखकर असदाचार |॥५२॥ 
जो सुख चाहो आत्मा | प्रका छोडो सग। 
परको सगतिके किये, होत शान्ति मे भड्ध ॥८३॥ 
जी सुख चाहो आ्रात्मा | तज दो पर का सग । 
परमे निज की कल्पना, यही जगत का श्रद्ध ॥॥८५४॥ 
ग्राप बढाई कारने, निन्दाकार्य करनत | 
उन मूढनके सगसे, होगा नहिं दुख अन्त ॥५५॥ 
जो चाहत हित होय हम, तज दो पर का सद्भ । 
वात बनाना छोड दो, मनहि बनाओ नज्जू ॥॥८६॥। 
जो चाहत दुख से बचें, करो न परकी चाह । 
प्रपदार्थ की चाहसे, मिटे न मनकी दाह ॥॥5७॥। 
जो सुख चाहो आपना, तज दो पर का नेह । 
अन्य जनों की बात क्या, मीत न तुमरी देह ॥॥८५॥। 
जो निजपरिणति मे रमे, त्याग सकल परपशथ्च । 
सो भाजन निज अमर सुख, दुंख नहिं व्यापे रख ।।५६॥ 


शान्ति 


शान्तिमार्ग अति मुलभ है, परका छोडो मोह । 
यही मार्ग कल्याणका, क्यो करते हो कोह ? १६०।) 
चाहत जो 'मनशान्ति तुम, तजहु कल्पनाजाल | 
व्यर्थ भरमके भूतमे, क्यो होते बेहाल ॥६१॥। 


अआत्मज्ञान 


गल्पवादमे 'दित गया, विषयभोग में रात। 
भोदू के भोदवू रहे, रातों दिन बिललात ॥६२॥ 
आप आपकी बात कर, प्रको निज सत मान । 
गात्मज्ञानकेक होत ही, हो आतमकल्यान ॥६३॥। 
शिवमारग निद्वन्द है, जो चाही सो लेय | 
म्रख माने हन्द् भे, नहि जाने निज भेय ॥।६४)। 
जो ससार समुद्रसे, हैं तरने की चाह। 
भेदशान नौका चढो, परकी छोडो राह ॥६*%॥| 
जन तन धन विद्याविभव, नहिं दुलंभ जग मीत ॥ 


पर दुलंभ निजतत्तव है, याते तुम, भयभीत ॥६६॥ 


| 


गागर से सागर 


जो चाहत निज तत्त्वको, परसे छाडहु नेह । 

नहि तो फिर पछतावोगे, नर्क मिलेगा गेह ।६७॥। 
कल्पतरू ,त्तिज आत्मा, परकी -करते आश । 
सुधा-सिन्धुको छोडकर, चाटत श्रोस हताश ॥॥६८॥। 
ग्रातमनिधि को त्यागकर, घर घर डोलत दीन । 

निज पर के समभे बिना, यह मृग भटकत दीन ।।६६॥। 
निज निज खोजा पाइया, यामे नाही फेर । 

ऊपर ऊपर जे फिरत, उनहिं लगत अ्रतिदेर ||१००।। 
थोथी बातोमे नही, मिलता आतमवाद । 

पानी मन्‍न्थन में नहीं, मिलता मक्‍्खनस्वाद ॥।१० १ 
जन्म गँमाया भोगमे, कीनी पर की चाह । 

दुखी हुआ ससार मे, मिटी न मन को आह ।॥ १०२॥। 


ग्रात्म-निर्मेलता 


श्रभिष्राय दूषित किये, नहि जानत निजधम । 
निर्मेल आतमके सभी, कम होत सद्धमें ॥|१०३।। 


संयम 
मनुषजनम को पाय कर, सयम नाहि घरनन्‍्त । 
हाथीसम होकर सभी, गर्दभ भार वहन्त ।॥१०४।। 


चातुय 


बहु सुनवो कम बोलबो, सो है चतुर विवेक । 
तब ही तो है मनुजके, दोय कान जिभ एक ॥॥१०५।। 


दया 


चाहे कितना हू करो, तप-धारण अतिघोर। 
एक दया बिन विफल है, रात्रि बिना ज्यों भोर ॥॥१०६।। 


असार संसार 


राजा राणा रद्ू अरु, पण्डित चतुर सुजान । 


अपनी अपनी वीरिया, रहे न एकहु मान ॥१०७॥। 


परिग्रह 


तजहु परिग्रह कामना, जो चाहत निजरूप । 
अरथंचाह जिनकी गई, तित सम नाही भूप ॥॥१०८॥। 


| १४७ 


प्रप्तपत्च 


परकी ममता छोड कर, भजलो आतमराम । 
याके कारण मिटत है, जीवन के यमंधाम ॥॥१०६९॥. 
छोडो परकी बात तुम, इसमे नहिं कुछ सार । 

प्रप्रपच्चके कारते, होय न श्रात्म-सुधार ॥॥११०॥। 


नेह-मोह-माया 


नेह दु खका मूल है, यह जाने सब कोय । 
इसकी सद्भूति तिलोका, घानी पेरत होय ॥॥१११।। 
मोहोदयमे जीव के, होता है सकहप | 
परमे आझापा मानकर, करता नाना जल्प ॥॥११२॥। 
जिसने त्यागा मोहकों, वह शूरो में शर। 
जो इसके वश हो रहे, वह क्रोमे कर ॥११३॥ 
महिमा अ्परम्पार है, मायावी की जान। 
ऊपरसे नीका लगे, भीतर विषकी खान ।।११४। 
करनेकी कछ और है, मनभे ठाने और । 
वचनो मे कुछ और है, इनकी जाओ न पौर ॥॥११५। 


अ्रपनी भुल 


परम धरम को पाय कर, सेवत विषय-कथषाय । 
ज्यों गन्ना को पायकर, नीमहिं ऊंट चबाय ।।११६। 


खेद 


खेद करो मत आतमा, खेद पापका मूल । 
खेद किये कुछ ना मिले, खेद करहु निर्मल ११७! 


संदाचार 


भवदुख सागर पारको, ग्रुर॒वच निश्चयधार। 
सदाचार नौका चढहु, उत्तरत लगहि न बार ।॥॥११८ 
यह जग की माया विकट जो न तजोगे मित्र । 
तो चहुगति के बीच मे पावोगे दुखचित्र ॥११६ 
आपरूप के बोध से, मुक्त होत सब पाप । 
ज्यो चन्द्रोदय होत ही, मिटत सकल मसंताप ॥१२० 
जो सुख चाहत आतमा, तजदो अपनी भूल । 
पर के तजने से कही, मिटे न निज की शूल ॥१२१ 


४८ | गागर में सागर 


जो आनन्द-स्वभावभय, ज्ञानपुर्व श्रविकार । गल्पवाद में दिन गया, सोवंत बीती रात । 
मोहराज के जाल में, सहता दुख अपार ॥१२२॥ तोय विलोबत होत नहिं, कभी चीकने हात ॥॥|१२६॥ 
जो सुख है निजभाव में, कही न इस जग बीच । जो चाहत दुख से बचे, करो न पर की चाह । 


पर में निज की कल्पना, करत जीव सो नीच ।॥१२३॥ . परपदार्थ की चाह से, मिटे न'मन की दाह ॥॥१२७।। 
जो नाही दुख चाहता, तज दे पर की श्रोट । ' 

ग्रग्ती संगत लोह की, सहती घन की चोट ॥।१२४॥। सोरठा 

पर की सगति के लिये होता मन में रज्भ । जो चाहत निजरूप, तजहु परिग्रह-कामना | 

लोह भ्रगति सगति पिटे, होत तप्त सब अद्भ ॥१२५॥ . तित सम नताही भृप, श्रर्थवाह जिनको नहीं ॥॥१२८।॥। 


9६ 


“यदि अन्तरज्भसे रागादिक करनेका अभिप्राय आ्रात्मासे निकल गया तब 
रागादिक होनेपर भी उनके स्वामित्वका अभाव होने से आत्मा अनन्त ससारका 
पात्र नही बनता। अभिप्राय ही ससारका जनक़ है। जिसे इस वृश्चिक डकते 
नहीं डसा, वह ससारके बधनसे मुक्त हो चुका । परन्तु हम अभिप्रायकोी निर्मेल 
करनेकी चेष्टा नहीं करते ॥ केवल दुराग्रहसे किसी मतके पक्षपातमे अपनी 
आत्माको पतन कर ससारको तुच्छ और अपनेको महान्‌ माननेमे अपनेको 
कृतकृत्य मान लेते है। फल इसका यह होता है जो हम कभी भी झ्ातिके 
पात्र नहीं बनते। सत्यमार्ग तो यह है जो गात्मा ज्ञाता-दष्टा है उसे 
मोहने रागद्वेषात्मक बना रखा है। उस मोहको दूर कर रागद्वेषरूप विकारोसे 
बचा लेना ही उसका कल्याण है।* हि ल्‍ । 


कननन 


चतुर्थ खण्ड 


लेखमाल! 





उनके गअक्षर-उनकी बात 


अं 

“ पूज्य वर्णी जी को धारणा थी-“अपने श्राचरण से किसी को असुविधा 
या कष्ट न हो” । यही तो है वह साधना जो मनुष्य को उँचा उठाकर चारित्र के 
शिखर तक ले जाती है। जनरजन कभी साधुता की कसौटी हो नही सकता-- 


जनतए का सन्त हि... 4 (डेली के 4०४ वश 
रण ध्ोओउा झरे कं अं श्र दर्शन जल कर ग्हेहे वसा ्‌ 
ऋ(बहे छाए जह हके सर श्री अव्धा# हे घट आन ध्‌ ब्यात 
ही <दताए है 


हि 
नी - 4) ' खिल 
्ज 00१४ बप 
हि हि ५ ण्र्ध्ष 


“रहिमन केहि न होत सुख, बढत देखि निज बेलि । अपना रोपा विरवा, 
सागर का जैन विद्यालय । उसके उत्कर्य के लिए शुभ-कामना सन्देश वा आशीर्वाद 
देते हुए पज्य वर्णी जी ने लिखा था-- 


यह शरया सनश्षत्त जुयेल घ्वएइ को जाशा ्े ह्मद्द्भू भू 
हे इसकी »प्रायदाउ्द, ्पायेप कमल कर [भ्स 
को 3 न्नतें जोन ध्म्प मह्ते ऊभालतना हे 

परोष्चषफ छनज इरश अफस्था को पूर्सा सरक्षया ्गी 


झट हमारी 3 तन प्ाजना हि 
“जा: ज- जि 


सपा गंशोब्रा्र्णी . 


सबसे बड़ा पाप-भिथ्यात्व 


लेखक-श्री सिद्धान्ताचार्य पं. कलाशचन्द्रजी शास्त्री, वाराणसी 


जहा कही पुण्य और पाप की चर्चा चलती है कि सब 
से बडा पुण्य पाप क्‍या है तो अधिकतर व्यक्ति जीवदया 
को सब से बडा पुण्य ओर जीवहिसा को सब से बडा पाप 
मानते है। अहिसा परमो घर्म ” यह जेनो का प्रसिद्ध वाक्य 
भी है। इसी से जेन घरानोमे जन्मे छोटे छोटे बालक तक 
जीवजन्तुओ के घात से बहुत भय खाते है। दूसरे बच्चे 
जब वर, चूहा आदि को देखते ही मार डालते है, जेन बच्चे 
उन्हें बचाने की ही कोशिश करते है । इस तरह जीवदया 
को बडा पुण्य और जीवहिसा को बडा पाप माना जाता है। 
किन्तु जेनधर्म से हिसा और अहिसा का मतलब केवल 
इतना ही नही है किन्तु बहुत गम्भीर और ऊचा है और 
जब हम उसके प्रकाश मे देखते है तो हिंसा और अहिसा का 
प्रचलित श्रर्थ केवल लौकिक ही प्रतीत होता है और 
इस लौकिक श्रर्थ ने हमारी दृष्टि उस परमधर्मरूप वास्त- 
विक अहिंसा से एकदम हटा दी है । 


विचारणीय यह हे कि जिन प्राणियों के प्रति हम दया 
भाव रखते है वे प्राणी क्यो इस अवस्था को प्राप्त हुए । 
क्या कभी इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया है । 
दूप्तरे शब्दों मे ससारी जीव जो नाना गतियो में भ्रमण कर 
रहा है इसका कारण क्‍या है ? क्‍यों यह सुख दुख का 
भाजन बनता है ? साधारण सा जानकार भी यही कहेगा 
कि अपने कर्मों के कारण ही वह भ्रमण करता है । तब 
पुनः प्रश्न होता है कि यह ऐसे कर्म करता क्यो है। जिससे 
उसे ससार में भठकना पडता है। इसका कारण है उसका 
अज्ञान । वह यही नही जानता मैं कौन हू ? क्या मेरा 
वास्तविक स्वरूप है ? और मै क्‍या से क्या हो गया हु ? 
अपने विपय मे उसने कभी विचार नही किया। विचार 
किया भी तो सारा दोप कर्मो के सिर मढ़कर ही कतकृत्य 


हो जाता है । वह यही मानने को तैयार नही होता कि ये 
कर्म उप्ती की गलती के परिणाम है । 

कर्म के दो प्रकार है। भावकर्म और द्रव्यकर्म । जीव 
के रागादिरूप परिणामों को भावकर्म कहते है और उन 
भावों का निमित्त पाकर स्वय ही जो पुद्गलद्गग्य कर्मरूप 
परिणमन करते है उन्हे द्वव्यकर्म कहते है। अज्ञानी जीव 
अपने मे विभाव भावरूप परिणमत्र करता है। उन भावों 
का निभित्त पाकर कोई पुद्गल पुण्यप्रकृतिरूप परिणमन 
करता हैं और कोइ पापरूप परिणमन करता है। जीव के 
भावों में ऐसी शक्ति है कि उनका निमित्त पाकर पुद्गल स्वयं 
ही अनेक अवस्था धारण करते है। ऐसा ही निमित्तनैभि- 
त्तिक सम्बन्ध है। तथा इस जीव के विभावभाव भी स्वय 
अपने से ही नही होते । यदि ये स्वय श्रपने से हो तो ज्ञान 
दर्शन की तरह स्वभाव हो जाय और तव उनका नाश नही 
हो सकता । अत ये भाव औपाधिक कहे जाते है क्योकि 
अन्य, निमित्त से होते है। वह निमित्त ज्ञानावरणादि द्रव्य- 
कर्म है। ज्यो ज्यो द्रव्यकर्म उदयरूप परिणत होते है त्यों 
त्यो आत्मा विभावरूप परिणमन करता है। इस प्रकार 
श्रात्मा के प्रदेशों मे रागादि के निमित्त से बँधे पुद्गलो के 
निमित्त से यह आत्मा अपने को भूलकर अनेक प्रकार के 
विपरीत भावरूप परिणमत करता है । इसके विभाव भावों 
के निमित से पुद्गलो मे ऐसी शक्ति होती है कि जो आत्मा 
को बिपरीतरूप परिणमाने मे निमित्त बनती है | इस तरह 
भावकमम से द्रव्यकर्म और द्रव्यकर्म से भावकर्म होते है । 
इसी का नाम ससार है । 

यद्यपि आत्मा कर्म के निरमित्त से रागादिहूप परिणमन 
करता है तथापि रागादि आत्मा के निजभाव नही है। 
आत्मा तो चेतन्यगुणमय है। यह वात ज्ञानी तो जानता 


६ | 


है किन्तु अ्ज्ञानी आत्मा को रागादिरूप ही जानता है। 
अभिप्राय यह हे कि अ्रनादिकाल से यह जीव पुद्गल कमेंके 
साथ मिला हुआा चला आता है श्रोर ऐसा होने से मिथ्यात्व 
रागद्वेषरूप विभाव परिणामों से परिणमता आता है । ऐसा 
परिणमतते हुए यह स्थिति आई कि जीव अपने निज स्वरूप 
केवलज्ञान, केवलदर्शंत, अतीन्द्रियसुख से भ्रष्ट तो 
हुआ ही किन्तु मिथ्यात्वकूप विभावपरिणाम के कारण 
मेरा निज स्वरूप श्रतन्त चतुष्टय है, शरीर सुख दुख मोह 
रागठ्ेंष ये सव कर्म की उपाधि है, मेरा स्वरूप नहीं है' 
ऐसी प्रतीति भी नहीं रही। इस प्रतीति के भी छूटने से 
जीव भिथ्यादृष्टि हुआ । मिथ्यादृष्टि होने से करम्मबन्ध 
किया । उसके उदय मे चारो गतियो में भ्रमता है यह 
ससार की परिपाटी है । 

इस प्रकार भ्रमण करते हुए जब किसी जीव का ससार 
निकट आ जाता है तब जीव सम्यकक्‍त्व को ग्रहण करता है। 
सम्यकक्‍त्व को ग्रहण करनेपर पुद्गलपिण्डरूप भिथ्यात्वकर्म 
का उदय मिठता 'है तब भिथ्यात्वहूप विभावपरिणाम 
मिटता है। विभाव परिणाम के मिठत्ते पर शुद्ध स्वरूप का 
अनुभव होता है । इस तरह कऋमसे जीव पुदुगलकमंसे तथा 
विभावपरिणाम से सर्वेथा भिन्न होकर अपने अनन्‍्तचतुष्टय 
स्वरूप को प्राप्त होता है श्र इस तरह ससार का श्रन्त 
होता है । 

साराश यह है कि जब तक अशुद्ध परिणमन है तथ तक 
जीव का विभाव परिणमन है । उस विभाव परिणमन का 
अ्न्तरग निमित्त तो जीव की विभावरूप परिणमन की शक्ति 
है और बहिरग निमित्त मोहनीय कर्मप परिणमा पुद्गल 
पिष्डका उदय । मोहनीय कर्म के दो भेद-मिथ्यात्वहूप और 
चारित्रमोहरूप ॥ जीव का विभाव परिणमन भी दो प्रकार 
का है--जीव का एक सम्यकत्गुण है वही विभावरूप 
होकर मिथ्यात्वहूप परिणमा है । उसका बहिरग निमित्त 
मिथ्यात्वरूप परिणमा पुदुगलपिण्ड का उदय | जीव का एक 
चारित्र गुण हे वह भी विभावरूप परिणमता हुआ विषय- 
कषायलक्षण चारित्रमोहरूप परिणमा है। उसका बहिरग 
निमित्त है चारित्र मोहरूप परिणत पुद्गलपिण्ड का उदय । 
इनमे सब से प्रथम उपशम या क्षपण भिथ्यात्व करें का 
होता है । उसके बाद चारित्रमोहका उपशम्त श्रथवा क्षपण 


होता है।. । 


सबसे बड़ा पाप-भिश्यात्व 


जब जीव का संसार थोडा रहता है अर्थात्‌ काललब्धि 
श्राती हे तब उसे परमग्रुर का उपदेश प्राप्त होता है कि 
ये जो शरीर आदि है, मोह रागद्वेष है, जिनको तू अ्रपना 
जानता है श्रौर उनमे रत है वे तेरे नहीं है कमंसयोगकी 
उपाधि है । इत्यादि सप्त तत्त्वो और नौ पदार्थों के उपदेश 
से उसे जीवद्रव्य का विचार उत्पन्न होता है कि जीव का 
लक्षण तो शुद्ध चिद्रूप हैं । यह सब उपाधि तो कर्मसयोग 
जन्य है । जिस समय इस प्रकार से दृढ प्रतीति होती है 
उसी समय समस्त वेभाविक भावों के प्रति त्यागभाव 
उपजता है शरीर सुख दुख सब जंसे थे वेसे ही हैं केवल 
परिणामों में उनके प्रति जो स्वामित्वपना था वह छूट गया । 
उसी का नाम अनुभव और उसीका नाम सम्यकत्व है । 


पाण्डे राजमलल जी ने समयसार कलश की टीका मे 
लिखा है कोई जानेगा कि जितना भी शरीर, सुख, दुख, 
राग, हेष, मोह है, उसकी त्यागबुद्धि कुछ अन्य है कारण 
रूप है तथा शुद्ध चिद्रप का अनुभव कुछ अन्य है, कार्यहूप 
हे। उसके प्रति उत्तर इस प्रकार है-राग द्वेप, मोह, शरीर युख 
दू ख आदि विभाव पर्यायरूप परिणत जीव के जिस काल मे 
ऐसा अशुद्ध परिणामरूप सस्कार छूट जाता है उसी काल मे 
उसके अनुभव है । उसका विवरण-जो शुद्ध चेतनामात्र का 
आरवाद आये विना अशुद्ध भावरूप का परिणाम छूटता 
नहीं और अशुद्ध सस्कार छूटे विना शुद्ध स्वरूप का अनुभव 
होता नही । इसलिये जो कुछ है सच है । 

यह जन सिद्धान्त है जो बतलाता है कि जीव के ससार- 
अमण का एकमात्र कारण उसका भिथ्याभाव है। वह 
जब तक नही. मिटता तब तक समस्त त्याग, तपस्या, ब्त्त, 
चारित्र कार्यका री नही है 

सययसार कलश में कहा है-- 

क्लिद्यन्ता स्वयमेव दुष्करतरे मेंक्षोन्सुख कर्ममभि, 

विलइयन्तां च परे महान्नरततपोभारेण भग्तादिचरम्‌ । 

साक्षान्मोक्ष इद॑ निरामयपद॑ सवेद्यसान स्वयं, 

ज्ञानं ज्ञानगुर्ण बिना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते त हि ।॥१४२॥। 

कोई जीव दुष्कर तप और मोक्ष से विम्ुख कार्यों के 
द्वारा क्लेश पाते है तो पाञ्नो । श्रन्य कोई जीव महान्रत 
और तप के भार से भग्न होते हुए क्लेश पाते है तो 


सबसे बड़ा पाप-मिथ्यात्वे 


पाग्नो । जो साक्षात्‌ मोक्षस्वरूप है निरामयपद है और 
स्वय सवेद्यमान है ऐसे ज्ञान को ज्ञानमुण के बिता किसी 
भी प्रकार प्राप्त नही कर सकते | 
इस आत्मज्ञान का प्रतिबन्धी एकमात्र भिथ्यात्व- 
भाव है । उसके छठे विना ससार से छूटकारा नहीं हो 
सकता । श्रत*' सबसे बडा पाप भिथ्यात्व है । यही आचार्य 
समनन्‍्तभद्र ने कहा हे-- 
न हि मिथ्यात्वसम किड्नचित्‌ च्रंकाल्ये त्रिजगत्यपि । 
श्रयोइश्रेयरच मिथ्यात्व-सम नान्यत्तनूभृताम्‌ ॥ 
तीनो कालो और तीनो लोको मे प्राणिणे का 
भिथ्यात्व के समान कोई बुरा अकल्याणकर नही है और 
सम्यक्त्व के समान कोई कल्याणकारी नही है। अतः 
ततन्नादो सम्यकत्व समुपाश्रयणीय-मखिलयत्तेन । 
» तस्मित्‌ सत्येव बतोी भवति ज्ञान चरित्र च।। 
पुरुषार्थ सिद्च्युपाय' 
उन सम्यरदशन, सम्यग्शान और सम्यक्वारित्र भे सर्वे 
प्रथम पृणप्रयत्त के साथ सम्यक्त्व को सम्यक्खूप से अपनाना 
चाहिये । क्योकि उसके होने पर ही सम्परजशञान और 
सम्यक्‍्च।रित्र होता है । 
सम्यदशंन के अनेक लक्षण शास्त्रों मे विभिन्न दृष्टि 
कोणो से कहे है किन्तु वे लक्षण विभिन्न होने पर भी मूल में 
एक ही प्रभिप्राय को लिए हुए है। मिथ्यात्व का उदय रहते 
हुए उनमें से कोई भी सम्यक्त्व हो नही सकता | सच्चे 
देव शास्त्र गुरु का तीन मूढतारहित आठमदरहित और 
आठम्रगसहित श्रद्धान या सप्त तत्त्व का श्रद्धान मिथ्यात्व 
के उदय में यथा नहीं हे ।जवब तक मिथ्यात्व का उदय है 
तब तक यथार्थ तत्व की प्रत्तीति सम्भव नहीं है । सम्बर- 
दर्शन, सम्पतश्ञान ओर सम्यक्‍्वारित्र ये तीनो आत्मा के 
गुण होने से आत्मस्वदूप है। अ्रत. सच्यग्द्शत का भूल 
आ्त्मप्रतीति, झ्रात्मश्रद्धा और आत्मानुभृति हे । आ्ात्मानु- 
भूति से शुन्य सम्यक्त्व सम्यवत्व नही हे ओर आत्मानुभूति 
तथा मिथ्यात्व के अभाव का साहचयें हे जेंसा ऊपर 
राजमल जी ने लिखा हे । प आशाधर जी ने भी सागार- 
धमागृत के पहले श्रष्याय में श्रसयमी सम्यर्दुप्टि को 
'निश्वय सम्यस्दर्शनभाग भवेन' लिखा है। यह निश्चय 


[ के 


संम्यग्दर्शन ही यथार्थ समभ्यर्दर्शन है जो मोहनीयकी सात्त 
प्रकृतियो के उपशम या क्षय से होता है इसी के होने से 
ससार सान्‍त होता है और इसी के अभाव मे द्रव्यलिगी 
अभव्य भी मुनिपद धारण करके ग्रेवेवक से ऊपर नहीं 
जाता | इसीको लेकर दौलतराम जी ने लिखा है-- 


मुनिव्तधार अनन्तवार ग्रेवक उपजायी। 
पे तिज आत्मज्ञान बिना सुख लेश न पायो ।। 


इसका यह मतलब नहीं है कि मुनत्िपद धारण करने से 
अनन्तवार ग्रवेयको में उत्पन्न हुआ्आ। किन्तु आत्मज्ञान के 
बिना सम्यक्त्वविहीन मुनिपद धारण करने से ग्रवेयक तक- 
ही जा सका, अन्यथा तो मोक्ष प्राप्त कर लेता । 

इसको लेकर चारित्र के पक्षपाती यह कहते है कि 
सम्यक्त्व के बिना भी केवल चारित्र से ग्रवेषक तक चला 
गया । उनका कथन ठीक हे, किन्तु मोक्षमार्ग में उसकी 
कोई कीमत नहीं है,। ग्रेवेयक तक जाकर भी रहेगा तो 
ससार में ही। ससार का शअ्रन्त तो सम्यक्त्वसहित चारित्र 
से हो सकता हे। जिसे एक बार भी समच्यवत्व की प्राप्ति 
हुई वह नियम से चारित्र घारण करके मोक्ष जायग्रेगा। 
किन्तु मुनिपद अनन्तवार धारण करने पर भी अभव्य 
अपने चारित्र के प्रभाव से सम्यवत्व को धारण नही कर 
सकता । इसीलिये झाचाय॑ कुन्दकुन्द स्वामी ने सम्यग्दर्शन 
से भ्रष्ट को ही भ्रष्ट कहा है, चारित्र से भ्रष्ट को भ्रष्ट 
नहीं कहा । 

बाह्य त्यागरूपचारित्र सम्यवत्व के वित्रा भी सभव 
है किन्तु सभ्यवत्व के लिये किसी वाह्म त्याग की आवद्य- 
यता नहीं । आवश्यकता है वस्तुस्वरूप के ज्ञान के द्वारा 
स्वपर के ज्ञान की, हेय उपादेय के बोध की । नयचक्त में 
कहा है- 

जे णयदिट्ठीविहीणा ताण ण वत्यूसहाव उबलद्धि । 

वत्थुसहावविहीणा सम्मादिद्दी कह होति ॥॥' 

जो तयदृष्टि से विहीन है उन्हें वस्तुस्वभाव की 
उपलब्धि-ज्ञान नही हो सकता और वस्तुस्वरूप के ज्ञानके 
बिना सम्यर्दुष्टि केसे हो सकता है। 

प्‌ आाशाघर जी का अ्रसयत सम्यरदुष्टी तो जीवकाण्ड 
गोम्मटसार का प्रतिढूप है वह सर्वत की आजा मानकर 


डे] 


केवल यह दृढश्रद्धान रखता है कि वैषयिक्सुख हेय है और 
आत्मिकसुख उपादेय है। वह इन्द्रिय सम्बन्धी सुख भी 
भोगता है दूसरे जीवों को पीडा भी पहुँचाता है ञ्रर्थात्‌ 
गोम्मटसार के शब्दों मे न इन्द्रिय के विपयो से विरत है 
और न त्रस स्थावर जीवो की हिसा से विरत है, फिर भी 
पाप से लिप्त नही होता । प. श्राशाधर जी के शब्दों मे-- 


अ्रयमर्थो यथा तलबरेण मारयितुमुपक्रान्तश्चोरो यदत्तेन 
खरारोहणादिक कार्यते तत्तत्करोति। तथा जीवो5पि चारित्र- 
मोहोदयेन यद्यदत्मनीन भावद्रव्यहिसादिक कार्य॑ते तत्तदयोग्य 
जानन्नपि करोत्येव दुनिवारत्वात्स्वकाले विपच्यमानस्य 
कर्मण: ।' 

ग्राशय यह है कि जेसे कोतवाल के द्वारा मारने के 
लिये पकडा गया चोर जो जो कोतवाल कराता है, गधे पर 
बंठाना आदि वह सव करता है उसी तरह जीव भी चारित्र 
मोह के उदय से जो जो वह भार्वाहिसा द्र॒ग्याहिसा आदि 
कराता है वह उसे अनुचित जानते हुए भी करता है 
क्योकि अपने समय पर उदयमे आने वाला चारित्र मोहनीय 
दुनिवार होता है । 


समयसार कलश में जानने और करने का विश्लेषण 
बडी सुन्दररीति से किया है कि जो जानता है वह कर्ता 
नही और जो कर्ता है वह जानता नही । असल में सम्य- 
क्त्व प्रकट होने पर जीव को दृष्टि ही बदल जाती है 
उसका स्वामित्व-भाव चला जाता है। उसे ससार शरीर 
भोगो के प्रति अन्तरज्भ से विरक्ति आती है। तभी तो 


नर वःः-- कमा 


सबसे बड़ा पाप-मिथ्यात्व 


पहली प्रतिमा वाले को समन्तभद्र स्वामी ने सम्परदर्शन- 
शुद्ध और ससार शरीर तथा भोगो से विरक्त कहा है। 
किसी भी बाह्य त्याग की कोई बात नही है । बाह्य त्याग 
हो शोर न सम्यग्दशेन हो, न ससार शरीर और भोगो के 
प्रति श्रान्तरिक विरक्ति हो, तो उस त्याग का क्या मुल्य है? 
किन्तु आज केवल त्याग का मूल्य है सम्यदर्शन का नही । 
पचमकाल जो है। अत. मिथ्यात्व-भाव के साथ ही ब्वत 
चारित्र चलता है। वह भी चले किन्तु सम्यक्त्व-ग्रहण के 
लिये प्रयत्न तो करना चाहिये | शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा 
दृष्टि को तो परिमाजन करना चाहिये । जैसा प. आशाधर 
जी ने लिखा है- 


ततः सयमलब्धिकालात्पूर्व ससारभीरुणा भव्येन 
सम्यग्दशनाराधनाया नित्य यतितव्यम्‌ ।* 


इससे सयम का लब्धिकाल आते से पूर्व ससार से 
भयभीत भव्य को सम्यग्दशत की आराधना मे सदा 
यत्नशील रहना चाहिये । 


यह हमारी प्रेरणा है । श्रत सबसे बडा पाप भिथ्यात्व 
है क्योकि वह जीवो की आत्माओ्रो का महान घातक होने 
से महान हिसारूप है । किसी के प्राणी का घात तो एक 
ही भव में दु खदायी है | किन्तु मिथ्यात्व तो जीवके सुख 
सत्ता चंतन्यरूप निश्चयप्राणो का आदिकाल से घात कर 
रहा हे । यही सब अनर्थों की जड हे इसे मारे बिना जीवो 
का ससार के बन्धन से छठका रा नही हे-- 


कंलाशचन्ध शास्त्री 





प्रशस्तभाव ही ससार-बन्धनके नाशका मूल उपाय है। शास्त्रज्ञान 
तो उपायका उपाय है। यावत्‌ हमारी दृष्टि परोन्मुख है, तावत्‌ स्वोन्मुख-दृष्टिका 
उदय नही । यद्यपि ज्ञान स्वपरव्यवसायी है । परन्तु जब स्वोन्मुख हो तब तो स्वकीय 
रूपका प्रतिभास हो। ज्ञान तो केवल स्वरूपका प्रतिभासक है, परच्तु तद्गप रहना, यह 
बिना मोहके उपद्रवके ही होगा । कहने और करनेमे महान्‌ श्रन्तर है। आप जानते 
है, प्रथम सम्यग्दशनके होते ही जीवके पर पदा्थोमि उदासीनता आजाती है । और 
जब उदासीनताकी भावना-दृढ़तम हो जाती है, तब आत्मा ज्ञाता-दृष्टा ही रहता है । 
ग्रत आतुर नहीं होना । उद्यम करना हमारा पुरुषा्े है । 


-अध्यात्स-पत्रावली-६६ 


ग्राध्यात्मिक 


हे सुख दुख की स्थिति 

जन्मके बाद मरण और उसके बाद पुन जन्मग्रहण, 
इस प्रकार की जो जन्म-मरण की सतत परम्परा चलती है 
उसी का नाम ससार है । वह ससार चतुर्गतिस्वरूप है 
प्राणी कभी तिर्यच, कभी नारकी, कभी मनुष्य ओर कभी 
देव होता है । वह दु खसे डरता है और सुख चाहता है । 
पर इच्छानुसार उसे वह सुख प्राप्त होता नही है, बल्कि वह 
दुखी ही श्रधिक रहता है। वह कभी इष्टके वियोगसे 
व्याकुल रहता है तो कभी अ्रनिष्टके सयोगसे सन्तप्त 
दिखता है। इसका कारण यह है कि उसने यथाथंत! 
सुख-दु खके स्वरूप और उनके कारणोको समभा ही 
नही है। श्रभीष्ट बाह्य पदार्थोके सयोगसे जो सुखका 
अनुभव होता है वह यथाथ्थंत. सुख नही, सुखाभास है 
ओर वह भी स्थायी नही है, किन्तु विनरवर है। इन्द्रिय 
विषयोपभोगजनित सुख उत्तरोत्तर तृष्णाका कारण होनेसे 
सन्‍्तापका ही बढाने वाला है । ऐसे सुखके पद्चात्‌ जो 
दुख अ्रनिव।यंरूपेण प्राप्त होने वला है वह अ्रतिशय संक्लेश- 
जनक होता है । 


श्‌ 
सुख के सोपान : ग्रास्थान 
बालचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री, ह 


वास्तविक सुख वही है जिसमे श्राकुलताका लेश न 
हो श्रौर जो स्थायी हो । ऐसा वह सुख अपने आपमे ही 
विद्यमान है, न कि क्षणनशइवर विषयभोगो मे । वे विषयभोग 
तो उत्तरोत्तर तृष्णाके बढाने वाले है, उनसे सन्‍्ताप दूर 
होने वाला नही है'। वह निराकुल सुख परावलम्बनको 
छोडकर स्वावलम्बी हो जानेपर ही सम्भव है । उस सुखके 
कारण है सम्यग्दशंन, सम्यग्शान और सम्यक्चारित्र । वस्तु- 
स्वरूपको जानकर उसपर दुढतापूर्ण श्रद्धा होना, इसका 
नाम सम्यग्दशन है । वस्तुकी यथार्थेताका बोध ही जाना 
सम्यग्ज्ञान है । वस्तुस्वरूपको जानकर--हेय व उपादेयको 
समभकर --तदनुरूप आचरण करना ही सम्यक्चारित्र है । 


यह प्राय' सभी जानते है कि अधिक भोजन करना 
ग्रथवा प्रक्तिके प्रतिकूल भोजन करना दु'खदायक है, पर 
सबमे उस प्रकारकी दृढता होती नही है । यही कारण है 
जो कितने ही स्वादलोलुपी आसक्तिके वश होकर भ्रतिकूल 
या अधिक भोजन करके रोगको निमत्रण देते है व कदाचित्‌ 
मृत्युके ग्रास भी बन जाते है । यह है ज्ञानके होते हुए भी 
समीचीन दृष्टि या सम्यग्दशनका अश्रभाव। सम्यरदृष्टि 





१ तृष्णाचिष परिदहन्ति न शान्तिरासा- 
।. मिष्ठेन्द्रियार्थंविभवे; परिवृद्धिव । 
स्थित्येव. कायपरितापहर. निमित्त- 
मित्यात्मवान्‌ विषयसौरुयपराइमुखो भूत ।। “ 
ब्‌ स्वयम्भूस्तोन्न ८२ 


२. सुख हि दुखान्यनुभुय शोभते, 
घतान्धकारेष्विव दीपदर्शनम । 
सुखात्त यो याति नरो दरिद्रता, 
घृत जरीरेण मृत. स जीवति ।। 


३ स्वास्थ्य यदात्यन्तिकमेव पुसा, 
स्वार्थों न भोग: परिभडगुरात्मा । 
तृषो5नुषडगात्न च॑ तापशान्ति- 
रितीदमाख्यद भगवान्‌ सुपारेवे. ।। 

श. स्व स्तोत्र ३१ 


स धर्मो यत्र नाधर्म: तत्‌ सुख यत्र नासुखम्‌ । 
तज्ज्ञान यत्र नाज्ञानं सा गतियेत्र नागति, ।॥। 
। आत्मानुशासन ४६ 


४. त्यत्तहेत्वन्तरापेक्षी गुण-दोषनिबन्धनौं । 
यस्यादान-परित्यागों स एवं विदुषाम्व॒रः ।। 
आत्मानु ० १४५ 


६ ।] 


चारित्रमोहके उदयवश परपदार्थों का उपयोग करता हुआ्ना 
भी अनासक्तिपूर्वक करता है वस्व को स्व और पर को पर 
समभता है । 


गुणस्थान 


दर्शनंमोहनीय एवं चारित्रमोहनीय श्रादि करमकि उदय, 
उपशम, क्षय, क्षयोयशम और परिणामरूप अ्रवस्थाविशेषोके 
होनेपर उत्पन्न होने वाले जिन मिथ्यात्व आदि परिणामोसे 
जीव देखे जाते है या परिचयमे शआाते है उन्हे गुणस्थान 
कहते है ” 

जीवके स्वभावभृत ज्ञान, दशन और चारित्ररूप गुणोके 
उपचय और अ्रपचयसे जो उनके स्वरूपभे भेद होता है उसे 
गुणस्थान कहा जाता है । 

दूसरे शब्द से गुणस्थानको जीवसमास भी कहा जाता 
है! । जीवसमासका श्रथ है जीवोका सक्षेप, श्रर्थात्‌ जहा 
श्रनन्तानन्‍्त जीवोका सक्षेप या सकोच होता है उनका नाम 
जीवसमास है भौर वे चोदह है-मिथ्यादृष्टि, सासादन- 


श्राध्यात्मिक सुखके सोपान : गुणस्थान 


सम्यर्दृष्टि, सम्यड्मिथ्यादृष्टि, असयतसम्यरदृष्टि, सयता- 
सयत, प्रमत्तसयत, अप्रमत्तसयत, श्रपूर्णकरण, अनिवत्ति- 
करण, सुक्ष्मसाम्पराय, उपज्ञान्तमोह, क्षीणभोह, सयोगि- 
केवली और भ्रयोगिकेवली । ये गुणस्थान मोक्षरूपी महलके 
शिखरपर चढने के लिये सोपानों (सीढियो) के समान 
माने गये है' । 

१ सिथ्यादृष्टि--मिथ्याका अर्थ श्रयथार्थ या विपरीत 
श्रीर दृष्टिका अ्रथ श्रद्धा या रुचि होता है । अ्रभिप्राय यह कि 
जीवाजीव।दि तत्त्वार्थोका जो ग्रश्नह्वान अथवा विपरीत 
श्रद्धान होता है उसे मिथ्यादष्टि कहते है' । 

जिस प्रकार पित्तज्वरसे पीडित मनुष्यको मधुर रस 
नही रुचता-वह कड वा प्रतीत होता है-उसी प्रकार 
मिथ्यादर्शन के उदयमें जीवको आत्महितकर धर्म नही 
रुचता है” | मिथ्यादृष्टि जीव जिनप्रणीत प्रवचनपर-आप्त, 
आगम और पदार्थ पर--श्रद्धा नही करता, किन्तु वह अन्य 
मिथ्यादृष्टियो द्वारा उपदिष्ट अथवा अनुपदिष्ट अयथार्थ 
वस्तुस्वरूपको रुचिकर मानता है । 





१ (क) जेहिदू लक्खिज्जते उदयादिसु सभवेहि भावेहि 

जीवा ते ग्रुणसण्णा णिह्दिद्रा सव्वदरिसीहि ।। 

पचसग्रह (भा ज्ञानपीठ ) १-३; गो जीवकण्ड ८ 

(ख) मोहस्योदयतो जीव', क्षयोपशम-तदूद्ययात्‌ । 

पारिणामिकभावस्थों गुणस्थानेषु बतंते ॥॥ 
हरिवशपुराण ३-७९ 


२ गुणा ज्ञान-दशन-चारित्ररूपा जीवस्वभावविशेषा,, 
तिष्ठन्ति गुणा अस्मिन्निति स्थान । ज्ञानादिगुणानामेवोपच- 
यापचयक्ृत स्वरूपभेद , गुणाना स्थान गुणस्थानम्‌ । 
शतक मल हेम. वृत्ति ६, प्‌ १४।२., कर्मस्तव. गो, वृत्ति 
१, ए ७०, 


३ (क) एत्तो इमेंसि चोहसण्ह जीवसमासाण मग्गणद्व- 
दाए तत्थ इमाणि चोहसचेव द्वाणाणि णादव्वाणि भवति | 
पट्खण्डग़ाम १, १, १, पु. १५, ४ १२ 

(ख) जीवाश्चतुर्देशसु गुणस्थानेषु व्यवस्थिता' सिथ्या- 
दृष्टयथ *  चेति ।,, एतेषामेव जीवसमासाना। निरूपणाथ 
चतुर्देश मार्गणास्थानानि ज्ञेयानि । सर्वार्थसिद्धि १-८ 


४ जीवा समस्यन्ते एष्विति जीवसमासा', चतुर्देश च ते 
जीवसमासाइच चतुर्देशजीवसमासा', तेषा चतुदंशानाम्‌, 
चतुदंशगुणस्थानानामित्मर्थं, । धवला पु. १, ए १३०. 
५. गुणस्थानेषु परमपद-प्रासाद-शिखरारोहणसोपानेपु । 
कमस्तव दे स्वो. वत्ति १, 

६. त मिच्छत्त जमसह॒ृहण तत्चाण होइ अत्थाण । 

ससइयमभिग्गहिय श्रणभिग्गहिय च त तिविह ॥। भगवती 

आराधना ५६, पचस. १-७, धव पु. १, १६३ उद्घृत, 
शतकचू. ९, पृ ६ उद्धृत । 

७. मिच्छत्त वेदतो जीवों विवरीयदसणों होदि । 
णय धम्म रोचेदि हु महुर खु रस जहा जरिदी ॥ 
पचस, (भा ज्ञा)१-६; धवला पु १,४ए १६२ उद्धृत 
त. भाष्य सिद्ध चृत्ति 5-१०, पृ १३६ उद्धृत ' 
गो जी. १७२ 

८5... मिच्छाइटठी जीवो-उवइट्ठ पवयण ण॑ सहृहदि । 
सहहदि असव्भाव उबइट्ठ वा श्रणुबह॒ंद्ठ ।। 
पचस (भा शा.) १-८, कर्मप्रकति उप के २३ 
ते भा सिद्ध प्‌ 5-१०, पृ १३८उ३ गो. जी १८: 


श्रध्यात्मिक सुखके सोपान : गुणस्थान 


मिथ्यात्वके वशीभृत हुआ प्राणी आप्त, आगम और 
पदार्थ सभीका विपरीत श्रद्धान करता है । उदाहरणार्थ 
आप्त यथार्थ वही हो सकता है जो सर्वेज्ञ होता हुआ 
वीतराग हो--राग-देषसे रहित हो । ऐसे आप्तके द्वारा 
जो वस्तुस्वरूपका उपदेश दिया जाता है वही आत्महितकर 
होनेसे उपादेय होता है । इस प्रकार आप्तके वीतराग होने 
पर भी मिथ्यात्वसे विमूढमति प्राणी उससे ससारवर्धक 
धन-सम्पत्ति व सन्‍्तान आदिकी याचना करता है व इसी 
उद्देशसे उसकी पूजा व स्तुति आदिमे भी प्रवृत्त होता है । 
वह यह नही समभता कि जो राग-हेषसे रहित हो चुका है 
वह हमारी पूजा व स्तुति आदिसे प्रसन्न होकर न तो कुछ 
दे सकता है और न इसके विपरीत निन्‍्दासे वह हमारा 
कुछ अनिष्ट भी कर सकता है | यह वस्तुस्थिति है । फिर 
भी पूजक व स्तोताके द्वारा निर्मेल श्रन्त करणसे की गई 
पूजा व स्तुति आदि निरथंक भी नहीं जाती | किन्तु उसके 
श्राश्नयसे जो उसके पुण्यकर्म का बन्ध होता है उससे पुजक 
को यथायोग्य अ्भीष्ट सुखसामग्री स्वयमेव प्राप्त होती है । 
इसके लिये घनझजय कविका उदाहरण दिया जा सकता है । 


१. (क) भआप्तेत्तोच्छिन्नदोषेण , सर्वक्षेतागमेशिना । 
भवितव्य नियोगेत नान्‍्यथ। ह्याप्तता भवेत्‌ ॥। 
रत्नक श्रा ५ 


(ख) यो विश्व वेदवेय जनन-जलनिधेभेज्ितः पारदश्वा, 
पौर्वापर्याविरुद्ध वचनसनुपम निष्कलड्ू यदीयम्‌ । 
त वन्य साधुवन्य सकल गुणनिषि ध्वस्तदोष-द्विषन्त, 
बुद्ध वा वर्धभान शुतदलनिलय केशव वा शिव वा ।। 
अकलक * *' * 

२. न॒ पृजयार्थस्त्वयि 
न निन्‍दया नाथ विवान्तवैरे । 
तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्त:, 
पुनाति चित्त दुरिताञजवेभ्य ॥॥ 
व्‌ स्वयम्भूस्तोंत्र ५७, 

३. दइति स्तुति देव विधाय रन्‍्याद, 
वर न यात्र त्वमुपेक्षकोइसि । 
छायातरु संश्रयत* स्वतः स्थात्‌ 
करछायया याचितयात्मलाभ 
अथास्ति दित्सा यदि वोपरोधात, 
त्वय्येव सकता दिशय भक्तिबुद्धिम । 

_ करिष्यते देव तथा कृपा मे 
को वात्मपोष्ये सुमुखो न सूरि ॥ 


वीतरागे, 


[ ७ 


कहा जाता है कि धनजञ्जय कविके पुत्रकों सपने काठ लिया 
था । ऐसे समयमे भी वे अपने प्रारब्ध भ्रनुष्ठानमें दृढ़ रहे । 
उन्होने विषापहार स्तोतन्रकी रचता की । इस स्तोन्नके 
प्रभावसे कहिये या उनके प्रबल पुण्यकर्मके उदयसे कहिये, 
उनका पुत्र जीवित रहा । इस स्तोत्रके अ्रन्तमे उन्होंने यही 
कहा है कि हे भगवन्‌ ? इस प्रकारसे आपकी स्तुति करके 
भी मैं दीन बनकर किसी प्रकारके वरकी याचना नही 
करता । कारण यह कि मागना दीनताका- लक्षण है, यह 
तो लोकप्रसिद्ध है ही, साथ ही आप उपेक्षक भी है -- 
रागसे रहित व निम्नेन्थ होनेसे कुछ देनेमे श्रसमर्थ भी 
है । इसीलिये मै लौकिक किसी प्रकारकी याचना न करके 
केवल यही चाहता हू कि मेरी भक्ति सदा आपके विषयमे 
श्रनी रहे । 


इस मिथ्यात्वके साथ रहने वाले भिथ्यादृष्टिके ज्ञानकों, 
उसके यथार्थ होनेपर भी, मिथ्याज्ञान कहा जाता है। 
कारण यह कि उसे उन्मत्त (पागल) के समान सत-अ्सत्‌ 
के विषय में विवेकपूर्ण दृढ़ता नहीं रहती । 


परम का-ममक पमनमजलम 


४ (क) मति-श्रुतावधयों विपयेयश्च । सदसतोरविशेषाद्- 
दृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत्‌ । त सूत्र १, ३१-३२. 


(ख) तन्न मिथ्यादशेनोदयव्गीकृतोी सिथ्यादृष्टि:ः । 
तेपु मिथ्यादर्शनकमंदियेत वद्ञीकृती जीवों 
मिथ्यादृष्टिरित्यभिधीयते यत्कृत तत्त्वार्थाश्र- 
द्वानम्‌ । तत्र ज्ञानावरणक्षयोपशमापादितानि 
त्रीण्यपि ज्ञानानि मिथ्याज्ञानव्यपदेशभाडिज 
भवन्ति । त. वातिक ६, १, १२. 
मिच्छा अलियं अ्तथ्य दुृष्टिदेर्शन मिच्छहिट॒टी 
जेसि जीवाण तेमिच्छाहिट्ठी विवरीयदिट्‌ठी, 
अण्णहादिठयमत्थ श्रण्णहा विचिन्तेति मिच्छ- 
त्तस्य उदएण। यथा--मद्यपीत-ह॒त्प्रकभक्षित- 
पित्तोदयव्याकुलीकृतपुरुषज्ञानवत्‌ । मिच्छत्त 
यथार्थावस्थितरुचिप्रतिघातकारणम्‌ | शतकर्चाण 
९, पृ. ७। १. 
घड-पड-धभादिपयत्येसु सिच्छाइट्ठी जहावगर्म॑ 
सदृहतो वि श्रण्णाणी उच्चदे, जिणवयणे 

 सहृहणाभावादो | गो, जी जीवका दीका १८ 
उद्धृत | 


(घ) 


न अमन 
# कर 


८] 


२ सासादन सम्यर्दृष्टि---मिथ्यात्वके उदयका अ्रभाव 
हो जानेपर प्राप्त हुए प्रथमोपशम अ्रथवा द्वितीयोपशम 
सम्यक्त्वके कालमे जब कमसे कम एक समय और अ्रधिकसे 
आअधिक छह आवली मात्र काल शेष रह जाता है तब 
श्रनन्तानुबन्धी क्रोधादिमेसे किसी एकके उदयमे श्रा जानेपर 
जिसकी अच्तरात्मा केलुपित कर दी गई है, श्रर्थात्‌ जो उस 
सम्यक्त्व से च्युत हो चुका है पर अ्रभी मिथ्यात्व को प्राप्त 
नही हुआ है, उसे सासादनसम्यग्दृष्टि कहा जाता है। 
झासादनका अर्थ सम्यवत्वकी विराधना है, उससे सहित 
होनेके कारण इस गुणस्थान की 'सासादनसम्यर्दृष्टि यह 
सज्ञा सार्थक ही है! । इसे स्पष्ट करते हुए यह उदाहरण 
दिया जाता है कि जिस प्रकार कोई पव॑तके शिखरसे 
गिरकर जब तक भूमिमे नहीं आता तब तक जो उसको 
बीच की स्थिति होती है उसीके समान जो भव्य जीव 
उपशम सम्यक्त्वसे भ्रष्ट हो चुका है, पर मिथ्यात्वको श्रभी 
प्राप्त नही हुआ है--उसके अ्भिमुख है--उसे सासादनस- 
म्यग्द्प्टि जानना चाहिये । 





कक, व्वनाााननन»»»ामम+क.. 


१ (क) यदुदयाभावेष्तन्तानुबन्धिकषायोदयविधेयीकृत 
सासादनसम्यर्दृष्टि' | तस्य मिथ्यादशेनस्योदये 
निवत्ते अनन्तानुबन्धिकषायोदयकलुषीकृतान्त- 


रात्मा जीव 
सासादनसम्यर्दृष्टिरित्याख्यायते । त. वा 
९, १, १३ द 

(ख) आसादन सम्यक्त्वविराधनम्‌, सह 
ग्रासादनेन वर्तते इति सासादन विनाशित- 
सम्यग्दर्शनो5प्राप्तमिथ्यात्वकर्मदियजनित- 
परिणामों मिथ्यात्वाभिमुख॥ सासादन इति 
भण्यते । धवला पु १, पृ १६। ४ 

(ग) आदिमसम्मतद्धा समयादो छावलित्ति वा सेसे । 


अणअण्णदरुदयादों णा्सियसम्मोत्ति सासणक्खो 
सो ।। 
गो, जीवकाण्ड १६. 
२ सम्मत्त-रयणपव्वयसिहरादो मिच्छभावसमभिमुही । 
णासियसम्मत्तो सो सासणणामो मुणयव्वी | 
पेचस (भा ज्ञा.)) ६, गो जीवकाण्ड २० 


श्राध्यात्मिक सुखके सोपान * गणस्थान 


दूसरे प्रकारसे उसकी निरुक्ति इस प्रकार भी की 
जाती है--आाय का गअर्थ लाभ सम्यग्दशनकी प्राप्ति है, आय 
सादयति इति आसादनम्‌' श्रर्थात्‌ जो उस आयको नष्ट 
करता है उस श्रनन्तानुबन्धी कषायके उदयका नाम 
आसादन है (यहा आाय' मे “य का लोप हो गया है) । 
उस आसादनसे जिसको समीचीन दृष्टि सहित है उसे 
सासादनप्म्यग्दृष्टि कहते है । अ्रथवा उपय॑क्त श्रनन्तानु- 

बन्धीके उदयरूप आशादनासे सहित होनेके कारण इस 
गुणस्थान का दूसरा नाम साशादनसम्यग्दृष्टि है। अ्रथवा 
सम्यक्त्वहूप रसके आस्वादनसे सहित होनेके कारण इसका 
तीसरा नाम सास्वादनसम्यरदृष्टि भी है । 

(३ )सम्यर्सिथ्यादृष्टि--जिन कोदो (एक मादक 
तुच्छ घान्य ) की शक्ति कुछ क्षीण हो चुकी हे श्रोर कुछ 
शेष बच रही है। उनके उपयोग से जिस प्रकार कुछ 
थोडासा कलुष परिणाम होता है उसी प्रकार सम्यडिम- 
थ्यात्व नामक दर्शन मोह-प्रकृति के उदय से जिस जीव 
के तत्त्वाथ का कुछ श्रद्धात भी होता है ओर कुछ 


आओ न ७ --ननन-न नमन निभा ा+२+5+5++5+55०55+ 555 


३ आयम्‌ उपशमिकसम्यक्त्वलाभलक्षण सादयत्यपनयती- 
त्यासादनमनन्तानुवन्धिकषायवेदनम्‌ नेरुक्तो य-शब्द- 
लोप । सति हि. तस्मिन्ततन्तसुखफलदो नि श्रेयस- 
तरबीजभूत औपशमिकसम्यक्त्वलाभो जघन्यतः 
समयेनोत्क्ृष्टत” षड़्भिरावलिकाशिः 
सीदत्यपगच्छतीति सह आसादनेन वत्तंत इति 
सासादन , सम्यगविपयस्ता दृष्टिजिनग्रणीतवस्तु 
प्रतिपत्तिय॑स्थ स सम्यर्दृष्टि , सासादनश्चासौ 
सम्यग्दृष्टिश्वेति सासादनसम्यरदृष्टि , 
तस्य गुणस्थान सासादनसम्यर्दृष्टिगुणस्थानलम्‌ । 
अथवा सहाशातनयाअ्नन्तानुबन्ध्युदयलक्षणया 
वत्तत इति साशातन स चासी सम्यर्दृष्टिश्च, 
तस्य गुणस्थानम्‌ । अथवा सह सम्यवत्वलक्षण- 
तत्वरसास्वादनेन वर्तते, सम्यक्त्वरस नाद्ापि 
सर्वथा त्यजतीति इृत्वा सास्वादन., स चोसोी.. 
सम्यग्दृष्टिक्च, तस्य गुणस्थान सास्वादनसम्य- 
पदृष्टिगुणस्थानमिति । शतक मल. हेम वृत्ति ६, 
पृ १५२६ रे 


श्राध्यात्मिक सुखके सोपान . गुणस्थान_- 


ग्श्रद्धान भी होता है उसे सम्यहमिथ्यादृष्टि कहा जाता 
है । इसी कारण उसके मति आदि तीन ज्ञान भी अज्ञान 
से मिश्चित होते है । 

इस गुणस्थानमे वर्तमान जीवकी दृष्टि या श्रद्धा समी- 
चीन भी होती है और भिथ्या भी होती है । इसीलिये उसे 
सम्यड्मिथ्यादुष्टि कहा जाता है। इसके लिये यह उदाहरण 
दिया जाता है कि जिस प्रकार दही में गुडके मिला देने पर 
उन दोनोका स्वाद पृथक्‌ पृथक्‌ उपलब्ध नहीं होता, किन्तु 
मिला हुआ वह विजातीय रूपमे उपलब्ध होता, है, उसी 
प्रकार सम्यडिमथ्यात्व नामक दर्शनमोहनीयका उदय होने 
पर न तो केवल यथार्थ तत्त्वश्रद्धा होती है श्रौर न मिथ्या 
भी, किन्तु वह सिश्चित रूपमे होती है। दूसरा एक 
उदाहरण यह भी दिया जाता है कि जिस प्रकार नालिकेर 
ढ्वीपवासी किसी मनुष्यके यहां श्राकर भूखसे पीडित होनेपर 
भी उसके सामने रखे गये शोदन (भात) आविके प्रति न 
तो उसकी रुचि होती है और न अरुचि भी । इसका 
कारण यह है कि इस प्रकारका भोजन उसने कभी देखा ही 
नही है। इसी प्रकार सम्यडमिथ्यादृष्टि जीव की न तो जीवादि- 
तत्वोके प्रति रुचि ही होती है भोर न भ्ररुचि भी, किन्तु 
मिश्रित रूपमे विजातीय तत्त्वश्नद्धा ही उसकी होती है । वह 
अन्तमृंहते काल तक इस स्थितिमे रहकर या तो सम्यरदुष्टि 
हो जाता है या फिर भिथ्यादृष्टि होता है। इस गुणस्थानकी 
विशेषता यह है कि ऐसा जीव सयम या देशसयम को ग्रहण 


१. (क) सम्यडमसिथ्यात्वोदयात सम्यडमिथ्यावृष्टि: ह 
सम्यड्मिथ्यात्वसज्ञिकाया प्रकृतेरुदयात्‌॒ श्रात्मा क्षीणा- 
क्षीणशक्तिकोद्रवोपयोगापादितेषत्कलुषपरिणामवत्‌ तत्त्वाथे- 
श्रद्धानाश्रद्धानरूप सम्यडमिथ्यादृष्टिरित्युच्यते | ग्रतएवास्य 
श्रीणि ज्ञानानि भज्ञानसिश्राणि इत्युच्यन्त । त वातिक 
९, १, १४. 

(ख) सम्मत्तगुणेण तश्रो विसोहई कम्ममे स मिच्छत्त । 
सुज्कृति कोहवा जह मदणा ते ऑसहेणेव ।। 
ज सव्वहा विसुद्ध त चेवइय भवद कम्म सम्मत्त । 
मिस्स अ्रद्धविसुद्ध भवे असुद्ध च मिच्छत्त ।। 
तिव्वाणुभावजोंगो भवइ हु मिच्छत्तवेयणिज्जस्स । 
सम्मत्ते अइमदो मिस्से मिस्साणुभावों य ॥। 


[ &€ 


नही कर सकता, झ्रायुका बन्ध भी इस ग्रुणस्थान में नहीं 
होता, तथा सम्यक्त्व या मिथ्यात्व रूप जिन परिणामोमे 
उसने आयुका बन्ध किया है उन्‍्हीमे जाकर उसका मरण 
होता है--यहा मरण नही होता । 

४ असंयतसम्परदृष्टि--जिसकी दृष्टि या तत्त्वविषयिक 
श्रद्धा तो यथार्थ है, पर जो सयत नही है -ब्रतोसे रहित 
है--उसे अश्रसयतसम्यग्दृष्टि कहा जाता है । इस ग्रुणस्थानमे 
अनतन्तानुबन्धी चार और मिथ्यात्व, सम्यड्मिथ्यात्व व 
सम्यवत्व इन सात प्रकृतियोका उपशम, क्षय अ्रथवा 
क्षयोपशाम हो जाने से जीव सम्यकत्वकों तो प्राप्त कर लेता 
है पर चार अप्रत्यास्यातावरण व चार प्रत्याख्यावावरण 
कषायोके उदय के विद्यमान होनेसे वह देशसयम भोर 
सकलसयमको प्राप्त नही कर पाता' । वह तत्त्वो का श्रद्धान 
करता है, मोक्षसुखक्ी इच्छा करता है, अरिहत आदिकी 
भक्तिमे उद्यत रहता है, अविरतिके श्राश्रयसे होने वाले कर्म 

बन्धको जानता है, राग-देष दुखके कारण है यह भी 
जानता है तथा सावद्ययोगविरतिसे प्राप्त होनेवाले सुखकी भी 
इच्छा करता है, फिर भी उक्त अप्रत्याख्यानावरणादिके 
उदयके कारण वह सयमके ग्रहणमे अ्रसमर्थ रहता है । 
इतना अवश्य है कि वह चारित्रमोहके उदयवश पापाचरण 
करता हुमा भी उसे हेय ही समभता है और उसके लिये 
ग्ात्मनिन्दा भी करता है । 

इस गुणस्थानमें उक्त सात प्रकृतियोके सव्वेथा क्षयसे 


(स) मयणकोहवरभोजी अणप्पवसय णरो जहा जाई । 
सुद्धाई उ ण सुज्काइ मिस्सगुणा वा वि मिस्साई ॥। 
सहृहणासहृहण जस्स य जीवस्स होइ तच्चेसु । 
विर्याविरएण समो सम्मामिच्छो त्ति णायव्वी ।। 
शतक चूणि ९, पू ७/२. 

२ पचम (भा.ज्ञा) १-१०; धव पु १, पृ १७० 

उ, गो जी. २२ 

शतक बू चूणि €. 

गो. जी. २३-२४ 

गो, जीवकाण्ड २६ 


दुखद हुए. 


शतक. वृचूणि € पृ ७-८, शतक मल, हेम. वृत्ति 
९, प १६ सागारघमामृत १,००० 


१० ॥ 


जिसने क्षायिक सम्यक्त्वको प्राप्त, कर लिया है वह फिर 
कभी भिथ्यात्वको प्राप्त नही होता, वह कमसे कम 
अन्तर्मृहृ्त कालमे और भ्रधिक से अधिक तेतीस सागरोपम 
कालमे मुक्तिको प्राप्त कर लेता है' । 


उन्ही सात प्रकरृतियोके उपशमसे जिस जीवने ओपश- 
मिक सम्यक्‍्त्वको प्राप्त कर लिया है वह उपशमसम्यर्दृष्टि 
कहलाता है। ओऔपद्मिक सम्यक्त्वका जघन्य व उत्कृष्ट 
काल अन्तमुंह॒र्त मात्र है । उपशमसम्यग्दृष्टि परिणामोके 
अनुसार मिथ्यात्वको प्राप्त हो सकता है, सासादन गुण- 
स्थान को प्राप्त हो सकता है, सम्यडमिथ्यात्वको प्राप्त हो 
सकता है, और वेदकसम्यकत्वको भी प्राप्त कर सकता है'। 


दर्शनमोहनीयके भेदभूत सम्यकत्व प्रकृतिके उदयसे 
वेदक सम्यवत्व प्राप्त होता है। इसमे सम्यक्‍त्व प्रकृतिका 
वेदन या अनु भवन होता है, इसीलिये उसे वेदकसम्यवत्व 
कहा जाता है। क्षायोपशम्िक सम्यवत्व भी यही कहलाता 
है । दर्गनमोहनीयके भेदभूत सम्यक्त्व प्रकृतिके सर्वघाती 
स्पर्धकोसे उदयाभावरूप क्षय, उन्हीके सदवस्थारूप उपशम 
तथा देशघाती स्पर्धकोके उदयस्वरूप क्षयोपशमके होनेपर 
जो तत्त्वार्थश्रद्धान होता है उसका क्षायोपशमिक यह नाम 
सार्थक ही है। इसीको वेदकसम्यवत्व भी कहा जाता है, 
कारण कि वह सम्यकत्व प्रकृतिके उदयका अनुभव करने 
वाले जीवका आत्मपरिणाम है, श्रथवा आगममे वह वेदक 
नामसे प्रसिद्ध है । ४ 


घवला पु १, ११७१-७२ 


७ ,९४ २) “2 


श्राध्यात्मिक सुखके सौपान : गुणस्थान 


उक्त तीनो सम्परदर्शनो मे औपशमिक और क्षायिक 
निर्मल है क्योकि वे मलजनक सम्यक्‍्त्व प्रकृतिके उदयसे 
रहित है। परन्तु क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शनके साथ जो उस 
सम्यकत्व प्रकृतिका उदय रहता है वह यद्यपि तत्त्वाथंश्रद्धान 
के नष्ट करनेमे समर्थ नही है, पर उसके निमित्तसे उसमे 
चल, मलिन श्रौर अगाढ दोष सम्भव है। जिस प्रकार 
अनेक लहरोके समूहमे श्रवस्थित एक ही जल चचल रहता 
है उसी प्रकार आप्तादिविषयिक श्रद्धानभेदों मे यह क्षायो- 
पशसिक सम्ययत्व चचल रहता है । जसे-अपने द्वारा प्रति- 
ष्ठापित जिनबिम्बादिसे यह मेरा देव है' तथा श्रन्यके 
द्वारा प्रतिष्ठापित जिनविम्वादि में यह दूसरे का देव है' 


इस प्रकार उस सम्यक्त्वप्रकृति के उदयसे श्रद्धामे जो 
चचलता रहा करती है उसे चलदोष कहा जाता है । 


जिस प्रकार स्वभावत' शुद्ध सुवर्ण मलके ससर्गसे 
मलिन होता है उसी प्रकार प्रकृत क्षायोपशमिक सम्यक्‍त्व 


जो शकादिझरूप मलसे मलिनताको प्राप्त होता है, यह 
मलदीषका लक्षण है । 


जिस प्रकार वृद्ध पुरुषके हाथमे स्थित रहकर भी 
लाठी कम्पायमान रहती है उसी प्रकार प्रकृत सम्यक्त्व मे 
अरिहेंतादिविषयिक श्रद्धाके होते हुए भी वह कुछ अ्रस्थिर 
रहा करती है । जेसे-सब अरिहन्तोमे अभ्रनन्तशक्ति के समान 
होनेपर भी यह देव-शान्तिनाथ जिनेन्द्र-शान्तिके करलेमे 


समर्थ है, इत्यादि प्रकार का जो अस्थिर श्रद्धान होता है 
उसका नाम श्रगाढ दोप हे । 


पट्खण्डागम पु ४, सू १, ५, ३१७ व १४-१५, पृ ४८१ व ३४६,४७ ; सर्वार्थसिद्धि १-5, पृ ६४ वे २५ 
पट्खफ्डागम पु. ४, सृ ९ / +.) रे हि ९ हक पृ डरे, 


दर्शंनमोहनीयभेदस्य सम्यवत्वप्रकृते सर्वधातिस्पर्धकानामुदयाभावलक्षणे क्षये तेषामेव सदवस्थालक्षणें उपशमे 


च उदयनिपेकदेशघातिस्पर्धकस्योदयात्‌ क्षायोपशमिक सम्यक्त्व तत्त्वार्थश्रद्धान भवेत्त, तदेव वेदकमित्युच्यतै, 
सम्यक्त्वप्रकृत्युदयमनुभवत श्त्मन" परिणामत्वात्‌ वेदकमित्यागमप्रसिद्धत्वाद्धा । 


गो जीवका”ड मनच्दप्र टीका २५ 


५ जो पुण वेदयसम्मादिटठी सो सिथिलसहृहणों थेरस्स लद्ठिगहण व सिथिलग्गाहो कुहेड-दिद्‌ ठेतेहि भडिदि 


विराहओ । (धवला पु १, पृ. १७५), । 


वृद्धयष्टिरिवात्यक्तस्थाना करतले स्थिता । स्थान एवं स्थित कम्प्रमाढ वेदक यथा ॥__ 
स्वकारिते5हँच्चेत्यादौ देवोष्य मेध्न्यकारिते । भ्रन्यस्यासाविति भ्राम्यन्‌ मोहाच्छाद्वोइपिचेष्टते ।। 
तदप्पलब्धमाहात्म्य पाकात्‌ सम्यक्त्वकर्मण । मलिन मलसगेन शुद्ध स्वर्णसिवोद्भवेत्‌ ।। 
लसत्‌-कल्लोलमालासु जलमेकमिर्वास्थतम्‌ । नानात्मीयविशेषेषु चलतीति चल यथा ॥॥ 
समेउप्यनन्तशक्तित्वे सर्वेषामहंतामयम्‌ । देवोःस्मे अभ्‌ रेषो5स्मा इत्यास्था सुदृशामपि ॥। 


९ 


श्रम ध २, ५७-६१, गो जी जी प्र टी २५ उद्धृत, 


[्‌ 


| 


श्राध्यात्मिक सुखके सोपान : गुणस्थान 


सम्यग्दर्शनका यह माहात्म्य है कि उसकी प्राप्तिके 
पर्व जो जीव अ्रपरीतससारी-अननन्‍्तससारी-था बहु उम्तके- 
प्राप्त हो जाने पर परीतससारी हो जाता हे-उसका वह 
ससार अनन्तता से रहित होकर अ्रधिक से भ्रधिक अधंपुद- 
गलपरिवतंन मात्र शेष रह जाता है । सम्यग्दशनके प्रभाव 
से मोक्षमार्गसे बहिर्भत मिथ्यादृष्टि मुनिकी श्रपेक्षा सम्य- 
दृष्टि गृहस्थकों भी मोक्षमार्गमे स्थित हो जानेके कारण 
श्रेष्ठ माना गया है । इसके अतिरिक्त उक्त सम्यग्दशनके 
प्रभावसे जीव नारक आदि निन्‍्य अवस्थाश्रोको भी प्राप्त 
नही करता' । 

भ संयतासंयत-प्रत्याख्यानावरण कषायका उदय होनेसे 
जिसके सकल सयमरूप परिणाम तो नहीं होता, कितु देश 
सयम होता है, उसे सयतासंयत-पचमगुणस्थानवर्ती श्रावक 
कहते हैं। वह एक साथ त्रसहिसासे विरत और स्थावर- 
हिसासे श्रविरत होता है, इसीलिये उसे विरताविरत या 


[ १६ 


संयतासंपत कहा जाता है। उसकी श्राप्त, आगम और 
पदार्थेके विषयमे श्रद्धा बराबर होती है । 


जो प्रत्याख्यान-न्नत या सयमको-पूर्ण रूपसे आवृत 
(आाच्छादित) क्रिया करती है उन्हें प्रत्याव्यानावरण तथा 
जो उसे अल्परूपमे आवृतत किया करती है उन्हे शप्रत्या- 
ख्यानावरण कषाय कहा जाता है। अ्र-प्रत्याख्यानमे “अर 
का श्रर्थ अल्प या ईपत अभीष्ट रहा है । उक्त श्प्रत्याख्या- 
नावरण कषायोके उदयक्षयसे तथा प्रत्याख्यानावरण कषायो- 
के उदयसे यह पचम गुणस्थानवर्ती श्रावक अपनी अल्प- 
शक्ति अनुसार विरतिको ग्रहण करके एक-दो आ्रादि अन्तिम 
पर्यन्त ब्रतो (प्रतिमाओ) को ग्रहण करता है, इसीलिये 
उसे देशयति या सयतासंयत कहा जाता है । वह परिभमितका 
उपभोग करता है और अपरिमित अनन्तका परित्याग 


करता है । इसीलिये वह परलोकमे अनन्तसुख का भोक्ता 
होता है. 





१. एगो अ्रणादियमिच्छादिटठी अ्परित्तससारों अ्रधापवत्तकरण श्रपुव्वकरण अ्रणियट्टिकरणमिदि एंदाणि तिण्णि 
करणाणि कादूण सम्मत्तगहिदपढ़मसमए चेव सम्मत्तग्रुणेण पुब्विल्लों श्रपरित्तो ससारो श्रोहट्टिदृण परित्तो 
पोर्गलपरियट्टठस्स अद्धभेत्तो होदूण उककस्सेण चिटठंदि । घवला प्र ४, पू ३ ५ 

२ गुहस्थो मोक्षमार्ग सथो निर्मोहो नैव मोहवान । अ्रनगारो गही श्रेयान्‌ निर्मोहो मोहिनो मुने ॥। 


रत्तक, श्रा ३३ 


३ सम्यग्दशनशुद्धा नारक-तियडनपुसक-स्त्रीत्वानि । दुष्कुल-विकृत्ताल्पायुद रिद्रता च व्रजन्ति नाप्यक्नतिका ।॥। 


रत्नक, श्रा ३५ 


४ पत्चक्खाणुदयादों सजममभावों ण होदि णर्वारे तु । थोववदों होदि तदो देसवदों होदि पचमओं ।। 
जो तसवहाउ विरदो अविरदशो तह य थावर बहादो'। एक्कसमयम्हि जीवो विरदाविरदो जिणेक्कमई ।। 


गो जीवकाण्ड ३०-३१, 


(क ) पच्चकंखाणदयादों सजमभावों ण होदि णवरि त्‌ । 


थोववरदों होदि तदो देसवदों होदि पचमओ ।। 
गो. जी ३० 


(ख) आवरयन्ति य पच्चक्खाण अप्पमधि जेण जीवस्स । 


तेणा5पच्चकखाणावरणा णणु होई श्रप्पत्थे ।। 


-सव्व पच्चवखाण जेणावरयन्ति अग्रभिलसन्तस्स | 


तेण उ पच्चक्खाणावरणा भणिया णिरुत्तीहि ॥। 
सम्महसगसहिश्ो गेण्हन्तो विरइमप्पसत्तीए । 
एक्कव्वयाइई चरिमो अणुमइमेत्तोत्ति देसजई ॥। 


परिभियमुवसेवन्तो श्रपरिमियमणतय परिहरतो । 


पावइ प्रम्मि लोए अ्रपरिमियमणतय सोवख ।। 
शतक- चूणि ६, प्‌ 5।१. उद्चृत । 


१२ ] 


६ प्रमत्तसंयत--जिसके अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्याना- 
बरण और प्रत्याख्यानावरण इन बारह कषायोके उदयाभाव' 
से सयम तो होता है, पर सज्वलन चार और नो नोकषायोके 
तीन्न उदयसे उसे मलिन करने वाला प्रमाद भी साथमे 'रहता' 
है उसे प्रमत्तसयत कहते है। चार विकथा (स्त्रीकथा, 
भक्तकथा, राष्ट्रकथा और राजकथा ), क्रोधादि चार कषाये, 
पाच इन्द्रिया, निद्रा और प्रणय ये पन्द्रह प्रमाद माने जाते 
है । इनमे सयमकी विरोधी चर्चाको विकथा कहा जाता 
है । अन्य कंषाये आदि अनुभवगस्य है । दूसरे प्रकार से 
मदिरा, इन्द्रियविषय, कषाय, निद्रा और विकथा इन 
पाचमेसे किसी एक को श्रथवा सभीको प्रमाद माना 
जाता है। जिस प्रकार रागसे प्रमादको प्राप्त हुआ जीव 
गुण-दोषको नही सुनता है--उनका विचार नही क्रता है- 
उसी प्रकार जो गुप्ति और समितिके विषयमे प्रमादसे युक्त 
होता है उसे प्रमत्तविरत जानना चाहिये । 


७ श्रप्रमत्तरयत--चार सज्वलन और तो नोकषायोका 
उदय जब मन्दताको भ्राप्त हो जाता है तब पूर्वोक्त प्रमादके 
विनष्ट हो जानेपर जिसका सयम निर्मेलताको प्राप्त हो 
गया है वह शप्रमत्तसयत कहलाता है। वह स्वस्थान 


१ सजलण-णोकसा णुदयादों सजदो ह॒वे जम्हा । 


भ्राध्यात्मिक सुखके सोपान ; गुणस्थान 


भ्रप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्तके भेदसे दो प्रकारका है। 
जो व्यक्त व श्रव्यक्त सब प्रकारके प्रमादसे रहित होकर 
भी उपशमश्रेणि अ्रथवा क्षपक श्रेणि पर आरूढ नही हो रहा 
है उसे स्वस्थान अप्रमत्त कहा जाता है। तथा जो प्रति- 
समय श्रनन्तगुणी विश्युद्धिसे वृद्धिगत होने वाला वेदकस म्यर- 
दृष्टि अ्रप्रमत्तसयत, अध कारण, श्रपृवंकरण और अनिवृत्ति- 
करण इन तीन परिणामविशेषोके साथ सक्रमणविधिसे चार 
अनन्तातुबन्धी कषायोका विसंयोजन करता है--उन्हें 
श्रप्रत्यास्यानावरणादि बारह कषायो और तो नोकषायोरूप 
परिणमाता है, तत्पश्चात्‌ अन्तमृह॒तें विश्वाम करता हुग्ना 
उक्त तीनो परिणामोके झ्राश्नयसे तीत दर्शनमोह प्रकृतियोकों 
उपज्ञान्त कर द्वितीयोपशमसम्यग्दुष्टि हो जाता है, अथवा 
उनका स्वथा क्षय करके क्षायिकसम्यर्दृष्टि हो जाता है, 
पर्चात्‌ श्रन्तमुहुतं काल तक प्रमत्तसे अप्रमत्त थ्रोर श्रप्रमत्त 
से प्रमत्त इन दोनो ग्रुणस्थानों में हजारो बार परिवर्तेन 
करता हुआ उत्तरोत्तर अनन्तगुणी विशुद्धिसे वृद्धिको प्राप्त 
होता है व श्रप्रत्यास्यानावरणादि बारह कंषायो और वो 
तोकषायोके उपशमन या क्षपणमे उद्यत होता है वह 
सातिशय अप्रमत्त कहलाता है । यह सातिशय श्रप्रमत्त उक्त 


मलजणणपमादो वि य तम्हा हु पमत्तविरदो सो ॥। 


वत्तावत्तपमादे जो वसइ पमत्तसजदो होदि। 


सयलगुण-सीलकलिओञो महव्वईं चित्ततायरणो ।। 


विकहा तहा कस्ाया इन्दिय-णिद्दा तहेव पणयों ये । 


चदु चदु पणमेगेग होति पमादा दु पण्णरस ]। 


गो जी ३२-३४ (सम्यग्दर्शनादिपु गुण-शीलेषु कुशलानुष्ठानेषु श्रनवधानमनादर' प्रमाद इति लक्षणस्य 


निरुक्तिसद्भावात्‌ । म॒ प्र टीका ३४.) 
२ (क) 


विकथ।दिषु पञचदशष्वषि विद्यमानत्वात्‌ । प्रमाथति जीव कुशलानुष्ठात्‌ प्रच्यवते अ्नेनेति श्रमाद इ्ति 


पमत्तो य सो सजओो य सो पमत्तसजओ, अर (?) पच्चक्खाणावरणोदयरहिश्रो सजलणाणं उदए वह्माणो 


पमायसहिश्रो पमत्तसजशो । “विकहा कसाय विकडे इन्दिय-णिहा-पर्मायपचविहों । एए सामन्न त्रे 
जुत्तो विस्श्रोडवि हु पमत्तो | जह रागेण पमत्तो ण सुणद दोस गुण च बहुयपि । गुत्ती-समिइपमत्तो 
पमत्तविरओ त्ति णायव्वो ॥।” शतक. चू. ६, ४ 5।१ 


(ख) प्रमाद्यति सम सयमयोगेषु सीदति स्मेति 


पुरबंबत्‌ कर्तरि क्तप्रत्यये प्रमत्तः अथवा प्रमदन शमत्त्‌,, ,अ्रमत्त प्रमाद, सच सदिरा-विषय-कषाय-निद्वा- 
विकथाना पञ्चानामन्यतम , सर्वे वा । शतक मल हेम वृत्ति ६, पृ. १६। २ 


श्राध्याध्मिक सुखके सोपान : गुणस्थान 


इक्कीस मोहप्रकृतियोका उपशम अथवा क्षय करता हुग्ना 
उपशम अथवा क्षपक श्रेणि पर आरूढ होता है। विशेष 
इतना है कि उपशमश्रेणिपर तो औपशमिकसम्यरदृष्टि ओर 
क्षायिकसम्यर्दृष्टि दोनो ही चढ सकते है, परन्तु क्षपक- 
श्रेणि पर केवल क्षायिकसम्यग्द्ष्टि ही चढ्ता है । 
वेदकसम्यर्दुष्टि दोनोमेसे किसी भी श्रेणिपर आरुढ नही हो 
सकता इसीलिये उसका पूर्वोक्त प्रकारसे द्वितीयोपशभसम्पर- 
दृष्टि अथवा क्षायिकसम्यरदृष्टि होना अनिवाय होता है । 


यह सातिशय श्प्रमत्तसयत उक्त इक्कीस मोहप्रकृतियो- 
का उपशम अथवा क्षय करनेके लिये जो तीन करण किये 
जाते है उनमेसे प्रथम शअ्रध-प्रवृत्तकरणको करता है| इस 
भ्रध प्रवृत्तकरणका काल अन्तर ह्॒तें मात्र है। इसमे नाना जीवो 
की अपेक्षा उपरितन समयवर्ती जीवोके जो विशुद्ध- 
परिणाम होते है वे चुकि श्रधस्तन समयवर्ती जीवों के 
परिणामोसे सख्या और विशुद्धिकी भ्रपेक्षा समान होते है, 
इसीलिये उनका “प्रध'प्रवत्तकरण' यह साथक नाम है । 
अथाप्रवृत्ततरण और यथाप्रवृत्तकरण इसीके नामान्तर 
है । करण का अथ परिणाम होता है । 

८ अपुर्वकरण संघत+-पूर्वोक्त प्रकारसे वह सातिशय 
श्रप्रभत अ्रध प्रवृत्ततरणके कालमे प्रतिसमय अनन्तगुणी 
वृद्धिके कमसे विशुद्ध होता हुआ साता आदि पुण्य प्रकृतियो 
के चतु स्थान-पतित अनुभागको प्रतिसमय अनन्तगुणा बाधता 
है, असाता आदि पापप्रकृतियोके द्विस्‍्थानगत अ्नुभागकों 
प्रतिसमय अनन्तगुणा हीन बाधता है, तथा सब ही बन्ध- 
प्रकृतियोके सख्यात हजार स्थितिबन्धापसरणोको करता 
है। इन कार्योको करता हुआ्ना जब वह अध प्रवृत्तकरणको 
विताकर उक्त दोनो श्रेणियोमेसे किसी एकमे प्रविष्ट होता 
है तब वह उसके प्रथम समयमे अपुर्वकरण परिणामोका 
आश्रय लेता है । यही अपूर्वकरण गुणस्थान कहलाता है । 


[ १३ 


इस गुणस्थानमे झागे आगे विसदृश समयो में स्थित 
जीव जिन परिणामोको प्राप्त करते है वे पूर्वमे नीचेके 
समयोभे कभी प्राप्त नही हुए, इसीलिये उत्तका अ्रपुर्वकरण 
यह नाम सार्थक ही है । इन परिणामोकी श्रपेक्षा' अध:- 
स्तनसमयवर्ती कोई भी जीव उपरितन समयवर्ती जीवो से 
कभी समान नही होता, किन्तु एकसमयवर्ती जीव उत्त 
परिणामों मे विवक्षित परिणाम की अपेक्षा परस्परमे समात्त 
भी होते है और श्रसमान भी होते है । 


इस प्रकारके अपुवकरण परिणामोसे युक्त जीव उसके 
प्रथम समयसे लेकर ग्रुणश्रेणि, गुणसंक्रमण, स्थितिकाण्डक- 
घात और अनुभागकाण्डकघातके द्वारा इक्कीस मोहप्रकृतियों 
के उपशम अथवा क्षय करनेमे उद्यत होते हैं । 


करणका श्रर्थ परिणाम होता है, यह निर्दिष्ठ किया 
जाता है। प्रकारान्तरसे उसका अथे क्रिया भी होता है । 
यह अपूर्वेकरणसयत पृूर्वेनिदिष्ट गुणश्रेणि आदि चारके साथ 
अपूर्वस्थितिबन्धरूप पाचवा कार्य भी करता है। ज्ञाना- 
वरणादि कर्मोकी स्थिति जो पूर्वमे दीर्घ बाधी जाती है उसे 
अपवतता (अश्रपकर्षण) करणके द्वारा अल्प करना, इसे 
स्थितिघात कहा जाता है । इसी प्रकार पूव॑बद्ध प्रचुर रस 
(अनुभाग) को अपवतंनाकरण के द्वारा अल्प करना, 
इसका नाम रसघात या अनुभागधात है। उपरितन 
स्थितिवाले कम प्रदेशपिण्ठको भ्रपवरतंनाकरणके द्वारा नीचे 
लाकर उसका अन्‍्तमंहतंमात्र उदयक्षणके श्रागे शीघ्र से 
शीघ्र क्षय करनेके लिये प्रत्येक समय श्रसख्यातगुणित वृद्धि 
के ऋ्मसे रचना करना, इसे गुणश्रेणि कहते है । श्रबध्यमान 
अशुभप्रकृतियोके प्रदेशपिण्डकोी अ्रसंख्यातगुणित वृद्धिके 
ऋमसे बध्यमान प्रकृतियोमे जो ले जाया जाता है, यह 
गुणसक्रम कहलाता है । कर्म की स्थिति अशुद्धिके वश 





गो जीवकाण्ड जी प्र टीका ४७. 

ग़ो जीवकाण्ड ४८ 

गो. जी, म. प्र, टीका ५०, 

पचसं, (भा. ज्ञा.) १८, गो. जी. ५१. 
गो. जी श्र 

गो, जी, म. प्र, टीका ५४, 


ल्‍ती उदध ० >> 0 


जो पूर्वमे दीधघे बाधी गई थी उसे यहा विशुद्धिके वश अल्प 


ही 


१४ | 


प्रमाण में बाधता है । इस प्रकार उत्तरोत्तर विशुद्धिके बढते 


जानेसे यहा ये पाचो कार्य अपूर्व ही अ्रपूर्व होते है। यह. 


अपूर्वकरणसयत उपशमक और क्षपकके भेदसे दो प्रकारका 
है । इस गुणस्थानमे एक साथ प्रविष्ट हुए नाना जीवोके 
परस्परमे अध्यवसायस्थानके भेदरूप निवृत्ति होती है, 
इसलिये इसका “निवृत्ति' यह दूसरा भी सार्थक नाम 
प्रसिद्ध है । 

& श्रनिवृत्तिकरणसंयत--श्रनिवृत्तिकरणका काल भी 
अन्तमुहत मात्र है, पर वह अपूर्वकरणके कालसे सख्यात- 
गुणा हीन है । इस गरुणस्थानमे एक समयप्ते प्रविष्ट अनेक 
जीवोमे जिस प्रकार शरीरके श्राकार, वर्ण, भ्रवगाहना 
झर लिग आदि वाह्य तथा ज्ञान-दशेनादिरूप अ्रभ्यन्तर 
अवस्थाओसे भेद सम्भव है उस प्रकार जिन विशुद्धपरि- 
णामोसे उनमे परस्पर भेद सम्भव नही है, श्रर्थात्‌ जो एक 
समयवर्ती जीवोके सर्वेथा समान होते है, उनका नाम अनि- 
वृत्तिकरण है । निवत्तिका अर्थ भेद है, उनमे चूकि विशुद्धि- 
की अपेक्षा वह निवृत्ति सम्भव नहीं हे, इसीलिये उनका 
अनिवृत्ति' यह सार्थक नाम है। जिस ग्रुणस्थानमे इस 
प्रकारके परिणाम हुआ करते है उसे अनिवृत्तिकरण 
गुणस्थान कहते हे। अनिवृत्तिकरणकालके जितने समय 
है उतने ही वे परिणाम है । इस प्रकार उसके प्रथम समय 
में प्रविष्ट त्रिकालवर्ती नाना जीवोके वे स्वेथा समान होते 
है । द्वितीय समयमे प्रविष्ट त्रिकालवर्ती नाना जीवोके भी 
परिणाम सर्वेया सदृक्ष होते है, किन्तु वे प्रथम समयवर्ती 
जीवोके परिणामोसे अननन्‍्तगुणी विशुद्धिसे युक्त होते है । 
इसी प्रकार तृतीयादि श्रन्तिम समयवर्ती जीवों तक वे 
परिणाम सर्वधा समान होते हुए उत्तरोत्तर श्रनन्तग्रुणी 
विशुद्धिको लिये हुए होते है । 

प्रकारान्तरसे इस गुणस्थानकी अनिवृत्ति बादरसाम्प- 


आध्यात्मिक सुखके सोपान गणस्थान 


रायगुणस्थान भी कहते हे । इस गुणस्थानको प्राप्त बहुत 
जीवोके परस्पर सम्बन्ध रखने वाला जो अध्यवसायस्थान 
हीता है उसकी जो व्यावृत्ति या परस्पर भिन्नता है उसका 
नाम निवृत्ति है, 'ससरति पर्यंटति ससारमनेनेतति सम्पराय , 
इस निरुक्तिके अनुसार सम्पराय शब्दसे कपायोदय श्रभिप्रेत 
है, इस प्रकार जो सयत अध्यवसायकी निवृत्तिसे रहित 
और बादर ( स्थल ) कषायके उदयसे सहित होता है उसे 
अनिवृत्ति बादरसम्पराय ओर उसके गुणस्थानको भ्रनिवृत्ति 
वादरसम्परायग्रुणस्थान कहते हैं । यह भी उपशमक और 
क्षपकके भेदसे दो प्रकारका है। इनमे जो क्षपक है वह 
चार प्रत्यास्यानावरण, चार श्प्रत्याख्यानावरण, निद्रानिद्रा, 
प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, नरकगति, नरकंगत्यानुपूर्वी, 
तियंग्गति, तियंग्गतिप्रायोग्यानुपुर्वी, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय, चनुरिन्द्रिय, जाति, आतप, उद्योत, स्थावर, 
साधारण, सुक्ष्म, नो नोकपाय तथा सज्वलन कोध, मान 
और माया इस प्रकार बीस मोह प्रकृतियों, तीन दर्शना- 
वरण झोर तेरह नाम प्रकृतियोका क्षय करता है तथा 
उपशमक उन्हींका आगसमोक्त विधिसे उपशम करता है' 
इसका विशेष व्याख्यान पट्खण्डामम' और कर्मप्रक्ृति आदि 
कमंग्रन्थो मे किया गया है। 

१० सुक्ष्ससाम्पराय-जिस प्रकार कुसुम्भी रमसे रंगे 
हुए वस्त्रके धो देने पर वह अव्यक्त सूक्ष्मरगसे युक्त हीता 
है उसी प्रकार सक्ष्मकृष्टिगत अनुभागकों प्राप्त सज्वलन 
लोभमात्र कपायका उदय जिसके शेष रहता है उसे सृक्ष्म- 
सराग या सृक्ष्मसाम्परायसयत कहते है। यह सुक्ष्मलोभ 
यथाख्यातचारित्र को प्रगंट नही होने देता, इससे वह 
सृक्ष्मसाम्पराय सयत यथाख्यातचारित्रसे युक्त जीवसे कुछ 
ही हीन होता है। वह उपशमक और क्षपकके भेदसे दो 
प्रकारका है। उनमे उपशमक तो पूर्वमे अनिवृत्तिकरण 


कप से की 2 न न सिम 


१ शतक. मल हेम. वृत्ति ६, पृ. १७। १८ 

र्‌ के पु, १७-१५. 

३ पचस (भाज्ञा) २०-२१; गो जी ५६-५७. 
४ शतक, मल हेम. वृत्ति ६, पु १८-१६. 

५.  जीवस्थान चूलिका पु. ६, प्‌. 


आध्यात्मिक सुखके सोपान . गुणस्थान '! 


सयतके द्वारा जिस लोभके - अनुभागको सृक्ष्मकंष्टिरूप किया 
गया था उसे उपशमाता है और क्षपक उसका निर्मूलत क्षेय 
करता है । 

११ उपशान्तकषाय-जिस प्रकार निर्मली फलके चूणसे 
युक्त जल अथवा कीचडसे रहित शरत्कालीन तालाबका 
जल निर्मल होता है उसी प्रकार सम्पूर्ण मोहके उपशान्त 
हो जानेसे जो निर्मल यथारुयातचारित्र को प्राप्त कर चुका 
है वह उपशान्तकषाय वीतराग छदमसथ कहलाता हैं । 

केवलज्ञात और केवलदर्शनके आच्छादक ज्ञानावरण 
दर्शनावरण और मोहनीय को छुदूम कहा जाता है। यद्यपि 
अन्तराय कर्म उक्त ज्ञान-दर्शनका आचछादक नही है, फिर 
भी उसके रहतेपर वे ज्ञान-दर्शन उत्पन्न नही होते तथा 
उसके नष्ट हो जाने पर वे उत्पन्न होते है, इस अन्वय-व्यति 
रेकके कारण उस अच्तराय कमंको भी छंदमके अन्तर्गत 
ग्रहण किया गया है। इस प्रकार जो चार घातिकमंरूप 
छदममे स्थित होते है वे छद्मस्थ कहलाते है। इनमे जो 
माया और लोभ कपायके उदयरूप रागसे सहित होते है 
उन्हे सरागछद्मस्थ और जो उस रागसे रहित हो जाते 
है उन्हे वीतराग छंदमस्थ कहा जाता है। यहा क्रोधादि 
कषायोके उपशान्त कर देते वाले वीतराग छद्मस्थ अभिव्रेत 
है । इन उपशान्तकषाय वीतराग छद॒मस्थोके गुणस्थानका 


| १५ 


नाम उपज्ञान्तकपाय वीतरागछद्मस्थ गृणस्थान है । 

उपशमश्रेणिके अपूर्वकरणादि चार ग्रुणस्थानोमे यह 
अन्तिम है | इस गुणस्थानका काल अन्तर्मुहुत मात्र है । 
तत्पदचात्‌ उपशमको प्राप्त कराये गये मोहके उदयमें आा 
जानेसे जीवका नियमसे इस गरुणस्थानसे पतन हुआश्ना करता 
है । 
१२ क्षीणमोह-सम्पूर्ण मोहका क्षय हो जान्तेसे जिसका 
शर्त करण स्फटिक्‌ मणिके पात्रमे स्थित जलके समान 
स्वच्छ हो चुका है उसे क्षीणगकपाय कहा जाता है। यह 
भी पूर्वोक्त प्रकारसे वीतराग छुदमस्थ होता हैं। इस 
क्षीणक्षायवीतराग छद्मस्थके ग्रुणस्थानका नाम क्षीण- 
मोह बीतरागछद्मस्थ ग्रुणस्थात है । पुलाक, बकुश, 
कुशील, निग्रे्ध ओर स्नातक इन पाँच निम्नन्थोमे ग्रकृत 
क्षेणमोहु सयत चौथा है । क्षपकश्नेणि पर शआ्रारूढ हुआ 
जीव सुक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानसे सीधा इस गुणस्थानमे 
श्राता है। उस क्षपकश्रेणि पर आरूढ हुए जीवकी मुक्ति 
सुनिश्चित है । उपशमश्रेणि पर श्रार्ढ हुए जीवके समान 
उसका पतन नही होता । उपशम ख्ेणिपर आारूढ हुआ 
जीव भी अधिकसे अधिक चार वार ही उसपर आारूढ होता 
है, तत्पशचात वह भी क्षपक श्रेणि पर आरूढ होकर नियम 
से मुक्तिको प्राप्त करता है । 





गो. जी ६०, 
२. पचस, (भा ज्ञा,) २४, गो. जी. ६६ 


हि 


२. तत्र अ्छाचते केवल ज्ञान द्शत चात्मनोश्नेनेतिज्छंद्म ज्ञानावरण-दर्शनावरण-मोहनीयान्तरायकर्मोदयः । इह 
यद्यपि केवलभान-दर्शनयोराच्छादकत्वेनान्तराय कर्म न प्रसिद्धम, तथाप्यन्वयव्यतिरिकमात्रापेक्षया तथोच्यते- 
सति तस्मिन्‌ केवल़स्यानुत्पादानादपगमानन्तर चोत्पादादिति | छदमन्ति तिष्ठतीति छंदमस्थः । स च सरागोभ्त- 
वत्तीति अतस्तद्रब्यवच्छेदार्थ वीतरागग्रहणम्‌ । बीतो रागो माया-लोभकषायोदयरूपो यस्यथ स वीतरागः, से 
चासो छंदमस्थरचेति वीतरागछदमस्थ, । स च क्षीणपकषायोउपि भवति, तस्यापि यथोकराग पगमात्‌, तत्तस्तद- 
व्यवच्छेंदाथमुपशान्तकषायग्रहणम्‌ कथम्‌ (ससारम्‌) अयन्ते गच्छन्त्येभि प्राणिन इति कषाया क्रोधादय-, 


उपशान्ता उपशमिता विद्यमाना एवं सड्क्तमणोद्वत्तंनादिकरणायोग्यत्वेन व्यवस्थापिता. कृपाया येन स उपशा- 


न्तकपाय , स चासी वीतरागच्छद्मस्थव्चेत्युपशान्तकषाय-वीतरागच्छद्मस्थ , तस्य गणस्थानम्‌ । शतक, मल 


हेम. वृत्ति &, प्‌ २०/१ 
४. पचस. (भा.ज्ञा ) २५, गो.जी. ६२६ 


। 


नही 


+..ई ध | 


अट्ठसु सजमकडएसु च चत्तारि चेव कसायउवसामणयारा / घवला पु, १०, पृ, २६४ 


्ई 


१३ सयो गिर्कैधली--पूर्वोत्त क्षीणकषाय गुणस्थानके 
कालके श्रन्तिम भागमे जो एकत्व वितक-अविचार नामका 
दूसरा शुब्लध्यान होता है उसके प्रभावसे उक्त गुणस्थानके 
श्रन्तिम समय के श्रनन्तर उत्तर समयमे ज्ञानावरण, दर्शना- 
वरण ओर अन्तराय नामक तीन घातिकर्मोके नष्ट कर 
देतेपर जिसके क्षीणकृषायके अन्तिम समयवर्ती श्रज्ञानकों 
नष्ट कर देने वाला केवलक्ञान प्रगट हो चुका है तथा उसके 
साथ ही जो क्षाथिक सम्यक्त्व, चारित्र, ज्ञान, दर्शन, दान, 
लाभ, भोग, उपभोग और वीय॑ इन नो केवललब्धियों का 
स्वामी हो चुका है उसे योगसे सहित होनेके कारण सयोगि- 
केवली कहा जाता है | केवलका अर्थ है सहायतासे रहित 
वह इन्द्रिय, प्रकाश, शब्द एव लिंग आदि की सहायताके 
बिना उत्पन्न हुए ज्ञान और दर्शंनसे सहित है इसलिये 
केवली ओर योगसहित है इसलिये सहयोगी है, इस प्रकार 
सहयोगि केवली' यह साथेक नाम हे । इसके अ्रतिरिक्त वह 
घातिकर्मोको जीतता है, अथवा सृक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नामक 
तीसरे शुक्लध्यानके द्वारा योगनामक कर्मका निरोध 
करता है, इसलिये उसको जिन भी कहा जाता 
है। यद्यपि यह जिनशव्द सामान्य निर्जरासे युक्त 
होनेके कारण श्रसयतसम्यग्दूप्टि आदि क्षीणकपाय पर्यन्त 
सभीमे प्रवृत्त है, फिरभी विशेष निर्जराके कारण मुख्यरूपसे 
तेरहवे गुणस्थानवर्ती सयोगिकेवली ही जिन कहलाते है । 


योग, बीये, शक्ति, उत्साह और पराक्रम ये समाना- 
थंक शब्द है। वह योग मत, वचत और कायके भेदसे तीन 
प्रकार का है | यह तीनो ही प्रकारका योग प्रकृत तेरहवे 
गुणस्थानवर्ती केवलीके सम्भव है। उनमे मनोयोग मन - 
पर्यय ज्ञानी आदिके द्वारा अथवा श्रनुत्तर आदि देवोके 
द्वारा जीवादि किसी तत्त्वके विषयमे पूछे गये केवलीकी 


भ्राध्यात्मिक सुखके सोपान : गुणस्थान 


मनसे ही होने वाली देशनामे सम्भव है | वचनयोग उनकी 
सामान्यसे होने वाली देशना आदिमे रहता है । काययोग 
उनके गमन और पलको के उच्मेष-निमेष आदिमे रहता 
है । इस तीन प्रकारके योगके साथ रहनेसे वे सयोग या 
सथोगी तथा केवल-श्रसहाय ज्ञान-दर्शन-के स्वामी होनेसे 
केवली होते हैं, इन सयोगिकेवलीके गुणस्थानका नाम 
सयोगिकेवली गुणस्थान है । 

१४ अ्रयोगिकेवली--जो केवली मन, वचन वे कायकी 
क्रियारूप योगोसे रहित होकर समस्त आख्रवोका निरोध 
करता हुआ नवीन कर्मीके बन्धसे रहित हो चुका है तथा 
जिसने शैलेश्य भावको -- अठा रह हजार शीलोके स्वामित्व- 
को--प्राप्त कर लिया है वह अयोगिकेवली कहलाता हे । 


इलेश्य के प्रकार 

प्राकृत शब्द सेलेसी है। उसके सस्कृतशब्द शैलेइ्य, 
शलेशी, शलपि और से अलेसी है। शैलेश्यका थ्र्थ १८००० 
शीलो का स्वामित्व है, यह निर्दिष्ठ: किया जा चुका है। 
शलेशी-शैलोके स्वामी मेरु पर्वतका नाम शलेश है, उसकी 
जो स्थिरता है उसे शलेशी कहा जाता है । अश्रभिप्राय यह है 
कि अयोगिकेवलीकी जो मेरके समान स्थिरता है वही 
उनकी शैलेशी अवस्था हे । अश्रथवा जो पूर्वमे अशलेश था 
बह अभूततद्भावसे शैलेशी हो जाता है। शलधि-शेल 
(पर्वत) के जो ध्थिर ऋषि अयोगिकेवली हे वह शैलधि 
कहलाता है । से अलेसी-से' यह अव्यय प्रस्तुत वस्तुका 
परामशंक होता है, तदनुसार उससे प्रकृतमे अयोगिकेवली 
अभीष्ट है, अलेस' का श्र्थ लेब्यासे रहित है, यहाँ श्र 
का लोप हो जानेसे सेलेसी रह गया हे, जिसका श्रर्थ लेइ्या- 
ही है होता ही है| श्रयोगिकेवली लेश्यासे रहित होते 
ही हे । 


8 ने 3. लक न मद पक जय कप कद कर क्‍ न न सन सपनलमन मत म जी 


१, गो. जी. (म.प्र टीका) ६४. 
२. शतक. मल. हेम, वृत्ति ६, पृ, २०-२१. 


३. गो जी ६५ (म. प्र. टीका) (शीलभेदोके लिये देखिये मुलाचार का शीलगुणाधिकार, भा. २, ए १५ १-७२) 
सेलेसो इर मेरु सेलेती होति जा तथाइचलता । होतु व असेलेसो सेलेसी होति थिरताएं ॥। 
श्रथवा सेलोव्व इसी सेलेसी होति सो थिरताए | से व अलेसी होती सेलेसी होतड्लोवातो ॥। 
सीलव्व समाधाण णिच्छुयतो सव्वसवरों सो य । तस्सेसो सेलेसी होति तदवत्थी ॥॥ 


विशेषा, भा. ३६६३-६५. 


श्रीध्यात्मिक सुखके सोपान . गुंणस्थान 


उक्त तीनो योगोमे प्रत्येक बादर और सुक्ष्मके भेदसे 
दो प्रकारका है। केवलज्ञान उत्पन्न होनेके बाद केवली 
जधच्यप्ते अ्रन्तमृहर्त और उत्कर्पते कुछ कम पूर्वकोटि काल 


तक विहार करके जब अन्तमुहुतेंमात्र आयु शेप रह जाती - 


है तब शैलेशी अवस्थाकी प्राप्तिके श्रभिमुख होते है । उस 
समय वे प्रथमत बादर काययोगके द्वारा बादर मनोयोगका 
और वचनयोगका निरोध करते है, तत्पश्चात्‌ सुक्ष्म काय- 
योगके झाश्रयसे बादर काययोगका निरोध करते है । इसका 
कारण यह है कि बादर काययोगके रहते सूक्ष्म योगका 
निरोध करना श्रशकक्‍्य होता है । तत्पश्चात्‌ समस्त बादर 
काययोगका निरोध हो जानेपर सूक्ष्म काययोगके आाश्रयसे 
वे सक्षम वचनयोग व मनोयोग का निरोध करते है। भ्रव 
जो सूक्ष्म काययोग शेष रह जाता है उसका वे सुक्ष्मक्रिय- 
अनिवृत्ति शुक्लध्यानका चिन्तन करते हुए अपने बलसे हो 
निरोध करते है, क्योकि उस समय अन्य कोई आश्रयणीय 
योग नही रहता । इस प्रकार पूर्णतया योगका निरोध हो 
जाने१२ वे समुच्छिन्न क्रिय-अप्रतिपाति शुक्लध्यानका चिन्तन 
करते हुए ह्ृस्व पाच अक्षरों (श्र, इ, उ, ऋ और लू ) के 
उच्चारणमात्र कालमे शैलेशीकरणमे प्रविष्ट होते है । 

योग और लेश्यारूप कलकसे रहित यथाख्यातचारित्र 


| १७ 


रूप शीलके ईश (स्वामी ) को शीलेशं कहा जाता हैं, उदर 
(पेट) आदिक़े छेद्ोकी पूतिवश आत्मश्रदेशोके सकुचित हो 
जानेसे जो उस शीलेश की तृतीय भागसे हीन शरीरको 
ग्रवगाहना रह जाती है उसमे अवस्थातव होना, यही उस 
शीलेशकी शेलेशी है । वेदनीय, नाम और गोत्र इन तीन 
अ्रघातिकमाँकी अ्सख्यातगुणित श्रेणिसि तथा शेष आयु 
कर्मकी यथावस्थित श्रेणिसे निर्जरा करता, यही शैलेशी- 
कफ्रण कहलाता है। ससार मे स्थित वह अयोग अथवा 
अ्रयोगी केवली इस शलेशीकरणो में प्रविष्ट होकर उसके 
प्रन्तिमसमय मे प्रकृति-स्थिति आदि चार प्रकार के कर्म- 

बन्धनसे रहित होता हुआ ओऔदारिक, तैजस और कामंण 
इन तीन शरीरोको छोड देता है व फलके बन्धत्तके टूट 
जानेते स्वभावत्त ऊपर उचटनेवाले एरण्ड बीज (अण्डी ) 
की गतिके समान ऊध्वंगतिसे एक ही समयमे सीधा 
लोकके अन्तमे जा पहुँचता है । लोकान्तसे ऊपर न जानेका 
कारण गमनके निमित्तभूत धर्मास्तिकायका अ्रभाव है। 
वहा पहुँचकर वह ससारसे मुक्त होकर सिद्ध परमात्मा हो 
जाता है और सादि-अनन्तकाल तक परमानन्द--स्वरूप 
सुख का अनुभव करता है। यही अयोगकेवली का गुण- 
स्थान है । 


अमल मम न कमल का व माह लत कनटत  विनिमिनिकी कि मल मिलन ली 


६ शत्तक मल, हेम. वृत्ति ६, पृ, २१. 
शतक चूणि ६, उद्धुत गा १-१५ पृ ६-१०, 


रे 


भगवान महावीर की श्रध्यात्म देशना 
डा० प० पन्नालालजी, साहित्याचाय, सागर (म,. प्र.) 


लोक-व्यवस्था-- 

जीव, पुदुगल, धर्म, श्रधर्म, श्राकाश और काल इन 
छह द्वव्यो के समृहू को लोक कहते है । इनमे सुख-दुःख 
का अनुभव करनेवाला, अतीत घटनाओं का स्मरण करने- 
वाला, तथा आगामी कार्यों का सकलप करनेवाला द्रव्य, जीव- 
द्रव्य कहलाता है । जीवद्रव्य मे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीय॑ 
ग्रादि अनेक गुण विद्यमान हैं| उन गुणो के द्वारा इसका 
बोध स्वय होता रहता है । पुद्गल द्रव्य स्पप्ट ही दिखाई 
देता है। यद्यपि सूक्ष्म पुदगल दृष्टिगोचर नहीं होता 
तथापि उनके सयोगसे निर्मित स्कन्ध-पर्याय इद्रियों के अ्रनु भव 
मे आता है और उसके माध्यम से सूक्ष्म पुदंगल का भी 
अनुमान कर लिया जाता है । जीव ओर पुदगल के चलने 
मे जो सहायक होता है उसे धर्म द्रव्य कहा गया है और 
जो उक्त दोनो द्वव्यो के ठहरने मे सहायक होता है वह 
श्रधर्म द्रव्य कहलाता है । पुद्गल द्रव्य और उसके साथ 
सम्बद्ध जीवद्रव्य की गति तथा स्थिति को देखकर उनके 
कारणभूत धर्म अधमम द्रव्य का श्रस्तित्व अनुभव में श्राता 
है । समस्त द्रव्यों के पर्यायों के परिवत्तन मे जो सहायक 
होता है उसे काल द्रव्य कहते हैं | पुद्गल मे परिवर्तित 
पर्याय दृष्टिगोचर होती है, इससे काल द्रव्य का अ्रस्तित्व 
जाना जाता है । जो सब द्वव्यो को निवास देता है वह 
गञ्राकाश कहलाता है । इस तरह आाकाश का भी अस्तित्व 
सिद्ध हो जाता है । 

जीवादि छह द्वव्यों मे एक पुदुगल द्रव्य ही मूर्तिक 
है--स्पर्शग, रस, गन्ध और वर्ण से सहित होने के कारण 
इन्द्रियग्राह्म-दृश्य है । शेष पाच द्रव्य अ्रमुतिक है--रूपादि 
से रहित होने के कारण इन्द्रियग्राह्म नही है । जीवद्रव्य, 


अ्रपने ज्ञानगुण से सबको जानता है और पुदुगल द्रव्य 
उसके जानने मे माध्यम बनता है इसलिये कोई द्रव्य 
मूतिक हो अथवा अमूरतिक, जीव के ज्ञान से बाहर नहीं 
रहता । पुदुगल द्रव्य के माध्यम होने की बात परोक्ष 
ज्ञान इन्द्रियाधीन ज्ञान में ही रहती है, प्रत्यक्ष ज्ञान 
मे नही । 

असख्यात प्रदेशी लोकाकाश के भीतर सब द्र॒व्यो का 
निवास है इसलिये सब द्रव्यों का परस्पर सयोग तो हो 
रहा है पर सबका अस्तित्व अपना-अपना स्वतन्त्र रहता 
है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य मे अत्यन्ताभाव 'रहता है 
इसलिये सयोग होने पर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप परि- 
णमन त्रिकाल में भी नहीं करता है। यह लोक की 
व्यवस्था अनादि अनन्त है । इसे न किसी ने उत्पन्न किया 
है और तन कोई इसे नष्ट कर सकता है। धर्म, अप, 
आकाश, काल और घटपटादिरूप पुद्गल द्रव्य, जीव द्रव्य 
से पृथक है, इसमे किसी को सन्देह नहीं परन्तु कर्म नोकर्म 
रूप जो पुदुगल द्रव्य, जीव के साथ अनादिकाल से लग 
रहा है, उसमे अज्ञानी जीव भ्रम मे पड जाता है। वह, 
इस पुदुगल द्रव्य और जीव को पृथक पृथक्‌ अनुभव ने कर 
एकरूप ही मानता है--जो शरीर है वही जीव है | पृथ्वी, 
जल, अग्ति और वायु इन चार पदार्थों के सयोग से उत्पन्न 
हुई एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति ही जीव कहलाती है । 
जीव नाम का पदार्थ, इन पृथ्वी आदि पदार्थों से भिन्न 
पदार्थ नही है । शरीर के उत्पन्न होने से जीव उत्पन्न होता 
है और शरीर के नष्ट होने से जीव नष्ट हो जाता है । 
जब जीव नाम का कोई पृथक पदार्थ ही नहीं है तब पर- 
लोक का अस्तित्व स्वत समाप्त हो जाता है । यह जीव- 


भगवान महावीर की श्रध्यात्म देशनों 


विषयक अज्ञान का सबसे वृहद्‌ रूप है । यह चार्वाक की 
सिद्धान्त है तथा दर्शनकारों ने इसे नास्तिक दशनों में 


परिगणित किया है । 
आत्मा फा स्वरूप-- 


अनेक पदार्थों से भरे हुए विश्व से आत्मा का प्ृथक्‌ 
अस्तित्व स्वीकृत करना आस्तिक दर्शनों की प्रथम भूमिका 
है। आत्मा का अस्तित्व स्वीकृत करने पर ही अच्छे-बुरे 
कार्यों का फल तथा परलोक का अस्तित्व सिद्ध हो सकता 
है। अमृतचन्द्र आचार्य ने श्रात्मा का अस्तित्व प्रदर्शित 
करते हुए कहा है-- 

अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विर्वाजत स्पर्शगन्धरसवर्ण:। 

गुणपर्ययसमबेत समाहितः सम्ुदयव्ययश्रौब्य: ॥॥ 


पुरुष--आत्मा है और वह चेतन्यस्वरूप है, स्पशे, 
रस, गन्ध तथा वर्ण नामक पौदगलिक गुणों से रहित है, 
गुण और पर्यायों से तन्‍्मय है तथा उत्पाद व्यय और 
ध्रोव्य से सहित है । 

किसी भी पदार्थ का वर्णन करते समय आचार्यों ने 
दो दृष्टियाँ अद्भीकृत की है-- एक दृष्टि स्वरूपोपादान 
की है भौर दूसरी दृष्टि पररूपापोहन की । स्वरूपोपादान 
की दृष्टि में पदार्थ का अपना स्वरूप बताया जाता है और 
पररूपापोहन की दृष्टि मे पर-पदार्थे से उसका कृुथक्‌करण 
किया जाता है । पुरुष--आत्मा चेतन्यरूप है, यह स्वरूपो- 
पादान दृष्टि का कथन है और स्पर्शादि से रहित है, यह 
प्ररूुपापोहन दृष्टि का कथन है । देख, तेरा आत्मा तो 
चेतन्यस्वरूप है, ज्ञाता द्रष्टा है और उसके साथ जो 
शरीर लग रहा है वह पीदगलिक पर्याय है। यह जो 
स्पश, रस, गन्ध तथा वर्ण अचुभवमे भ्राते है वे उसी शरीर के 
घमम है, उन्हे तू श्रात्मा नही समझ बैठना । तेरा यह आत्मा 
सामान्य विशेष रूप अनेक गुगो तथा स्वभाव और विभाव- 
रूप पर्यायों से सहित है । साथ ही परिणमनशील होने से 
उत्पाद व्यय और श्रौव्य से युक्त है । 


अध्यात्म शब्दका श्र्थ--- , 


उपर्युक्त प्रकार से परपदार्थों से भिन्न आत्मा का 
अस्तित्व स्वीकृत करना श्रध्यात्म की प्रथम भूमिका है-। 


१६९ 


आत्मनि इति अध्यात्मम्‌' इस प्रकार अव्यथोर्भाव समास 
के द्वारा श्रध्यात्म शब्द निष्पन्न होता है और उसका अर्थ 
होता है आत्मा में श्रथवा आत्मा के विषय में । अशुद्ध 
और शुद्ध के भेद से जीव का परिणमन दो प्रकार का 
होता है । जिसके साथ नोकमे, द्रव्य कम और भावकर्म 
रूप परपदार्थ का संसर्ग हो रहा है, ऐसा ससारी जीव 
अशुद्ध जीव कहलाता है, और जिसके साथ उपर्युक्त पर- 
पदार्थ का सस्ते नहीं है, ऐसा सिद्ध परमेष्ठी शुद्ध जीव 
कहलाता है । भ्रशुद्ध जीव उस सुवर्ण के समात है जिसमे 
अन्य धातुओं के समिश्रण से अशुद्धता श्रा गई है और 
शुद्ध जीव उस सुवर्ण के समान है जिसमे से अन्य धातुओं 
का समिश्रण भ्रलग हो गया है । जिस प्रकार चतुर स्वणण- 
कार की दृष्टि में यह बात अनायास झा जाती है कि इस 
स्वर्ण में अन्यद्रव्य का समिश्रण कितना है और स्वद्रव्य- 
का अस्तित्व कितना है। उसी प्रकार ज्ञानी जीव की 
दृष्टि मे यह बात अनायास भा जाती है कि आत्मा में 
ग्रन्य द्रव्य का समिश्रण कितना है और स्वद्रब्य का 
अस्तित्व कितना है। जिस पुरुष ने स्वद्रग्य--आत्मद्रव्य 
में मिले हुए परद्र॒व्य का अस्तित्व पु थक समभ लिया वह 
एक दिन स्वद्र॒व्य की सत्ता से परद्रव्य की सत्ता को नियम 
से निरस्त कर देगा, यह निश्चित है । 


स्वभाव-विभाव-- 


शरीर को नोकर्म कहते है। यह नोकमं स्पष्ट ही 
पुदुगल द्रव्य की परिणति है इसीलिये तो स्पर्श, रस, गन्ध, 
ओर वर्ण से सहित है। इससे श्रात्मा को परथक अनुभव 
करना यह श्रध्यात्म की पहली सीढी है । ज्ञानावरणादिक 
द्रव्यकमें, पौद्गलिक होने पर भी इतने सुक्ष्म है कि वे 
इन्द्रियो के द्वारा जाने नही जा सकते । साथ ही श्रात्मा 
के साथ इतने घुले-मिले हुए हैं कि एक भव से दूसरे भव 
में भी उसके साथ चले जाते है। उन द्रव्य कर्मों को 
श्रात्मा से पृथक्‌ अनुभव करना यह अध्यात्म की दूसरी 
सीढी है । 

द्रव्यकर्म के उदय से होने वाला विकार, आत्मा के 
साथ इस प्रकार तन्मयीभाव को प्राप्त होता है, कि अच्छे- 
अच्छे ज्ञानी जीव भी श्रान्ति मे पड़ जाते है। अग्नि का 


५ 


१२० |] 


स्पर्श उष्ण है तंथा रूप भास्वर है, पर जब वह श्रग्नि 
पानी मे प्रवेश करती है तब अपने भास्वररूप को छोडकर 
पानी के साथ इस प्रकार मिलती है कि सब लोग उस 
उष्णता को अग्नि की न मानकर पानी को ही मानने 
लगते है। पानी उष्ण है' यह व्यवहार उसी मान्यतामूलक 
है। इसी प्रकार द्रव्यकर्म के उदय मे होनेवाले रागादिक 
विकारी भाव, आत्मा के साथ इस खूबी से मिलते है कि 
झलग से उनका अस्तित्व अनुभव में नही आता । तन्मयी- 
भाव से आत्मा के साथ मिले हुए रागादिक विकारी भावी 
को आत्मा से पृथक अनुभव करना अध्यात्म की तीसरी 
सीढी है । 

ज्ञानी जीव स्वभाव और विभाव के अन्तर को 
समभता है। वह समभता है कि स्वभाव कही बाहर से 
नही आता, वह स्व मे सदा विद्यमान रहता है। दूसरे 
शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि स्वभाव का द्रव्य के 
साथ त्रेकालिक तन्‍्मयीभाव रहता है । और विभाव, वह 
कहलाता है जो स्व मे पर के निमित्त से उत्पन्न होता है । 
जब तक पर का सस्र्ग रहता है तब तक वह विभाव 
रहता है भौर जब पर-ससर्ग छूट जाता है तब वह विभाव 
भी दूर हो जाता है। जैसे श्ीतलता पानी का स्वभाव 
है, वह कही बाहर से नही श्राती; परन्तु उष्णता पानी 
का विभाव है, क्योकि वह अग्नि के ससर्ग से आती है । 
जब तक अग्नि का ससग रहता है तब तक पानी में 
उष्णता रहती है भर जब अग्नि का ससर्ग दूर हो जाता 
है तब उष्णता भी दूर हो जाती है। ज्ञान-दर्शन, आत्मा 
का स्वभाव है, यह कही बाहर से नहीं आता, परन्तु रागा- 
दिक विभाव है,, क्योकि वे द्रवव्यकर्म की उदयावस्था से 
उत्पन्न होते है और उसके नष्ट होते ही नष्ट हो जाते है ! 
इसीलिए उनका आत्मा के साथ त्रेकालिक तन्मयीभाव 
नही है । इस प्रकार पर-पदार्थ से भिन्न अपनी आत्मा के 
अस्तित्व का अनुभव करना श्रध्यात्म का प्रयोजन है । 


भेगवांन महावीर की श्रध्यात्म देदानां 


अध्यात्म और स्वरूप-निर्भरता-- 


ज्ञानी जीव अपने चिन्तन का लक्ष्य बाह्यपदार्थों को 
न बनाकर आत्मा को ही बनाता है| वह प्रत्येक कारण- 
कलाप को अात्मा में ही खोजता है । सुख-दु ख, हानि- 
लाभ, सयोग-वियोग आदि के प्रसज्भ इस जीव को निरन्तर 
प्राप्त होते रहते है । श्रज्ञानी जीव ऐसे प्रसड़ो पर सुख- 
दुख का कारण शअन्य पदार्थों को मानकर उनमे -इष्ट- 
श्रनिष्ठट बुद्धि करता है, जबकि ज्ञानी जीव, उन सभी का 
कारण अपनी परिणणात को मानकर बाह्य पदार्थों मे इष्ट- 
गनिष्ट की कल्पना से दूर रहता है। ज्ञानी जीव विचार 
करता है कि मैने जो भी अच्छा-बुरा कर्म किया है उसी 
का फल मुझे प्राप्त होता है । दूसरे का दिया हुआ्ना सुख- 
दुख यदि प्राप्त होने लगे तो अपना किया हुआ कर्म व्यथे 
हो जाय । पर ऐसा होता नही है । 


ज्ञानी जीव की यह श्रद्धा रहती है कि मै पर-पदार्थ 
से भिन्न और स्वकीय ग्रुण-पर्यायों से अभिन्न ग्रात्मतत्व हूं, 
तथा उसी की उपलब्धि के लिये प्रयत्नशील हूँ । इसकी 
उपलब्धि, अभ्रनादिकाल से श्रुत, परिचित और अनुभूत 
काम, भोग, बन्ध की कथा से नहीं हो सकती । उसको 
प्राप्ति तो परपदार्थों से लक्ष्य हटाकर स्वरूप-विनिवेश-- 
अपना उपयोग अपने आप में ही स्थिर करने 
से--हो सकती है । श्रध्यात्म के सुन्दर उपवन मे 
बिहार करनेवाला पुरुष, वाह्म-जगत्‌ से पराडमुश् 
रहता है | वह अपने ज्ञाता द्रुष्टा स्वभाव का ही वारबार 
चिन्तत कर उसमे बाधा डालनेवाले रागादिं विकारी 
भावों को दूर करने का प्रबल प्रयत्त करता है । द्रब्यकर्म 
की उदयावस्था का निर्मित्त पाकर यद्यपि उसको आत्मा 
मे रागादि विकारभाव प्रगंठ हो रहे हैं तथापि उसकी 
श्रद्धा रहती है कि यह तो एक प्रकार का तूफान है, भेरा 
स्वभाव नही है, मेरा स्वभाव तो अत्यन्त शान्त है-पूर्ण 


दि शिलमनिल मी निलिलिलल-.पिनिकिन मिली मल आम ला >मुा ३०४0 


१ स्वयं कृत कर्म यवात्मना पुरा, फल तदीयं लभते शुभाशुभम्‌ । 


परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं, स्वयं कृत कर्म निरर्थक तवा।॥। 


--अभितगति शआचापं, . 


भगवान महावीर की श्रध्यात्म देशना 


वीतराग है | पदार्थ को जानना, देखना ही मेरा काम है । 
उसमे इष्ट-अनिष्ट की कल्पना करना मेरा काम नहीं है । 
मै तो अवद्धस्पृष्ट-तथा पर से असयुक्त हूं । अ्रध्यात्म इसी 
ग्रात्मनिर्भरता के मार्ग को स्वीकृत करता है । 


यद्यपि जीव की वत्तंमान में बद्ध-स्पृष्ट दशा है ओर 
उप्तके कारण रागादि विकारी भाव उसके अस्तित्व में 
प्राप्त हो रहे है । तथापि, अध्यात्म, जीव के श्रबद्धस्पृष्ट 
झ्ौर उसके फलस्वरूप रागादिरहित--वीतराग स्वभाव 
की ही अ्रनुभूति कराता है । स्वरूप की अनुभूति कराना 
ही अध्यात्म का उद्देश्य है श्रत' सयोगज दशा और संयो- 
गज भावों की ओर से वह मुमुक्षु का लक्ष्य हटा देना 
चाहता है । उसका उद्घोप है कि हे मुमुक्ष प्राणी | यदि 
तू श्रपने स्वभाव की ओर लक्ष्य नही करता है तो इस 
सयोगज दशा झोर तज्जन्य विकारो को दूर करने का तेरा 
पुरुषार्थ केसे जागृत होगा ? 

ज्ञानी जीव, कर्म, नोकर्म और भाव कम से तो 
आत्मा को पृथक अनुभव करता ही है परन्तु शेय-ज्ञायक 
भाव और भाव्य-भावक भाव की अपेक्षा भी आत्मा को 
शेय तथा भाव्य से पृथक अनुभव करता है । जिस प्रकार 
दर्पण, अपने में प्रतिविम्वित मयूर से भिन्न है, उसी प्रकार 
आत्मा, अपने ज्ञान में आये हुए घट पटादि ज्ञेयो से भिन्न 
है और जिस प्रकार दर्पण, ज्वालाओो के प्रतिविम्ब से 
संयुक्त होने पर भी तज्जन्य ताप से उन्मुक्त रहता है इसी 
प्रकार आत्मा, अपने अ्रस्तित्व में रहने वाले सुख-दु ख 
रूप कर्म के फलानुभव से रहित है । ज्ञानी जीव मानता 
है कि मै' निश्चय से एक हें, शुद्ध हूँ, दर्शन से तन्मय हूँ, 
सदा ग्ररूपी हूँ, भ्रन्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है । 
ज्ञानी यह भी मानता है कि ज्ञान दर्शन लक्षण वाला 


[ २१ 


एक शाइवत श्रात्मा ही मेरा है, संयोग लक्षण वाले शेष 
समस्त भाव भुभसे बाह्य है । 

इस प्रकार के भेदविज्ञान की महिमा बतलाते हुए भी 
अमृतचन्द्र सूरि ने समयसार कलशा में कहा है--- 


भेद विनज्ञानतः प्िद्धा सिद्धा ये किल केचन । 
प्रस्यवाभावतों बद्धा बद्धा ये फिल केचन ॥॥ 


आज तक जितने सिद्ध हुए है वे भेद विज्ञान से 
ही सिद्ध हुए है और जितने ससार मे बद्ध हैं वे सब भेद 
विज्ञान के अभ्रभाव से ही बद्ध है । 


अध्यात्म और नय-व्यवस्था--- 

वस्तु स्वरूप का अधिगम--ज्ञान, प्रमाण और नय के 
द्वारा होता है । प्रमाण वह है जो पदार्थ में रहनेवाले 
परस्पर विरोधी दो घर्मों को एक साथ ग्रहण करता है 
और तय वह है जो परस्पर विरोधी दो धर्मों मे से एक 
को प्रमुख तथा दूसरे को गौण कर, विवक्षानुसार, क्रम से 
ग्रहण करता है । नयो का विवेचन करनेवाले आचार्यों ने 
उनका शास्त्रीय --आगमिक और आध्यात्मिक दृष्टि से 
विवेचन किया है । शास्त्रीय दृष्टि की नय विवेचना मे 
नय के द्रव्याथिक पर्यायाथिक तथा उनके नेंगमादि सात 
भेद निरूपित किये गये है और आध्यात्मिक दृष्टि की 
नय विवेचना मे उसके निश्चय तथा व्यवहार भेदों का 
निरूपण है । इस विवेचना मे द्रव्याथिक और पर्यायाथिक, 
दोनो ही निरचय में समा जाते है और व्यवहार में उप- 
चार कथन रह जाता है । 

शास्त्रीय दृष्टि मे वस्तु स्वरूप की विवेचना का लक्ष्य 
रहता हे और आध्यात्मिक दृष्टि में उस नयविवेचना के 
द्वारा आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने का अभिप्राय 


2 न मम मल मा कम आदी लाल मर मटर लत कीट रन द ह र क नमक कलश दस कवि मिलिलज आशिक पट कक नरक लकवश रमन मिमकिककल 
१-- अहमिक्को खलु सुद्धों दंसगणाणमइयों सदारूवी। 
णवि श्रत्यि मज्क फिचिवि अ्रण्णं परमाणमित्तंधि ॥ 


--फुन्दकुन्द आचाये, समपसार, गाथा-३८ 


२-- एको से सासदो श्रप्पा णाणदंसगलश्खणों । 
सेसा में बाहिरा भावा सब्बे संजोगलक्खणा ॥॥ 


कुन्दकुन्द आाचाय, नियम्सार, गाथा- १०२ 


रहता हैश-लिंस--अकार वेदान्ती ब्रह्म को केन्द्र मे रखकर 
जगत्‌ के स्वरूप का विचार करते है, उसी प्रकार आ्ाध्या- 
त्मिक दृष्टि, आत्मा की केन्द्र मे रखकर विचार करती 
है । इस दृष्टि में शुद्ध-बुद्ध एक झात्मा ही परमार्थ सत्‌ 
है और उसकी अन्य सब दशाएँ व्यवहार सत्य है। इसी- 
लिये उस शुद्ध-बुद्ध आत्मा का विवेचन करनेवाली दृष्टि को 
परमार्थ झौर व्यवहार दृष्टि को अपरमार्थ कहा जाता है । 
तात्पय यह है कि निश्चय दृष्टि आत्मा के शुद्धस्वरूप को दिख- 
लाती है और व्यवहार दृष्टि अशुद्ध स्वरूप को | श्रध्यात्म 
का लक्ष्य शुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त करने का है इसलिये 
वह निरचय दृष्टि को प्रधानता देता है। अपने गुण 
पर्यायों से अभिन्न आत्मा के त्रेकालिक स्वभाव को ग्रहण 
करना, तिशचय दृष्टि का कार्य है, और कर्म के निरमित्त 
से होनेवाली आत्मा की परिणति को ग्रहण करना व्यव्‌- 
हार दृष्टि का विषय है। निश्चय दृष्टि, आत्मा मे काम, 
क्रोध मानव, माया, लोभ श्रादि विकारो को स्वीकृत नही 
करती । चूँकि वे पुदूगल के निमित्त से होते है श्रत उन्हें 
पुदगल मानती है? इसी तरह गुणस्थान तथा मागेणा 
ग्रादि के विकल्‍प जीव के स्वभाव नही है अत निरचय 
दृष्टि उन्हे स्वीकृत नही करती । इन सब को आत्मा कहना 
व्यवहार दृष्टि का कार्य है । 

अध्यात्म, निशचयदृष्टि-- निश्वय नय को प्रधानता 
देता है, इसका यह अर्थ ग्राह्म नही है कि वह व्यवहार 
दुष्टि को सर्वेथा उपेक्षित कर देता है। ग्रात्मतत्व की 
वर्तमान भे जो अजशुद्ध दशा चल रही है उसका सर्वेथा 
निषेध कंसे किया जा सकता है ? यदि उसका सर्वेथा 
निषेध किया जाता है तो उसे दूर करने के लिये मोक्ष 
मार्ग रूप पुरुषार्थ व्यर्थ सिद्ध होता है। अध्यात्म को 
निश्चय दृष्टि का अभिप्राय इतना ही है कि है प्राणी ' 
तू इस अशुद्ध दशा को झात्मा का स्वभाव मत समक्त । 








१--- एए सब्बे भावा पुरगल दव्वपरिणासणिप्पण्णा। 
केवलिजिणेंहि भणिया कह ते जीवो त्ति वुच्चति ॥ --समयसार, गाथा-४४ 


जंव य जीवद्वाणा ण गुणद्वाणा य श्रत्थि जीवस्स । 
' जेण दु एव सब्बे पुग्गलदव्वस्स परिणासा॥ -- समयक्षार, गाथा-५५ 


भगवान महावीर की श्रध्यात्म देशना 


यदि स्वभाव समभ लेगा तो उसे दूर करने का तेरा पुरु- 
पार्थ समाप्त हो जायगा। आत्मद्रव्य शुद्धाशुद्ध पर्यायो का 
समूह है, उसे मात्र शुद्ध पर्याय रूप मानना सगत नहीं है। 
जिप पुरुष ने वस्त्र की मलित पर्याय को ही वस्त्र का वास्त- 
विक रूप सम लिया है वह उसे दूर करने का पुरुषार्थ क्यों 
करेगा ? वस्तुस्वरूप के विवेचन में अनेकान्त का आश्रय 
ही स्व-पर-हितकारी है, अत श्रध्यात्मवादकी दृष्टि उस पर 
होना अनिवाय है । 


ग्रध्यात्स और कार्य-कारणभाव---- 


कार्य की सिद्धि मे उपादान और निमित्त इन दो 
कारणो की ग्रावश्यकता रहती है । उपादान् वह कहलाता 
हैं जो स्वय कार्यहप परिणत होता है और भिमित्त वह 
कहलाता है जो उपादान की कार्यरूप परिणत्ति मे सहायक 
होता है। मिद्ठी, घट का उपादान कारण है और कुम्भकार, 
चक्र, चीवर आदि निमित्त कारण है। जिस मिट्टी मे 
बालू के कणों की प्रचुरता होने से घटाकार परिणत होने 
की योग्यता नहीं है उसके लिये कुम्भकारादि निमित्त 
कारण मिलने पर भी उससे घट का निर्माण नहीं हो 
सकता । इसी प्रकार जिस स्निग्ध मिट्टी में घटाकार परि- 
णत्‌॒ होने की योग्यत्ता है, उसके लिये यदि कुम्भकारादि 
निभित्त का रणोका योग नही मिलता है तो उससे भी घढ का 
निर्माण नही हो सकता | फलितार्थ यह है कि घट की उत्पत्ति 
में सिट्वीरूप उपादान और कुम्भकारादिझूप निभित्त - दोनो 
कारणो की श्रावश्यकता है । इस अनुभव सिद्ध और लोक- 
समत कार्य-कारण भाव का तिषेघ न करते हुए भ्रव्यात्म, 
मुमुक्षु प्राणी के लिये यह देशना भी देता है कि तू आत्म- 
शक्ति को सबसे पहले सभाल, यदि तू मात्र निमित्त कारणी 
की खोजबीन में उलमा रहा, और अपनी श्रात्मशक्ति की 
ओर लक्ष्य नही किया, तो उन निभित्त कारणों से तेरा 


असमअतक, 





की रिश्ता 











$ 




















भगवान महावोर को श्रध्यात्म देशना 


कौन-सा कार्य सिद्ध हो जायगा ? जो किसान, खेत की 
भूमि को तो खूब सभालता है परन्तु बीज की ओर दृष्टि- 
पात नही करता, उस सभाली हुई खेत की भूमि से यदि 
संडा घना बीज डालता है तो उससे क्‍या अकुर उत्पन्न हो 
सकेगे ? कार्यरूप परिणति उपादान की होनेवाली है 
इसलिए उसकी झोर दृष्टि देना आवश्यक है। ययपि 
उपादान निमित्त नही बनता और निमित्त उपादान नहीं 
बनता यह निश्चित है, तथापि कार्य की सिद्धि के लिए 
दोनो की श्रनुकलता अपेक्षित है, इसका निषेध नहीं किया 
जा सकता । 


अध्यात्म ओर भोक्षमार्ग-- 


'सम्पगदर्शन ज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग:-- सस्यग्दर्शन, 
सम्यश्ञञान और सम्यक्चारिव की एकता मोक्ष का मांग है। 
इस मान्यता को अध्यात्म भी स्वीकृत करता है परन्तु 
वह सम्यग्दशन, सम्यरज्ञात और सम्यक-चारित्र की 
व्याख्या को निश्चयतय के साचे मे ढाल कर स्वीकृत 
करता है । उसकी व्याख्या है--पर पदार्थों से भिन्न ज्ञाता 
द्रष्टा आत्मा का निश्चय होना सम्यग्दशंत है । पर पदार्थों 
से भिन्न ज्ञाता द्रष्टा आत्मा मे ज्ञान होता सम्यस्ज्ञान है और 
परपदार्था से भिन्न ज्ञाता द्वष्ठा आत्मा मे लीत होना सम्यक 
चारित्र है । इस निश्चय श्रथवा अभेद रत्नत्रय की प्राप्ति 
होने पर ही यह जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है 
अन्यथा नही । इसलिये मोक्ष का साक्षात्‌ मार्ग यह निश्चय 
रत्नत्रय ही है । देव, शास्त्र, गुरु की प्रतीति श्रथवा सप्त 
तत्व के श्रद्वान रूप सम्यग्दशेन, जीवादि तत्वों के जानने 
रूप सम्यर्शान और ब्त समिति गुप्ति आदि श्राचरण रूप 
सम्यक्‌ चारित्र ' यह व्यवहार रत्नत्नय, यदि निश्चय रत्न- 
त्रय की प्राप्ति मे सहायक है तो वह परम्परा से मोक्ष 
मार्ग होता है। व्यवहार रत्नत्नय की प्राप्ति श्रमेक बार 
हुई पर निश्चय रत्तन्नय की प्राप्ति के बिना वह मोक्ष का 
साधक नही बच सकी । 


| २३ 


निश्चय रत्नत्रय आ्रात्मा से सम्बन्ध रखता है, इसका 
अर्थ यह नही है कि वह मोक्ष मार्ग मे प्रयोजनभरूत जीवा- 
जीवादि पदार्थों के श्रद्मात और ज्ञान को तथा ब्रत, प्तमिति, 
गुप्ति रूप आचरण को हेय मानता है । उसका अ्रभिश्राय 
इतना ही है कि इन सबका प्रयोजन आत्म श्रद्वान ज्ञान 
और श्राचरण मे ही संनिहित है, अन्यथा नहीं । इसलिये 
इन सब को करते हुए मूल लक्ष्य की ओर दृष्टि रखना 
चाहिये । 

नव पदार्थों के अ्रस्तित्व को स्वीकृत करते हुए 
कुन्दकुन्द स्वामी ने सम्यग्दर्शन की परिभाषा इस प्रकार 
की है--- 

भुयत्येणाधिगदा जीवाजीवा य पुण्ण भाव च | 

ग्रासव संवरणिज्जर बंधों मोक्खों य सम्मत्त ॥॥ 


मूला्थें--निश्चय नय से जाने हुए जीव, अजीव, 
पुण्य, पाप, भ्राखव, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष ये 
नौ पदार्थ सम्यग्दशंन है। यहाँ विषय श्रोर विषयी मे 
अभेद करते हुए नो पदार्थों को ही सम्यन्दर्शन कह दिया 
है । वस्तुत ये सम्यग्दशंन के विषय है । 


जीव चेतना गुण से सहित तथा स्पशे, रस, गन्घ, वर्ण 
ओर शब्द से रहित है। जीव के साथ श्रनादि काल से 
कर्म-नोकर्म रूप पुदू्गल का सम्बन्ध चला भा रहा है । 
सिथ्यात्वदशा में यह जीव, शरीर रूप नोकम की परिणति 
को आत्मा को परिणति मान कर उसमे अ्रहकार करता 
है--“इस रूप मै हेँ' ऐसा मानता है। इसलिये सव्व प्रथम 
इसकी शरीर से पृथकता सिद्ध की जाती है । उसके बाद 
शेतावरणादि द्रव्य कर्म और रागादिक भाव कर्मों से 
इसका पृथकत्व दिखाया जाता हैं। कहा ग्रया है-हे 
भाई । ये सब पुदुगल द्रव्य के परिणमन से निष्पन्न है 
अत पुद्गल के हे, तू इन्हे जीव क्यों मान रहा है ? 
' जो स्पष्ट ही भ्रजीव है उनके श्रजीव कहने मे कोई 
खास बात नही है किन्तु ,जो अ्रजीवाश्वित परिणमन ज॑ व 


नल मनन लल नमी मल मनी मन बल लिक मल दी नलिलशब लक दमिलिलि मम किक मिश्र शि किक शक डिशकि कि शिश शीट सडकियरिटडकीट शशि लिन नदिया 


१-० अरससरूवमर्गंधं अ्रव्वत्त चेदणागुणमत्तहं । 
जाण अलिगरगहुणं जीवमणिद्विदृठ संठाणं ॥ --सप्तयसार, गाथा-४६ 





रढ ]. 
आज 
के साथ घुल मिलक्र--अनित्य -तन्सयीभाव से तादात्म्य 
जैसी शअ्रवस्था को प्राप्त हो रहे है उन्हे श्रजीव मानना 
सम्यवत्व की प्राप्ति मे साधक है । रागादिक भाव अजीव 
है । गुणस्थान, मार्गणा, जीव समास आदि भाव अजीव है, 
यह बात यहाँ तक सिद्ध की गई है। यहाँ श्रजीव है 
इसका इतना ही तात्पय है कि ये जीव की स्वाभाविक 
प्रिणति नही है। यदि जीव की स्वभाव परिणति होती 
तो त्रिकाल मे भी इनका श्रभाव नहीं होता परन्तु जिस 
पौद्गलिक कर्म की उदयावस्था में ये भाव होते हैं उसका 
ग्रभाव होने पर ये सब स्वय विलीन हो जाते हैं । 
ससारचक्र से निकल कर मोक्ष प्राप्त करने के 
श्रभिलाषी प्राणी को पुण्य का प्रलोभन अपने लक्ष्य से भ्रष्ट कर 
देता है इसलिये आख्त्रव पदार्थ के विवेचन के पूर्व ही 
इसे सचेत करते हुए कहा गया है कि है मुमुक्षु आणी ! 
तृ मोक्षरूपी महानगर की यात्रा के लिये निकला है। 
देख, कहीं बीच में पुण्य के प्रलोभन में नहीं पड 
जाना । यदि उसके प्रलोभन में पडा तो एक भटठके मे 
ऊपर से नीचे आ जायगा, और सागरो पर्यन्त के लिये 
उसी पुण्य महल में नजर कंद हो जायगा। दया, दान, 
ब्रताचरण आदि के भाव, लोक मे पुण्य कहे जाते है ओर 
हिसादि पापों में प्रवृत्ति्प भाव, पाप कहे जाते हैं । पुण्य 
के फलस्वरूप पुण्य प्रकृतियों का बन्ध होता है ओर पाप 
के फलस्वरूप पाप प्रकृत्तियो का। जब उन पुण्य पाप 
प्रकृतियों का उदयकाल आता है तब इस जीव को सुख- 
दू ख॒ का अनुभव होता है। परमार्थ से विचार किया 
जावे तो पुण्य और पाप दोलो प्रकार की प्रकृतियों का 
बन्ध इस जीव को ससार मे ही रोकने वाला है । 
स्वतन्त्रता की इच्छा करने वाला मनुष्य जिस प्रकार 
लोहश्द्धला से दूर रहना चाहता है उसी प्रकार 
स्वणंश्यूद्धला से भी दूर रहना चाहता है। सम्यग्दशेत 
प्राप्त करने के इच्छुक प्राणी को बन्धन की श्रपेक्षा पुष्य 
और पाप को एक समान मानना आवश्यक है । सम्यर्शन, 
पृण्यरूप आचरण का निषेध नही करता किस्तु उसे मोक्ष 
का साक्षात्‌ कारण मानते का तिपेध करता है। सम्य्दृष्टि 


भगवान सहावीर की भ्रध्यात्म देशना 


जीव, अपने पद के शअ्रनुरूप पुण्याचरण करता है और 
उसके फलस्वरूप प्राप्त हुए इन्द्र चक्रवर्ती आदि के वेभव 
का उपभोग भी करता है, परन्तु श्रद्धा भे यही भाव 
रखता है कि हमारा यह पुण्याचरण मोक्ष का साक्षात्‌ 
कारण, नहीं है और उसके फलस्वरूप जो वेभव थ्राप्त 
होता है वह मेरा स्वपद नहीं है । 

सक्षेप में जीव द्रव्य की दो श्रवस्थाएं है--एक 
ससारी और दूसरी मुक्त ) इनमे ससारी अवस्था अ्शुद्ध 
होते से हेय है और मुक्त श्रवस्था शुद्ध होने से उपादेय है । 
ससार अवस्था का कारण आशाखव और बच्ध तत्व है तथा 
मोक्ष अवस्था का कारण सवर और निजरा है। श्रात्मा 
के जिन भावों से कर्म झाते है उन्हें श्राल़नव कहते है । ऐसे 
भाव चार है-१ मिथयात्व २ भ्रविरमण ३ कपषाय भोर ४ 
योग । इन भावों का यथार्थरूप समझ कर उन्हे भ्ात्मा 
से पृथक करने का पुरुषार्थ सम्यन्दृष्टि जीव के ही 
होता है । 

ग्रास्व का विरोधी तत्व सवर है अ्रत ग्रध्यात्म 
ग्रन्‍्थों में श्रास्रव के श्रनन्‍्तर सबर की चर्चा आझाती है ।' 
झाख़व का रुक जाता सवर हैं। जिन मिथ्यात्व, 
अविरमण, कषाय और योग रूप परिणामों से आख्रव 
होता है उनके विपरीत सम्यक्त्व, सयम, निष्कषाय वृत्ति 
और योग-निग्रह-रूप गुप्ति से सवर होता है । श्रध्यात्म 
भें इस सवर का मूल कारण भेद-विज्ञान को बताया है । 
कर्म और नोकम तो स्पष्ट ही आत्मा से भिन्न है अत. 
उनसे भेद-विज्ञान प्राप्त करने मे महिमा नही है | महिमा 
तो उच्च रागादिक भाव कर्मो से अपने ज्ञावोपयोग को 
भिन्न करने मे है जो तन्‍्मयी भाव प्राप्त होकर एक दिख 
रहे है। मिथ्यादृष्टि जीव, इस ज्ञानधारा और मोहघारा 
की भिन्न-भिन्न नहीं समझ पाता, इसलिये बह 
किसी पदार्थ का ज्ञान होने पर उसमे तत्काल राग-द्वेष 
करने लगता है परन्तु सम्यग्दृष्टि जीव उन दोनो धाराओं 
के अन्तर को समभता है इसलिये वह किसी पदार्थ को 
देखकर उसका ज्ञाता द्रष्टा तो रहता है परन्तु रागी-देषी 
नहीं होता । जहा यह जीव, रागादिक को अपने 


हम की आशिक मम जम लक... मद जलिकि जज जज मद मल नन]उ>ब35>5२]२4234+::%#७ए 


१... आश्रव निरोध सवर :। तत्वार्थ सुत्र--उमास्वामी 


भगवान महावीर की श्रध्यात्म देशना 


ज्ञाता द्रप्टा स्वभाव से भिन्न श्रनुभव करने लगता है वही 
उनके सम्बन्ध से होने वाले राग-हंष से बच जाता है। 
राग-द्वेष से बच जाना ही सच्चा सवर है । किसी वृक्ष को 
उखाडना है तो उसके पत्ते नोचने से काम नही चलेगा 
किन्तु उसकी जड पर प्रहार करना होगा। राग-हूंष 
की जड है भेद-विज्ञान का अभाव | अतः भेद-विज्ञान के द्वारा 
उन्हें अपने स्वरूप से पृथक समभना, यही उन्तको नष्ट 
करने का वास्तविक उपाय है। मोक्षाभिलाषी जीव को 
इस भेदविज्ञान की भावना तब तक करते रहना चाहिये 
जब तक कि ज्ञान, ज्ञान मे प्रतिष्ठित नही हो जाता । 

सिद्धों के अनन्तवे भाग और ग्रभव्य राशि से झ्नन्‍्त 
गुणित कर्म परमाणुओ्रो की निर्जेरा ससार के प्रत्येक प्राणी 
के प्रति समय हो रही है । पर ऐसी निर्जेरा से किसी का 
कल्याण नही होता । क्योकि जितने कर्म परमाणुओ्रो को 
निजंरा होती है उतने ही कर्म परमाण आख़वपूर्वक 
बन्ध को प्राप्त हो जाते है। कल्याण, उस निर्जरा से 
होता है जिसके होने पर नवीन कर्म प्रमाणओ्रो का 
गाखव और बन्ध नही होता। ऐसी निर्जरा सम्यग्दशन 
के होने पर ही होती है। सम्यग्दशन के होने पर 
सम्यस्दृष्टि जीव का प्रत्येक कार्य निजंरा का साधक हो 
जाता है। वास्तव में सम्यग्दृष्टि जीव के ज्ञान और 
बेराग्य की अ्रदृभूत सामर्थ्य है । जिस प्रकार 
विप का उपभोग करता हुम्ना वेच्चय मरण को प्राप्त नही 
होता और अरतिभाव से मदिरा पान करने वाला पुरुष 
मद को प्राप्त नही होता उसी प्रकार सम्यर्दुष्टि जीव 
भोगोपभोग मे प्रवृत्ति करता हुआ भी बन्ध को प्राप्त 
नही होता । सुवर्ण, कीचड में पडा रहने पर भी जग को 
प्राप्न नहीं होता और लोहा थोडी सी सर्द पाकर जग को 
प्राप्त हो जाता है, यह सुवर्ण और लोहा की श्रपनी अपनी 
विशेषता है । 

यद्यपि आत्मा और पोद्गलिक कर्म दोनो ही स्वतन्त्र 
द्रव्य है और दोनों में चेतन अचेतन की श्रपेक्षा पृर्व-पश्चिम 


[ २४५ 


जैसा अन्तर है, फिर भी अ्रनादि काल से इनका एक 
क्षेत्रागाहरूप सयोग बन रहा है। जिस प्रकार चुम्बक 
में लोहा को खीचने की और लोहा में खीचे जाने की 
पोग्यता है उसी प्रकार आत्मा मे कर्म रूप पुद्गल को खीचने 
की और कर्म रूप पुदूगल में खीचे जाने की योग्यता है । 
ग्रपनी अपनी योग्यता के कारण दोनो का एक क्षेत्रावगाह 
रूप बन्ध हो रहा है। इस बन्ध का प्रमुख कारण 
स्नेहभाव-रागभाव है । जिस प्रकार धूलि-बहुल स्थान में 
व्यायाम करने वाले पुरुष के शरीर के साथ जो घूलि का 
सम्बन्ध होता है उसमे प्रमुख कारण शरीर में लगा हुआ 
स्तेह-तेल है उसी प्रकार कार्मणवर्गणा से भरे हुए इस 
ससार में योग रूप व्यायाम को करनेवाले जीव के साथ 
जो कर्मों का सम्बन्ध होता है उसमे प्रमुख कारण उसकी 
ग्त्मा से विद्यमान स्नेह, रागभाव ही है । सम्यर्दृष्टि 
जीव बन्ध के इस वास्तविक कारण को समभता है 
इसलिये वह उसे दूर कर निबन्ध अ्रवस्था को प्राप्त होता है। 
परन्तु मिथ्यादृष्टि जीव इस वास्तविक कारण की नही 
समभा पाता इसलिये करोडो वर्ष की तपस्या के द्वारा 
भी वह निर्बन्ध अवस्था को प्राप्त नही कर पाता। 
मिथ्यादष्टि जीव धर्म का आचरण तपश्चरण आदि करता 
भी है परन्तु उसका वह धर्माचरण भोगोपभोग की प्राप्ति 
के उद्देश्य से होता है, कमेक्षय के लिये नही ।' 
समस्त कर्मों से रहित आत्मा की जो ग्रवस्था है उसे 
मोक्ष कहते है । मोक्ष शब्द ही इसकी पूर्व होने वाली बन्ध 
ग्रवस्था का भ्रत्ययः कराता है । जिस प्रकार चिरकाल से 
बन्धन में पडा हुम्ना पुरुष वन्‍्ध के कारणों को जानता है 
तथा बन्ध के भेद और उन्तकी तीज्र मन्द या मध्यम 
अवस्था की श्रद्धा भी करता है पर इतने मात्र से वह 
बन्धन से मुक्त नहीं हो सकता । वन्धन से मुक्त होने के 
लिये तो छेनी और हथोडा लेकर उसके छेदने का 
पुरुषार्थ करता पडता है । इसी प्रकार श्रनादि कात से 
कर्मेबन्धन में पडा हुआ यह जीव कर्मबन्धन के कारणों 





१-- संद्ृहदि य पत्तियदिं य रोचेदि य त्तह पुणो य फासेदि । 
नम्मंभोगणिपम्तित्त ण दु सो कम्सक्लयणिमित ॥ --समयसार, गाथा-२७५ 


वन्‍वाशत 


२६ | 


नं 


को जानता है तथा -छँसके भेद और तीज मन्द या मध्यम 
श्रवस्था की श्रद्धा भी करता है पर इतने मात्र से वह 
कम-वन्धन से मुक्त नहीं हो सकता | उसके लिये तो 
सस्यग्दर्शन और सम्यरज्ञान के साथ होने वाला सम्यकचा- 
रित्ररूप पुरुषा्थ करता पडता है। इस पुरुषार्थ को 
स्वीकृत किये बिना कर्म-बन्धन से मुक्त होना दुभर हे । 
है प्राणी ! मात्र ज्ञान और श्रद्धान को लिये हुए तेरा 
सागरो पर्यत्त का दीघकाल यो ही निकल जाता है परतु 
कर्मवन्धन से मुक्त नहीं हो पाता, परन्तु उस श्रद्धान 
भौर ज्ञान के साथ जहा सम्यक्‌ चारित्र रूप पुरुषार्थ को 
अगीकृत करता है वहा तेरा काम बनने मे विलस्व नही 
लगता । यहा तक कि अन्तर्मुहुतं मे भी काम बन 
जाता है। प्रज्ञा-भेदविज्ञान के द्वारा कर्म और आत्मा को 
अलग अलग समभकर श्रात्मा को ग्रहण करना चाहिये 
ओर कर्म को छेदना चाहिये । 

इस शभ्रकार अध्यात्म, जीवा-जीवादि पदार्थों की 
व्याख्या अपने ढग से करता है । 

सम्यग्ज्ञान की व्याख्या मे ग्रध्यात्म, श्रनेक शास्त्रो के 
ज्ञान को महत्व नही देता । उसका प्रमुख लक्ष्य पर-पदार्थ 
से भिन्न और स्वकीय गुण पर्यायों से अभिन्न श्रात्म-तत्व 
के ज्ञात पर निर्भर करता है । इसके होने पर श्रष्टप्रवचन- 
मातृ का जधन्य श्रुत लेकर भी यह जीव बारहवे गुणस्थान 
तक पहुच जाता है, और अनन्‍्तर्मुह्तें के भीतर नियम से 
केवलज्ञानी बन जाता है। परल्तु आत्मज्ञातन के बिवा 
ग्यारह श्रद्धा और नो पूर्वों का पाठी होकर भी भ्रनन्त 
काल तक ससार में भटकत्ता रहता है। अन्य ज्ञानो की 
बात जाने दो, शअ्रध्यात्म तो केवल-ज्ञान के विषय मे भी 
यह चर्चा प्रस्तुत करता है कि केवल-ज्ञानी निश्चय से 
आत्मा को जानता है और व्यवहार से लोकालोक को | 
यह ठीक है कि केवल-नज्ञानी की आात्मज्ञान में ही सर्वज्ञता 
निहित है परन्तु यह भी निश्चित है कि केवल-ज्ञानी को 
अन्य पदार्थों को जानने की इच्छारूप कोई विकल्प नही 
होता । 


भगवान महावीर की भश्रध्यात्म देशना 


अध्यात्म, यथाख्यातचारित्र को ही भोक्ष का साक्षात 
कारण मानता है क्योकि उसके होने पर ही मोक्ष होता है । 
महाबत ओर समिति के विकल्प रूप जो सामायिक तथा 
छेदोपस्थापना आदि चारित्र है वे पहले ही निव॑त्र हो 
जाते है । श्रोपशमिक यथाख्यात चारित्र मोक्ष का साक्षात- 
साधक नहीं है । उसे धारण करनेवाला उपशान्त मोह 
गुणस्थान वर्त्ती जीव नियम-से श्रपनी भूमिका से पतित 
होकर नीचे आता है, परल्तु क्षय से होनेवाला यथाख्यात 
चारित्र मोक्ष का साधक नियम से है। उसके होने पर 
यह जीव उसी भव से मोक्ष को प्राप्त करता है। स्वरूप 
में स्थिरता यथारुपात चारित्र से ही होती है। 

इस प्रकार श्रध्यात्म की देशना मे नि३ुचय-रत्नन्नय 
अथवा अभेदरत्नत्रय ही मोक्ष का साक्षात्‌ मार्ग है। 
व्यवहार-रत्यत्रय अथवा मेदरूप-र॒त्नत्नय, निवचय का साधक 
होने के कारण उपचार से मोक्ष मार्ग माना जाता है । 

महावी रस्वामी की इस अध्यात्मदेशता को सवंप्रथम 

दकुन्दस्वामी ने अपने ग्रन्थों में महत्वपूर्ण स्थान 

दिया है । उनका समयसार तो अ्रध्यात्म का ग्रन्थ माना 
ही जाता है पर प्रवचनसार, पज्चास्तिकाय, नियमसार 
तथा श्रष्ठ पाहुड आदि ग्रन्थों मे भी यथाप्रसद्भ अध्यात्म 
का अच्छा समावेश हुआ है । कुन्दकुन्दस्वामी की विशेषता 
यह रही है कि वे श्रध्यात्म के निश्चयनय सम्बंधी पक्ष को 
प्रस्तुत करते हुए आगम के व्यवहारपक्ष को भी प्रकट 
करते चलते है । कुन्दकुन्द के बाद हम इस अध्यात्म-देशना 
को पृज्यपाद के समात्रितन्त्र, इष्टोपदेश में पुष्कलता से 
पाते है । योगेन्द्र देव का परमात्म प्रकाश और योगसार 
भी इस विषय के महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। प्रक्रीर्णक स्तम्भ के 
रूप में आचाये पद्मनन्दी तथा पण्डित प्रवर आशाधरजी 
ने भी इस घारा को समुचित प्रश्नय दिया है । अमृतचन्द्र 
सूरि ने कुन्दकुन्दस्वामी के अ्रध्यात्म रूप उपवन की सुरक्षि 
से ससार को सुरभित किया है । यशस्तिलक चम्पू तथा 
न॑ ति वाकयामृत के कर्ता सोमदेवाचार्य की 'भ्रध्यात्मामृ- 
ततरज्िणी' भी इस विषय का एकर उत्तम ग्रन्थ है । 


१- जाणदि पस्सदि सब्ब चवहारणयेण केवली भगवम्‌ । ह 
केवलणाणी जाणदि पस्सदि नियमेण श्रप्पाणं ॥ --नियभ्स्तार, गाथा-१५८ 


ल्‍ 





है. 


पज्य वर्णी जी के प्रशंसक- 
श्री मकन्द शास्त्री खिस्तें 


ले० श्री अमृतलालजी शास्त्री, वाराणसी । 


प्रशममूर्ति पृज्य प० गणेशप्रसाद जी वर्णी न्यायाचार्य 
ग्रनेक विशेषताओं के धनी थे । यही कारण है कि समस्त 
जैन विद्वानों की भाति झताधिक ब्राह्मण विद्वान्‌ भी 
उनके प्रशसक रहे, जिनमे श्रद्धय कवि जी १० मुकुन्द जी 
शास्त्री 'खिस्ते' साहित्याचारयय अग्रगण्प थे । आपका 
सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है--- 


प्रारस्भिक जीवन- मार्गेशी्षं कृष्णा तृतीया वि० 
सं० १६५१ में आपका जन्म काशी मे श्री प० भेरवनाथ 
जी खिस्ते एवं श्रीमती शकुनादेवी के यहाँ हुमा था। 
इनका गोत्र काश्यप, कुलदेवता रेणुका और धर्म था 
वेष्णव । जब आप केवल दो वर्ष के ही हो पाये थे कि 
पिता जी का निधन हो गया। बेचारी विधवा मां ने 
आपका और आपके बड़े भ'ई नारायण शाछ््त्री का, 
जो सात वर्ष के हो चुके थे, प॑लन-पोषण किया भौर 
प्रारम्मिक शिक्षा भी दिलायी । 


बाबा का संरक्षण एवं शिक्षण--वेयाकरणकेसरी श्री 
प० रामचन्द्र शास्त्री काले, जो काशीवास के लिए 
महाराष्ट्र से आये हुए थे, परमवद्ध होने से स्थानीय 
विद्वत्समाज में बाबा--नाम से सम्बोधित किये जाते थे । 
एक दिन आप जिस समय गज़ातट पर गये, उसी समय 
कवि जी भी वहाँ जा पहुँचे । परिचय पूछने के पश्चात 
बाबा ने कहा--अब तुम अपने को अनाथ नही, सनाथ 
समझो, हम तुम्हारे वाबा है इत्यादि। फिर बाबा ने 
अपने धव्य से आप दोनों भाइयों का यज्ञोपवीत सस्कार 


करवाया श्रौर स्वय ही व्याकरण पढाना प्रारम्भ किया । 
कुछ ही वर्षों मे आपने लघुकोसुदी से लेकर पातञअ्जल 
महाभाष्य तक का ज्ञान करा दिया । 


न्याय साहित्य का अ्रष्ययन्न - बाबा भ्रनेक शास्त्रों के 
ग्रधिकारी विद्वान थे, अतः कविजी उन्हीं के पास श्रन्य 
शास्त्र पढ़ना चाहते थे, पर उनका निधन हो जाने से 
अ्रत्य गुरुओ के पास जाना पडा। झास्त्रा्थ-महारथी श्री 
प्‌० रामशास्त्री भण्डारी के निकट आपने नव्य एवं 
प्राचीन न्याय का अध्ययन किया और महामहोपाध्याय 
कविरत्न प० रामचन्द्र शास्त्री से ग्राचार्य अन्तिम खण्ड़ 
तक के साहित्य शास्त्र कक । उन दिनो परीक्षा की अपेक्षा 
शास्त्राथ का महत्त्व अधिक था, फिर भी आपने खण्डश' 
परीक्षा देकर 'साहित्याचाय उपाधि प्राप्त की । समय-समय 
पर शास्त्रार्थ एव समस्यापूति की सभाग्रो मे भी भाग 
लेते रहे | ग्यारह सभाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त कर 
ग्यारह विजय-पदक भी आपने सल्चित किये थे। आशु 
कवि होने से स्थानीय विद्वत्समाज में श्राप “कवि जी 
कहे जाते थे । 

यह एक सयोग की बात हे कि आपको तीनों गु 
एक ही नाम के प्राप्त हुए थे । 

अ्रध्यापन - प्रथमत आपने स्थानकवासी जैन साधु 
को, जो चातुर्मास के निमित्त से काशी में ठहरे हुए * 
ग्याय-व्याकरण पढाना प्रारम्भ किया । आपके स्प' 
उच्चारण, विशिष्ट अध्यापन शैली एवं विद्धत्ता से 


२८ |." 

इतने प्रभावित“हुए :क्र..म्रीग्रहपूर्वंक श्रापको अपने साथ 
महाराष्ट्र लिवा लें गये । पूव॑जो की जन्मभूमि देखने की 
लालसा से आप महाराष्ट्र चले गये, पर प्राय* प्रतिदिन 
पदल चलने तथा भोजन बनाने की कठिनाई से वहाँ 
ग्रधिक नही रह सके, काशी लौट आये और प्राते ही 
श्री शद्भधूर सस्क्रत महाविद्यालय मे प्रधानाध्यक के पद 
पर नियुक्त हो गये । 


पुज्य वर्णो जी से भेंट-- सन्‌ १६१६ मे स्याद्वाद महा- 
विद्यालय को एक विद्वान साहित्य-मर्मज्ञ की आवश्यकता 
थी । उन दिनो केवल विज्ञप्ति प्रकाशित करा देने से अच्छे 
अ्रध्यापक नही मिलते थे । अ्रतः पूज्य वर्णी जी अपने गुरु 
प० अम्बादास जी के साथ स्थानीय प्रतिष्ठित विद्वानों से 
मिले | सभी ते कवि जी को बुलाने का सुकाव दिया । 
फलत कवि जी के घर गये | पृज्य वर्णी जी के मधुर 
व्यवहार से आप बहुत प्रभावित हुए और इसीलिए उनके 
ग्राग्रह को टाल नही सके । 


स्याद्गाद महाविद्यालय में नियुक्ति-सन्‌ १६१६ मे 
कवि जी की स्याह्द महाविद्यालय मे नियुक्ति हुई । उस 
समय स्याद्वाद महाविद्यालय में धर्मशास्त्र आदि विषयों 
के पृथक-प्रथक्‌ अ्रध्यापक रहे, पर सर्वाधिक प्रतिष्ठा थी 
प० अम्बादास जी की । कुछ ही दिनो के पदचात्‌ वेसी 
ही प्रतिष्ठा कवि जी को प्र.प्त हुई, जो अन्त तक बनी 
रही । प्रतिदिन नियत समय से पहले झ्ाना, बाद में जाता, 
जन एवं जनेतर साहित्य के छोटे-बडे सभी ग्रन्थों को 
सुबोध शैली मे अक्षरशः पढाना, ग्रन्थ-ग्रन्थियो को ऐसे 
ढंग से सुलझाना कि अल्पज्ञ भी समझ; जाय और सभी के 
साथ आत्मीय व्यवहार- इत्यादि विशेषनाओ से सभी 
छात्र प्रभावित हो गये । 

आकर्षक वेदुष्यपृर्ण श्रष्यापत की चर्चा सुनकर स्था- 
नीय अन्य सस्थाओ्रों के श्रधिकारियो ने श्रापको श्रधिक 
वेतन का प्रलोभुन देकर अपने यहाँ श्राने का आग्रह किया, 
पर आपने स्यथाद्वाद नहीं छोडा। अन्यत्र न चले जाय--- 
यह सोचकर स्याद्वाद ने ही आपका मासिक वेतन पैतालीस 
रु० मासिक कर दिया । स्याद्राद छोडते समय तक अरापका 
यही वेतन रहा । 


पुज्य वर्णी जी के प्रशंत्तक 


सन्‌ १६३० में स्थानीय श्रीचन्द्र कालेज के वरिष्ठ 
अधिकारी आपके घर गये। उन्होने बहुत आग्रह किया 
आप स्याह्वाद से श्री चन्द्र ० में श्रा जाइये | यह आपके घर 
के निकट है ओर यहाँ वेतन भी ग्रधिक मिलेगा । आपने 
इस आग्रह को स्वीकार नहीं किया। श्रन्ततो गत्वा आपने 
स्थाद्रार से बचे समय (अपराक्तु) मे श्रीचन्द्र ० जाने 
का आग्रह स्वीकार कर लिया । सन्‌ १६४० तक आपने 
दोनो सस्थाश्रोकी सेवा की | श्री चन्द्र ० मे तीन घटा प्रतिदिन 
पढाते ये । वेतन था पचास ₹० मासिक | 


राजकीय संस्कृत महाविद्यालय (क्वीस कालेज )- 
में नियुक्ति--सन्‌ १६४० में राज० स० म० विद्यालय के 
प्रिन्सिपल डॉ० भज्ुलदेव शास्त्री ने प्रस्तुत महाविद्यालय 
में आचाये कक्षात्रो के छात्रो को साहित्य पढाने के लिए 
ग्रापको आमन्रित किया । श्रधिक वेतन, सड्चचित कोष 
(प्रोवीडेण्ट फण्ड), पेंसिन और अधिक अवकाश की 
सुविधाओं को देखकर आपने दोनो ही सस्थाओं से श्रव- 
काश लेकर वहाँ का कार्य प्रारम्भ कर दिया और एक 
वर्ष के उपरान्त स्थायी हो जाने पर दोनो सस्थाश्रो में 
त्यागपत्र दे दिया । स्याद्वाद के अधिकारियों एव छात्रों 
के साथ आपका वात्सल्य जीवन के श्रन्त तक पूर्ववत्‌ 
बना रहा । 

स्वनामधन्य स्व० डॉ० सम्पूर्णानन्द जी के भगीरथ 
प्रयलल से यह महाविद्यालय जब (सन्‌ १६५७) वा० 
सस्कृत विश्वविद्यालय के रूप मे परिणत हुआ, तब आप 
इसमें साहित्य विभाग के अध्यक्ष बना दिये गये | सन्‌ 
१६६१ तक इसी पद पर रहे, बाद मे रिटायर हो गये । 


सम्मानित प्राध्यापक--विश्वविद्यालयीय विद्वत्यरि- 
पद के प्रस्ताव के आधार पर आप प्रस्तुत वा० स० विश्व- 
विद्यालय के सम्मानित प्राव्यापक सन्‌ १६६२ में हुए । 
इस निमित्त से आपको जीवन के अन्त तक प्रतिमास दो 
सो रुपये प्राप्त होते रहे,। 

साहित्यिक कार्य - आपने काव्यप्रकाश की अप्रकाशित 
भीमसेनी सस्कृतटीका का विद्धत्तापूर्ण सम्पादत किया, 
जो घूल गन्‍्थ के साथ विद्याभवन चौखम्भा से प्रकाशित 
है । आप ही के द्वारा सम्पादित “रत्तावली' पुस्तक कई 


पुज्य वर्णी जी के प्रशसक॑ 


वर्षो तक यू. पी. बोर्ड के इण्टर के कोर्स में निर्धारित 
रही । जन ग्रन्ध--यशस्तिलक चम्पू के दोनो भागों के 
सम्पादन से अथ से इति तक आपका भरपूर सहयोग पें० 
सुन्दरलाल जी को प्राप्त रहा | बीसियो अनुसन्धाताभ्रोतते 
अपने अनुसन्धेय ग्रन्थ आपसे आद्योपान्त पढे और मार्ग 
दर्शन भी प्राप्त किया । 'सारस्वती सुषमा और “भारत- 
श्री ' आदि स्थानीय संस्कृत पत्रिकाग्नरो मे आपकी समस्या- 
पृतियाँ एवं विशिष्ट लेख समय-समय पर मुद्रित होते रहे । 


अभिनन्‍दन-- सन्‌ १६४० में आपके स्थानीय तथा 
बाहर के सहस्नाधिक शिष्यों ने कृतज्ञतावश आपका अभि- 
नन्‍्दन गुरुपणिमा के दिन किया था। अभिननन्‍्दनत पत्र के 
साथ एक थली भी समर्पित की गयी थी । वि स २०१८ 
में स्थानीय नूतन गणेशोत्सव मण्डल हारा और वि स 
२०२३ में भागीरथी ट्ुस्ट आदर्श सेस्कृत महाविद्यालय, 
चुनार (उ. प्र ) द्वारा आपका शअ्रपूर्वे अभिनन्दन किया 
गया था तथा अभिनन्दनपत्र भी समर्पित किया गया था। 


अपुर्व प्रभाव--आपने पचास वर्षो तक स्थानीय तीनो 
सस्थागत्रो के अतिरिक्त अपने घर पर भी जिन छात्रो को 
पढाया, वे सदा के लिए आपके हो गये । उत्त पर आ्रापका 
अपूर्व प्रभाव रहा। किसी भी विद्वान्‌ को गुरु न मान 
सकने वाले उच्छुड्डल छात्र भी आपको गुरु मानते रहे और 
आदर भी करते रहें । कुछ शिष्य तो इतने भक्त रहे कि 
गुरपूणिमा के दिन आपके चरणों का प्रक्षालन करके 
अपने मस्तक पर लगाते रहे, चन्दन चर्चते रहे, आरती 
उतारते रहे, माला चढाते रहे श्रौर स्वयं की बनाई गुरु- 
स्तुति का सस्‍्वर पाठ करते रहे, अथ च मिष्टान्न एव 
फलो के साथ एकमास के पूरे वेतन को भी सभक्ति सम- 
पित करते रहे । अब यह प्रथा समाप्त हो रही है, इससे 
सभव है कतिपय पाठक इन पक्तियो पर विश्वास न करें । 
करे या न करें, यह सवंथा सत्य है । जैसा मैं देखता रहा 
वसा ही लिखा है। जैन छात्रों की अपेक्षा जैनेतर छात्र 
अधिक गुरुभक्त होते है और प्राय निरछुल भी । 

उदार मतोवुत्ति-श्रद्धेय कविजी अपने परिवार के 
प्रति जितने उदार थे, उतने ही अपने सम्बन्धियों, मिन्नो, 
विद्वानों एवं छात्रों के प्रति भी । बडी पुत्री की ससुराल 


| २६ 


से जब लक्ष्मी की छाया उठ गयी तब आपसे अपनी पुत्री 
और दामाद को अपने पास रख लिया । इनके बच्चो का 
लालन-पालत किया, पढाया-लिखाया, विवाह किया और 
फिर उन्हे जीविका भी दिलायी । कविजी ने अपने वृद्ध 
ससुर को बीसियो वर्षो तक अपने यहाँ रखा और तन 
मन धन से सेवा भी को । स्थानीय हनुमान घाट पर एक 
वयोवृद्ध ब्राह्मण विद्वान अपने परिवार के साथ रहते थे, 
असहाय थे। कविजी ने बीसियो वर्षो तक इन्हे श्राथिक 
सहायता दी और वारी-बारी से उनके निधन होने पर 
अपनी ही ओर से दाह सस्कार से तेरही तक का सारा 
प्रवन्ध किया । निर्धन छात्रों को आप अपनी ओर से दाल- 
चावल, आटा और इंधन के लिये रुपप्रे भी समय-समय 
पर देते रहे । 

गम्भीर श्राधात--आप ७६ वर्ष तक पूर्ण स्वस्थ रहे । 
इसका कारण था सयम । आप सदा एक ही बार भोजन 
करते रहे । सोते समय प्रतिदिन गआध सेर दूध पीते रहे । 
जीवन में एक बार भी सिनेमा नहीं देखा । केवल तम्बाख्‌ 
खाने का ही आपको व्यसन रहा । जीवन के अन्तिम ८० 
वे वर्ष के उत्तराघे मे आपको कमजोरी का अनुभव हुत्ना । 
चिरन्तन गड्भास्तान का नियम दट गया और बाहर 
जाना-भ्राना भी बन्द हो गया । चुपचाप घरमे बेठे या 
लेटे रहने लगे। गत दीपावली के अवकाश मे आपके 
मभले दोहित्र--श्री दिनकर भट्ट विलासपुर से, जहाँ 
वे डिग्री कॉलेज मे पढाते थे, पत्नी को लिवाने रीवा गये । 
वहाँ पहुँचते ही उनके पेट में असह्य दर्द उठा, डॉ. को 
बुलाया गया, उनको सलाह से अस्पताल में भर्ती 
किया गया, दवा चालू हुई पर दर्द बढ़ता ही गया । 
प्रभात होते-होते प्राणान्त हो गया। विधवा पत्नी ने 
अपने पिताजी से, जो वही के कॉलेज में प्राध्यापक 
है, सती होने की अनुमति मागी। वे कुछ समभाना 
ही चाहते थे कि इतने में उसका भी निधन हो गया। 
दोनो का दाह संस्कार एक ही चिता पर किया गया । इस 
घटना से समूचे रीवा मे शोक छा गया। सहस्लाधिक 
नर नारियो के नेत्रो से श्रॉपु छलक उठे । यही समाचार 
जब कविजी के पास आया तो वे ऐसे रोये कि रोने को 
भी राना आ जाय । रोते-रोते मृुछित हो गये । दवा से 


३० ४ 


होश में तो आयेद-क८-:अवस्था चिन्तनीय होती गयी । 
अपने-आप उठता भी सभव नहीं रहा । खाना-पीना छूट 
गया और काया गलती ही गयी । बड़ी लड़की और पुत्र- 
वधू दिनरात सेवा मे लगी रही । घर पर और कोई उप- 
स्थित भी नही रहा । अन्त मे ३ जनवरी सन १९७४ के 
सायकाल ६॥। बजे स्वगंवास हो गया । अरब नकलची परी- 
क्षाथियों के इस युग में ऐसे विद्वान का होना सभ4 नही । 

आप अपने पीछे दो पुत्न--श्री प. गजानन शास्त्री 
बी. ए., व्याकरणाचायं, श्री चन्द्रशेखर शास्त्री एम एस 
सी दौहित्र कमलाकर भट्टभट्ट एम. ए साहित्यचार्य, पुत्र- 
वधू, ज्येष्ठ पुत्री एवं छोटे-छोटे दस पौत्र एवं दौहित्रो को 
छोड गये है। भौतिक सम्पत्ति के नाम पर कुछ भी नही 
छोड सके । उदारचेता होने से कुछ सचय नही कर पाये 
थे। विश्वविद्यालयीय सचित कोष से तीस हजार रु मिले 
ये, उन्हे एक स्थानीय व्यापारी डकार गया । हाँ, पहले 
कुछ मास तक व्याज अवश्य देता रहा । पोष्टठाफिस या 
बैक मे आपने कभी खाता नहीं खोला, न किसी का जीवन 
बीमा ही किया था । 


पृज्य बर्णो जी के प्रशंसक 


मैंने आपके पास मध्यमा से आचार्य अन्तिम खण्ड तक 
के सभी साहित्यिक ग्रन्थो का अध्ययन किया था। जैन 
साहित्य के भी बीसियो ग्रन्थ आपके पास पढे थे । राज- 
कोय सस्कृत महाविद्यालय मे पहले किसी जैन छात्र का 
नास नहीं लिखा जा सकता था, पर श्रद्धेय कविजी ने डॉ 
मज् लदेवजी से अनुमति लेकर अपने विभाग के रजिस्टर 
में मेरा नाम लिखा था। शास्त्री तथा गआ्राचाय कक्षा के 
कोसे का पूरा श्रध्ययन मैने उक्त सस्था में ही उत्तके पास 
किया था। मेरे ऊपर आपकी सद्देव कृपादृष्टि रही । 

जब भी कभी प्रसड् आता था आप वर्णीजी भी 
प्रशसा किया करते थे। मृत्यु से पहले भी जब मैं उनके घर 
गया पृज्य वर्णीजी की प्रश्यसा सुनने को प्िली | जैन 
समाज मे सम्प्रति जितने भी साहित्याचार्य हैं, प्राय वे 
सभी आपके शिष्य या प्रशिष्य है। मनीषि-मूर्धन्य पृ० 
पन्नालाल जी साहित्याचार्य भी आपके शिष्य हैं । 

पूज्य वर्णीजी के प्रशसक ऐसे सुचरित विद्वान को कभी 
भुलाया नहीं जा सकेगा । 

--अमृतलाल जेन 


ससारमे जहाँ तक गम्भीर दृष्टिसे देखा गया शान्ति का अ्रद भी नही । मे, तू, 
कह कर जन्मका अन्त हो जाता है, परन्तु जिस शान्तिके अर्थ ब्रत, अध्ययन, उपवास 
का परिश्रम उठाया जाता है उस मूल वस्तु पर लक्ष्य नही जाता। कह देना कोई 
कठिन वस्तु नही । द्रव्यश्रुतमात्र कायंकारी नही. क्योकि यह तो पराश्रित है । वही 
चेष्टा हमारे प्राणियोको रहती है | भावश्वुत की ओर लक्ष्य नही । अत जलमन्थनसे 
घृतकी इच्छा रखनेवालेके सदुश हमारा प्रयास विफल होता है । अ्रत. कल्याण पथ पर 
चलने वाले प्राणियोको शुद्ध वासना बनाना ही हितकर है । 


--श्रध्यात्म-पत्रावली-३८ 


4 


जैन-दर्शन में लोक-संगल को भावना 
श्री मिश्रीलाल जेन एडवोकेट गुना (म. प्र.) 


तीर्थंकर की दिव्य-ध्वनि आचार्यों द्वारा श्षुत-परम्परा 
हे; श्राधार पर संकलित की गई है, श्रत' दिव्य-ध्वनि में 
लोकमंगल की भावना ही जैनदशनत में लोकमगल को 
भावता के रूप मे मूर्त हुई है। भगवान महावीर लोक- 
कल्याण के आदर्श थे; उनका जीवन लोककल्याण के लिये 
समपित जीवन था | स्व-कल्याण मे लोक-कल्याण समाहित 
है । शुद्धात्मतत्त्व के अन्वेषण मे भौतिक सुखो का परि- 
त्याग करने वाले व्यक्ति के हृदय में वात्सल्य, करुणा, 
स्नेह और अ्रातृत्व के भाव स्वत. अंकुरित और पत्लवित 
हो जाते है। ये भाव मुक्तिपन्‍न्थ और लोक-कल्याण के 
प्रारम्भिक चरण है । 
जन-दर्शन का आ्राधार निवृत्तिमुलक है किन्तु स्व- 
कल्याण में लोक-कल्याण का निषेध कहाँ ? तीर्थंकर का 
सम्पूर्ण जीवन तथा दिव्यध्वनि मे मुखरित सन्देश इस सत्य 
के उज्ज्वल प्रमाण हैं। तीर्थंकर की दिव्यध्वनि का खिरना 
ही लोकमगल के हेतु है । जैताचार्य समन्तभद्र ने इस सत्य 
को सुन्दर शब्दों में व्यक्त किया है-- 


अनात्मार्थ बिना रागे शास्ता शास्ति सतो हितम्‌ । 
ध्वनन्‌ शिल्पिकरस्पर्शान्मुरजः किमपेक्षते ॥॥ 


शिल्पी के करस्परश से बजता हुआ मुरज क्‍या कुछ 
अपेक्षा करता है ? उसी प्रकार तीथ्थड्धूर प्राणिमात्र के हित 
का उपदेश देते हैं । 


महावीरकालीन भारत मे यज्ञीय हिसा को धर्म का 
गवरण प्रदान कर दिया गया था। --'यज्ञार्थ पशव,. 
सृष्टा. स्वयमेव स्वयम्भूवा ।” स्वयं ब्रह्मा ने यज्ञ के लिये 
पशुओ का निर्माण किया, अतः वेदविहित हिसा, हिसा 
नही होती । -- 'वैदिकी हिंसा हिसा न भवति ।' जब हिंसा 


युगधर्म थी, तब भगवान महावीर ते अप्पा सो परमप्पा' 
का निर्धाष किया । 


अहिसा परमो धर्म'” इस एक वाक्य में ही विश्वधर्म 
का सार तथा अहिंसा का चरम आदर्श समाहित है। 
गअहिसा मे विश्वशाति का कल्याणकारी भविष्य निहित 
है । हिसा शत्रता की वर्धिका है । 
समंडतिवायए पाणे श्रदुवन्नेहि घायए। 
हणंतं वाइ्णुजाणइ बेर॑ वड़ढद अप्पणों ॥ 


जनदर्शन के शअ्रनुसार निवृत्ति, मुक्तिदायी तथा जीव 
का अन्तिम लक्ष्य है । प्रवृत्ति भी वही मान्य है जो सदा- 
चरण हारा समाज को नियन्त्रित करे। अनेकान्त-स्यादवाद 
निवृत्ति और प्रवृत्ति के समन्वय का सूचक हैं। यह 
वैचारिक अहिसा के स्थापन मे -सहायक है । 


धर्म वही है, जो लोकमगल में सहायक हो । आचार्यो 
ने जगत्‌ को पवित्र करने वाले उसके उद्धारक कल्पवक्ष 
के समान दयामूलक धर्म को नमस्कार किया है ।-- 


पविन्नीक्षियते पेन येनेवोद्प्रियते जगत्‌ । 
नमस्तस्म दयाद्राय धर्मकल्पाड त्रिपाय वे । 


जैन-धर्म का परम उद्देश्य सत्पवृत्ति की श्रपेक्षा से 
लोकमगल का एवं निवृत्ति की श्रपेक्षा से मुक्ति का शाश्वत 
मार्ग प्रशस्त करना है। तीथ््रेंकर भगवान महावीर की 
वात्सल्यपूरित वाणी मे मेत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्य- 
स्थ्य चार संदभावनाये मुखरित हुई है । 


समस्त प्राणियों के कल्याण भी कामना मैत्रीभावना 
है। यह मैचीभावना ही मनुष्य की आचारसंहिता है । 
शान्तिपाठ में पूजा के उपरान्त व्यक्ति और समष्टि के 
मगल की कामना की जाती है । 


कि कन्श $ * कॉ- 


३२० | 


लोक>कल्याण की भावना जसी जेन-धर्म और जन- 
साहित्य मे सर्वत्र बिखरी हुई है, वेसी उदात्त भावना 
अन्यत्र दुलेंभ है। अपरिग्रह के सिद्धान्त मे लोक-कल्याण 
का सन्देश है । भगवान महावीर का उपदेश है कि मनुष्य 
का कत्तंव्य है कि वह अपने सग्रह के उपयोग का अधिकारी 
केवल अपने को न समझे, उसका उचित व्यक्तियों में 
उचित वितरण करे | 


श्रसविभागी न हु तस्य मोकक्‍्खों । 


देवाधिदेव ने जाति, धर्में, वर्ण, लिग आदि के भेद 
का तिरस्कार करते हुये कहा है कि कर्म ही ब्राह्मणत्व या 
शुद्वत्व का निर्णायक है। उन्होने उपेक्षित एवं तिरस्कृत 
शुद्ववर्ग को धर्माचरण का अधिकार दिया। 
महाक॒वि भूधर ने दिव्य-ध्वन्ति की प्रशस्ति में कहा 
नल 
वीर हिमाचल तें निकसी, 
गुरु गौतम के मुखकुण्ड ढरो है । 
समोह-महाचल भेद चली, 
जग की जड़ता-तप दूर करी है ॥। 
ज्ञान-पपोनिधि माह रली, 
बहु-भंग-तरंगनि सो उछरो है । 
ता शुचि शारद गंगनदी प्रति 
में अंजुरी निजशीश धरी है ७ 


या जग-संदिर मे अनिवार 
अज्ञान अ्ंधेर छ॒ुयों अतिभारी | 
श्री जिनकी घुनि दीपशिसा सम, 
जो नाह होत प्रकाशनहारी ॥ 


तो किस भाति पदारथ पांति, 
कहां लह॒ते रहते श्रविचारी । 
या विधि सत्त कहे धनि है, 
धनि है जिनबन बड़े उपकारी ॥ 


हे जिनवाणी ! तू पवित्र गगानदी की भाँति वीर- 
हिमाचल से निकलकर गौतमरूपी कुण्ड में गिरी है । 
वहाँ से चलकर तू मोहरूपी पर्वत का भेदत कर ससार के 
अविवेकरूपी सताप को दूर करती हुई श्ञानूूपी सागर मे 


ह रै हे 
जन-दर्शन में लोक-मंगल की भावना' 


जाकर गिरी है, जिसमे सप्तभगरूपी लहरें उछला करती 
हैं। ऐसी पवित्र जिनवाणी को मैं हाथ जोड कर नमस्कार 
करता हें। 

ससाररूपी मन्दिर मे निविड अन्धकार व्याप्त है। 
दीपशिखा की भाँति भगवान्‌ की दिव्यध्वनि यदि प्रकाश 
न करती, तो संसार के पदार्थ केसे ज्ञात होते ? सज्जन 
पुरुष इसी लिये उपकारी जिनवचनो का साधुवाद करते है। 


विपरीत विधारधारा तथा भअन्य धर्मो के प्रति समन्वय 
की भावना लोकमंगल तथा पारस्परिक सौमतस्य के लिये 
आवश्यक है । भगवान्‌ महावीर का धर्म वीतरागता की 
नीव पर खडा है | वीतराग किसी धर्म, सम्प्रदाय, विचार- 
धारा या व्यक्ति के प्रति राम-द्वेंष नही करता । वह सत्य 
का अन्वैषण तथा सत्य का ही आाश्रयण करता है । जेन- 
दर्शन का स्थादवाद इसी समन्वय की भावना को पल्‍लवित 
करता है। दर्शन के अभ्रतिरिक्त आचरण में भी माध्यस्थ्य 
तथा तटस्थता का उपदेश इसी समन्‍्वयात्मक भ्रवृत्ति का 
योतक है। भगवान्‌ महावीर ने दुराग्रह, पक्षपात या 
अन्धश्रद्धा की प्रोत्साहित नही किया । भगवान्‌ महावीर 
के अनुयायियों में इसी निष्पक्ष समस्वय भावना के 
दर्शन होते है । 

इतिहास और सस्क्षति के प्रकाण्ड विद्वान वासुदेवशरण 
अग्रवाल हेमचन्द्र जो के सन्दर्भ मे लिखते है कि विचार 
के क्षेत्र मे हेमचन्द्र आते वाले युग के ऋषि ये । हेमचन्द्र 
की समन्‍्वय बुद्धि मे हिन्दी के आठ सौ वर्षो का रहस्य 
ढँढा जा सकता है । प्रसिद्ध है महाराज कुमारपाल के साथ 
आचार्य हेमचन्द्र भी सोमनाथ के मन्दिर में गये झौर 
उनके मुख से यह श्रमर उद्गार तनिकला--- 


भवबी जाकुरजलदा रागाद्रा क्षेयमुपागता य॑स्य । 
ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्में ॥ 


ससाररूपी बीज के अकुर को हरा करने के लिये 
मेघरूप रागद्वेष श्रादि विकार जिसके मिट चुके है। मेरा 
प्रणाम उसके लिये हे, वह फिर ब्रह्मा, विष्णु, शिव या 
तीर्थंकर कोई भी क्यो न हो ? - 
इस प्रकार की उदात्त वाणी धन्य है, जिन हृदयो ध 




















जैन-दर्शन भे लोक-सगल की भावना 


इस प्रकार की उदारता प्रकट हो, वे धन्य है । इस प्रकार 
की भावना राष्ट्र के लिये श्रमुत बरसाती है । 


विक्रम की आठवी शती के दिग्गज विद्वान हरिभद्र- 
सूरि भी स्पष्ट और निश्चित शब्दों मे अपने निष्पक्षपात 
गर ऋजुभाव को व्यक्त करते हैं ।--- 


पक्षपातों न में वीरे न हेषः कपिलादिषु । 
युक्तिमद्‌ वचन यस्‍्य तस्थ कार्य: परिग्रहः ॥ 


महावीर की वाणी के प्रति मेरा पक्षपात नही है और 
न कपिल आदि के प्रति मेरा वेरभाव है। मेरा तो यही 
मत है कि जिसका वचन युक्तिसगत हो, वह ग्राह्य है । 

आपत्तिग्रस्त मनुष्य की सेवा करना आवश्यक धर्म है । 
भगवान्‌ महावीर ने कहा कि समर्थ होकर भी सकटापन्न 
व्यक्ति की सेवा से विमुख होना महामोहनीय कम है । 
जो मनुष्य अपने इस प्रकार के कत्तेव्य से उदासीन हो 
जाता है, वह धर्म से सर्वथा पत्तित हो जाता है। उक्त 
पाप के कारण वह सत्तर कोडा-कोडि सागर--चिरकाल 
तक जन्म-मृत्यु के चक्र मे उलभा रहेगा। सत्य के प्रति 
अभिमुख न हो सकेगा । यदि कोई साधु भी अपने समी- 
पस्थ रोगग्रस्त साधु की सेवा छोडकर तपरश्चरण मे लग 
जाता है, तो वह सघ मे रहने योग्य नही है। सेवा ही 
धर्म है ।-- 


हे 


| २३३ 


असगमि होय परिजणस्स समिणहयाए अब्भुटद्वेयब्बभ भवई। 
जो अनाश्रित और निराधार है, तुम उन्हे झ्राश्नय दी । 


आचाये कुन्दकुन्द ने भी करुणा का उपदेश देते हुये 
कहा--जो प्यासा है, भूखा है, उसे दुखित देखकर दुखित 
होना तथा उसके प्रतिकार के उपाय करना अनुकम्पा है । 


सेवा का महत्त्व प्रतिपादित करते हुये भगवान्‌ महावीर 
ने कहा--- 
'वेयावच्चेण तित्थयर-नास-गोत-कम्म निबरधड । 


सेवा करने से तीथंकर पद की प्राप्ति होती है । 


आचार्य समन्तभद्र के शब्दों मे भगवान्‌ का शासन 
सर्वे सकटो का उन्मूलक है। वही अक्षण्य तथा सर्वोदिय 
तीर्थ है । 
सर्वापदामन्तकर निरन्तरम्‌ । 
सर्वोदय तोर्थभिद॑ तवेंब ॥॥ 


प्रकोष्ठ की देहरी पर स्थित प्रदीप जिस प्रकार कक्ष 
के श्रभ्यन्तर और बाह्य दोनो को द्युतिमान्‌ करता है, 
उसी प्रकार प्रभु की वाणी मे ध्वनित सन्देश बाह्य और 
आपभ्यन्तर, शरीर और ग्रात्मा, व्यक्ति और विश्व दोनो 
को आलोकित करते है । 


“जितने अ्रश मे रागादिक न्यून हो वही धर्म है। बाहद्यव्यापारसे जितनी उपरमता 
हो वही रागादिक की छशता मे हेतु है। जितना बाह्य परिग्रह घटे उतनी ही आत्मा मे 
मूर्च्छो के अभाव से शान्ति आती है और जो शान्ति है वही मोक्षमार्ग की अनुभावक है, 
अत. जहाँ तक बने, यही पुरुषार्थ कीजिये। सब से श्राभ्यन्तर निवत्ति रखिये । क्योकि तत्त्व 
निवृत्तिरूप है । “यथा निवृत्तिर्प यतस्तत्त्वम्‌ ।” स्वाध्याय को आचाये महाराज ने अ्रन्तरग 
तप में गिना है । और श्री कुन्दकुन्दस्वामी ने आगमज्ञान ही त्यागियों के लिये मुख्य बताया 
है। और आगमज्ञान का सुख्य फल भेदज्ञान है ।” 


-अध्यात्स-पत्रावली-६४ 


